प्रसाद के नारी-चरिन्र 


प्रस्तुत पुस्तक का शीषक स्पष्टीकरण, 


प्रसाद के नारी चरित्र" सागर विश्वविद्यालय से पी--एच डी की उपाधि 
के लिए स्वीकृत शोध प्रबन्ध है। वस्तुत प्रबन्ध का पूरा शीर्षक आधुनिक भारतीय 
समाज तथा हिन्दी साहित्य मे नारी स्थिति और प्रसाद के नारी चरित्र” है। किन्तु 
मुख-पुष्ठ पर इतता लम्बा शीषक कुछ झ्च्छा नही लगता, इसीलिए “प्रसाद के नारी- 
चरित्र” के रूप में उस्ते छोटा कर दिया गया है । वैसे प्रस्तुत प्रबन्ध मे भारतीय समाज 
तथा हिन्दी साहित्य में नारी-स्थिति का विवेचन प्रसाद के नारी-चरित्रों को आधुनिक 
जीवन झौर साहित्य के परिवेश मे देखने के उद्द शय को लेकर ही हुआ है । प्रबन्ध 
के अन्तिम चार भअ्रध्यायो मे की गई विवेचना से इस कथन की पुष्टि हो जाती है। 
इसीलिए प्रथम खण्ड मे आधुनिक भारतीय समाज तथा हिन्दी साहित्य मे नारी स्थिति 
का विवेचन और विश्लेषण किया गया है और द्वितीय खड मे प्रसाद के नारी- 
चरित्रो का विस्तृत विवेचन। साथ ही आ्राधुनिक भारतीय समाज तथा हिन्दी साहित्य मे 
नारी स्थिति के विवेचत के सदभ में उनकी नारी सम्बन्धी मान्यताश्रों एवं योगदान 
की विश्लेषणात्मक चर्चा की गई है | इस प्रकार प्रथम खण्ड विवेचना प्रधान बन 
पडा है और द्वितीय खण्ड विश्लेषण प्रधान । इसमे लेखक की अपनी क्या ४पलब्धि 
रही है, यह तो सुविज्ञ समीक्षक-गण ही बता सकेंगे । 


ब्राभार प्रदर्शन 


प्रस्तुत प्रबन्ध को मैंने श्रद्धेय श्राचाय नन्‍्द दुलारे जी वाजपेयी के माग निदें- 
शन म॑ लिखा है। सभी प्रकार की सुविधाशो और सबसे विशेष अपने भ्रमित स्नेह 
भौर प्रोत्साहन से उन्होने इस प्रबन्ध की लेखन-अवधि मे मुझे साहित्यिक-क्षेत्र मे 
प्रवेश करने के लिए जो शक्ति और प्रेरणा प्रदान की है, वह मेरे लिए एक अमूल्य 
निधि है । 'डॉक्ट्रेट' की उपाधि से कही अधिक मैं झ्रपनी उपलब्धि उनके स्नेह और 
ग्राक्षीर्वाद की प्राप्ति को ही मानता हू । 

श्रद्धेगण भाई डॉ चनन्‍्दू लाल दुबे और डॉ मोहन चन्द्र जोशी ने इस सदभ 
मे मुझे जो स्नेह, प्रेरणा और भ्रपनापन दिया है, उसके अभाव में मैं कभी शोध-काय 
की कल्पना भी न कर पाता । 

इसके साथ ही मैं उन सभी महानुभावों एवं सस्थाओं का झ्राभार स्वीकार 
करू हू जिन्होने मुक्ते इस दिशा मे मनोबल प्रोत्साहन और सहायता शदान की है 
भ्रौर जिनकी प्रेरणा से ही मैं इस श्रम-साध्य काय को पूण कर पा सका हू। भस्तु। 


--देवेश ठाकुर 


अनुक्रमणिका 


प्‌० से० 
स्पष्टीकरण ३--२३ 
क्रान्ति और नवीन युग, क्रान्ति से पृव भारत, क्रान्ति के परिणाम (मूल्य 
मर महत्व), भारत मे नवीन युग, तिथि निर्धारण, विषय के महत्व पर 
विचार । 

१ पृष्ठ भप्ति--पुवकालोन नारी-स्थिति | (उत्थान-पतन के विभिन्‍न स्तरों 
पर) (वेदकाल से उत्तर मध्य काल तक) । २६९---४५ 
ऋगवेद काल, उत्तर वैदिक काल, सूत्र ग्रन्थ तथा महाकाव्यो का काल, बौद्ध 
काल, जैन-धर्म मे नारी-स्थिति, स्मृतिकाल, पौराणिक काल, भक्तिकाल, 
उत्तर मध्य काल | 

२ आधुनिक भारतीय समाज सें नारी (१) (१८५७ से १६०० तक) | ४६-६१ 
भूमिका, वैधानिक एवं सामाजिक विकास (विक्षा, सती-प्रथा, विवाह, देवदासी 
एवं वेश्यावृत्ति, सम्पत्ति), समाज सुधारक --राजा राम मोहन राय, 
ईश्वरचन्द्र विद्या सागर, महादेव गोविंद रानाडे, दयानन्द सरस्वती, 
विवेकानन्द, बहराम जी मालाबारी, केशव द सेन--अन्य सुधारके --- 
गुजरात प्रदेश मे, महाराष्ट्र क्षेत्र में, पजाब, उत्तर प्रदेश भौर दक्षिण में, 
मुस्लिम सुधारक, सुधार सस्थाए--प्राय समाज, भारतीय परिषद, 
विद्यार्थी-सघ, राष्ट्रीय परिषद्‌, ब्रह्म समाज तथा प्राथना समाज, क्रिघ्तीन 
महिला सस्था, श्रन्य सस्थाएं उपसहार । 

३ श्राधनिक भारतोय समाज में नारी (२) (१६०१ से १६५७ तक) ६५--१४१ 
भूमिका, वैधानिक सुधार, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, सम्पत्ति, वेश्यावत्ति निवा- 
रण, सवतोमुखी विकास, राष्ट्रीय जागृति, सामाजिक कुप्रथाश्रो का विनाश, 
शिक्षा प्रचार, सार्वजनिक प्रगति, आदिम जातियों मे नारी, समाज 
सुधारक --देवधर, श्रीमती ऐनी बीसेंट, कवें, महात्मा गाधी, अन्य सुधारक, 
सुधार सस्थाए "अखिल भारतीय महिला परिषद्‌, महिलाशो की भारतीय 
परिषद्‌, शिक्षा कोश सस्था, स्नातिका सघ, कस्तूरबा मैमोरियल टृस्ट, समाज 
कल्याण सस्था, प्रादेशिक तथा स्थानीय सस्थाएं, उपसहार । 


[खत] 
४ आधुनिक हिन्दी साहित्य सें नारी 
१>उत्थान काल [१८५७-१६००] | १४५--१६१ 
२--जागृति काल [१६०१०१६९२०]। १६५४५--- १८८ 
१-उत्थान काल --पृष्ठभूमि, रीतिकालीन नायिका चित्रण, नारी का 
सत्‌ रूप, असत रूप, सुधारवादी भावना, विभिन्न सम्बन्धों मे नारी, विभिन्न 
वर्गों मे नारी । 
२---जागृति-काल --पृष्ठभूमि, वस्तु-स्थिति, नवीन आदर्श, सुधार 
भावता, विभिन्न सम्बन्धों मे नारी, विभिन्न वर्गों मे नारी, मारी के विभिन्न 
रूप, प्रतीकात्मक नारी भावना, राष्ट्रीय चेतना और नारी, उपसहार । 
५ आधुनिक हिन्दी साहित्य में नारी 


३--विकास काल [१६२१-१९३७] | १९१--१२२६ 
४-नेब्य काल [१६३८-१६५७] | २२६ -- रह 
३--विकास काल --पृष्ठभूमि, वस्तुस्थिति, नवीन झादश, सुधार 
भावना, विभिन्न रूपो में नारी, प्रतीकात्मक नारी-भावता, विभिन्न सम्बन्धों 
में नारी, विभिन्न बर्गो में नारी, सावजनिक प्रगति और नारी, उपसहार । 
४--नव्य काल--पष्ठभूमि, वस्तु-स्थिति, समाजवादी तथा क्रान्तिवादी 
भावना, नवीन आदश, सुधार-भावना, विभिन्न रूपो में नारी, प्रतीकात्मक 
भावना, विभिन्‍न सम्बन्धों मे नारी, विभिन्‍म वर्गों मे नारी, उपसहार। 
आधुनिक हिंदी साहित्य मे नारी--सचयन' 

६ प्रसाद के नारी-सम्बन्धी सामान्य श्रादश २७४---३ ०७ 
आदर्श निर्माण के उपकरण, जीवनी, अ्रध्ययन, सामाजिक परिपाश्व, निजी 
अनुभव, नारी झादर्श, दार्शनिक कल्पना, सास्कृतिक भूमिका, मनोवैज्ञानिक 
पक्ष, नैतिक भाव भूमि, सामाजिक स्वरूप, समन्वित कल्पना । 

७ प्रसाद की सामाजिक नारी ३११--३३ ० 


वस्तु-स्थिति, समस्या और समाधान, भादर्श, वैवाहिक सस्था और स्वच्छन्द 
प्रेम । 


| 


८ प्रसाद को भारी--नेतिक दृष्टिकोश ३३ ३े---३६० 


नीति स्पष्टीकरण, नैत्तिक झादर्श, वाह्य तथा श्रातरिक आ्राचरण और 
नेतिक स्वरूप । 


[ग] 
३ प्रसाद जी की नारी--मनोवेज्ञानिक भूसिका ३६३---४० २ 
झ्ारम्भ, सामान्य स्थायी गुण, नारी-मनोविज्ञान, विभिन्न वर्गों मे, प्रणय, 
प्रसस और असाधारण मनोविज्ञान । 


१० प्रसाद की सास्कृतिक नारी ४०४---४२७ 
ग्रारम्भ, उदात्त भावना, राष्ट्रीय स्वरूप । 
११ प्रसाद की मारी--दाशेनिक पीठिका । ४३१--४५६ 


आरम्भ, दार्शनिक भाव-भूमि, नवीन' आदर्श--प्रेम सम्बन्धी आ्रादर्श, कतंव्य 
सम्बन्धी आदर्दा, सेवा-समपरण सम्बन्धी झ्रादर्श, सौदर्ण सम्बन्धी आदर्श । 

१२ श्राधुनिक भारतीय जीवन में नारी-स्थिति और 

प्रसाद की नारी-कल्पना ४६१---४८३ 
सामाजिक स्थिति का विकास क्रम, वस्तु स्थिति, प्रसाद की नारी-कल्पना, 
सुधार योजना, नारी-स्वातत््य, प्रेम, कल्पता और विवाह-सस्था, सामाजिक 
सुव्यवस्थाईभौर नीति, सक्षेप । 

१३ आधुनिक हिंदी साहित्य में तारी-सम्बन्धी साहित्पिक सृष्टियों में प्रसाद 
की नारी-सृष्टि का मूल्य और महत्व । ४ं८प७--५०५ 

आधुनिक हिंदी साहित्य मे नारी, सक्षेप, प्रसाद की नारी कल्पना, नवीन 
आ्रादर्श, सास्कृतिक स्वरूप, राष्ट्रीय स्वरूप, दार्शनिक व्याख्या, मनोवैज्ञानिक 
पीठिका । 

१४ नारी सस्बन्धी आधुनिक भारतीय तथा पाइवात्य श्रादर्शों में प्तर और 
प्रसाद की तत्सम्बच्धी धारणाए । ५०६---५ ३१ 
पाइचात्य समाज मे नारी, पादचात्य साहित्य मे नारी, भारतीय तथा पाश्चात्य 
नारी आदर्श, अन्तर, प्रसाद जी की धारणाएं । 

१५ प्रसाद के नारी-चरित्र---कतिपय निष्कर्ष ५२५---५४७ 

आरम्भ, सास्कृतिक स्वरूप, विविधता, पुववर्ती नारी कल्पना से विभिन्नत्ता, 
समन्वयात्मक चित्र । 

सदर्भ प्रन्थ ५४९--५५६ 

दाद्धि-पत्र ५५७--५६० 


स्पष्टीकरण 


क्रान्ति: आधुनिक युग का आरम्भ 


(तिथि-निर्धारण श्रोर विषय के महत्व पर विच्ञार) 


क्रान्ति ओर नवीन थुग 


थ्रागी-मात्र का विकास सृष्टि की सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रत्येक चेतन 
वस्तु श्रपनी अवस्था, वातावरण और प्रकृति के अनुसार गतिशील बनती हुई 
है। जीवन का प्रत्येक अणु दिन-प्रतिदिन की साधारण-असाधारण घटनाश्रो के माध्यम 
से भि न-भिल्‍न प्रकार के मोडो पर पहुँचता हुआ भी अपने विकास की शखला से 
सुसम्बद्ध है। प्रत्येक वस्तु के भ्रस्तित्व और उन्‍्तति की पृष्ठभूमि मे विक/स की भावना 
ही कायरत होती है। ठीक इसी प्रकार से मानव-समाज भी सृष्ठि के प्रथम चरण 
से विकास पथ पर श्रग्नसर होता हुआ आज की उन्नत एवं सवतोमुखी विकसित 
सामाजिक व्यवस्था तक शभ्रा पहुँचा है, और सदेव ही की भाति आज भी अपने नये- 
नये स्वरूपो में नई-तई मान्यताओं को स्थापित्व प्रदान कर प्रगति के पथ पर श्रग्रसर 
है । समाज का विकास निरन्तर प्रक्रिया एव गतिशीलता का परिणाम होता है। उस 
की मान्यताएँ सस्कृति तथा परम्पराएँ समय-समय पर नव त प्रतिभाश्रोी द्वारा 
परिवर्धित एव सशीधित होती रहती है, और उनको नए युग का नया प्रकाश 
मिलता रहता है। लेकिन विकास की इस परम्परा के क्रम में कभी कभी किसी 
विशेष घटना को लेकर कोई महान परिवतत होता है शौर हमे उस परिवर्तित 
व्यवस्था मे पिछली परम्पराश्रों तथा आदशों से सवथा नवीन कुछ तथ्य दिखाई 
पडते है जो पुरातन परिपाटी के जीण आवरण को उघाड कर किसी नवीन 
दृष्टिकोण तथा नई जागृति की भावना का शिलान्यास करते है। यह नया हृष्ठि- 
कोण सामाजिको को अपने बौद्धिक प्रयोग के लिए नवीन भावभूमि प्रदान करता है । 
इसन ५ भावभूमि की अवतारणा उस महत्वपूण जागृति एवं आ्रामुलमूल-परिवर्तेन का 
प्रिणार्म होती है जिसे हम क्रान्ति के नाम से पुकारते हैं, और इसी महान क़ान्ति के बाद 
का थुग नवीन युग कहलाता है । इस नवीन थुग मे समाज परम्परागत सकीणंविश्वासो 
को वही छोड, नवीन आदझों की स्थापना करते हुए अपने लिए उन्नति ओर विकास के 
नवीन मापदण्डो की योजना करता है । 


क्रान्ति अपने स्वभाव मे किसी विस्फोट की भाँति अचांनक ही फूट पडने 
वाली ज्वाला नहीं । इस विषय को लेकर वास्तविकता यह है कि यह परिवतेन- 


है] 


(४ ) 


कारी भावना पिछली रूढिवांदिता, अ्रन्धविध्वासों और शोषण के विरुद्ध सामाजिको 
के मस्तिष्क मे नवीन दृष्टिकोण एवं नए विद्वासों के रूप भे उपज कर धीरे-धीरे 
परिपक्व होती रहती है, भौर जब प्रत्याशित सफलता की सम्भावना को सुदढ 
और व्यावहारिक धरातल की प्राप्ति हो जाती है तो किसी घटना-बिन्दु को लेकर 
बह प्रस्फुटित होती है भौर वही से क्रान्ति का सूत्रपात होता है। फलस्वरूप सम्गज 
को नया दर्द मिलता है, नये आदश उसके सम्मुख आते हैं, अपने विद्वासो के 
प्रसार का उसे अवसर मिलता है और नई दिशा मे चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है । 
यहाँ पर क्रान्ति! शब्द का प्रयोग करते हुए यह जान लेना भी आवश्यक है कि 
इस दाब्दः के मूल मे शिव” की भावना निहित है। क्रान्ति सदेव ही शुभ के 
लिए, मगल की ओर अग्रसर होने के लिए ही होती है। उसके द्वारा समाज के 
अमगल और सकुचित दुष्टिकाण का विनाश होता है और इस प्रकार से समाज 
प्रगति श्लोर उन्नति के नये श्रादर्शों को लेकर नये युग के विकास की ओर उन्मुख 
होता है । 
क्रान्ति से पूर्व का भारत 

किसी भी क्रान्ति और उससे प्रसूत नवीन' युग की पृष्ठभूमि मे राजनैतिक 
विषमता, शासकीय निरकुशता, झ्राथिक ज्ोषण, धार्मिक क्ट्टरता एवं सास्कृतिक 
रूढवादिता ही मुख्य कारण होते हैं। प्रद्टारहवी और उ नीसवी शती के मध्य 
योरूपीय राजनीति के रगमच पर जिन महान्‌ क्रान्तियों को झ्भिन्ीत क्या गया, 
उन सब के मूल मे किसी न किसी रूप में उपयु क्त कारण ही' विद्यमान थे। फ्राँस 
की राज्य-क्रातति लुई-कालीन जीण-शीण सामाजिक अव्यवस्था, जनता के लिए 
झ्राथिक एंव राजकीय नियमो की असमानता, निर्धन कृषकों के,प्रति शासको की 
दोषण प्रवृत्ति, एकता के ग्रभाव एवं श्राभिजात्य वग की अनन्त सुविधाभो तथा 
सम्राट के असीमित अधिकारों के विरुद्ध वहाँ के बुभुक्षित एवं शोषित समाज की 
विद्रोहिनी हुकार थी। वाल्टेयर और रूसो ने स्वतन्त्रता, समानता और अातृभाव 
का नारा लगाकर तत्कालीन सामाजिक प्रथाप्रों एवं मान्यताओो पर गहन प्रहार 
करते हुए सम्राद होने के देवी अधिकार के सिद्धात का साहसिक खण्डन किया 
था | फ्रास के सम्राट ने पहली बार जतता वी शक्ति में वह विश्वास देवा था जो 
अनाधिकृत शोषण और भ्रत्याचारों के विरुद्ध अपना मस्तक ऊँचा कर बड़े से बडे 
साम्राज्य को विनष्ट कर सकता है और प्रकल्याणकर रूढियो एंव अधविश्वासों 
पर प्राधारित सिद्धान्तो को मिटा कर बौद्धिकता की मनोभूमि पर अपनी मातृभूमि 
के लिए पुरातनता से सत्रथा नवीन सामाजिक, राजनैतिक अथवा धार्मिक व्यवस्था 
को ज-म॑ दें सकता है । 


(स्मिथ, पूजी तथा लायड वल्ड हिस्ट्री, पृष्ठ ३०४ 


(५ ) 


इससे पूव इगलैड में १६८८ में हुई रक्त-हीन राज्य क्रा त भी सम्राट की असह्य 
निरकुणता क॑ विरोध तथा नार्गाष्को के अविकार प्राप्त करने की दिशा मे एक सफल 
चैण्ठा थी। राजा की सावदेशिक एवं सावभौमिक सत्ता की मायता के विरोध के 
फलस्वरूप ही वहा की जनता अपने अधिकारों की व्यारया करवाती हुई राजा 
की अधिकार शक्ति की सौमित्र रेखा खीच सकी । ग्राथिक तथा राजनतिक क्राति 
का अ्रन्य उदाहरण भअ्रमेरीका का स्वातत्रय-युद्ध है । १८वी छ्षत्ती के सातवे दशक 
तक अमेरीका के तेरह उपनिवेश्व अश्रग्मजो के झ्राधीन थे। इन उपनिवेश वासियों ने 
त्यायार की असुविधायों तथा अधिकतम कर के रूप में आथिक शोषण के विरुद्ध 
विरोध का स्वर ऊंचा किया, और अग्रेजो के सप्तवर्षीय युद्ध (१७५६-६३) 
की विजय से उत्पन्त अत्ति विश्वास पर १७७६ क स्वातत्य युद्ध और विजय 
के माध्यम से गहरा आधात पहुँचाया। उस काल की श्रमेरीकी जनता का 
प्रतिनिधित्व वाशिंगटन ने प्रतिनिधित्व बिना कर नही देगे”! का नारा लगा कर 
किया आ और उसको अपने अधिकारो के प्रति चेतना दी थी । 
योख्पीय देशों की भाति एशिया में भी जब चीन की मच सरकार श्रग्रेजो 
ढ/रा किए जाते हुए भ्रफीम के व्यापार पर निय त्रण न कर सकी, उनके द्वारा 
प्रोत्माहित एवं प्रचारित ईसाई धम को अपने देश की मिट्टी मे पल्लवित होने से 
रोक सकते में ग्स्‍रसमय रही और देश की दिन प्रतिदिन गिरती हुई आश्िक दशा को 
सुधारने की दिशा में प्रयत्नशील न हो सकी, तो निदान १८५० में चीन की जनता 
ने टाइपिंग विद्रोह के रूप में अपनी तत्कालोन सरकार के प्रति असतोष प्रकट 
किया और देश की रक्षा की बागडोर स्वय अपने हाथ में लेनी चांही। इसी 
प्रकार उन्‍्तीसवी शताब्दी के मध्य तक भारतोय समाज भी सभी क्षेत्रों मे आदश- 
विहीन तथा आत्म-विस्मृत हो अध पतन की चरभ सीमा पर पहुँच चुका था। 
राजनैतिक व्यवस्था के क्षेत्र मे मुगल साम्राज्य का महान प्रासाद बहादुर शाह के 
अदशक्त व्यक्तित्व की नीव पर खडा हुआ डगमग कर रहा था। महाराष्ट्र जाति 
के गौरवपूण अभ्युत्यान का शिश विधाता के कठोर वज्ञ-दण्ड से च्र-च्र हो' 
विनष्ट हो चुका था । सिक्‍खो का विजय-सूय उदयाचल के शिखर पर ही तिरोहित 
हो किसी अनचाहे अधकार को निमत्रण दे रहा था। सारा देश खण्डो-उपखण्डो 
में विभाजित हो, अपनी मूल-शक्ति क्षीण कर चुका था | कही भी कोई ऐसी शक्ति 


१--स्मिथ, पूजी तथा लायड वल्ड हिस्ट्री, पृष्ठ २४५ 

२--जवाहर लाल नेहरू ग्लिम्प्सेस श्रॉफ वल्ड हिस्ट्री, पृष्ठ ३५८, 

३--विवेकानन्द चरित ले० सत्येनद्र नाथ मजूमदार भअनु० मोद्धिनी मोहन 
गोस्वामी, पृष्ठ ३० 

४--वही, पृष्ठ ३० 


(६) 


शेष नही थी जो इन बिखरे सूत्रो मे एक्य स्थापित कर किसी केन्द्रीय शक्ति का 
निर्माण कर सकती । और इसी प्रकार से तत्कालीन सगठन-विहीन समाज राष्ट्रीय 
स्तर पर देश के हित की बात सोच सकने मे असमर्थ था। भ्रब तक वणिक अ्प्रेजो का 
मायदण्ड राजदण्ड के रूप मे परिवर्तित हो चुफा था। उन्होने राज्य विस्तार की नीति | 
अ्रपता कर देश के शासन व्यवस्था पर अपना प्रभुत्त जमा लिया । छो८-बडे बहुत 
में राज्य उनकी अपहरण नीति के सुलभ मृगया क्षेत्र बन चुके थे, और उनके द्वारा 
आनीत पाहचात्य शिक्षा, भाषा, सभ्यता एवं धम के माध्यम से भारतीय दष्टिकोण 
में क्रात्ति की तीत्र लहर दौड़ चली थी। इस' प्रकार बारह॒वी शताब्दी के 
भारतवष मे जिस प्रकार भ्रसहाय होकर हिंदू और बौद्ध एक ही साथ शिर भुकाते 
हुए इस्लामी राज्य शक्ति के सामने खडे हुए थे, अद्वारहवी उनन्‍नीसवी शताब्दी में 
ठीक उसी तरह हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनो बदनसीब जातिथा प्रायः बिना प्रतिवाद 
के अ्रग्मजो के चरणों मे झुक चुकी थी । 


सामाजिक स्थिति के क्षेत्र मे हिन्दू जाति का तीब्र गति से ह्ास हो रहा 
था | इस्लाम के प्रभात से आत्म-रक्षा के लिए सती, बाल-विवाह, पर्टर, खान पान 
के बन्धचन एवं छुत-छात झादि की जो दीवार खडी की गईं थी, इस काल तक शाते- 
ग्राते उन दीवारों ने उनकी अपनी उन्नति के मांग मे अ्रवरोब उत्पन्न कर दिया । 
जाति वहिष्कार की प्रथा वहिष्कृत हिंदुओो मे हिन्दू-वम के प्रति खीक उतानन कर 
रही थी । सम्पुण समाज में रूडियो, अन्ध-विदवरासों एवं परम्परागत सकोणता का 
स्वर ऊँचा था'। बाल-विवाह, बहु-विवाह तथा गभ-विवाह सब प्रचलित थे। 
जाति तथा वग-भेद विववा जीवन की विड्म्बना, महिली समाज मे शिक्षा का 
झभमाव इनकी व्याप्ति के परिणाम स्वरूप हिन्दू जनता के सन में उत्पन अ्राक्रोश 
किसी न किसी बहाने फूट पडने के लिए अ्रवसर की प्रतीक्षा कर रहा या। ये सभी 
विषमताएँ देश भर में व्याप्त थी । 

हिन्दू जाति की भाँति यह काल मुसलमानों की भी सामाजिक अवनति का 
काल था| मुसलमान जाति मे व्याप्त अ्शिक्षा उन्हे नवीन दिशा दे सकते मे सवधा 
ग्रसमथ थी । नवाबो के अधिकार अग्रेजी शासन द्वारा छीने जा चुके थे । क्रम्पनी 
की राजनीति द्वारा उन की स्थिति का पूणत अध पतन हो चुका था। धर्मेनगुरू 
भी अपने क्षेत्र मे निरकुझ न रह गये थे । उन के बनाये धामिक नियमों का निषेध 
कर, विदेशियों ने अपने अनुकूल नियमों को भारतीय सामाजिक एवं राजनैतिक 
व्यवस्था में मान्यता प्रदात की थी । काज़ियो के प्रश्नुत्व तथा फारसी भाषा का 
१- विवेकानन्द चरित्र ले० सत्येद्र नाथ सजुमदार श्रनु० मोहिनी मोहन, 

गोस्वामी पृष्ठ ३० । 


२--दयानन्द सरस्वती ले० हरिचन्द्र बिद्यालवार, पृष्ठ ४६। 
३ वही, पंष्ठ ४६ | 


(७) 


बहिष्कार कर शअग्रेजों ने मुसलमानों की सामाजिक सुहता के मूल पर घातक 
प्रहार किया था। इस प्रकार मुसिलम जाति के सरक्षक तवाब और धम-शुरू दोनो 
ही शक्ति-हीन हो, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खो चुके थे । उनमे श्रब नेतृत्व की 
योग्यता नही रह गई थी । 

सामाजिक अव्यवस्था की तरह हिन्दुओं का धामिक जीवन भी निष्क्रिय 
और खडित हो चुका था । पूर्व मध्य युगीन धाभिक परम्परा की उत्कष्टता लुप्त- 
प्राय हो चली थी । विशुद्ध वैदिक धर्म, वैष्णव, दौव तथा शाकत आदि सम्प्रदायो- 
उपसम्प्रदायो आ्रादि मे विभक्त होकर श्षक्तिहीन हो आ्रालस्य प्रमाद और गतिहीनता 
की सुष्टि कर रहा था। ब्राह्मण एवं आचार्यगण वाह्य श्राडम्बरो के कुहरे मे वैदिक 
काल की वास्तविक ज्योति को भुला चुके थे । देश भर मे मन्दिर और मठो का 
निर्माण कर देवदामी के रूप मे खुला अनाचार हो रहा था। धर्म के तीनो श्रगो 
(ज्ञान, कम तथा भक्ति) के प्रति जनता मे उदासीनता व्याप्त हो रही थी । 'स्वामी 
शकराचार्य द्वारा चलाया हुग्ना भ्रद्वेतववाद जन-साधारण और कलुष श्रात्माश्रो मे 
पहुँचकर भारतीय श्रात्मा मे निष्कमेंण्यता तथा पाप वासना का महान्‌ वारण बन 
रहा था ।' “प्रहम्‌ ब्रह्मास्म' कह कर साघु-सत, जो भिन्न-भिन्न मननमतान्तरों के 
परिणाम स्वरूप प्रकट हुए थे, अपने आप को पाष-पुण्य की भावना से ऊपर समभने 
लगे थे ।' भक्ति-माग अपनी पुनीत भावता को त्याग, राधा-कृष्ण को सासान्य 
प्रेमसी-प्रेयस के रूप में स्थापित कर, अपने को धन्य समझ, घोर श्ुगारिक भावना 
की अ्रभिवृद्धि कर रहा था । हिन्दू धर्म के साथ-साथ जेन-धम भी अपनी अ्रहिसा 


की मूलभूत भावना का परित्याग कर कायरता, विडम्बना तथा निष्क्रियता का 
शिकार हो चुका था । 


ऐसे समय मे, जब भारतीय समाज अपने कुसस्कारों के बोफ से दब कर 
आत्मरक्षा कर सकते मे अ्रसमर्थे था, अंग्रेजों ते परिस्थितियों तथा वातावरण का 
लाभ उठाकर ईसाई मत का प्रत्तार करना आरम्भ कर दिया। “विजित जाति की 
मनोदृति के अनुकूल बहुत से भारतीयों को इस नये धम मे एक नंगा दर्शन मिला । 
- हिन्दू-धर्म की सकीर्णता से ऊबे हुए लोभ ईसाई मिशनरियों के धर्मे-प्रचार के शान्त 
उपायों तथा आर्थिक लोभ से झाकषित हो, उस से दीक्षित होनें लगे । पाहचात्त्य 
सभ्यता और शिक्षा के प्रति भारतीयों मे एक विश्वास उत्पन्न हो गया और धीरे-धीरे 


वे इस निष्कर्ष पर पहुँचने लगे कि पतनोन्मुख भारतीय समाज कौ रक्षा परिचमी 
सभ्यता भौर सस्कृति के श्रालोक मे ही की जा सकती है । 


दूसरी भीर, इस्लैड मे हुई भौद्योगिक क्रान्ति ने भारत के आर्थिक जीवन 
१--पन्निकर ए सर्वे श्रॉफ इन्डियन हिस्द्री, पृष्ठ २८१॥। 
२--महंषि दयानन्द सरस्वती ले० हरिदचन्द्र विद्यालकार, पृष्ठ ४५॥। 


३---बही, पृष्ठ ४५ । 


(८) 


को बहुत अधिक प्रभावित किया + भारत, अग्रेजो के श्राधीन होने के कारण उनके 
देश की उन्नति के लिए कच्चे माल के निर्यात का साधन बन गया। परिणाम 
स्वरूप देश की आत्म-निर्मर आम्य-व्यवस्था खडित हो गई। श्रव हिन्दू और 
मुसलमान दोनो जातियो के सम्मुख जीविका उपाजन की समस्या मुख्य थी । इस 
युग भे भारतीय शिल्प-कला का ह्रास हुआ । देश का धन विदेशी हाथो देश से बाहर 
जाने लगा । विदेशियो की यह चतुर्मूंखी शोषण-नीति देश भर मे व्याप्त हो गई । 
परिणाम स्वरूप इस के प्रति सभी क्षेत्रों मे श्रसतोष उत्पन्न हो कर सत्‌ १८५७ की 
महान्‌ क्रान्ति का सूत्र-पात हुआ । 

क्रान्ति के परिणाम मुल्य ओर महत्व 


परन्तु देश-व्यापी क्रातति की यह लहर जो एक समय सतलज से नर्मदा तक 
व्याप्त हो गई थी अग्रेज्ी शासन के सुहृढ हाथो दबा दी गई । स्वातन्त्य सप्राम की 
इस असफलता के बाद देश का शासन-सृत्र कम्पनी के हाथो से निकल कर ब्रिटिश 
पालियामेट के हाथो मे चला गया ओर महारानी व्क्‍टोरिया देश कीं साओआज्ञी 
घोषित हुईै। इस प्रकार भारतीय इतिद्वास में पहली बार विदेशी सत्ता का 
आ्राविर्भाव हुआ । ईस्ट इन्डिया कम्पनी का अन्त हो गया और “कम्पनी के 
डाइरेक्टरों ने इस विद्ञाल देश को महारानी के प्रत्यक्ष नियन्त्रण मे समर्पित' करके 
भारतबष से विदा ली । १ नवम्बर, १८४८ में हुई श्रपनी घोषणा मे साम्राज्ञी ने 
भारतीयों को विश्वास दिलाया कि उनके साथ श्रन्य प्रजाजनों जैसा ही न्याय- 
सगत व्यवहार किया जाएगा । जाति-पाँति तथा रग्-भेद॑ का विचार न कर सब को 
योग्यतानुसार उन्‍नति के समान अवसर प्रदान किये जाएगे तथा देश के सवतोन्‍्यमुखी 
विकास के लिए शासन स्देव ही प्रोत्साहन देता रहेगा । इतनी उदार धोषणा, 
पराजित एवं हतोत्साहित भारतीयों - के लिए आशा का सुवर्णिम सदेश लेकर लाई 
थी । परन्तु व्यावहारिक रूप मे अग्ने ज्ञो की नीति इसके विपरीत हीं थी। क्राति के 
पदचात अग्रेज़ और भारतीयों के बीच आतरिक विद्वेष की दीवारे खडी हो गईं। 
इतना ही नही, हिन्दू और मुसलमान भी परस्पर वेमनस्थ की भावना लिये दो 
विरोधी शिविरों में विभक्त हो गये। मुसलमानों की धारणा थी कि क्रान्ति की 
गसफलता का कारण हिन्दुओ की असहयोेग नीति ही है और इसी कारण मुगल 
साम्राज्य का जजेर भवन सदा के लिए धूलि-घूत्तरित हो गया है । 

अब शासन-दवित ब्रिटिश पालियामेट में जाने के परिणाम स्वरूप उसकी 
शक्षित विस्तृत हो गई। भारत मे सुरक्षा और शान्ति स्थापित करने के लिए 
भारतीयो के साथ बाह्य रूप से उदार नीति का व्यवहार होने लगा। उच्च पदों 


१--स्मिथ द आवसफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, पृष्ठ ७०६। 
२-० सी थाई चिन्तामणि इन्डियन पालिटिव्स सिन्‍्स द म्यूटिनी, से उत्कथित । 


(६) 


पर नियुक्ति का मापदण्ड घ॒र्मं तथा रग न होकर योग्यता घोषित किया गया। 
क्राति के परचात्‌ ब्रग्रेण भारतीयों की ओर से सतक हो गये थे। भारतीयों के 
अन्तर का विद्रोह किसी भी क्षण बाहर फूट सकता है, उन्हे अज्ञात न था। शअ्रत 
झात्म-रक्षा के दृष्टिकोण से अरब देश मे अग्रेज़ी सेना का आधिक्य हों गया । देशीय 
सेना मे उच्च वग के भारतीयों की नियुक्त न्यूनाधिक रूप से बन्द कर दी गई तथा 
युद्ध सामग्री श्रग्रेजी सेना के झाधीन हो गयी। 

राजनीति तथा बौद्धिकता के प्रनुषपात मे उपयुक्त क्रान्ति को धार्मिक तथा 
भावात्मक कहना ही अधिक तक सगत होगा । राजनैतिक दृष्टि से इस क्रान्ति को 
असफल कहा जा सकता है क्योकि इसके परचात्‌ भारत मे श्र ग्रेज़ी शासन सुदंढतर 
हो गया। परन्तु अन्य क्षेत्रो को लेकर इसका मूल्य और महत्व कम नही है। 
क्रान्ति के पश्चात्‌ कम्पनी की उस प्रत्यक्ष शोषण नीति का अन्त हो गया, जो 
क्रान्ति के कारणों में मुख्य थी। साम्राज्य-विस्त्वार की भावना का भ्रन्त करके अब 
उन्होंने अपनी समस्त शक्ति का उपयोग विजित्त क्षेत्रों मे शान्ति शौर सुरक्षा की 
स्थापना में आरम्भ कर दिया । अग्रेज़ लोग अ्रब इस तथ्य को भली-भाँति परिचित 
हो गये थे कि भारत य जनता में अपनी सामाजिक परम्पराश्रो तथा धामिक 
विश्वासो के प्रति अगाध श्रद्धा है। अत इन क्षेत्रों मे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप 
कभी भी महान्‌ विद्रोह की भूमिका प्रस्तुत कर सकता है। इसी कारण उन्हेंति 
सामाजिक तथा घाभिक पहलुओ पर हस्तक्षेप कीं नीति का अन्त कर दिया । 

इधर भारतीयो मे इस कान्ति के पदचात्‌ नई जागृति का दिल्ला-ज्ञान हुआ । 
स्वतत्ता के महत्व को उन्होने पहली बार अनुभव कर, अपने हितों को राष्ट्रीय 
स्वरूप देना प्रारम्भ किया । वास्तव मे सन्‌ १८५७ की क्रान्ति भारतीयों की एक 
परीक्षा थी कि वे किस सीमा तक एकता, स्वत्तन्बता तथा जत-शवित के महत्व को 
समभ सके थे। सदियों परचात्‌ भारतीय राजनीति मे उस सामान्य शासन- 
प्रणाली का अभ्युदय हुआ था जिससे भारतवर्ष एकता के सुत्र मे बंध पाया । 
एकता की इस भाव-भूमि का भी भारतीयों पर पूण प्रभाव पडा और वे पहली 
बार यह अनुभव करने लगे कि समस्त भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर एक हैं। राष्ट्रीय 
भावना के इस उद्भव ने उनके मस्तिष्क मे नव-जाग्ृति की भाव-भूमि प्रस्तुत कर 
भारत मे नवीन युग के विकास का काय प्रस्तुत किया । 
भारत में नवीन युग--तिथि निर्धारण 

भारतीय जन-कान्ति क परचात का काल भारतीय जन-जाग्रृति का काल 
शआा। सने १८५७ से सन्‌ १८८४ तक के मध्य सभी क्षेत्रों मे देश-व्यापी प्रिवतर 
हुए और उन परिवर्तनो ने भारतीय मस्तिष्क को राष्ट्रीयता सम्बन्धी खाद्य सामभ्र 


१०७-के ० एम०9 पस्निकर छ सर्व झराफ इन्डियन हिस्ट्री, पृष्ठ २६० 4 


(१० ) 


प्रदान की । किसी भी युगारम्भ की तिथि एक निश्चित तिथि न होकर एक काल- 
विशेष होती है झौर पूनकाल तथा मध्यकाल के मध्य कोई भी स्पष्ट रेखा 
इसलिये नहीं खीची जा सकती क्योकि युगारम्भ कि'ही वैज्ञानिक तथ्यों या 
परिणामों पर आ्राधारित न होकर जन साधारण के विचारों, उनकी भावनादं 
तथा कार्य कलापो से सम्बन्धित होता है, और धीरे-धीरे विकास की प्राप्ति के 
माध्यम से नवीन काल की पूर्व पीठिका निर्मित होती है और समाज के आदर्शों 
को एक नया दर्शान मिलता है। 


फिर भी युगारम्भ की तिथि सामान्यतः ऐतिहासिक क्रान्ति और राजनैतिक 
परिवर्तन, समाज तथा धर्म सम्बन्धी सुधार, शैक्षणिक विकास तथा राष्ट्रीय 
भावनाओं के प्रादुर्भाव की पृष्ठभूमि में ही निश्चित की जा सकती है। इस्ही 
सकेतो के आलोक मे भारत में युगारम्भ की तिथि का निर्धारण भी किया जा 
सकता है | 
स्वतन्त्रता प्राप्ति की दिशा मे सन्‌ १८५७ की जन-क्रान्ति भारतीय 
इतिहास की सवप्रथम क्रान्ति है। यही से भारतीय समाज में सव-प्रथम विदेशी 
शासन की स्थापना होकर रुद्धित सामाजिक मान्यताझों मे परिवतन होना प्रारम्भ 
हुआ । एक राष्ट्र, एक भाषा तथा एक लक्ष्य की भावना को यही त्रश्नय प्राप्त हुआ, 
भौर इसी से प्रेरणा प्राप्त कर, सम्पूर्ण देश नई जागृति और नए विश्वास को ले, 
आझात्म-विकास ओर स्वतन्त्रता प्राप्ति की दिश्वा में अग्नसर हुमा । 
क्रान्ति की भ्रसफलता के पदचात्‌ भारतीय शासन-सृत्र अग्नेज़ी ससद के 
हाथो भे चला गया। १८५८ के अधिनियम के अनुसार कम्पनी के शासन का 
प्रत्त होकर महारानी विक्टोरिया के द्वारा और उसके नाम का शासन आरम्भ 
हुआ । कम्पनी कालीन बोर्ड झॉफ कन्द्रोल' तथा 'कोट आफ डाइरेक्टस' मे 
निहित शक्ति भारत सचिव को प्रदान की गई श्रौर उसकी सहायता के लिए १५ 
सदस्यों की भारतीय परिषद का निर्माण हुआ । देशी राजाओं को अपने राज्यी 
में स्व॒तल्थता प्रदान की गई जिसके परिणाम स्वरूप देश की सरक्षकता साम्राज्ञी, 
भारत सचिव तथा देशी राजाम्रों के बीच विभक्त हो गई। इस प्रकार शासन- 
प्रबन्ध के पोज मे श्रपूर्व व्यवस्था कर श्रग्नेज़ों ने भारतवर्ष मे राज्य करना 
' झारम्भ किया। १८५७ से १८८५ तक भारतीय राजनैतिक व्यवस्था मे जो भी 
' परिवर्तन हुए वे सब अश्रेशी राज्य तथा ब्रिटिश ससद के बदलते हुए नियमों के 
परिणाम थे । अ्ग्रजो ने अपनी कार्यं-प्रणाली को शिक्षा प्रसार से आरस्भ किया । 
१८५७ मे ही मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई थी । 
भ्रव नगरो से दिक्षा विभाग खोले गए। वर्नाक्यूलर मिडित्र पाठ्शालाप्ों तथा हाई 
स्कूलों की स्थापना तथा उ्का विकास करके १८८२ तक देश भर भे शिक्षा 


( ११) 


सस्थाओ का जाल' सा बिछा दिया गया। १८८२ में हटर कमीशन के निदेश से 
प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय बोड के ओआधीन करके लगभग सभी प्रमुख नगरो मे 
शिक्षा प्रसार का उचित प्रबन्ध किया जा चुका था। इससे पूर्व १८७८ में पजाब 
विश्वविद्यालय कॉलेज का विकास हो चुका था। इसके पाँच वष बाद प्रयाग 
विश्वविद्यालय की स्थापना हुई । 
भारत में नवीन जागृति का दूसरा प्रमाण इस काल में हुए बहुदिशि सामाजिक 
एवं धामिक सुधार थे। आवागमन के साधनों तथा डाक-व्यवस्था के विकास ने 
देश के दूरस्थ छोरो को परस्पर मिला दिया था। सम्पूर्ण देश मे समान न्याय- 
प्रणाली की स्थापना, जमीदारो के असीमित अ्रधिकारों की सीमा यद्धता तथा कर 
ञ्रादि के नियमों की सुस्पष्ट व्याख्या ने देश वासियों मे एकीकरण तथा समान 
दिशा मे बुद्धि-प्रयोग की भावना को विकसित कर, उहे, पहली बार जातीयता के 
सकीण घेरे से निकाल, राष्ट्रीयता के स्वरूप को सम्मुख रख, सोचने की भावभूमि 
प्रदान की थी। स्थानीय सस्धाझ्रो के निर्माण से नागरिक-गण अपने अ्रधिकारो के 
प्रति जागरूक हो, स्वशासन के महत्व को अनुभव कर वीरे-घीरे अपने कतव्यो से 
अवगत हो रहे थे | इसी समय भारतवष में महान्‌ सुधारको का जन्म हुआ जिन्होंने 
ज॑न-जीवन की प्रगति और विकास के प्रति उदासीन एव आश्यकित अवस्था को 
नवीन उत्साह और शक्ति प्रदान की । सुधारको की यह परम्परा १९वीं शताब्दी के 
प्रथम' चरण में राजा राम मोहन रात्र से आरम्भ हो कर दयानन्द, विवेकान द एव 
महादेव रानाडे श्रादि महान सुधारकों से माग दशन प्राप्त करती हुई गाँधी जी 
तक श्युखललित रही और उसने राष्ट्र के भाग्य-निर्माण मे विशेष सहायता प्रदान 
की । इन सुधारको द्वारा लाई गईं सामाजिक एवं धामिक पुत्तरत्थातन की इस लहर 
ने पतनो मुख समाज को नए आदर्शों का सम्बल अदान किया, जिस से खडित और 
तिरोहित होती हुई सामाजिक प्रतिष्ठा को' बल मिला। धामिक जागृति ओर 
सामाजिक उन्नयन के इस प्रयास में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, भाय समाज तथा 
ब्रह्म विद्या समाज आदि सस्थाओ के ताम उल्लेखनीय हैं। इन्ही सस्‍्थाञ्रो के सतत्‌ 
सक्रिय प्रयत्न से देश मे सामाजिक प्रगति के साथ-साथ राष्ट्रीय भावना को विकसित 
होने का श्रेय प्राप्त हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर सस्थाभ्रो की स्थापना प्रारम्भ हुई । 
प्रादेशिक सस्थाओ की स्थापना की दिशा में भी इस काल मे प्रयत्न हुआ । 
क्रातति से पूर्व १८५१ में प्रसन्‍न कुमार ठाकुर, डा० राजेन्द्र लाल मित्र तथा 
हरिकचन्द्र मुकर्जी के प्रयत्न से “ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हो चुकी 
थी । ब्रगाल से प्रेरणा प्राप्त कर वादाभाई नौरोजी तथा जगनन्‍ताथ शकर सेठ ने 
लगभग उसी समय बम्बई में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की, परन्तु यह 
अधिक सफल न हो सकी। क्रान्ति के पश्चात्‌ १५८७० मे फिर उक्त ससस्‍था के 
पुनर्संगठन की बात सोची जाने लगी किन्तु इसी समय एक दूसरी सस्था “ईस्ट 


( १२ ) 


इंडिया एसोसिएशन' की स्थापना हो जाते के कारण इसका पुनर्सगठन न हो सका । 
१८८० के लगभग ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी विलुप्त हो गई । बगाल, बसम्बई 
क्री तरह मद्रास में भी मद्रास नेटिव एसोसीएशन' की स्थापना हुईं, किन्तु इसका 
क्षेत्र अत्यन्त सकुचित होने के कारण यह जनता का सहयोग व सहाचुभूति प्राप्त 
न कर सकी । मद्रास में राष्ट्रीय जागरण का झारम्भ वास्तव मे हिन्दू” देनिक 
(प्रकाशन १८७८) से ही होता है। उपर्य॑क्त प्रदेशों की तरह पूनां में भी राष्ट्रीय 
चेतना के प्रादर्भाव के परिणाम स्वरूप १८७४५ में सार्वजनिक सभा” की स्थापना 
ही गई थी । 

संस्थाओं के इस स्थापना काल मे इस तथ्य का निर्देश श्रावश्यक है कि 
ये सस्थाए क्रेवल प्रादेशिक सीमाओं तक ही सीमित थी। राष्ट्रीय स्तर पर किसी 
सस्था के सगठन की पूर्व पीठिका मात्र थी। इनके सम्मुख राष्ट्रीय समस्याञ्रो 
सम्बन्धी कोई ठोस कार्य-क्रम भ्रथवा लक्ष्य न था। श्रपने क्षेत्र के हितो की बात को 
थोड़े से सदस्यों के बीच कह सुन लेने तथा सरकारी नियमों की व्याख्या, श्रालोचना, 
कर लेने में ही इनकी शक्ति पूणतया शेष हो जाती थी। फिर भी इन सस्थाओ 
का मूल्य और महत्व इनके सीमित क्षेत्र तथा मात्र प्रादेशिक हितों की बात को 
लेकर कम नहीं किया जा सकता। क्योकि सावजनिक भाषा के अ्रभाव तथा 
यातायात के साधनों की विशेष व्यवस्था न होने के कारण सम्पृण राष्ट्र की महान 
समस्याओ्री को लेकर चलना अ्रभी तक दुष्कर काय ही बना हुआ था । दूसरे, विदेशी 
सरकार के दमन चक़् का भय तथा क्रान्ति की असफलता जन्य निरादा अभी लोगो 
के मस्तिष्क से दूर नहीं हुई थी । 

तदन्तर, १८८३ में बगाल मे, “इन्डियन नेशनल कास्फ़रेस' की स्थापना हुई, 
जिस मे सर्व प्रथम राजनीतिक जागृति की भावना को बल सिला। इस कास्फ्रेन्स 
में 'इलबट बिल के विरोध में लोगो ने चर्चा की। भारतीयों को इस विरोध प्रदशन से 
झात्म-रक्षा के लिए भ्रप्न जो ने लगभग डेढ़ लाख रुपया व्यय कर के डिफेन्स एसोसिए- 
हन' की स्थापना की । (१८८४५ में राष्ट्रीय काँग्रेस” की स्थापना के समय तक 
प्रन्य तीन सस्थाशों ब्रिटिश एसोसिएदन, (इन्डियंन एसोसिएशन” तथा 'सेन्द्रल 
मोहमडन एसोसिएदन' की स्थापना हो. चुकी थी और इस प्रकार से विचार विनिमय 
कर, किसी निष्कर्ष पर पहुँचने की भावना को बल सिल रहा था । 

क्रान्ति के पष्चात्‌ अ्ग्नेश़ों और भारतीयों का सम्पक अधिक निकट हो 
जाते के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पादचात्य-शिक्षा के सम्पक मे आने लगी। 
पाष्चात्य शिक्षा भर दक्षत्र ने भारतीयों के मस्तिष्क मे राष्ट्रीयता की भावना का 
उद्रेक कर, उन्हें संगठित होने की प्रेरणा प्रदान की। श्रग्न॑ज्ञो द्वारा पादचात्य 
शिक्षा प्रसार का उद्देश्य भले हो! हिन्दुत्व के प्रग-भग तोड़ना' 'झथवा' भारतीयों 
१--डा० इफ दिनकर द्वारा सस्कृति के चार ग्रध्याय. पृष्ठ ४३५ में उत्कथित । 


( १३) 


के लिए सुन्दर ज्ञान-मन्दिर का द्वार खोलने की कूजी प्रदान करना” प्रथवा अ्रपनी 
योजना प्रणाली के प्रचार मे एडी चोटी का जोर लगाने वाले प्ग्रेजी सीखे भारतीय 
नवयुवको का निर्माण करना रहा हो, किन्तु उनके इस प्रयास ने तत्कालीन भारतीय जाति 
का बडा उपकार किया, इसमे लेश-मात्र भी सन्देश नहीं है। भारत के भिन्‍त-भिन्‍न 
प्रदेशों मे भिन्न-भिन्न प्रकार के भाषा-प्रयोग के बदले समस्त देश मे एक सामान्य 
भाषा का प्रचार कर, उन्होंने भारतीयों को एकता के सूत्र मे बाँध कर, उन में 
सगठन की भावना का प्रस्फुटन किया जो भागे चल कर राष्ट्रीय हितो की दृष्टि से 
बडी उपयोगी सिद्ध हुईं । अग्नेजो ने पाव्चात्य-शिक्षा-विस्तार के साथ साथ 
भारतीय शिल्प कला श्रादि का अध्ययन कर तथा उनकी महत्ता बतलाकर भारतीयों 
मे अपनी पुरातन कला एवं सस्क्ृति के प्रति गौरव की भावना प्रदान की और वे 
एक बार फिर अपने देश की मिट्टी मे प्राचीन आदशों के अ्रकुरण का स्वप्न देखने 
लगे | योरुपीय विद्वानों द्वारा भारतीय भाषाशो, विशेषतया ससस्‍्क्ृत के गम्भीर 
अध्ययन ने भारतीयों को उनकी सुषुप्त अवस्था का ज्ञान कराया। बनारस मे 
स्थापित बवीन्स कालेज” सस्कृत साहित्य के अ्रध्ययन की प्रथम केन्द्र स्थली थी । 

इस सक्रान्ति-काल में भारतीय शिक्षित वर्ग पर पाहचात्य विद्वानों, 
दादानिको तथा राजनीतिज्ञो की विचार-धाराप्रो का भी यथेष्ट प्रभाव पडा । 
भारतीय समाज सुधारकी तथा तत्कालीन नेताओं की प्रेरणा के स्रोात्र मिल्टन, बंक, 
मैकाले, स्पैन्सर तथा मैजिनी आ्रादि पादवचात्य विद्वान एवं विचारक थे। इनकी 
स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता तथा स्वशासन' की विचारधारा ते भारतीय मस्तिष्क को 
ग्त्यधिक प्रभावित किया था और वे तत्कालीन भारतीय सामाजिक श्रवस्था के 
प्रति असन्नोष प्रकट करने लगे थे। साथ ही राजनैतिक स्वतन्त्रता के प्रति उनकी 
आसक्ति दिन प्रति दिन महत्व का स्थान ग्रहण कर रही थी । मैज़िनी की विचार- 
धारा से प्रभावित सर सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने अपनी पुस्तक “७ र७00॥ ॥ 
]४)९7702-- मे लिखा है--- 

[7907 ॥रए परए0 6 क्षाएएड रण (वििटटाए॥वत राहत 
3 7'ए्णाशव ॥उड्श०ण. गाल फ॒प्ाात्र ण ग्रा5 ए#0तशा), 
(96 ]0#07658 रण धरा 766द58 क्षाते थाड थे शाएभीराए 4076 
807 ध्ष्चाएक्ा9, 6०४9728500 ज॥ ॥76 0776 ९0व४८॥९४ एस (86 
#64, ॥0ए60 6 88 4 शब0 ग6फएक्ष एर्थण8 720९) 70060 - 
४227 ॥80 ९॥ग वीक्ाशा एज , छ6 ज्का०6 चतावा 
एप (?26 43) 
१--सर वाल स्‌ ट्रेविलियन नसाहर द्वारा मप्लाधुनिक भारत” पृष्ट ६२१ मं 

उत्कथित । 

२--बही, पृष्ठ ६२२ पर उत्कावित । 


( १४ ) 


उपयुक्त कथन से यह बात पूणतया स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय शिक्षित 
मस्तिष्क पाश्चात्य विवारफो ते प्रभावित होकर उसकी विचार धाराओों के पथ- 
प्रदशन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दुढ प्रतिज्ञ हो रहा था । 


पारचतय शिक्षा के विकास के साथ-साथ देशी भाषाओं में भी साहित्य के 
माध्यम, नए भ्ादर्श सम्मुख भ्रा रहे थे । बकिम, ठिजेद्द लाल राय, भारती तथा 
रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने उत्त काल मे बगाली साहित्य का विकास किया । भारतेन्दु 
तथा उनके सहयोगियों ने हिन्दी की धारा परिवर्तित की। इकबाल की लेखनी 
उ दू को सशक्त बनाने मे लगी | पश्चिस तथा दक्षिण प्रदेशों मे मराठी, गुजराती 
तथा कन्‍्तड साहित्य का विकास भी इसी काल में आरम्भ हुआ'। वज्ञानिक शिक्षा 
की प्रगति के लिए भी इसी काल मे प्रयत्त किया गया जिसके फलस्वरूप १८७६ में 
महेखद्र लाल सरकार ने कलकत्त मे वैज्ञानिक अध्ययन की भारतीय परिषद' का 
निर्माण किया । 


साथ ही जन शक्ति और जन-मत निर्माण के लिए उस' काल मे पत्र- 
पत्रिकाओं ने भी महान योग दिया। बगाल मे इंडियन मिरर', अमृत बाजार 
पत्रिका', तथा बम्बई में वायस भ्राफ इंडिया, 'नेटिव ओपीनियन, 'इदु प्रकाश, 
केसरी और मराठा, उत्तर प्रदेश में 'इडियन हैरल्ड' दक्षिण में हिंदू तथा 
पजाब मे 'द्विब्यून' श्रादि पत्रों के प्रकाशन से तत्कालीन विचारधारात्रो का सम्पक 
जनता से किया जा रहा था तथा उससे समाज में नवीन जागृति विकसित हो रही 
थ्री। यह काल हमारे देश में पत्र-कारिता के उदभव का काल था। अत -उनमे 
भाषा की प्रौढ़ता, भावों की प्राजलता तथा सुस्पष्ट नीति का अ्रभाव प्रतिलक्षित' 
होता है, फिर भी राष्ट्रीय भावना के विक्रास मे उतका योगदान स्तुत्य है, इस 
तथ्य से किसी प्रकार भी इन्कार नही किया जा सकता । 

राष्ट्रीय भावना के विकास तथा नवीन युगारम्भ के इस प्रसग में विदेशी 
लोगो से प्राप्त सहायता एवं सहयोग का उल्लेख न करना उनके प्रति भ्रन्याय होगा 
क्योकि भारत की राष्ट्रीयता के विकास क्रम मे उन लोगों का भी बडा हाथ रहा है । 
१८८० में लाड रिपन ने शासन-सूत्र ग्रहण कर शिक्षा तथा समाज सम्बन्धी जिन 
सुधारो की प्रतिष्ठा से योग दिया, उसे कभी भी विस्मृत नहीं किमा जा सकता। 
उनकी मान्यता थी कि नैतिक क्षेत्र मे जो भ्रधम है, राजनैतिक क्षेत्र से वह कभी भी 
धर्म नहीं हो सकता । इसी आदर्श के कारण वे भारतवासियो के प्रिय वाइसराय 
रहे भोर उनसे उन्हें उन्नति श्रौर विकास की प्रेरणा मिली। लाड रिपन के 
इस काय को मिस्टर हा म॒ ने प्रशस्त किया। स्वतस्त्रता के उत्कट अभिलाषीं, 


"अमन पलक फ पक» कप व पल निया घी पनन्कलप न पल५ नस कम, 


( १५) 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना में महत्वपूण योग दिया और इस प्रकार से 
विश्वुललित एवं दूर विश्रष्ट देश-खप्डो को एक सूत्र मे बाँध, एक्यथ का माग 
निरदिष्ट किया। स्वतन्त्रता का महत्व स्पष्ट करते हुए उन्होंने सव-प्रथम देश 
वासियों को सगठित होने का उपदेश दिया! | 

इस प्रकार इन सभी राष्ट्रीय भावनाओं एवं नवीन जागृति तथा स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के प्रयासों का प्रभातोदव भारतीय जन-क्राति की घटना को लेकर 
होता है, इसीलिए प्रस्तुत प्रबन्ध भे १८६५७ की तिथि को ही भारत मे 
आधुनिक युग की तिथि माना गया है, (हाँ, आधुनिक भारतीय समाज में नारी- 
छीषक, दूसरे श्रध्याय के श्रन्तग्रेंत विषय मे क्रम एव. शखला की प्रतिष्ठा करने 
के उद्देदय से तिथि विषयक इस प्रतिब्रध को स्वीकार नही किया गया है ।) 

उपयुक्त विवेचन के पदचात्‌ निष्कर्ष रूप में यह कह देता पर्याप्त होगा 
कि राष्ट्रीय भाववा के विकास को' दिशा में योरपीय विचारकों, उनकी मान्यताओं , 
पाइचात्य शिक्षा तथा शांसन व्यवस्था का महत्वपूृण योगदान रहा है। साथ ही 
तत्काल भारतीय नेताश्रो की भारतीय समाज के प्रति उत्कृष्ठ सेवा भावना, 
प्रचलित पत्र-पत्रिकाशी के प्रकाशन, देशीय साहित्य के विकास तथा समाज 
सुधारकी एवं सस्थाओ ने उस भावना को आगे बढाया और भ्रन्त मे भ्रग्मेजी शासन 
की परोक्ष आथिक शोषण नीति, शासक तथा शासित के सम्बन्धो मे निहित 
स्वाभाविक कहुता को भावना की उत्तरोत्तर वृद्धि, जातीय भेद तथा राष्ट्रीय स्तर 
पर भारतीय सस्थाओ के विकास के उस नवीन युग की भावभूमि को वह सुदृढ़ नीव 
प्रदान की जिस पर आगे चल कर स्वतन्त्रता के महान्‌ प्रासाद का निर्माण हुआ । 
विषय के सहत्व पर विचार 

उनन्‍नीसवी शती के उत्तराध मे राष्ट्रीय जावरण के फल स्वरूप जिन महान्‌ 
भावनाओं को प्रस्फुटन और उन्नयन का अवसर प्राप्त हुआ, उनसे नारी स्थिति के 
सुधार की भावना भी प्रमुख थी। प्रत्येक देश तथा ग्रत्येक काल मे नारी को समाज॑गत्त 
स्थिति का निर्माण तत्कालीन राजनैतिक, आथिक एवं धार्मिक अवस्थाओं एन 
विचारधाराओो के आधार पर ही होता है । इस काल तक चली आती हुई मध्य युगीन 
मान्यताओं एवं परम्पराओो पर प्रगतिशील, प्रजातन्त्रात्मक पारचात्य सभ्यता का 
प्रभाव भारतीय नारी की साभाजिक उन्नति के युनरुत्यान भे विशेष सहायक रहा 
है। पदिचम के उदार आादशों से प्रभावित हो, थोथी झ्राध्यात्मिकता के सकीर्ण घेरे 
से बाहर निकल, समाज सुधारको ते नारी स्थिति की उस वंदिक श्रतिष्ठा का 
धुनस्थपित करना चाहा जो मध्यकाल तक पते-आ्ाते भझपने स्वभाव मे पूर्णत्रया 
घरिवर्तित हो, नारी स्वरूप को मात्र विडम्बना रह गई थी । 

१--लाला लाजपतराय यंत्र इडिया, पृष्ठ १३७० 


( १६ ) 


नारी अनन्त काल से समाज की मुख्य शक्ति तथा साहित्य का मुख्य प्राण 
रही है। समाज के बदलते हुए मापदण्ड, विभिन्‍न सामाजिक एवं सास्कृतिक 
अवस्थाओ का विकास तथा नवीन आदश्शों की स्थापना नारी स्थिति के उत्थान- 
पतन के लिये उत्तरदायी रहे है । साहित्यकार सामाजिक परिस्थितियो से प्रभावित्त 
हो साहित्य-सूजन करता है । नारी उसके काव्य का मेरुदण्ड होतो है, अत उसकी 
नारी सम्बन्धी अनुरागात्मक अ्रथवा धृणात्मक भावना तत्कालीन राजनैतिक, 
सामाजिक, धारमिक और ग्राथिक परिस्थितियों के आधार पर बनती है, या यो 
कहना चाहिए कि राजनैतिक, सामाजिक, धामिक एवं आर्थिक कारणों से समाज में 
जो अवस्था नारी की होती है, प्रायः उसी का प्रतिबिम्ब कवि की नारी भावना 
होती है! । जिस प्रकार से समाज और साहित्य के परस्पर सम्बन्ध का विच्छेंद 
नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार नारी और धर्म की घनिष्ठता पर भी 
किसी प्रकार की आश का प्रकट करने के लिये कोई स्थान नही रह जाता । समाज 
और साहित्य की भाँति नारी श्रौर धर्म भी समान भाव भूमि पर प्रतिष्ठित रहते 
है । धर्म मनुष्य के कौटुम्बिक जीवन, सामाजिक कत्तव्य एवं प्रेम सम्बन्धी 
मान्यताओ्रों की व्यवस्था एवं विश्लेषण करता है। उपयुक्त तीनो भावनाओ्रो में 
नारी का विशेष योगदान होता है। अत धर्म की नवीन व्याख्या श्रथवा विश्लेषण 


से उसकी स्थिति प्रभावित होती है भौर उसमे परिवर्तेन के परमाणु महत्व का 
स्थान ग्रहण करते है । 


किसी विशेष युग मे जब धर्म भ्राध्यात्मिकता की ओर श्रग्नसर होता है, 
और समाज मे लौकिक जीवन को ग्रोण माना जाने लगता है तब आध्यात्मिक 
क्षेत्र मे नारी को सिद्धि मार्ग की बाधा मौन्‍मे की भावना के विकास के कारण 
उसकी सामाजिक स्थिति का ह्वास होना आरम्भ होता है, और उसके काय॑ क्षेत्र 
एवं अधिकारियों की सीमाये सकुचित हो जाती हैं। परन्तु जब समाज सुधारको 
में रूढिवादिता के प्रति असतोष उत्पन्न होकर धम की उदार एव विस्तृत व्याख्या के 
प्रति जिज्ञासा का प्रादुर्भाव होता है, नारी अपनी सीमित परिधि से बाहर निकल 
कर अपने अधिकारो का उपयोग करती हुई सामाजिक शक्ति की वृद्धि में स्वयं का 
योग प्रस्तुत करती है और उसको अपनी प्रतिभा के विकास की प्राप्ति होकर समांज 


में यथोचित मान्यता प्राप्त होती है। भारयीय सस्कृति का इतिहास भी नारी की 
इस उत्थान-पतन सम्बन्धी परिवर्तित श्रवस्था का परिचायक है। 


भारतीय साहित्य का उद्गम वेदों से माना जाता है। वैदिक काल मे 
वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या के फलस्वरूप ग्रहस्थाश्रम को, जिसका केन् नारी है, 
प्रमुखता प्रदान की गई। तत्कालीन समाज में धामिक कृत्यो से ले कर राजनीति 
तक नारी के संमानाधिकार तथा सम्मान की भावना को प्रतिष्ठित किया गया। 


१--शेलकुमारी . झ्राधुनिक हिन्दी काव्य मे नारी भावना । पृष्ठ १. 


( १७ ) 


तत्कालीन समाज की नारी आधिक स्वातन्त्य के साथ-साथ शिक्षा तथा विचार 
स्वातव्य के अधिकारों का उपभोग कर श्यपनी वैयक्तिकता के प्रति जागृत रही। 
बेदिक नारी भावना ने प्राचीन ऋषियों में आह्लद और झ्ानन्द की सृष्टि कर, 
उन्हें समाज के सभी क्षेत्रों में उन्‍तत घरातल प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। 
किन्तु पूव॑-वैदिक काल की यह सर्व सम्मानित नारी उत्तर-वैदिक काल, बौद्ध, पुराण, 
स्मृति तथा महाकाव्यों के काल से होती हुई मुगल काल के अन्त तक सामान्यत 
उत्तरोत्तर ह्रासोन्मुख होती गई | भ्रब॒ तक जनता की धामिक भावनाओं से खेल कर 
धर्म सरक्षको ने उन सामाजिक नियमों का निर्माण कर दिया था जिनके, परिणाम- 
स्वरूप समाज की आदर्श व्यवस्था विश्वूखलित हो गई । नारी का स्थान समाज 
मे गौण हो गया, तथा बहु-विवाह, वहाल-बिवाह, सती प्रथा, अशिक्षा आदि 
नारी विषयक कुप्रथाएँ समाज के प्रतिष्ठित आदर्श मानी जाने लगी। शिक्षा और 


ज्ञान के अभाव में वास्तविक आदशें की भावना लुप्त होकर श्रन्धविश्वासों और 
क्रीतियों को बल प्राप्त होने लगा। 


मुस्लिम जाति द्वारा भारत मे ज्वेश के समय ही हिन्दी काव्य के शिशु का 
जन्म रक्‍त-रजित रण-भूमि के बीच हुआ । यहाँ पर यह झाशा की जा सकती थी 
कि सम्भव है नारी पुरुष की प्रेरणा, वीर माता और सहयोगिनी के रूप मे प्रकट 
होकर उसके पतनोन्मुख राजनेतिक एवं सामाजिक जीवन को श्रपने स्नेह तथा 
शक्ति का सम्बल प्रदान करे। परन्तु इसके विपरीत वह पुरुष की भोग्या और 
सम्पति के रूप मे ही सम्मुख आई । उसके लिए ही युद्ध हुए। तत्कालीन कवियों 
ते उसके रूप-सौन्दर्य का वर्णन कर समाज में विलास-भावना का विकास किया | 
किसी ने भी उसके मानस की अथाह गहनता में उतर कर उसके आचन्तरिक ग्र॒ुणों 
की माणिक मजूषा पा लेने की आवश्यकता नहीं समझी | फलतः मुस्लिम काल मे 
नारी-स्थिति के सभी विकास-द्वार अवरुद्ध ही रहे। 


तदन्तर, मुगलो के आगसन के समय हिन्दू जाति के बीच धामिक मर्यादा की 
कटटरता का प्रादर्भाव हो रहा था। हिन्दू समाज, राजनैतिक शक्ति खोकर तथा 
युद्ध-भूमि से थक कर, भगवान के शात्त रूप की उपासना करते हुए मुक्ति प्राप्त 
करने की दिशा मे प्रयत्नशील था। हिन्दी साहित्य का यह युग साहित्य-सूजन की 
दृष्टि से सुवर्ण-युग कहा जाता है। परन्तु यह स्वर्ण-काल भी नारी के लिए किसी 
विशेष प्रकार की श्रगति का सरेश लेकर नही झ्राया। तत्कालीन संत कवियों ने भी 
नारी को 'नारी नागिन एक सुभाई! तथा साँप बीछि को मन्त्र” कहकर उसके 
प्रति उपेक्षा की भावना प्रकट की । इस युग में भवित सम्बन्धी साहित्य की सृष्टि 
होने के कारण उसकी सभो प्रकार से निन्‍्दा की गई। भकक्‍्ति-कालीन भारतीय 
सुमाज में साधु-सन्‍्तों तथा विभिव्न मत-मतान्तरों की एक बाढ़न्सी आ गई थी | 


( १८) 


परिणामस्वरूप पारिवारिक जीवन की सुख-समृद्धि का पतन हो रहा था | जनता 
पलायनवाद की श्रोर अग्नसर हो रही थी । राजनीतिक क्षंत्र मे पराजित हिन्दुओं 
का लक्ष्य ससार से विरक्त हो, भगवान के चरणो मे शआ्ाश्चय प्राप्त कर लेना मात्र 
रह गया था। विश्व से विरकक्‍्त वैरागी साधुझो के लिए विश्व मे कोई 
आकषंण शेष नहीं था। इसीलिए सासारिक सुखो की उपेक्षा के साथ-साथ नारी 
जाति की उपेक्षा की गई, और उसका स्थान निरन्तर गौण होता चला गया । यहाँ 
पर यह बात विचारणीय है, कि भक्ति-कालीन सत साहित्यकारों ने नारी की 
लौकिक रूप में भर्तेस्ता की है | यथार्थ की भाव-भूमि पर ही वह निनन्‍्दनीय, 
उपेक्षनीय तथा त्याज्य दिखाई पडती है, अन्यथा जहाँ कही भी नारी की कार्लपनिक 
चित्रपटी को आदर्श के स्तर पर विस्तार दिया गया है, वहाँ नारी का रूप प्राजल, 
प्रवित्र, प्रेरक और पृज्य है। नारी के सामान्य रूप का वर्णन करते हुए वे उत्तेजक, 
तीत्र आकर्षण से पूर्ण तथा कामिनी” के रूप में देख पाये। इसीलिए नारी मे 
प्रेम और कत्त व्य का सामजस्या न हो सका और वह केवल पुरुष की 
वासनामूलक प्रवृति को उभारने का साधन मात्र बन गई। इसके विपरीत जहाँ 
नारी के आदर्श रूप की कल्पना की गई है, वहाँ उसके मातृत्व तथा शक्ति-रूप को 
निखार कर उसे उच्च स्थान प्रदान किया गया है। जायसी की पद्मावती, तुलसी 
की सीता और कौशल्या तथा सूर की गोपिकाएँ श्रौर यशोदा इसके प्रमाण है । 
मुगल शासन के उत्तरा्ध मे सामाजिक व्यवस्था तथा शान्ति की. स्थापना 
हो चुकी थी । शान्तिकाल मे कला की उन्नति के साथ-साथ मुगल दरबार भें बिलास- 
प्रियता की भावना को भी प्रश्रय॒ मिला और कविता श्वुगारिकता की वीशिकाओों 
में बहने लगी । अतः श्वुगार की साम्राज्ञी नारी को एक बार फिर पुरुष की उप“ 
भोग्या मात्र बनना बड़ा। भक्तिकाल के काम-दमन की भावना कीं प्रतिक्रिया इस 
रीति-काल मे काम-विस्तार के रूप मे हुईं। कामिनी का दैहिक स्पर्श कवियों के 
अ्न्तस में स्वर्गीय सुख की सृष्टि करने लगा | सूर की आराध्या राधा, देव, घनानरद 
के प्रॉगण मे घोर श्गार की सृष्टि कर, विलासिता की सामान्य राह चलती प्रेयसी 
बत कर, वासनाजन्य भावों को विस्तार देने का साधनमात्र बन गई। भक्ति-कालीन 
पूत सौन्दर्य, विलास के केलि-ग्रहों में आबद्ध हो, गतिहीन हो गया। रीतिकालीन 
कवि नारी के वाह्य-रूप, वहिभावनाशो तथा अग्र-प्रद्शंन तक ही झपनी हृष्टि डाल 
पाये । नारी के मानस मे बैठने की उन्होंने कभी चेष्टाह नहीं की । इसी कारण 
नारी को उद्दात्‌ भावनाओं का इस काल मे अभाव रहा, और नारी श्षूगार और 
भोग के क्षेत्र मे ही सीमित हो कर रह गई। इस काल ,की नारी नायिका के 
विभिन्न रूपो मे प्रकट की गई तथा नाना प्रकार के भेद-अ्भेदो के साँग्रोपरॉग वर्णन 
हुए । 
£-अलकुसारी : आधुनिक हिन्दी काव्य भे नारी-भावना. पृष्ठ ८, 





( १६ ) 


इस प्रकार से भक्तियुग तथा-रीति युग मे नारी-भावना को अभिव्यक्ति प्रदान 
की गई। नारी के प्रति भक्तिकाल की हृष्टि वेराग्यमूलक तथा उसेक्षापृर्ण है, 'तो 
रीतिकाल मे यह मनोविनोद तथा एन्द्रिक सुख प्राप्ति का सहज साधन। दोनो 
कालो में उसकी स्थिति का हास हुआ और वह कवियों की सहानुभूति प्राप्त कर पूर्ण- 
रूपेण उनकी विवेचना तथा श्रद्धेय भावता का विषय न बन सकी । भक्ति-काल में 
नारी-भावना के प्रति इस प्रकार के हृष्टिकोण की प्रेरणा जहाँ पुराण तथा स्मृति- 
ग्रन्थों से प्राप्त हुई, वहाँ रीतिकालीन भावना का मूलाधार सस्क्ृत साहित्य बना । 
पुरुष के एन्द्रिक जीवन के अतिरिक्त मानसिक जीवन में नारी का क्‍या स्थान है, 
नारी का जिजी व्यक्तित्व क्या है, देश और जाति के जीवन मे नारी का क्या मूल्य 
है, यह सब देखने का प्रयास मध्य-युगीन कवियों ने नही किया । 


मध्य-युग के पश्चात्‌ श्रग्रेज़ी शासन विस्तार के समय से आधुनिक युग का 
आरम्भ होता है। पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता तथा सस्कृति के सम्पर्क मे आकर भारतीय 
समाज की परभ्पराओ्रो में आमूल-चूल परिवर्तन हुए । रूढिगत ग्रहितकर मान्यताओं 
और आादर्शों पर, जिन्होंने जन-जीवन के बौद्धिक विकास को भिन्न-भिन्न मत- 
मतान्तरो की खाइयो मे बन्दी बना रखा था, जाग्गरति भौर नव-चेतना का आलोक 
इसी काल मे प्रतिबिम्बित हुम्ना । अग्रेजो की शासन व्यवस्था ने भारतीय राजनैतिक, 
सामाजिक, आथिक तथा धामिक सभी क्षेत्रो पर प्रभाव डाला । भारतीय व्यवस्था 
में तीन्रता से होते हुए परिवर्ततनों ने समाज के सम्मुख नए आदर्श की स्थापना की, 
जिसके परिणामस्वरूप उनकी जडता को गति प्राप्त होकर आत्म-विकास की 
दिशा में अग्रसर होने का भ्रवसर मिला। नारी-जाग्ृति के दृष्टिकोण से यह काल 
महत्वपूर्ण हैं। उत्तर-वेदिक काल से उत्तर-मध्य काल तक सामान्यत नारी को 
स्व पर गौरवान्वित हो, भ्रपनी मूल प्रेरक शक्तियों के विकास का अवसर नहीं 
मिला । पुरुष की हृष्टि मे वह जीवन की विडम्बना, सिद्धि-मार्ग का कठक अथवा 
शारीरिक सुख का सहज साधन बन कर रह गई। उसकी मातृत्व शक्ति को भुला 
कर उसकी नैसभिक प्रतिमा को प्रहारित एवं कुठित किया गया । परन्तु बीसवी 
शताब्दी मे समाज के पुनरुत्थान के साथ-साथ नारी स्थिति के पुनरुत्थान की ओर 
समाज सेवियों, सुधारको तथा विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ। अग्नेज़ी शासन 
के प्रचार से भारतीय विचारकों की चिन्तन धारा दो मार्गों मे विभक्त हो गई थी। 
एक पक्ष के लोग श्रग्न॑ ज़ी सम्यता के आलोक मे राष्ट्र के पुरनेस्थापन की बात करते 
थे, जिनका विद्वास था कि भारतीय समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन की 
झावश्यकता हैं और इसके लिए वे' पद्चिमी सिद्धान्तो की दुह्ाई देते थे । इस पक्ष 
मे राजा राम मोहन राय, महादेव गोविन्द रानाडे तथा केशव चन्द्र सेन जैसे भ्रग्रणीय 


१--शलकुमारी : आधुनिक हिन्दी काव्य मे नारी-भावना, पृष्ठ १६ ॥ 


( २० ) 


नेता हुए । दूसरे पक्ष वाले भारत की पुरातन सस्कति के पुनरुत्थान को महत्व देते 
हुए वेदों की दिशा मे लोट चलने की प्रेरणा देते थे । इस पक्ष मे दयानन्द सरस्वती, 
विवेकानन्द तथा तिलक श्रादि महात्मा नेता थे। क्रान्तिवादी तथा पुनरुत्थानवादी 
दोनो प्रकार के सुधारको ने नारी जागृति का सदेश दिया । नारी को लेकर बाल- 
विवाह, बहु-विवाह, सती प्रथा, श्रशिक्षा आदि जिन सकीर्ण विचार-धारा को प्राचीन 
काल के धर्म-पुरोहितो न नेतिक निय्रमो के रूप मे प्रस्थापित किया था, श्रब उनका 

उन्मूलन हो विचार-स्वातत्य, सुशिक्षा, समानता एवं सर्वेंतोन्मुखी विकास के लिए 
उसको विस्तृत क्षेत्र प्रदान किया गया। शिक्षा प्रसार से आत्म-हीनता की भावता 
विनष्ट हुई श्र उसमे आत्म-गौरव के भाव का उदय हुआ । 


शिक्षित भारतीय समाज नारी को सहयोगिनी के रूप मे देखने लगा । 
परिवार की सकोणंताओ से निकल कर नारी समाज की समस्या बन गई। राष्ट्रीय 
झ्ौर राजनैतिक पहलुओ की श्रोर उसका ध्यान आकर्षित हुआ और उसने सभी 
क्षेत्री मे सक्रिय सहयोग प्रदान किया। इस प्रकार नारी बदलती हुई सामाजिक 
मान्यताभो एवं परिस्थितियो मे एक बार फिर महत्व का स्थान ग्रहण कर पाई 
नारी-स्थिति का ऋग्वैदिक भ्रादर्श सम्मुख रख कर जब समाज सुधारको ने नारी 
जागृति का शखनाद किया तो हिन्दी साहित्यकार के कर्ण-कुहरो पर भी उसके 
स्वर गूंज उठे और उससे प्रभावित हो साहित्यपटी पर नारी के चित्र परिवर्तित 
होने लगे । साथ ही देश-व्यापी पाश्चात्य-शिक्षा एवं विचारो के प्रचार एवं प्रसार 
नारी के शैक्षणिक जागरण तथा तत्सम्बन्धी राष्ट्रीय झ्रान्दोलनो के प्रभाव से नारी 
को जैसे-जैसे समाज मे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता गया और वह पुरुष की केलि- 
मात्र न रह कर सभी क्षेत्रों में उसकी सहयोगिनी एवं प्रेरणा बनती गई, वैसे ही 
वेसे हिन्दी साहित्य मे भी उसका रूप उज्ज्वल, उच्चत और प्राजल होता गया । 


आधुनिक हिन्दी साहित्य का उदय भारतेन्दु काल को लेकर होता हैं । 

' कालीन साहित्य नारी जागृति के चिह्न बहुत अधिक स्पष्ट न करते हुए 
भी नारी भावना के विकास की पृष्ठभूमि के रूप मे अवश्य ही महत्वपूर्ण है। इस 
काल' में रीतिकालीन परम्परा का पूर्ण ह्ास नहीं हुआ था। परन्तु सामाजिक एव 
राष्ट्रीय भावनाओं को भार ' द्वारा हीं मुखर होने का अवकाश मिला । वैसे इस 
पंधि-काल में नारी में सौन्दर्य के साथ शिव का सामजस्य न हो सका। फिर भी 
देश-व्यापी राष्ट्रीय आान्दोलतो तथा सस्थाओ का प्रभाव हिन्दी साहित्कार पर प्रचुर 
प्तात्रा में पडा। परिणामस्वरूप द्विवेदी-युग से प्रसाद-युग में आते-झाते नारी पुरुष के 
लिए कतंव्य की प्रेरणा बन गई | संक्रान्ति काल मे राष्ट्रीय श्रावरयकताओो के कारण 
जहाँ नारी-स्थिति को महत्वपूर्ण समझा गया वहाँ श्रागे चलकर परिवर्तन काल में 
ग़री के प्रति उपयोगिता-बादी दृष्टिकोण का परित्याग कर, प्रकृति के साथ नारी का 


(२१ ) 


सामन्जस्य करके सौन्दर्य हृष्टि को सृक्ष्मता एवं विविधता प्रदान करते हुए छायावादी 
कवियों द्वारा नारी को रहस्यमय बनाने का प्रयास किया गया, यहाँ तक कि जीवन 
की यथार्थ सीमा-रेखाएँ धधली और शस्पष्ट हो गई । कवि नारी को देवी के रूप में 
समान कर अपनी पूज्य भावना उसके प्रति समधित करने लगा। इसी काल मे नारी 
की महिमा मडित किया गया । तरल कोमल नॉरी देवी, माँ, सहचरी, प्राण' के 
सम्बोधनों से अनुप्रागित होकर सस्कृतिगत शुचिता की पुनंस्थापना में सकल्पबद्ध 
हुई। आह्वाद और पवित्र आनन्द को निर्मरणी के साथ-साथ वह आन्तरिक तेज 
झौर वाह्मय ग़ुणो की समन्वयित्री बती। नारी की मर्यादा का भाव इसी काल में 
मुखर हुआ । वह विश्व की मधुर कल्पना का स्वरूप लेकर पुरुष की अ्निवायें- 
आवश्यकता के रूप मे प्रकट हुई। साथ ही बौद्धिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी 
वह पुरुष की अर्धांगिनी बन, स्नेह की मधु रजनी में भ्रजस्र सुहाग की वर्षा करती 
रही । पुरुष का अतृप्त हृदय उसके आचल की स्नेहित छॉव मे सन्‍्तोष बन कर 
सुधा-पान करता हुआ तृप्त होता रहा) वैदिक युग के पद्चात नारी प्रदत्त प्रेरणा मे, 
प्रथम बार, इसी काल में कवि को मगल और पाविश्य के दर्शन हुए । परिवतेन 
युग में नारी को असत्‌ रूप या रीति-कालीन श्वगारिक रूप मे जहाँ कही भी प्रकट 
किया गया है, वहाँ इस रूप के प्रति आसक्ति की भावना प्रसय प्राप्त नही कर 
पाई है। 
विकास-काल के पदचात्‌ नव्य-काल में नारी भावना का साहित्यिक विकास 
झनेकानेक दिशाओं में हुआ है। सामाजिक एव राष्ट्रीय चेतना, अ्रपने 'स्व' एवं 
वेयक्तिक स्वतन्त्रता के प्रति जागरुकता तथा पश्चिमी आद्शों का प्रबल प्रभाव-- इस 
काल की नारी-भावना के विशेष अग रहे है। नव्य-काल का साहित्यकार समाजवादी 
झादशों से प्रभावित होते हुए भी अभी तक नारी भावना को सुनिश्चित स्वरूप दे 
सकने में श्रसमर्थ रहा है । इस युग की नारी सम्बन्धी विचारधारा माक्स के भौतिक 
आदश, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक विज्ञान एव भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनो के मध्य 
संघषेरत रही है। अभी तक नया-साहित्यकार स्थिर भाव-भूमि पर नारी-सम्बन्धी 
झादशे निश्चित कर सकने में अ्रसमर्थ रहा है। वह कभी समाजवादी आदसशों से 
प्रभावित हो, राष्ट्रीय नव-निर्माण कार्ये में नारी से सहयोग की अपेक्षा करता है, कभी 
नारी का मनोविश्लेषण करते हुए क्षयी-रोमान्सवादी दृष्टिकोण को अंकुरित कर, 
बाद में उससे घृणा करने लगता है, और कभी विकास-युगीन कवियों की भाँति 
उसे जीवन की महती आवश्यकता माथ कर डसके काल्पनिक अथवा दैहिक सौन्दर्य 
में लीन हो जाना चाहता है । 
हिन्दी साहित्य को, प्रसाद की प्रतिसा का उपहार विकास काल में मिला | 
इस युग में भारतीय नारी विभिन्‍न सस्थाओ्रों एवं समाज सुधारकों का आर्शवाद 
लेकर अपनी प्रतिष्ठा-प्राप्ति की दिशा में सलग्न थी। सस्कृतिक कवि मैथिलीशरण 


( २२ ) 


गुप्त द्वारा नारी, साहित्यिक पुनरुत्थान की दिशा में प्रगति कर रही थी। उनके 
हारा उसे माँ, बहिन, भाभी तथा पत्नी के रूपो में अ्रभिव्यक्ति मिली। पत्नी के 
रूप में अपने अधिकारों और कतंव्यों से परिचित उसने भ्पने पति से अधिकार की 
मॉग करता भारम्भ कर दिया था। नारी हुदय मे उदारता, दान, त्याग श्रौर 
महत्व की व्यजना उन्ही से श्रारम्भ हुई और प्रसाद ने इस भावना पर अपनी 
वेयक्तिकता की छाप लगा कर नारी की मातृत्व शक्ति के स्वरूप को महता प्रदान 
की । उन्होने 'असत्‌ को सत मे, श्रधमता को उदारता मे, राक्षसत्व को देवत्व में 
बबंरता को सभ्यता में एवं पाप को पुण्य मे परिवर्तित करने का भार' नारी ही पर 
रखा है । न्यूमेन के कथन का वह तथ्य कि यदि आत्मा को उच्चतर आध्यात्मिक 
प्रसाद की उपलब्धि मे सलग्न होना हो तो उसे नारी बनना चाहिए, प्रसाद की 
तारी-भावना की कसौटी पर खरा उतरता है। पुरुष की समाज की उन्नति नारी 
बिना दु साध्य ही नहीं, असाध्य है। उसे समाज मे आदर और महत्व की प्राप्ति 
होनी ही चाहिए, वयोकि वह जननी है और जननी होने के नाते (वात्सल्य, 
त्याग श्रौर करुणा की त्रिपथगा' है। वह श्रद्धा है। उसने पीयुष-वर्षा की है और 


जीवन के समतल को प्लावित कर अपनी सेवा और समपंण की भी भावना से सजल 
सस्कृति का पोषण किया है । 


इस प्रकार प्रसाद ने नारीं-भावना की अश्रृतपुर्वे चित्रपटी खडी करके 
ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य मे भारतीय नारी के उच्चतम गौरव की प्रतिष्ठा की है। 
वे अपने समय के सामाजिक नवोत्यान से पूर्णतया परिचित है। नारी स्थिति के 
विकास को भु्भना किन-किन दिशाओं मे प्रस्फुटित एवं प्रसारित हो रही हैं; झु 
से वे विज्ञ थे । नौरी सम्बन्धी सामाजिक चेतना के झालोक में साहित्य कौन-लैं 
दिल्या ग्रहण कर रहा है, यह भी उनसे अदृष्ट नही था। साथ ही भारतीय सस्कृति 
एवं साहित्य के गम्भीर अध्ययन, शैव-दरान के प्रभाव तथा नव-विकसित रोमान्टिक 
साहित्य के श्राधार पर नारी के स्वछन्द रूप की कल्पना ने उनके सम्मुख जो 
ग्रादश प्रस्तुत किए, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर, उन्हीं को उन्होंने आधुनिक भारतीय 
दारी के लिए योग्य और उचित समभा | निरन्तर बढती हुई पाश्वात्य शिक्षा के 
प्रसार से नारी मे जो अ्रकल्याणकारिणी दर्पे-पूर्ण अधिकार भावना बद्धमुल हो रही 
थी, उसके परिणामों से चिन्तित, प्रसाद ने साहित्य में भारतीय नारी के उस रूप 
को प्रस्तुत किया, जिसमे वह स्वयं अधिकारमयी है, पुरुष वी पृज्या है, जीवन की 
धहचरी और लक्ष्य की प्रेरणा है। जिसकी दानशीलता के सम्मुख सृष्टि नत-शिर 
है और जो पुरुष की प्रेहलिकाओों का समुचित समाधान है। ऐसी नारी द्वारा 
प्रधिकारों की माँग करना वास्तव में उसका अपमान है, उसकी स्थिति का पतन है, 
परोश्ष रूप मे प्रसाद ते अपने साहित्य की चिन्तनधारा से यह प्रमाणित कर दिया । 


(--मु शीराम शर्मा हिन्दी काव्य मे नारी . : कल्याण नारी विशेषाक, पृष्ठ १६७ 





(२३ ) 


अ्रतः सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत प्रबन्ध आधुनिक समाज मे 
नारी स्थिति के विकास-क्रम और उस विकास द्वारा प्रभावित आधुनिक हिन्दी साहित्य 
में उत्पन्न हुई विभिन्न विचारधाराओ पर विश्लेषणात्मक अध्ययन के निष्कर्ष उपस्थित 
करने की दिशा मे एक प्रयत्न है, तथा प्रसाद ने भारतीय सस्क्ृति, साहित्य और 
दर्शन से प्रेरणा प्राप्त कर, अपने साहित्य थे भारतीय नारी को सामाजिक, नैतिक, 
मनोवैज्ञानिक, सॉस्क्तिक एवं दाशनिक स्वरूप प्रदान करते हुए उसे प्रथलित 
सामाजिक एवं साहित्यिक मान्यताओं के मध्य किस प्रकार प्रतिष्ठित किया है, इस 


दिशा मे नवीन हृष्टिकोण उपस्थित करने का प्रयास इस प्रबन्ध की भ्रपनी 
विशेषता है । 


शैथम खराड 


श्राधुनिक भारतीय समाज तथा हिन्दी साहित्य में नारी 


श्रकरण-- ६ 


पृष्ठभूमि 


फालीन' नारी-स्थिति : उत्थान-पत्तन के विभिन्‍न स्तरों पर 





१०-बेद काल से उत्तरन्मध्य काल दर्क | 


अकरण-- १ 


पृष्ठभूमि 


विस्वमकृति नारी के रूप मे मूर्त होकर नर के लिए अनन्त काल से 
प्रेरणा और शक्ति का स्लोत रही है। गारी से शक्ति प्राप्त कर नर 
शक्तिवान्‌ कहलाता है । अक्षय शक्ति की स्रोत नारी के जीवन-विकास पर ही पुरुष 
के जीवन का उत्कर्ष निर्मर है। नारी पुरुष के जीवन को उदयाचल से लेकर 
अस्ताचल तक भ्रभावित और निदर्शित करती रहती है। नारी पुरुष जीवन के 
सृजन, पोषण और उन्नयन की आधार-शिला है। वह सामान्य पुरुषों की ही नही, 
देवताओं की भी जननी है इसीलिए देवताओं की सृष्टि में आदरणीय है। श्रर्ध॑- 
नारीइवर ने पाती को अपने मस्तक पर स्थान दे कर नारी को सम्मानित करने के _ 
क्षेत्र मे सीमा भीत्ति बाँध दी है, भारतीय ससस्‍्क्ृति का निर्माण अध्यात्म के सुहृढ 
घरातल पर उन मह॒षियों द्वारा हुआ है जो दिव्य-हष्टि सम्पन्त रागद्वेष-शून्य 
भ्रौर समदर्शी थे।! उनकी दृष्टि मे स्त्री-पुरुष का सयोग विकास का मूल है। 
सुसमाज में व्यवस्था, शान्ति और ऐद्वर्य की स्थापना मे नारी का महत्वपूर्ण योगदान 
होता है। वह सृष्टि की साधन और प्रकृति की मूर्तेहूप हो कर पुरुष के लिए 
सौन्दये, प्रेम, श्रन्नन्‍्यता और आनन्द का कारण बनती है । इसीलिए वह मान्या है, 
पूज्या है, आराध्या है, इसलिए उसमे देवत्व है श्रौर इसीलिए वह श्री है, शक्ति है, 
चिति है । हि 
प्राचीन मनीषियो ने जननी जन्मभूमिश्च, स्वर्गादपि गरीयसी” कहकर 
नारी के मातृत्व रूप को गौरव की पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया है। भारतीय 
सस्क्ृति मे नारी को अन्य देशो की सस्क्ृतियो से ग्रधिक सम्मान की प्राप्ति हुईं है । 
भारतोय साहित्य का उदय ऋग्वेद को लेकर होता है। ऋग्वेदिक समाज पितृ- 
सत्तात्मक होते हुए भी बारी के प्रति उदार दृष्टिकोर्णों से पूर्ण था। जीवन' के सभी 
क्षेत्रों मे उसे महत्ता प्राप्त थी। “युद्ध में विजय, और शान्ति मे सम्पन्नता' प्राप्त 
करने के लिए उसका सहयोग आवश्यक समभा जाता था, 'आयों ने स्वभाव में 
दाशनिक और चिन्तनशील होते हुए भी कभी भौतिक जीवन की उपेक्षा नहीं की । 


( ३० ) 


भौतिक जीअ्नन में नारी को मुख्य स्थान प्राप्त है, इसी कारण उसे भी उस काल मे 
महत्व का स्थान प्रदान किया गया। पुरुषों के जीविकोपार्जन के साधनों मे 
व्यस्त रहने के कारण ग्र॒हस्थी के समस्त कार्यों का भार नारी पर ही होता था। 
बह गह-स्वामिनी होती थी। धामिक हृत्यों में पत्नी को पति के साथ भाग लेने का 
प्रधिकार होता था। ऋचाझो का निर्माण महिलाश्ो को ही प्राप्त थधा। उनकी 
उपस्थिति के बिना कोई भी धामिक कृत्य पूर्ण नही समझा जाता था। वह दान 
देती, सोमरस बनाती और पीती थी । ग्ृह-पत्नी के रूप मे वह कुटुम्ब के सदस्यों 
को उनके दैनिक क्ृत्यों के लिए जगाया करती थी। उस काल का मान्यता थी कि 
पत्नी ही पर, भृहस्थी शौर भानन्द है । ५ 


ऋग्वेदिक नारी को शिक्षा-प्राप्ति के पूर्ण अवकाश प्राप्त थे ब्रह्मवादिनियाँ 
सदेव ग्रध्ययन में रत रहती थी! । श्रपती श्रध्ययनशीलता के परिणामस्वरूप उन्हें 
तत्कालीन समाज में उच्चतर प्रतिष्ठा की प्राप्ति थी। अध्ययन का क्षेत्र धारमिक 
प्रौर दाश निक हीते हुए भी सीमित भ्रथवा सकुचित न था । 


ऋतगेद में कुछ मन्त्र श्रह्मादिनियों द्वारा भी प्राविष्कृत किए गए हैं । 
इनमें रोमसा, लोपासुद्रा, श्राप्त,, विश्ववटा, घोषा और श्रद्धा आदि के नाम 
उल्लेखनीय हैं। वैदिक नारियाँ संगीत-कला मे निपुण होती थीं। वे यज्ञोपवीत 
धारण करती तथा अ्रध्ययत के प्रति रुचिवान्‌ थी । कहीं-कही विदृषियों द्वारा 
पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ करमे का भी उल्लेख मिलता है। सुलभा, मैत्रेद्ी और 
गार्गी की विद्धता लोक-प्रसिद्ध है। त्याग और तपस्या से ऋषिभाव को' प्राप्त करके 
वे मंत्रों की रचता करती थीं। 


ऋतणवेदिक काल में मस्तिष्क के विकास के सभी साधन उनके लिए प्रस्तुत थे। 
सामाजिक समारोहों में भाग लेने की उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी । मेले, त्योहारों 
तथा भन्य सामाजिक संस्थाओं में वे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती तथा भाग लेती 
थीं। इस काल में नारियों के रणक्षेत्र में जाने के उदाहरण भी मिलते है'। समाज 
में पर्दा प्रथी का अभाव था। विदृषी, वीरांगनाओं तथा स्वतन्त्रतानप्राप्त नारियों के 
लिए सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध थीं। प्रेम और विबाह के क्षेत्र मे वे पूर्ण 
१--ऋणगेेद : १।१३१॥३, ५।४३।१५। 
२--ऋगेद : ३४५३॥४, ३३५३६ । 
४१०-ए० एस० भल्तेकर : दे पोजिशन आफ बोमन इस हिन्दू सिविलीजेशन, 
पृष्ठ १३ । 
४--वही पृष्ठ २३३१२३५। 
४०-ऋणग्वेद : १११२।१०, १११६।१५, १११७॥११, १११८८ । 


(३१) 


स्वतन्त्र थी । वे अपनी रुच्यानुसार पुरुष से प्रेम और तत्पश्चात्‌ विवाह कर लेती 
थी । नारी के प्रति सौन्दर्यानुभूति के प्रमाण ऋग्वेद मे भरे पड़े है। विवाह एक 
पवित्र कार्य समझा जाता था। बहु-विवाह प्रथा अधिकतर राजा, महाराजा तथा 
सम्मानित पुरोहितो तक ही सीमित थी । वैसे समाज मे एक विवाह का भ्रादश्श ही 
मान्य था। विवाह युवा होने पर ही होता था । 

विवाह का अर्थ नारी के साथ रह कर सम्पन्नता प्राप्त, धर्मानुष्ठान तथा' 
यज्ञ सम्पादन होता था। ऋग्वैदिक भारत मे बाल-विवाह की प्रथा का, जो 
कालान्तर में इतनी अ्रधिक प्रचलित हो गई, प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। सग्रोत्र और 
अन्तर्जातीय-विवाह प्रचलित थे। विधवा-विवाह वर्जित नहीं था। बल्कि ऐसा 
लगत। है कि विधवा-विवाह के लिए, उस समाज में अवकाश था। प्रस्तुत मन्त्र 
इसका प्रमाण है--- 

कुद्द स्विद्वोषा कुह वस्तोरश्विना कुहाभिपित्वं करतः कहोषतु: 
कोवाँ शयुत्रा विधवेव देवर मर्य न योषा कुणुते सधस्त आ 
“ऋग्वेद १०।४०॥२. 

एक दूसरे मत्र . ऋग्वेद १०॥१८।८। . द्वारा भी विधवा विवाह की पुष्टि 
होती है। उक्त मत्र का भावार्थ यो है *-- 

“उठो स्त्री, तुम उसके पास पडी हो, जिसका जीवन समाप्त हो गया है । 
अपने पति से दूर, तुम उसकी पत्नी बनो, जो तुम्हारा हाथ पकड़ता है, भौर तुमसे' 
विवाह करने को तैयार है ।' 

इस काल में पुनविवाह के.अवकाश होने के कारण सहमरण की प्रथा का 
जन्म नही हुआ था। जिस प्रकार पुरुष की पुनविवाह का अ्रधिकार था, उसी 
प्रकार नारी को भी चार विवाह तक करने की अनुमति थी :--- 

सोमः प्रथमो विविदे गन्धवों ,विविद उत्तर:। 
तृतीयों अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा; । 
ऋग्वेद” १०८ ४५॥४० 
ऋग्वेदिक समाज, विकास के प्रथम चरण पर होने के कारण अपनी अअ्थ- 
व्यवस्था में बहुत ही स्पष्ट नहीं हो पाया था। पृत्र-हीन पिता की सम्पत्ति पर ही 
पुत्नी का अधिकार हो पाता था। वंसे विवाह के अवसर पर उसे स्त्री-धन की 
प्राप्ति होती थी । जिस पर पूर्ण रूप से उसका ही अधिकार होता था, और उसी 
धन में से वह दानादि किया करती थी । इस काल मे वहेज-प्रथा अधिक विकास 
नही प्रा सकी थी क्योकि स्त्री-पुरुष स्वेच्छा से एक दूसरे से प्रेम और विवाह 
करते थे । 
१--ऋग्वेद : १११५२, ६।३२॥१, ६४६।३ । ' 
२--ए० बी० कीथ : द कुम्बिज़, हिल्द्री श्रॉफ इच्डिस्य, पहली पोशी, पुष्ठ रूम । 


१4 छि 


| 


( ३२ ) 


इस प्रकार से ऋग्वैदिक समाज में नारी की स्थिति सभी .प्रकार से समुन्तत 
थो । वह पुरुष की सम्पत्ति न होकर उसकी सहयोगिती और साथित थी तथा 
सामाजिक, धार्मिकू एवं शैक्षणिक क्षेत्र मे पुरुष के समान सभी सुविधाओं की अ्रधि- 
कारिणी थी । उसके शुणों के साथ-साथ उसके स्वरूप को भी प्रतिष्ठा प्रदान की 
गई औ्ौरर उसको पुरुष के समान भाव-भूमि पर प्रतिष्ठित कर उसके गौरवपूर्ण जीवन 
के मूल्य और महत्व को श्रनुभव किया गया । 

ऋग्वैदिक काल के भ्राध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य आनन्द था। परन्तु उत्त र- 
बेदिक काल में ऋषि मह॒षि आनन्द की अ्रपेक्षा तप को अधिक महत्व प्रदान करने 
लगे । आनन्द की पवित्र विभूति शौर सुख की श्रजस्र स्रोत नारी जो ऋणग्वेदिक 
जीवन के लक्ष्य मे श्रपती महत्ता के शीर्ष पर आसीन थी, अरब इस तप काल भे एक 
सीढी नीचे उतर श्राई। क्योकि इस नवोदित मनोवृति के भ्रनुसार वह लक्ष्य 
(भ्रानन्द) प्राप्ति में सहयोगिनी नहीं, वरन्‌ बाधा समभी जाने लगी। उत्तर- 
बैदिक काल में तारी-समाज से शिक्षा का श्रभाव हो गया था। यह एक अजीब-सी 
बात लगती थी कि एक ओर जहाँ पुरुष ज्ञान-प्राप्ति की तीत्र उत्कण्ठा से तपस्या 
झौर त्याग की शोर शअ्रग्र हो रहा था, वहाँ दूसरी श्रोर नारी के विद्याष्ययन के 
ग्रधिकार को केवल धामिक शिक्षा क्षत्र तक ही सीमित कर दिया गया था। 
पुरुषों से स्वतन्त्र सपर्क अब बुरा माना जाने लगा। एक और शैक्षणिक अ्रवरोध 
और पुरुष सम्पर्क के अभाव में उत्तर-वैदिक समाज की तारी अपने व्यक्तित्व का 
विकास कर सकने में श्रसफल रही, दूसरी श्रोर ज्ञान प्राप्ति के लिए लालायित 
पुरुष-समाज ने इसी हीनता के कारण पुरुष और नारी की समानता के भाव को 
खंडित करके उसको स्थिति को और भी दुर्बल बना दिया। विद्या की उपासना 
के इस युग में नारी-समाज को यथेष्ठ क्षति उठानी पडी । वैसे तो ऋग्वैदिक काल 
में भी पुत्र का जन्म झानन्ददायक होता था, परस्तु कन्या के जन्म पर लोग दु खी 
नही होते थे । उत्तर-बैदिक काल में कन्या का जन्म विपत्ति लाने वाला भाना जाने 
लगा । ऐतरेय ब्राह्मण : ७१५: में पुत्र को स्वगे-तुल्य तथा कन्या को कृपणम्‌ 
झर्थात्‌ विपत्ति के रूप में संबोधित किया गया है। तैतिरीय सहिता * ६।५॥८२ 
में उसे बुरे शूद्र से भी नीच कहा गया है। इस काल में वैवाहिक व्यवहार में भी 
कुछ कडाई झाने लगी थी। सगोत्र-विवाह की भनाही भले ही अ्रभी नही हुई थी, 
किस्तु उसके प्रत्ति किसी प्रकार का आकर्षण लोगो में नहीं रह गया था। विवाह 
झब भी पुनीत कम साता जाता था, परन्तु बहु-विवाह की प्रथा धीरे-धीरे विकास 
पा रही थी । मैत्नायणी संहिता में मनु की दस पत्नियों का उल्लेख है, :१श४। 
विधवा-विवाह भ्रव भी प्रचलित था। किन्‍्ही मन्‍्त्रों मे सत्ती-प्रथा का विधान भी 
देखने को मिलता है।। दातपथ ब्राह्मण: शत० ५॥२॥१।१० का कथन है कि 
१--प्रथर्व वेद : १८।३।१-२, तथा ऋग्वेद १० १८।८ | 


(३३) 


पत्नी के बिना पति स्वर्ग नही जा सकता। विधवा-विवाह के विषय में 'दिधितु! 
शब्द से ज्ञात होता है कि विधवा अपने देवर से विवाह कर लेती थी । विधवा- 
विवाह का सकेत पर-पूर्वा' शब्द से भी होता है' । 

यजुर्वेद की तैत्तिरीय सहिता * ६५८२ में पिता के धन पर कन्या के 
अधिकार का निषेध बतलाया गया है। इस प्रकार से उत्त र-वैदिक काल मे नारी- 
स्थिति के महत्व मे एक आधात लगा । परन्तु इस करुण पक्ष के साथ-साथ नारी- 
स्थिति का उज्ज्वल पक्ष भी उत्तर-वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। 
उपनिषदो में शिक्षित नारियो का उल्लेख है। वे शिक्षिकाएँ होती थी तथा नारी 
समाज मे धर्म-शिक्षा का प्रचार करती थी। उपनिषदो में नर-तारी द्वार ।लोक 
संचालन की क्रिया का वर्णन भी किया जाता है। उपनिषदों ने ससार को पर-बह्म 
की यज्ञताला मान कर नर को होता तथा नारी को अग्नि-रूप मे उपस्थित किया 
हैं। इस प्रकार से नर सचायक है और नारी विभाजक + इसमे नारी को पुरुष 
के समान ही महत्ता प्राप्त है, और इसी के आधार पर सारा ससार स्थित है। फिर 
भी उत्तर-बैंदिक काल के मनीषी नारी को यह सदेश देना नहीं भूले है कि उनके 
लिए वही शुभ बुद्धि है, जिस बुद्धि से उन्हे अपने इस स्वरूप का ज्ञान हो जाय कि 
हम नर (ब्रह्म) की भिन्‍त भिन्‍तात्मिका शक्ति तथा अदश है और नर हमारा 
नियामक, संरक्षक और अभिवर्धक है । यदि हम नर से तनिक भी अपने को पृथक 
सत्ता वाली एवं स्वतत्र मानती है तो हमारी वही गति होगी जो वृक्ष से पथक 
होकर इतस्तत. गिरने वाले पत्र की होती है । 

वैदिक युग के परचात्‌ सूत्र ग्रन्थो तथा महाकाव्यो का काल आता है। सूत्र- 
काल मे नारी रक्षा का भार सम्राट पर होता था। अरब उसके अधिकार पहिले 
की अपेक्षा सीमित हो गए थे । उसकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता का लोप हो गया था। 
यज्ञादि धामिक समारोहो मे उसकी उपस्थिति अनिवायें न रह गई थी । इस काल 
मे नारी पुरुष की सम्पत्ति मानी जाने लगी। सहमरण की प्रथा का चलन अभी 
नही हुआ था । सन्‍्तानहीन विधवाझ की पर-पुरुष से पुत्र प्राप्ति का अभ्रधिकोर था'। 
बाल-विवाह होना आरम्भ हो गए थे । कन्या के रजस्वला होते से पूर्व ही विवाह 
करना उत्तम माना जाता था। उत्तर-सूत्र-काल मे नारी सम्बन्धी विचारों मे बडा 
प्रन्तविरोध मिलता है| नारी-स्थिति के विषय मे सभी सूत्रकार एकमत नही हैं । 
 १-डा० बेनी प्रसाद : हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता,” पृष्ठ १०७। 
२--ब्रजवलल्‍्लभ शरण : कल्याण नारी विशेषाक * पृष्ठ ११०। 
३--बौध : ११, २३, ४४, गौतम . १५११: 'द केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इचन्डियां 

प्रथम पोथी, पृष्ठ २४७ पर उत्कथित | 

४--वास, १६। १८ । 
५-बोध, २॥४।६ । 


( ३४ ) 


फिर भी नारी के लिए कुछ सामान्य आद्शों की प्रतिष्ठा की गई है। माता के रूप 
में नारी को सर्वोच्च स्थान ग्राप्त था । वधू का कुमारी होना अनिवाये समभा जाता 
था । विधवा-विवाह वर्जित थे | विधवाएँ असम्मानित, नियन्त्रित एवं उपेक्षायर्ण 
जीवन व्यतीत करती थी । सहमरण शञ्ञास्त्र सम्मत न था । 

इसके उपरान्त रामायणकाल मे नारी-स्थिति का विकास हुआ। राज» 
कुमारियों को स्वयं वरण करने का श्रधिकार था| इस काल मे पतित्रत धर्म का 
बहुत महत्व था । पति देवता के रूप मे पूज्य था । अयोध्याकाण्ड मे सीता स्त्रियों 
के धर्म की व्याख्या इस प्रकार करती है --स्त्री का सहारा न तो माँ बाप से है, 
न अपने से है, पति ही एक मात्र सहारा है । इस काल मे बहु-विवाह प्रथा 
प्रचलित थी । दशरथ इसके उदाहरण है। सपत्नियों के सम्बन्ध अच्छे नथे। 
यज्ञादि मे भाग लेने का अधिकार उन्हे प्राप्त था । 

महाभारत काल तक ग्ाते-झ्राते भारतीय सामाजिक व्यवस्था का स्तर अनेक 
हृष्टियो से पतित हो चुका था । जन्मगत वश का अभिमान तथा वर्ण एवं जाति- 
भेद की दीवारे हढ हो गई थी। यह काल नारी-स्थिति के ह्ास का काल था। 
अब उन्हे शूद्रो के समकक्ष रखा जाने लगा। उनकी स्वतन्त्रता नियन्त्रित कर दी 
गई। पति के अधा होने के कारण गान्धारी को जीवन भर श्राँखों पर पट्टी बांधे 
रहना पडा । द्रोपदो पाँच पतियों की पत्नी बनने पर विवश हुई। अपने प्रेम को 
विवाह मे परिवर्तित करने के लिए शअर्जुन को सुभद्रा का हरण करना पडा। नारी 
को सम्पति समझ, सामान्य धन की भॉलि जुए के दाँव पर लगा देता भरी सभा मे 
नारी के सतीत्व-हरण की चेष्टा तत्कालीन नारी स्थिति का दयनीय चित्र उपस्थित 
करती है। धृतराष्ट्र के १०० पुत्रो का उल्लेख बहु-विवाह का द्योतक है । 


महाभारत कालीन नारियो की स्थिति बड़ी विचित्र -सी दिखाई पडती है । 
कही उनके उज्ज्बब पक्ष को उपस्थित कर उन्हे सम्मान प्रदान किया गया है। वे 
पति की पथ-प्रदर्शिका, उन्हे दुष्कार्यों से बचाने में पूर्ण हृदय से सलग्न दिखाई 
पडती है। पति को अ्सहाय अवस्था मे राज्य का पूर्ण रूप से सचालन तथा श्रपने 
परिवार का पोषण उनके चरित्र की अपनी विशेषता रही है । परन्तु कही-कही 
उन्हे किसी भी प्रकार का स्वतन्त्रता देने की अनुमति न देने का उल्लेख भी है ॥ 
घर की सीमाओं मे उनके जीवन का उद्देय सीमित है। माया, श्रग्नि, सर्पिणी, 

१--मनु, ६।६५ | 

२--बाल्मीकि रामायण : बालकाण्ड, १८) 
३--डा ० बेनी प्रसाद . हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यता, पृष्ठ १८३ पर उत्कथित ॥ 
४--वन पर्व. ११, २७, ३७, ५६, ६१॥ 
५--अनुशासिक पर्व . ४५ ॥ 


(३५9 


गरल, विचार-विहीना, चचला तथा दुश्चरित्रा आदि विशेषणों 


$ से युक्त उनके 
प्रति उपेक्षा के प्रमाण भी महाभारत में मिलते हैं। 


! इस काल में बहुत-सी घटनाओं 
बात भी लक्षित होती थी। सुभदवा 
विचरण का प्रमाण मिलता है। स्वयवर 


दे विवाह के विषय मे परस्पर विरोधी 
भरमाण मिलते हैं। भाद्ी अ्रपने पति पाँड के साथ सती हो जाती है, जबकि दमयन्ती 


के दूसरे स्वयवर की घोषणा का भी उल्लेख मिलता है'। नियोग प्रथा का प्रचलन 
सम्भवतः इस काल मे आरम्भ हो गया था। नियोग पति की मृत्यु के पश्चात 
तथा विशेष दशा में जीवित रहने पर भी उसकी आज्ञा से किया जाता था! । नारी 
पत्नी स्वरूप को इस काल में उच्च महत्व प्राप्त था। 'पत्नी ही घर है, जिस 
धर मे पत्नी नही, वह घर नही है......धर्म, अर्थ और काम मे, देश मे और 
परदेश मे, सुख मे, दुख मे, हर बात में पत्नी ही साथी है । 
उत्तर-वेदिक काल से लेकर भहाकाव्यो के काल तक ब्राह्मण धर्म की 
कट्टरता संकीर्ण पथ से निकलती हुई स्वतन्त्र वातावरण और उदार विचारो का 
दलन कार्य कर रही थी। इसी सकीण्ण॑ता के विरोध मे बौद्ध घमं का आविर्भाव 
हुमा | समस्त मानव जाति के लिए समानता का भाव लेकर इस धर्म ने आात्म- 
शुद्धि तथा श्रात्म-सयम का सदेश दिया। सन्‌ १०० ई० तक इस धर्म का प्रचुर 
प्रचार हो चुका था। धम्मं प्रस्थापन के ६ वर्ष बाद स्त्रियों को इस धर्म मे दीक्षित 
होने की श्रनुमति प्राप्त हो गई थी । जुद्ध भगवान ने नारी के लिए आत्म-विकास 
की भावना का पुन॑स्थापन किया । बौद्ध-धर्म के अ्रष्ट होने से पूर्व नारी की सामाजिक 
स्थिति इस काल में उन्नत थी । धामिक क्षेत्र मे उसे महान स्वतन्त्रता प्राप्त थी । 
इसीलिए हिन्दू धर्म की कट्टरता से विक्षुव्ध नारियो ने इस नए धर्म को हृदय से 
स्वीकार किया । महाप्रजापति देवी, अन्य कई महिलाओं के साथ सबसे पहले इसमें 
दीक्षित हुई, वेश्याओ और नतंकियों के लिए भी इस धर्म के द्वार बन्द नही थे । 
इस धर्म से प्रभावित समाज मे भ्रन्तर्जातीय विवाह होने आरम्भ हो गए थे । पुत्री 
हे जन्म अभ्रमगलकारी नहीं समझा जाता था। उनकी शिक्षा पर पुत्रों के समान॑ 
ही ध्यान दिया जाता था | विवाह आयु में अभी कमी नहीं हुई थी । पूर्ण वयस्क 
होने पर ही विवाह किया जाता जाता था कुमारियों को अपने प्रिय से विवाह करने 
१-अनुशासिक पर्व : १२, १६-२१, ३८-३९, ५०। 
र--नाहर . प्राचीन भारत का राजनैतिक एवं सास्क्ृतिक इतिहास, पृष्ठ ११८ |, 
३--वही । 
४--डा ० कैली प्रसाद : हिन्दुस्ताव की पुरानी सभ्यता, पृष्ठ १६५। 
४--हार्नेर एल० बी० : 'वीमन अण्डर प्रिमिटिव बुद्धिज्म' पृष्ठ १९-२० | 


( ३६ ) 


के लिए अभिभावकों की अनुमति लेनी पडती थी! माता को अपनी पुत्री के 
विवाह पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार था। पति-पत्नी, एक दूसरे के 
विचारो का आदर करते थे, लेकिन पुरुष का स्थान ऊंचा होता था। इस काल मे 
विधवा-विवाह लगभग बन्द हो गये थे । विधवाएँ अधिकतर बौद्ध सघ मे दीक्षित 
होकर तपदचर्या का जीवन व्यतीत करती थी। वैसे विधवा-विवाह्‌ को बुरा नहीं 
माना जाता था। यह कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के आरम्भिक काल मे, जब' 
वहाँ अ्रष्टता का प्रस्फुटन नही हुआ था, नारी को महत्व का स्थान देने, और उस- 
की वेद कालीन उखडती हुई स्थिति को सँभालने की दिशा मे प्रयत्न किया गया । 

नारी-स्थिति के इतने सरक्षण के साथ-साथ बौद्धकाल मे उनकी स्थिति के 
ह्वास को हष्टि-ओमकल नही किया जा सकता | प्रारम्भ में महात्मा बुद्ध इस पक्ष 
में नही थे कि नारी को बौद्ध सघ मे दीक्षित होने की श्रनुमति दी जाय । श्रानन्द की 
धार्थना पर ही उन्होने सघ मेप्रवेश की आज्ञा दी थी। साथ ही उन्होने ८ ऐसे कठोर 
नियम बना दिए जिससे नारी के लिए सघ जीवन कष्टदायक, और पुरुष की तुलना 
मे स्थिति निम्न हो गई । उदाहरण के लिए, सौ वर्ष की भिक्षुणी को भी पहिले 
भिक्षु की अ्रभ्यंथता करनी पड़ती थी, चाहे भिक्षु केवल एक ही दिन का क्यो न 
दीक्षित हुआ हो । भिक्षुणियाँ भिक्षुत्रो के साथ स्वेच्छा से जाकर वार्तालाप नही 
कर सकती थी, पर भिक्षुझ्रो के लिए यह स्वतन्त्रता प्राप्त थी । भिक्षुणियाँ किसी 
भिक्षुक पर दोषारोपण नही कर सकती थी, जबकि भिक्षुक को यह अ्रधिकार प्राप्त 
था । विनयपिटक : चुल्लवग्ग १॥१। - में महात्मा बुद्ध ने आनन्द से नारी के संघ- 
प्रवेश पर अपना दूख यो प्रकट किया है--पर, अब, जब स्त्रियों का प्रवेश हो गया 
है आनन्द, धर्म चिरस्थायी न रह सकेगा ।...जिस प्रकार ऐसे घरों मे जिनमे 
स्त्रियाँ अ्रधिक और कम पुरुष होते हैं, चोरी विशेष रूप से होती है, कुछ इस प्रकार 
की अवस्था उस सूत्र और विनय की समर्छकी जानी चाहिए जिसमे स्त्रियाँ घर का 
परित्याग करके ग्रह-विहीन जीवन मे प्रवेश करने लगती है.........०«- फिर भी 
झानन्द, मनुष्य जेसे भविष्य को सोचकर जलाशय के लिए बाँध बँधवा देता है, 
जिससे जल बाहर न बहने लग जाए, उसी प्रकार आनन्द, भावी के लिए, मैंने 
ब्रे आठ कठोर नियम बना दिए हैं, जिनका पालन भिक्षुणियो के लिए अनिवायं है। 
जब तक धर्म है, उन नियमो के पालन मे प्रमाद न होना चाहिए ४ 

इस प्रकार से तत्कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति को प्ूर्वकालीन 
बौरव की प्राप्ति न थी । बुद्ध जसे निष्पक्ष व्यक्ति को भी उनके भ्राचरण पर पूर्ण 
: १--नौरा देसाई : 'वीमन इन माड्न इन्डिया! पृष्ठ १६। 
२--विनयपिटक चुल्लवस्ग १०॥१ । 


बँ--वही । 


( ३७ ) 


विश्वास न था साधा रणतया तत्कालीन नारी ग्ृह-प्तीमाओं में झावद्ध हो गईं थी । 
ग्रहस्य धर्मं तथा ललित कलाग्रो एवं सगीत में रुचि ही उसका मूल्य ग्रण बच गया 
था, और समाज सम्बन्धी स्वतन्त्र विचारधारा एवं व्यवहार उसके क्षेत्र से बाहर 
की वस्तु बन गए थे । 

बौद्ध-धर्म के साथ-साथ भारतवर्ष मे जैन धर्म का भी आविर्भाव हुम्ना । 
जैन धर्म ग्रन्थों मे नारी के प्रति अटूट विरक्ति की भावना स्पष्ट लक्षित होती है । 
वे पुरुष के सिद्धि मार्ग की सबसे बड़ी बाधा माया-रूप मरीचिका तथा मृत्युपाश हैं । 
ज्ञानाणवं' में शुभचन्द आचाये ने कहा--स्त्रियाँ वाणी मे अमृत रखती हैं, लेकिन 
हृदय मे विष भरे हुए है। वे स्वभाव से ही कुटिल हैं। स्त्री, पुरुर्षो को वज्ञार्नि 
की ज्वाला के समान और सॉप की दाढ के समान भय सताप देने वाली है। कोच 
से फूकार भरती हुई सरपिणी का--प्रालिगन करता श्रेष्ठ है किन्तु स्त्री को कौतुक- 
मात्र से आलिगन करना भी उचित नही है, क्योकि सरपिणी यदि काठे तो एक बार 
ही का मरण होता है पर स्त्री तो नरक की पद्धति के समान है, वह एक बार नहीं, 
बार-बार मरण करा कर नरक मे ले जाने वाली है ।' . ज्ञानाणवं, भ्रध्याय १२, 
२-३, ४ - 

धसुभाषित रत्न संदोह' मे भी भ्रमित गति आचाये ने नारी को माया, 
हम मना, अपकारी, असत्य भाषण में चतुरा तथा कुल में कलंक लगाने वाली 
कहा है ।' 

नारी की सामाजिक स्थिति के ह्वास का प्रथम प्रत्यक्ष चरण स्मृति काल से 
आरम्भ होता है। उपर्युक्त काल तक नारी स्थिति के विषय को' सेकर जो कुछ भी 
कहा गया वह नारी स्थिति के पतन के पू्व-पीठिका मात्र था। वेदिक-कालीन 
धाभिक अनुष्ठानों मे नारी-महत्वपूर्ण भाग लेती रही थी, और उसकी उपस्थिति 
के बिना कोई भी कृत्य पुरा नही समझा जाता था, परन्तु अब उसकी बौद्धिक 
स्थिति को सकीण्ण सीमाओं मे आवद्ध कर दिया गया। धर्म से नारी का सम्पर्क 
धीरे-धीरे छूट रहा था। केवल विवाह के अवसर पर ही उसे मन्त्रो का उच्चारण 
करना पडता था । अत उसको शिक्षित करने की भी आवश्यकता बही समझी 
गईं | परिणामस्वरूप नारी के धामिक जीवन के साथ-साथ उसकी शिक्षा भी 
समाप्त हो गई । स्मृतिकारो ने स्त्री को स्वतन्त्रता प्रदान करने मे अपनी उपेक्षा 
प्रकट की है। सामाजिक, सास्क्ृतिक एवं धामिक समारोहो मे उपस्थित होने 
झथवा भाग लेने की पहली जैसी स्वतन्त्रता उसे अब नहीं रह गई थी । स्मृतिकालीन 
समाज रूढिवादिता की दिशा में अग्रसर हो रहा था। मनु ने ब्राह्मणों को अधिक 
१--शाइवन्माया करोति, स्थिर पति न मनो मान्यते नोपकारे, 


या वाक्य वक्‍त्यसत्य, मलिन पति कुल, कीति वल्लीलुनाति' ॥ . सु० रं० सन्दोह 
११६९॥ 


६ रे८ ) 


स्वतन्त्रता एव अधिकार देकर नारी और शूद्रो की स्थिति को बहुत चीचे गिरा 
दिया। झ्रब नारी की अपनी वैयक्तिकता समाप्त हो चुकी थी। पुरुष उसका 
नियामक बनने की दिशा मे अग्रसर हो रहा था। उच्च कुलो मे पढे की प्रथा थी । 
हिन्दू धर्म-शास्त्रियों के भ्रनुसार विवाह के ८ भेद कर दिए गए। जिनमे से 
प्रथम चार प्रकार के विवाह हिन्दू धर्म द्वारा मान्य थे। पिता अपनी कन्या को 
उपहार के रूप मे किसी योग्य पुरुष को दे देता था। कन्या के वयस्क हो जाने की 
अवस्था १२ वर्ष मानी गई|। वयस्क होने पर ही उसका विवाह होता था। 
विवाहित पत्नी का कतंव्य पारिवारिक सुव्यवस्था के लिए धन का सदुपयोग करने, 
घर को स्वच्छ रखने, धार्मिक कृत्यो को पूर्ण करने, भोजन बनाने तथा बच्चों 
की देख-भाल करने तक सीमित हो गया। मनु ने सती प्रथा का तीज खण्डन 
किया है। उनके अनुसार साध्वी पत्नी पति की मृत्यु के उपरान्त पवित्र जीवन 
व्यतीत करती है, तो उसे पवित्र पति की ही भाँति स्व की प्राप्ति होती है । 
मनु-सहिता मे सहमरण के साथ-साथ विधवा-विवाह का विरोध भी किया गया 
है | पुनविवाह करने वाली नारी दुराचारिणी है, और वह पुरुष जो ऐसी नारी 
के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है, श्राद्ध, सस्कार से वचित होना चाहिए । मनु 
के विपरीत कौटिल्य ने सन्‍्तानहीन विघवा के लिए 'नियोग का विधान बतलाया 
है, जब कि मनु ने “नियोग' की भी तीज आलोचना की है। इस प्रकार नारी 
पुनविवाह से वचित रहती थी, जबकि पुरुष धामिक शअनुष्ठानो को पूर्ण करने के 
हेतु एक पत्नी के मरने के बाद दूसरा विवाह कर सकता था। कौटिल्य अभं-प्षास्त्र 
में एक ही विवाह के आदर्श को माना गया है । विवाह होने पर सुगमता' से सम्बन्ध" 
विच्छेद नही किया जा सकता' था, वेसे उच्च वर्गों मे ओपशायक दोष उत्पन्न हो 
जाने पर सम्बन्ध-विच्छेद का नियम था। एक दूसरे से घृणा होने पर भी सम्बन्ध- 
विच्छेद का नियम था । विवाह हो जाने के पदचात्‌ यदि स्त्री के गर्भ न रहता हो, 
भ्रथवा गर्भदान-शक्ति क्षीण हो गई हो तो आठ वर्ष तक, मृत बच्चे के होने पर 
१० वर्ष तक, केवल कन्यायें होने पर १२ वर्ष तक प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ 
पुत्रार्थी दूसरा विवाह कर सकता था । इस प्रकार से यदि युवती विधवा सन्‍्तान 
प्राप्त करने की इच्छा से पुनविवाह करती तो उसे अपने स्वसुर तथा पति का धन- 
१--शाम शास्त्री , कौटिलीय अर्थ शास्त्र, पृष्ठ १६६। 
२--बुह्लर * द लाज़ आफ मनु पृष्ठ ३२६ 
३---एम० पिनखम द्वारा वीमन इन द सेकण्ड स्क्रिपचर्स मे पृष्ठ ८७ पर 
उत्कथित । 
४--बुह्लर . द लाज़ आफ मनु' पृष्ठ, १०७ । 
““ इई॥म शास्त्री : कौटिलीय प्र्थ शास्त्र, पृष्ठ १७६-१७७ | 


(३६ ) 


विवाह के अवसर पर दे दिया जाता था'। सन्‍्तानवती विधवा का विवाह वर्जित 
था । मनु सम्बन्ध-विच्छेद के भी पक्षयाती नही है । 

नारी के सम्पत्ति विवाह भ्रधिकारों की भी व्याख्या स्मृतिकारो ने की है । 
सहोदर विहीन बहिन पिता के धन की ग्रधिकारिणी हो सकती थी । मनु-रम्ृति में 
ऐसी अवस्था में बहिन को केवल विवाह योग्य धन देने की ही व्यवस्था है । मनु 
का कथन है कि पत्नी, पुत्र और दास को सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। 
इनके धन पर उस पुरुष का अ्रधिकार है, जिससे ये सम्बन्धित है । आगे मनु ने 
६ प्रकार के स्त्रीधन की व्यवस्था की है। जिस पर स्त्री का पूर्ण अधिकार होता 
है | यह धन विवाह के प्रवसर पर पिता से, विदाई के अवसर पर पिता से, समय- 
समय पर मेट रूप मे पति से, तथा विभिन्‍न अ्रवसरों पर माता, पिता तथा भाई 
से प्राप्त होता है। विधवा अपने पवित्र वैधव्य काल मे अपने पति की सम्मत्ति 
की अधिकारिणी होती है, और उसका उपयोग सनन्‍्तति-पोषण के लिए किया जा 
सकता है । मनु के अनुसार नारी पुरुष के प्रगतिपथ की सबसे बडी बाधा होती है। 
इस कारण विद्वान लोग उसका साथ नही करते । नारी मूर्ख मनुष्य को ही नही, 
वरन्‌ साधुओं को भी पथ-अष्ट कर, उनमे इच्छा जागृत कर देने की शक्ति 
रखती है । 


भारतीय नारी-स्थिति के ह्वास का यह क्रम पौराणिक युग मे अधिक 
मुखर हो गया । पुराणों की रचना बौद्ध धर्म के विरोध मे ब्राह्मणो की अक्षुण्णता 
स्थापित करने के लिए की गई थी | बौद्ध और जैन लोगो के इस विश्वास ने कि 
मोक्ष प्राप्ति के लिए आ्रात्मा और परमात्मा के मध्य कोई मध्यस्थ रखने की 
आवद्यकता नही है और नारी भी भिक्षुणी होकर मोक्ष की अ्रधिकारिणी हो सकती 
है, ब्राह्मण पन्थियो को भयभीत कर दिया था। इसलिए इस गरुग मे एक बार 
फिर वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा की गई। फलस्वरूप नारी के अभ्रधिकार और भी 
अधिक सकीर्ण हो गए। उनके लिए पति ही देवता हो गया। इनके द्वारा इस 
विश्वास को प्रस्थापित किया गया कि उसके द्वारा पति की आराधना जीव की ब्रह्म 
के प्रति आराधना हैं'। किसी भी दशा मे पति को छोड़ने का अधिकार उसे नही 
है । एक बार विवाहिता हो जाने पर पति ही उसका लक्ष्य, धर्म और आादश है । 
श्री के पी. जायसवाल ने अपनी पुस्तक “मनु ऐण्ड याज्ञवलक्य” मे पौराणिक नारी की 

१--देवदत्त शास्त्री : 'कोटिल्य अर्थ शास्त्र, पृष्ठ ३१४। 

२--बुह्लर - द लाज़ ऑफ मनु, पृष्ठ रे४८। 
३--बुह्ूर - द लाज़ ऑफ मनु पृष्ठ ३२६॥। 
४---जान विलियम : मनुस्मृत्ति, पृष्ठ ३६॥। 
५--पदुम पुराण, : प्रथम पोथी : पृष्ठ ४१, ७०। 


(४० ) 


मनु और कौठिलीय नारियों से तुलना करते हुए लिखा है--- 

न छ83 704 76 ज्ञं6 एण॑ 06 ६776 0776 (2पए8 
जास्‍0 ए०पा6 एशाए था 20007 0 (त&शियव्राणा 0 858० 
306 958600778 8 0७४॥१5000 म 6 60फप्र। [07 564॥772 67 
धप्र5०3700. है म़व5 70 ॥6 ज्ञा8 ० ॥76 ॥76 ए ६9५४ 
शञ0 762875०0 "५प्राप॥ 790०00ए' ६40 726 ॥8॥65 व॑ंप्राए. 
[( ए़ु85 (6 ज्ञा8 ०00 १8]728ए72ए७४ 8828 9९007020026 (0 (6 
0076 प्रा6 छश6(6......एा 6 वाक्चा॥4३ रण 09]००. 0०0०वा- 
8706 कार प्रशधक्षाप्रा'ववं (00008.,. (९४४० 232) 


पौराणिक काल में नारी का घामिक जीवन केवल ब्रत रखने तक ही सीमित हो 
गया था । नारी द्वारा वेदाष्ययन का अधिकार इस काल मे समाप्त कर दिया गया। 
गरृहस्थ जीवन को सबसे अधिक महत्ता प्रदान की गई। कोई भी नारी झाजन्म 
कौमार्य पालन नही कर सकती । विवाह योग्य आयु और भी नीचे झा गई। 
साधारणतया ८-१० वर्ष की कन्या का विवाह कर दिया जाता था । ब्रह्म पुराण में 
विवाह की अवस्था चार वर्ष मानी गई है । इस काल में अन्तर्जातीय विवाह होने 
बन्द हो गए थे । एक जातीय विवाह का आदर्श समाज मे प्रचलित था । पुनविवाह 
प्रथा समाप्त हो चली थी । पुराणो मे सहमरण के बहुत से उदाहरण मिलते है। 
इससे पूर्व. सहमरण के जो भी उदाहरण प्राप्य है, उनमे आत्म-त्याग की भावना 
विशेष होती थी । परन्तु अब उन्हे सती होने के लिए बाध्य किया जाने लगा। 
पौराणिक काल के इस धूमिल प्रहर मे भी एक बात विशेष रूप से विचारणीय है 
और वह है स्त्री-धन की महत्ता | स्त्रियों को स्त्रीधघन पर पूर्ण भ्रधिकार था। पुत्र 
के अभाव मे पति के धन की वे ही अधिकारिणी होती थी। परन्तु इसके लिए 
विधवा का पवित्र होना अत्यावश्यक होता था । 


पौराणिक काल नारी के लिए उसकी दुरावस्था का सदेश लेकर आया । 
समाज मे रूढिवादिता की जडे गहरी हो रही थी । ब्राह्मण धर्म श्रपनी कट्टरता के 
बल, उसे अपनी वेयक्तिकता के विकास के लिए किसी भी प्रकार का अवकास 
और अ्रवसर प्रदान करने के पक्ष मे नहीं था। इस प्रकार विदेशियों के आगमन 
। से पूर्व ही भारतीय समाज विवाह, बहु-विवाह, सती-प्रथा, अ्रशिक्षा, बाधित वधव्य 
एव पर्दा प्रथा आदि कुरीतियो का प्रचलन हो गया था। इनको उत्तर-पुराण काल 
में मुसलमानों के आगमन से और भी अ्रधिक विकसित होने का अ्रवसर मिला । 
१--नीरा देसाई : “वीमन इन माडनें इन्डिया' पृष्ठ २१। 
२--ह्व न च्वेग, सल्तोरे झार० एन० द्वारा लाइफ इन ग्रुप्ता एज, पृष्ठ १११: 

मे उत्कथित । 


(४१) 


पौराणिक युग से आरम्भ हुई सकीर्णता विदेशियों के आ्राक्रमणों तथा उनके 
अ्रम॑-प्रचार के प्रयास के कारण और भी अधिक सको्ण होती चली गईं। अ्रब नारी 
की प्रगति और स्वतन्त्रता समाप्त होकर उसका जीवन परम्परागत श्रवरुद्ध 
धाराशों मे बहने लगा। उत्तर-पौराणिक काल नारीं-स्थिति दृष्टि से सबसे 
अधकारमय काल है। नारी की यह दयनीय स्थिति १६वीं शताब्दी के आरम्भिक 
वर्षो तक बनी रही । भारतीय समाज में मुसलमानों से पूर्व बहु-विवाह प्रथा प्रचलित 
थी, परन्तु इसका प्रचलन भ्रधिकतर राज्य वशो अथवा उच्चतर स्तर के लोगो बक 
ही सीमित था। मुसलमानों के प्रभाव से इस प्रथा का विस्तार हुआ और जन- 
साधारण मे भी बहु-पत्नी प्रथा व्याप्त हो गई। सामाजिक समाराहो मे एक प्रकार 
से उसका पूर्ण निषेध हो गया। घर की चहारदीवारी उसके कर्म-क्षेत्र की सीमा- 
रेखा के रूप मे मान्य हुई | विधवा-विवाह प्रथा पूर्णतया नष्ठ हो गई। सती त्रथा 
का विस्तार हुआ । अभी तक क्षत्रिय लोगो मे ही सहमरण प्रथा प्रचलित थी | अरब 
ब्राह्मणो ने भी आत्म-सम्मान की रक्षा की भावना से इस प्रथा को अपना लिया । 
कालान्तर मे यह भावना इतनी अधिक बलवती हो गई कि सती होने से बचने 
वाली स्त्री को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। मुसलमानों में सम्बन्ध-विच्छेद, 
पति की सम्पति पर पत्नी का अधिकार तथा विधवा-विवाह आदि प्रथाएँ प्रचलित 
थी, परन्तु ब्राह्मण भ्रादर्शों से निर्देशित भारतीय समाज इन प्रथाओं को अपना 
सकने मे असमर्थ रहा, और अपनी परम्परागत सकीणंताशों से मोह रखते हुए 
प्राचीन परिपाटी पर ही चलता रहा । 

हिन्दू समाज मे रूढिवादिता तथा सकीर्ण भावना का' विकास आत्म-रक्षा 
के उद्देश्य से किया गया था । परन्तु कालान्तर मे यह भावना परिपाटी के रूप में 
चलकर सकीणं से सकी्णतर होती हुई हिन्दू समाज के पतन का कारण बन गई । 
बौद्ध धर्म के विरुद्ध घवी शती मे शाकराचायें का अ्रभ्युदय हो चुका था। उन्होने 
ज्ञान के बल पर वेदों की उच्चता का पुनर्स्थापन करना चाहा। परन्तु जन-सम्पर्क 
की न्‍्यूनता के कारण जन-साधारण को उनके ज्ञान का अधिक लाभ श्राप्त न हो 
सका । उनके उपरान्त १२वीं शताब्दी में जब भारतीय भूमि पर विदेशियों का 
पदार्पण हो चुका था, रामानुज ने भक्ति आन्दोलन का शिलान्यास कर, प्राणी मात्र 
के बीच परस्पर स्नेह तथा समानता का सदेश दिया। भक्ति झ्रान्दोलन की यह 
लहर रामानुज से आरम्भ होकर १५वी और १६वीं शताब्दी तक देश के कोने-कोने 
में व्याप्त हो गई। रामानुज का आविष्कृत सगुणभक्ति-मार्ग लोगों के जीवन' की 
इच्छा का प्रादुर्भाव करते हुए उन्हे श्रपनी ओर आकर्ित कर रहा था। दूसरी ओर 
गुजरात प्रदेश मे स्वामी माधवाचार्य वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे थे । पूर्व भाग 
मे जयदेव भ्रौर विद्यापति क्ृष्ण भक्ति की , प्रतिष्ठा मे रत थे। १५वीं शताब्दी के 
लगभग मध्य-भारत मे रामानन्द राम-भक्ति का प्रचार कार्य कर रहे थे, और दूसरी 


( ४२ ) 


ओर उत्तर भारत में स्वामी बललभाचाये क्ृष्ण-भक्ति के महात्म्य के बखान में लगे 
थे। भक्ति के इस युग में देश ने जहाँ रामानुज, तिम्बाक॑ मुनि, माधवाचाय और 
चैतन्य जैसे महात्मा उपदेशकों को उत्पन्त किया वहाँ दूसरी ओर रामानग्द, कबीर, 
नानक, तुलसी, सूर, मीरा, मरासह, नामदेव एवं तुकाराम जैसे सन्‍तो और भक्तों 
की भी प्रतिष्ठा की, जिन्होंने भक्ति की इस धारा को सुहृदता तथा दीर्ब जीवन 
प्रदान किया | इस काल में भिन्‍न-भिन्‍न जातियो से महात्मात्री और साधको का 
अ्रभ्युदय हुआ, अल जाति-पॉति और लिंग की समानता का घोष उच्च स्वर में 
किया गया । सभी धर्मावलम्बियों ने अपने धर्म के द्वार सभी के लिए समान रूप से 
खोल दिए । इसके पर्णिमस्वछूप तारी को एक बार फिर उन्मुक्त वातावरण 
प्रदान करने की भावना का जन्म हुआ । भक्त और साधको के इस युग में ऐसे 
साहित्य का स्जन किया जो जन-साधारण के लिए सुलभ हो। कबीर की साखियाँ, 
तुलसी की चौपाइयाँ, सूर के पद, चेतम्य के कौतंत, नरसिह के प्रात गीत, ज्ञान- 
देव और तुकाराम के अभग तथा मीरों के भजनों ने भारतीय समाज को प्रमूरय 
साहित्य का उपहार दिया । महादेव गोविन्द रानाडे ने श्रपनी पुस्तक “द राइज आफ 
मराठा पावर' : पृष्ठ, ३५९ ' में इस नव-रचित भक्ति-साहित्य के विषय में महत्व- 
पूर्ण उद्धरण प्रस्तुत किया है -- 

्‌ु॥6 ?/0०655078 ० 5॥78ट77 वश्द्ाशकाएई 0एिपएात॑ 0ि 
796 75 078, ॥0 6 हराया 5070758 ॥॥६ (8 $88॥5 
धातव [॥02088 300॥858206 [6 9609॥6 ॥॥ +#6॥7 0५97 ४९४७॥॥३ऋ 
0पोॉ87 0 0000ए 0696॥ (॥8 77#870 800॥ ॥76850788 ०0 ' 
8] द706 इष्ताता'ए, पाढा 800 90760, 3730770875 . 800 
$8॥0ए878५ 826." 


भक्तिन्युगीन साथकों तथा उपदेशको के इस प्रवाह मे नारी को धामिक क्षेत्र 
में महत्व प्रदान हुआ । पुरुष की भाँति नारी भी भक्ति के माध्यम से भगवान की पूजा 
करके मोक्ष प्राप्त कर सकती थी । पुराणो और स्प्र॒तियों ने पतिद्नत धर्म के निभाने 
पर ही मोक्ष आप्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। परन्तु भक्ति-काल मे 
पतिता, वेश्या और प्रकुलीता भी मोक्ष प्राप्त कर सकने का अधिकार रखती थी । 
इस काल में सर्वोपरि शक्ति पर अगाध विश्वास रखने वाली कुछ भक्तिने हुई। 
जिसल्होने भगवद्‌ प्राप्ति के लिए पारिवारिक जीवस से विभुख होकर त्याग और 
तपरचर्या के जीवन को प्रमुखता दी। ऐसी भक्तिनों मे मीरा, मुक्ता, क्षेमा झ्ादि 
के ताम उल्लेखनीय है । 


धामिक क्षेत्र के साथ-साथ समाज गत व्यवस्था मे भी कुछ सुधार हुए । 
इस काल में कीतेन, भजन आदि धामिक मांगलिक कृत्यों के अवसर पर महिलाएँ 


( ४३ ) 


भी उपस्थित रहती थी । पुरुषो के साथ बैठने, बात करने के प्रसंग झ्राने के कारण 
पर्दे की प्रथा कम हुई । सन्त श्रमरदास ने अपनी शिष्याओं में पर्दा-अथा को उठा 
दिया था| साथ ही साथ एक बार नारी को घर की सीमाओं से बाहर सामाजिक 
समारोहो में भाग लेने का अवसर मिला । साधुओं द्वारा ग्रहस्थाश्रम धर्म पर विशेष 
बल दिया गया। सनन्‍्यासी बनने से पूर्व पति को पत्नी की आज्ञा लेना अनिवार्य था। 
यदि किसी अवसर पर पत्नी भी पति के साथ सनन्‍्यासिनी बनना चाहे, तो उसे ऐसा 
करनें का अधिकार प्राप्त था। मोक्ष प्राप्ति में भी नारी पुरुष का साथ देती थी। 
तत्कालीन सन्‍्तो ने जिस प्रकार के साहित्य का ख़जन किया वह जन-साधारण के 
लिए सुलभ था । अत. तारी को एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने का 
झ्रवसर सिला । भक्ति-युग में युगल-पूजा के प्रचलन से नारी जाति गौरव का स्थाव 
प्राप्त करने की दिशा मे अग्रसर हुईं। लक्ष्मी-तारायण, सीता-राम, राधा-कृष्ण, 
दशिव-पार्वती आदि युगल देवताओं की आराधना ने नारी के प्रति एक मनो« 
वैज्ञानिक सम्मानित दृष्टिकोण का भाव प्रदर्शित किया । 

धार्मिक एव सामाजिक क्षेत्र मे इतनी प्रतिष्ठा श्राप्त करने के साथ-साथ 
भक्त उपदेशको एवं सन्‍्तो ने नारी के प्रति विरक्ति की भावना भी प्रकट की है। 


एकनाथ ने साधक को नारी से दूर रहने का आदेश दिया है! । उन्होंने यह भी 
कहा है कि पुरुष का नारी से आवश्यकता से अधिक सम्पर्क स्थापित करना उचित 


नही है | तुकाराम ने भी इसी प्रकार नारी ससर्ग से अलग रहते की इच्छा प्रकट 
की है, क्योकि उसके सम्पर्क से भगवद्भक्ति में बाधा पडती है तथा मनोभाव 


सयमित नही रह पाते हैं । चेतन्य उस पुरुष से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं 
रखना चाहते, जो नारी से सम्बन्ध बढाने का अभ्यस्त है। मध्य-कालीन सतो ने 
कड़ी-कही नारी विषयक बडे उपेक्षामय उदगार प्रकट किए हैं। ये लोग नारी में 
केवल योन भावना से उद्भूत वासना ही देख पाये, उसके उच्च चारित्रिक ग्रुणो पर 
उनकी दृष्टि नही गई । परन्तु जहाँ कही भी उन्होने नारी को देवी अथवा माता के 
रूप में देखा है, उनकी जिद्धा उनका ग्रुणगान करते थकी नही हैं। नारी के प्रति 
उपेक्षापूर्ण शब्दों को व्यक्त करने का उनका आशय यही रहा था कि चारी का 
दैहिक आकरषंण मोक्ष-प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। मोक्ष प्राप्ति उनका लक्ष्य 
था अत उस तक पहुँचने के लिए उन्होने सामान्य रूप में ही नारी की उपेक्षा की 
है। वैसे सभी सन्‍्तो के मन में नारी के प्रति पूणं आदर और सम्मान के भाव 
निहित थे और इसीलिए अपने आाराघष्य को भी वे युगल रूप मे ही स्वीकार करते 
थे। नारी के प्रति इतनी महत्वशालिनी एवं पवित्र भावना होने पर भी नारीं« 
स्थिति के उत्थान का यह प्रयास इन भक्तसाधकों के साथ ही लुप्त हो गया और 
१--बेलवेकर रानाडे, और हिस्ट्री ऑफ इन्डियन फिलासफ्री” दूसरी पोथी, पृष्ठ 
२४२ | 
२--वही । 


( ४४ ) 


उत्तर-मध्य काल तक नारी स्थिति उत्तरोत्तर अश्रधःपतित होती गई । इसका सबसे 
विशेष कारण हिन्दू समाज की निर्माण-शक्ति का क्षीण होना था। भक्ति-युगीन 
प्ताधकों द्वारा प्रचारित सुधारों को अपना सकने मे भारतीय समाज श्रसमर्थ रहा । 
धामिक क्षेत्र मे नारी को जो भी स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, सामाजिक क्षेत्र के सकीर्ण 
होने के कारण उस स्वतन्त्रता का कुछ भी मूल्य नहीं रह गया । इस काल में आर्थिक 
इ्यवस्था की विषमता उत्पन्त हो चुकी थी। अ्रथ॑-सुव्यवस्था के बिना किसी भी 
सुधार का विकास एवं प्रसार करना कष्ट-साध्य होता है, दूसरे इन सुधारको ने 
सम्पत्ति, परिवार एवं सामाजिक व्यवस्था की श्रोर ध्यान नहीं दिया । सामाजिक 
इत्थान की कोई सुनिश्चित रूप-रेखा के भ्रभाव मे उनका योग केवल धामिक क्षेत्र 
तक ही सीमित रह गया । तीसरे, इन भक्त साधकों के धर्म प्रचार मे बौद्धिकती की 
झ्रपेक्षा भावुकता तथा अपने आराध्य के प्रति श्रगाध विश्वास की भावना ही 
विशिष्ठ थी। ग्रत जन साधारण के मस्तिष्क मे इसका प्रभाव भ्रधिक स्थायी रूप 
से नही बैठ सका । भक्त समाज अपने मे सगठित नहीं था। विभिन्‍न मत-मतान्‍्तरो 
में विध्वासी ये साधक अपने सत को एक दूसरे से अधिक उच्च और विशिष्ठ 
बताने का दावा करते थे | अग्रत जनतो पर सामान्य रूप से इस भावना का भ्रच्छा 
प्रभाव नही पडा, और इनकी साधना एक प्रकार से शभ्रसफल ही रह गई । 


इस प्रकार से पू्व-मध्यकाल से लेकर उत्तर-मध्य काल तक नारी का गौरव 
पतन की दिशा मे ही भ्रग्मसर होता चला गया। मध्य-कालीन मुगल शासको की 
नीति धामिक हस्तक्षेप की नीति नही थी, क्योकि कु अनुभवों के परचात्‌ वे इस 
निष्कष पर पहुँच गए थे कि हिन्दू जनता अपने धामिक एवं सास्कृतिक क्षेत्र मे 
कटूर पंथी है, और उसमे हस्तक्षेप का भ्र्थ, किसी भी क्षण विद्रोह का भयंकर 
विस्फोट हो सकता है । फिर भी अकबर ने सती प्रथा को बन्द कराने का प्रयास 
किया । उसके एक नियम के अनुसार कोई भी स्त्री सती होने के लिए वाधित नहीं 
की जा सकती थी । 


मुगल शासन काल सामान्य रूप से कला झौर ऐदवर्य का काल था। युद्ध 
भूमि से थके हृदयों को शान्ति और सुख की खोज थी । अत. बादशाहों के दरबारो 
में विलासिता की भावना की प्रश्नय मिला । इस भावना की पूत्ति का साधन नारी 
बनी । नारी जब इस प्रकार से पुरुष के मन-बहलाव और तृप्ति के साधन के रूप 
में उपस्थित हुई, तो उसे सम्मान देने की बात का प्ररत ही नही उठा । इस काल में 
तारी स्थिति का मूल्य और महत्व भी नीचे गिर गया, और वह पुरुष की उपभोग्या 
मात्र रह गई | उसकी यह दशा उस समय तक रही जब तक १९वीं शताब्दी के 
झारम्भ में पादचात्य सभ्यता झौर संस्कृति के आलोक मे भारत के नवीन सुधारको 
द्वारा भारतीय नारी को सम्मानित करने का प्रयास नही किया गया । 


(४५ ) 


| 

इस प्रकार से वैदिक कालीन नारी जो अपने सम्भॉनपूर्ण पद पर प्रस्थापित 
हो, पुरुष की सहयोगिनी और प्रेरणा की स्रोत थी, जिसको सामाजिक, आधिक 
एवं धामिक क्षेत्र मे स्वतन्त्रता प्राप्त थी और जिसकी वैयक्तिकता पुरुषों द्वारा मान्य 
थी, श्रागे चल कर भक्तिकाल तक आते-आते वर्ण-व्यवस्था, नियोग-पद्धति, अशिक्षा, 
सती-प्रथा, बाधित वेधव्य तथा पर्दा प्रथा श्रादि कुरीतियों के विस्तार में अपनी 
स्थिति को बनाए रखने में असमर्थ हो गई। धर्म सरक्षकों एवं मनीषियो ने उसके 
भ्रधिकार क्षेत्र को सकीर्ण और सीमित कर, उसकी मानसिक स्वतन्जता एवं बौद्धिक 
विकास के द्वार पर कठोर नियमों की श्रर्गला लगा दी। सैद्धान्तिक दृष्टि से उसकी 
स्थिति पुरुष से बहुत नीचे हो गई । वैशिष्ठय और व्यक्तित्हीन सामजिक मान्य« 
ताओ से रिक्त एव अधिकारों से विमुद्ध नारी श्रब या तो पुरुष की लौकिक तुषा- 
तृप्ति का साधन बन गई या उस पर भार-स्वरूप, और उसका मुल्य नही के बराबर 
ठहराया गया । 

मुगल काल के अ्रन्तिम समय तक वह शअ्रपनी इस शोचनीय श्रवस्था की 
पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी थी, और तब क्रान्ति स्वरूप १९वीं शती के भारतीय 
समाज मे पाइचात्य सभ्यता एवं सस्कृति के विस्तार में समाज सुधारकों को नारी के 
प्रति नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया, जिससे प्रेरणा प्राप्त कर युगो के पश्चात नारी- 
जागृति का शखनाद हुआ और वह अपनी दीघेकालीत असहाय अवस्था को भूल कर 
एक बार फिर अपना गौरवान्वित पद प्राप्त करने की दिशा मे अग्रसर हुई । 





भेके रणए---२ 


आधुनिक भारतीय समाज में नारी 


: पुर्व श्राधुनिक काल : उत्थादोन्मुख नारी स्थिति : 


- १८५७ से १६००५ंतक 


तिषय को क्रमबद्ध एवं पूर्ण बनाने के उद्देश्य से १८५७ से पूर्व की सुधार 


योजनाओं एवं समाज सुधारको को भी विवेचना कर ली गई है । 


प्रकरण---२ 


पू्व-प्राधुनिक काल 


जे कि पूव पृष्ठों मे कहा जा चुका है कि उन्‍्नीसवी शती के श्रारम्भ काल 

तक--भारतीय नारी अपनी स्थिति के हास की चरम सीमा का स्पर्श करु 
चुकी थी । पुरुष-समाज द्वारा प्रतिपादित नैतिक नियमों की अगला मे उसकी सामा- 
जिक, धामिक एवं आ्थिक स्वतन्त्रता आवद्ध होकर रूढ-परम्पराशो के विरुद्ध विद्रोह 
करने योग्य न रह गईं थी । स्वस्थ, हितकर एवं विस्तृत भाव-भूमि पर मस्तिष्क का 
उपयोग कर सकने की--सम्भावनाश्रों से ही उसकी शून्य स्थिति पडिता रामाबाई 
के इन शब्दों मे स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है :--- 

506 ॥8 [079986&00 40 ४686 ६06 $82८/९९ 5००७(ए76$. 
806 ॥95$ 70 78076 60 [77000फ7006 8 शझ॥गशॉ6 एज्ञीक्र0॥6 ठफ ० 
(७79. 7०0 279०४ 0 ॥# फ्राट्यापएथ20 व0ज़ दाए0 0 
96४९ छए शएं)।ए ॥शः काक्ालशा$, 0 2400 6७ एछशथडणा 
8706 0७५ शाएयएश 42॥79 00060 402607007 जशातर & 0008807%॥ 
909 फ्रातला 20098 ॥007272, ४6७ 6 #श९68४ ॥070फ778 60 
ज्ञा0 8 निागगतप ज़तग्क्रा 7$ 0765. (756 जप्ताशा (38४७6 
पला॥07 ४०४४0, ९826 8-82) 

तत्कालीन भारतीय समाज की पितृ-प्रधान सयुक्त व्यवस्था, नारी स्थिति के 
विकास में अवरोध उत्पन्न करने लगी । उस समाज की हिन्दू एवं भ्रहिन्दू सभी 
जातियों ने नारी को स्वतन्त्रता एवं अधिकार प्रदान करने के क्षेत्र में उदासीनता एवं 
उपेक्षा की भावना का ही प्रदर्शन किया, उसे पुरुष की मात्र शारीरिक एवं निम्नतर 
श्राकांक्षाओ की पूत्ति का साधन समझा गया, साथ ही किसी भी क्षेत्र में मस्तिष्क 
का विकास एवं उपयोग कर सकने के अ्योग्य ठहराई गईं । इस प्रकार से तत्कालीन 
सामन्तवादी समाज, प्रधानतया प्रात्म-निर्भर ग्राम्य व्यवस्था, जातीयता, संयुक्त 
कुटुम्ब प्रथा एवं रूढिवादी आदर्शो पर आधारित होकर नारी के लिए किसी भी 
प्रकार का प्रबुद्ध विकास-स्षेत्र उपस्थित कर सकने मे असमर्थ रहा । श्रतः इस 

१--अव्वे जा डुबायस * हिन्दू मैनट्स कस्टम्स एण्ड सेरेमनीज, पृष्ठ ३३९ । 

२--नी रा देसाई : 'वीमन इन माडनें इन्डिया, पृष्ठ ३०। 


( ५० ) 


अ्रमंगल संकीर्णता की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत को उस समय एक नवीन समाज की 
महत्ती आवश्यकता थी, जो इस हीनावस्था को प्राप्त नारी स्थिति को लेकर 
जागरण का शखनाद कर सकता तथा उस जागरण के आलोक का स्वागत करती 
हुई तत्कालीन नारी अपने वास्तविक अधिकार क्षेत्र को पहचान, उनका उपयोग कर, 
तवीन समाज की नवीन भावभूमि में अपना सम्मानित स्थान ग्रहण कर पाती । 

भौर ऐसी ही परिस्थितियों के बीच भारत पाइ्चात्य देशो के सम्पर्क मे 
आया । १श्वी शताब्दी के बाद से ही योरूप मे धामाजिक, राजनैतिक, आ्राथिक एवं 
सास्कृतिक मान्यताओं में परिवर्तत होने लगा था। १८वीं शताब्दी मे इग्लैंड मे हुई 
औद्योगिक क्रान्ति ने व्यापारिक विस्तार के लिए नए-नए उपनिवेशों की खोज आरम्भ 
कर दी थी । जमीदारी प्रथा की मनिरकुशता तथा सम्राट होने के ईश्वरीय अधिकार 
के सिद्धात बौद्धिक जागृति के आलोक में व्यर्थ से लगने लगे थे। “मुद्रण सस्थाओं 
के विकास ने व्यक्ति-गत स्वतन्त्रता तथा जन-सत्ता की भावना को बल प्रदान किया 
था । उस काल का योरुप वैज्ञानिकों, समाज-शास्त्रियो एव दार्शनिक विचारकों का 
योरूप था, उसने बेकन, हा म, लॉक, रूसो, वाल्टेयर तथा हेल्वेटियस आदि विद्वानों 
को जन्म देकर सामाजिक तथा राजनीतिक मान्यताओं मे एक नवीन क्रान्ति का 
सूत्रपाव किया । इस प्रकार 'पर्चिमी योसरूपीय देशों मे जिस नवीन समाज का 
निर्माण हुआ उसमे आशिक क्षेत्र मे पूंजीवाद, सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में 
प्रजातन्त्रात्मक भावना एवं व्यावहारिक स्तर पर व्यक्तिगत वैशिष्ठय के आदर्श को 
अस्थापित किया गया” । १९वीं शताब्दी के इस नए योरूप की स्वातन्व्य विचारघारा 
ने योरूप के सामाजिक को बुद्धि-प्रयोग के लिए नए क्षितिज प्रदान किए, जन्म से 
आप्त सुविधा-ग्रसुविधा के अ्न्धविव्वास पर कुठाराधात किया तथा राज्य की सर्वोच्च 
झक्ति को उसके उच्चतम शिखर से उत्तार कर व्यक्ति को महत्ता प्रदान की | इस 
काल मे धर्म व्यक्तिगत प्रघन बनकर अपने महत्व की दिल्या मे गौण हो गया तथा 
उसके बदले वेयक्तिकता को सम्मान के उत्कर्ष प्रर प्रतिष्ठित किया गया। इसी 
भावना से प्रेरित होकर “मिल ने नारी जागरण का स्वर ऊँचा किया! , नारी के 
भवाधिकार का प्रइन उपस्थित करते हुए उसने कहा था--- 

7४णए्रप्ढा 76680 00७ छा0€लांणा फरथशा शीत्वा ० 
+हा ९700फ6$ थात॑ ज़जाहा 7॥660 ०596 काणलछांजा शाक्ा 
धाता ० 6४ पाला 

सर एन. जे. चन्दांवरकर ने तत्कालीन योरूप का वर्णन इस प्रकार 
किया है :--- 

१--नी रादेसाई “वीमन इन माडने इन्डिया,” पृष्ठ ५० | 

२--वही , पृष्ठ ४६ । 
डइे-स्टू ने रे . 'दि काछ, पृष्ठ १०८ पर उत्कथित । 


(११ ) 


६ ए$ &॥ 386 0 59]०760प्रा' जीता ॥शाक्षायार 5७७४०० 
६0 8४क्षा् ६ ६॥6 डंक्याई एी 8 तृण्ए॑पशआाल्त [6 जाती >700758 
0 8 छप87 पाप 0. प्रा0वंतओ लरोगिबा00, व। 90॥005 
(6 जछ8$ 6 326 ण 7४0०0 95, 0 8४ (7६06, ० ६॥6 
400स्‍00॥ 0 88 एशए, ० 8(8०87897, 0 $0ए०7702 0075078- 
(079 प6 ए4॥70980, ९९९), 0]905807०, 709-4०77, (१096७7, 
डिप्ठा, (8770807 276 ७ञ56-/006. ॥॥ 8024 ॥र्लै णाड 4६ 
ए8$ 406 326 ० छाध्ाएंफएशा0 ए एणा०ा, ० प्ारक्ाल)ा।) 
॥7ए 6 ए]०७7०6 ९॥१६४78/6.  ॥#9 गॉशशप्रा& फ्राला (0: 
६76 एछल06 -लीं०ठ॑ंड 5 6प्राध्यांड दाद ठद्वाबएटा 270 (06 
॥688]5 07 ६6 9०096, 7॥ ज़35 ॥76 326 ० ए४०705एञ04॥, 
गश्ाापए्एफता, डा०्ज्रापाश एथीरटआए एं।0पशाी ०ए॥। (6 
772॥9 (78 एधए25 प5 ॥6 शा6ा.' 

पाइचात्य जाग्रति और चेतना के उपर्यक्त तत्वों से भारतीय समाज भी 
प्रभावित हुआ और उसमे भी प्रगतिशील मान्यताओं के परमाणु जीवन एकत्र करने 
लगे । पाश्चात्य राजनीति, सभ्यता, शिक्षा एवं सस्क्ृति के प्रभाव से भारतीय समाज 
को जैसे अपनी सुप्तावस्था का मान होकर, उसके निवारण के निमित इन्ही 
पादचात्य आद्शों से प्रेरणा प्राप्त होने लगी और वह समाज के नए दर्शन की 
स्थापना करने मे जैसे प्राणपण से कटिबद्ध हो गया । 

परिणाम स्वरूप बौद्धिक विकास और युग-चेतना' के नवीन उत्थान मे भारत 
में समाज-सुधारको की एक बाढ-सी आ गई। सामाजिक जीवन की शोचनीय 
अवस्था पर दुखी होकर तत्कालीन सुशिक्षित समाज ने व्यक्तिगत स्वतन्त्र ता एव 
समानता, राष्ट्रीयता एव तकें-शक्ति की भावना को प्रधानता दी, तथा अनी तिपूर्ण 
सकीर्ण मान्यताओो के गमूलोच्छेदन के साथ-साथ नारी जागृति को स्वरूप देने का 
प्रयत्न भी इन्ही सुधारकों से आरम्भ हुआ। श्री शकरत नायर ने सामाजिक एव 
धाभिक समात्रता के विषय को लेकर घोषणा की थी :-- 

"6 छवाट 00ए7 46 50]8007 ० ज्वापमवता 76॥900, (0 
7277078 6  >हला780875 शी ॥0ज्र 7ध्या 7686 50ठववा 
870007'56 800 प्रा॥॥/ए 07 8९७॥07, 40 ७९006 4706 565थ725 
० ९(ए्टक्ला3400 $0 776 0ज़०7 2088565, 40 ॥770ए6 4#6 908- 
07 07 ज़0गादा 40 006 ० €्वुपशा।५ ६0 7970, एछ8 7८पप्र6 
6 ०ण्रांग्रप्ता८७ ण॑ 3 आपलाीप इचटपरांद्वा इ0फआशाशओ$ या 

१--बुच एम० ए० “राइज़ एन्ड ग्रोथ ऑफ लिबरलिज्म' पृष्ठ १०२ पर उत्कथित । 


( ४२) 


(07008॥ $8ए0ए॥ए जणर [0 89 (0प72॥0 800 97/02/7885 

इस प्रकार नवीन भारत पर पाद्चात्य प्रगतिशील प्रजातन्त्रात्मक आद्शों 
का पूर्ण प्रभाव पडा । इन्ही मान्यताश्रों के श्रालोक मे भारतीय नारी के उत्थान की 
भावना को विकास के लिए अवसर की प्राप्ति हुई और तत्कालीन समाज-सुधारको 
ते प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे पदिचम से प्रेरणा लेकर नारी-स्थिति के सुधार कार्य 
को आरम्भ किया । 


खण्ड--- १ 


वेधानिक ७एवं सामाजिक विकास 


१९वीं शताब्दी के उत्तराद्ध मे भारी स्थिति सम्बन्धी सुधार कार्य कई 
भ्रकार से हुआ । तत्कालीन नारी समाज मे व्याप्त कुप्रथाएँ उसे कोई भी समुचित 
दिशा दे सकते मे असमर्थ थी । पदिचम की औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम स्वरूप 
वहाँ महिला समाज में जागृति उत्पन्त होंकर अपनी स्वतन्‍्त्र सत्ता की प्रस्थापित 
करने के हेतु तीत्र आन्दोलन आरम्भ हो गये थे'। परन्तु भारतीय सुधारको ने 
नारी-स्थिति को उन्‍नत करने के लिए मानवतावादी सिद्धात का प्रतिपादन किया । 
इन प्रारम्भिक सुधारकों ने सती तथा बाधित वँधव्य ग्रादि कुप्रथाओं को धर्म के 
प्रतिकूल बतलाकर इनके उन्मूलन के द्वारा सुधार कार्य का शिलान्यास किया। 
तत्कालीन सुधार, शिक्षा-प्रचार, सती-प्रथा, बाल-विवाह, बहु-विवाह के विरोध, 
पुनविवाह के समर्थेत एवं देवदासी श्रादि प्रथाओों के विनाश की दिज्ञाओ मे किए 
गए । इन रूढिगत कुप्रथाओं को दूर करने के लिए जिन समाज सुधारको ने अपना 
सहयोग प्रादन किया, वे ही झगे चल कर महिला-आन्‍्दोलन के अग्रदूत कहलाए । 
अगली पक्तियों मे हम भिन्न-भिन्न क्षेत्रों मे दिये हुए नारी स्थिति के विकास की 
बात कहेगे । 
शिक्षा-- 

भारत में महिला-शिक्षा का वास्तविक आरम्भ उन्‍नीसवी शताब्दी के 
१--सी० वाई चिन्तामणि इन्डियन सोशल रिफॉरम, पृष्ठ २२६-२२७ पर 

उत्कथित | 

२--लक्ष्मी मेनन वीमन श्रॉफ इन्डिया' पृष्ठ ५५ ॥ 


( *३ ) 


पॉचवे दशक से होता है। १८४७ में कलकत्ता मे सबसे पहिले महिला कालेज 
बेथ्यून कालेजकी स्थापना हुई । इस कालेज द्वारा महिलाओो के लिए आधुनिक 
शिक्षा प्राप्ति के द्वार खुले । नारी-समाज के बीच शिक्षा प्रचार की यह ७.र बगाल 
से चलकर गुजरात तक फैल गई और १८४०८ में स्थापित 'शुजरात वर्नाक्यूलर 
सोसायटी” ने १८४६ मे स्वय प्रस्थापित शिक्षा सस्थाओ में सह-शिक्षा आरम्भ कर 
दी । इस दिशा मे अ्रग्नतर होने वाली यह अपने समय की एकमात्र सस्‍्था थी । 
इसी वर्ष बम्बई मे १८४७ में स्थापित “विद्यार्थी सघ ने नारी शिक्षा का प्रचार 
कार्य आरम्भ किया । महिलाओो की सुविधा के लिए नगर के भिन्‍न-भिन्‍न 
क्षेत्रो मे प्रात कक्षाएँ लगाई जाती थी। एलफिन्सट्न इन्स्टोट्यूट' ने बिना 
पारिश्रमिक लिए इन शिक्षा-सस्थाओ में प्रशसनीय प्रचार कार्य किया १८५४ 
तक इस सख्या द्वारा ५ महिला-शिक्षा-सस्थाएँ सचालित की जाती थी, जिनमे 
लगभग ६४० विद्यार्थी जिक्षित होते थे । १८५५१ मे ज्योतिराब फुले ने व्यक्तिगत रूप 
से महिलाओ को शिक्षित करने का प्रयास किया । इसी वर्ष शुजरात वनाक्यूलर 
सोसाइटी” ने मगनभाई करमचन्द से प्राप्त आथिक सहायता द्वारा दो नई पाठ- 
शालाझो की स्थापना की । इन्ही दिनो झागरा मे गोपाल सिंह द्वारा भी नारीज्क्षेत्र 
में शिक्षा-प्रचार का कार्य किया गया । उनके द्वारा नारी शिक्षा के महत्व पर लग- 
भग दो सौ व्यस्यान झ्रायोजित किए गये जिनमे लगभग ३८०० उच्च वर्गीय हिन्दू 
बालिकाएँ उपस्थित हुई । नारी शिक्षा के विकास के लिए राजकीय प्रोत्साहन 
सबसे पहिले १८५४ में बुड्स” द्वारा प्रकाशित सरकारी प्रेषण' से मिला, जिसमे 
बालिकाओ को उन ग्राम्य शिक्षा सस्थाओं मे जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया 
था जो अब तक केवल बालकों के लिए ही खुली थी'। इससे पूर्व १८२३ मे जब 


श्री एलफिन्स्टन ने नारी शिक्षा पर ६३ कण्डिकाओ का वृत उपस्थित किया था, तब 
भी नारी-शिक्षा पर किसी प्रकार का प्रकाश नही डाला गया। परन्तु इसके विपरीत 
लार्ड डलहौजी ने “बेथ्यून कालेज” का अध्यक्ष पद भार ग्रहण करते समय कहा था 
कि गवर्नर जनरल इन कौंसिल' का यह विश्वास है कि जनता में तब तक कोई भी 
हितकारी विकास किया जाना सम्भव नही है, जब तक कि बालिकाओ्रो को समुचित 
शिक्षा के उचित अवसर की प्राप्तिन हो। श्री वुड' का प्रेषण इसी घोषणा का 


१--हन्ना सेन : वीमन झ्ॉफ इन्डिया, पृष्ठ ४६॥। 

२--नी रा देसाई वीमन इन माडलनें इन्डिया, पष्ठ ११७। 

३--चित्र रेखा नायक . एजुकेशन ऑफ वीमन इन द प्राविन्स ऑफ बाम्बे, पृष्ठ 
११८। 

४--कोअन मीना एज्केशन ऑफ वीमन इन इन्डिया, पृष्ठ २९॥। 

५--मारगेरेट ई कज़िन्स : 'इन्डियन वीमनहुड टुडे, पृष्ठ १४-१५॥। 

६--चित्र रेखा नायक 'एजूकेशन ऑफ वीसन इन द आविन्स ऑफ बॉम्बे, पष्ठ 
१२१ पर उत्कथित । 





( ५४ ) 


परिणाम था, इंधर १८३७ से लेकर १८८६ के मध्य उत्तर-भारत में ग्रा्यं-समाज 
तथा बगाल मे ब्रह्मनसमाज और ईसाई मिशनरियों ने नारी-शिक्षा के प्रचार-कार्य 
को आगे बढाया । इन सस्थाओं ने बालिकाग्रों को शिक्षिकाएँ तथा परिचारिकाएँ 
बनने के लिए प्रेरित किया । 

नारी-शिक्षा के प्रसार-कार्य भे ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का नाम उल्लेखनीय 
है। उन्होने नारी-शिक्षा' की उपयोगिता विषयक एक निबन्ध प्रतियोगिता आयोजिद्न 
की तथा तत्कालीन नारी-शिक्षा के महान समर्थक मिस्टर बेथ्यून को पारितोषिक 
वितरण के लिए आमन्त्रित किया । १८५४५ से लेकर १८५८ तक पाठशाला-निरीक्षक 
के पद पर कार्य करते हुए उन्होंने लगभग ४० बालिका-विद्यालयों की स्थापना की । 
१८५७ मे बम्बई, मद्रास तभा कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी । 
परन्तु इनमे से किसी मे भी नारी-शिक्षा के लिए कोई विधान न था। १८७५ मे 
बैलगॉव के प्रेषपति--खुरशेद जी ने अपनी पृत्री को बम्बई विश्व-विद्यालय की 
प्रवेशिका परीक्षा दिलानी चाही, परन्तु विश्वविद्यालय मे छात्रात्रों द्वारा परीक्षा 
देने के किसी भी प्रकार के विधान के अभाव में वह परीक्षा देने में असमर्थ रही । 
कुछ समय उपरान्त यंही समस्या कल्रकेता विश्वविद्यालय मे' भी उपस्थित हुई । 
चन्द्रमुबी बसु नामक छात्रा प्रवेश-परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहती थी। उसे परीक्षा 
देने की अ्रनुमति तो मिल गई । परन्तु उसे उपाधि प्राप्त करने के योग्य नहीं समझा 
गया । कालान्तर मे १८७७ में उप-कुलपति श्री हॉबहाउस के सतत प्रयत्नों के 
परिणाम स्वरूप ही महिलाओ को परीक्षा मे बैठने की अनुमति प्रदान की एई। 
इसी काल मे अहमदाबाद तथा पूना में प्रशिक्षण कक्षाएँ खुली तथा १८७५-७६ के 
भध्य पग्रान्‍्ड मेडिकल कॉलेज,' बम्बई में धात्री-विद्या की कक्षाएँ भी प्रारम्भ की 
गई। (१८८३ में बेथ्यूत कॉलेज (कलकत्ता विश्वविद्यालय) से दो छात्राञ्नो को 
स्नातिका की उपाधि प्रदान की गई | इस अवसर पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के 
उपकुलपति ने कहा था -- 

॥ल्‍ 6 एजणादा।णा ०एी ६6 ९796 €0तप्र०॥॥0०7॥ ॥0 7708 
॥8 87] 08700||ए ७३०॥०७६०/४...... 5प्रा ० श8 ए 5०600] 
शणाह 826 शञ0 0एशा क्‍40 928 पा 50000]8, 0॥[ए 676 77 
[070780 35$ 8९००५ प्रावहः धराशाएट070५ 8 58028/. * 

कुमारी कानेलिया सोराव जी बम्बई विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त अथम 
स्तातिका थी। 


र--मारगेरेट ई कांजन्स : वीमनहुड टुडे, पृष्ठ १६ । 

२-नीरा देसाई वीमन इस मॉडन इन्डिया, पृष्ठ ७४ | 

ई--बहीं, पष्ठ २०७ । 

४ड--चित्र रेखा नायक : एजूकेशन आफ बवीमन इन द प्रॉविन्स ऑफ बॉम्बे, पृष्ठ 
१५७३ पर उत्कथित | 


(५५ ) 


१८५४ के उपरान्त महिला शिक्षा के क्षेत्र मे दूसरा राजकीय प्रोत्साहन 
१८८२ में हन्टर आयोग की नियुक्ति से मिला । इस आयोग द्वारा नारी-शिक्षा के 
प्रसार, शिक्षिका एवं निरीक्षिकाओ के प्रशिक्षण एवं नियुक्ति आदि बातो पर प्रकाश 
डाला गया तथा महिला शिक्षण सस्थाप्नरो को श्राथिक सहायता प्रदान करने की 


सिफारिश की जाकर नारी समाज मे अनिवाये रूप से शिक्षा-प्रचार की विद्येष 
आवश्यकता समभी गई । 


इधर १८८१ से लेकर १९०४ तक का युग समाज-सुधारवादी सस्थाओं के 
निर्माण एव नवीन चेतना का युग है। इस काल की सभी सस्थाएँ एवं सुधारक 
महिला समाज में शैक्षणिक जाग्रति के लिए प्रयत्नशील रहे । रानाडे ने १८८४ में 
एक बालिका विद्यालय की स्थापना की तथा नारी-शिक्षा के कार्य को आगे बढाया । 
१८१६ में महान्‌ शिक्षा-शास्त्री एव महिला समाज कल्याण के अग्रदूत महथि करवें 
द्वारा हिगणे नारी-शिक्षण सस्था अनाथ बालिकाश्रम' के नाम से स्थापित की गई, 
जो भ्रागे चलकर कर्वे विश्वविद्यालय के रूप मे विकसित हुई, इस काल तक समाज 
सुधारवादी सस्थाओं का ध्यान नारी-शिक्षा पर प्रर्याप्त रूप से केन्द्रित होने लगा 
था। १८९६ में 'इन्डियन नेशनल सोशल कास्फ्रेन्स' ने अपने १०वें अ्रधिवेशन में 
नारी-शिक्षण पर विशेष-बल दिया। इस अ्रधिवेशन मे नारी शिक्षा के प्रचार, 
प्रसार एवं वृद्धि के लिए महिला विद्यालयों मे हिन्दू परिवारों की सुचरित्र 
अध्यापिकाएँ नियुक्त करने, महिलाओ को सफल शिक्षिका बनाने के लिए उनके लिए 
प्रशिक्षण की आयोजना करने, विद्यालयों मे आकर शिक्षा ग्रहण कर सकने मे 
असमर्थ प्रौदद महिलाओ में शिक्षा प्रचार के हेतु ग्रह-कक्षाएँ आरम्भ करने तथा 
मसहिलाओो को धामिक तथा नंतिक शिक्षा देने के उद्देश्य से पंडितों की नियुक्ति करने, 
सहिला शिक्षण सस्थाओं के अनुकूल पाठय-पुस्तके प्रकाशित करने के लिए प्रयास 
करने तथा उच्चतर माध्यमिक शालाझो मे महिलाझो को स्वास्थ्य, कढाई, कला 
तथा ग्रह-कार्यादि का प्रशिक्षण देने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किए गए | 

यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि १९वीं शताब्दी मे महिला- 
शिक्षा प्रचार क्षेत्र मे केवल पुरुष वर्ग द्वारा ही प्रयास किया गया। बाल-विबाह 
तथा पर्दा प्रथा के प्रचलन से इस युग मे नारियो को इस बात का अवसर ही प्राप्त 
नही हुआ कि वे स्वय इस क्षेत्र मे अपने मानसिक विकास के अ्रवसरो की खोज 
कर, उनका उपयोग कर सरके। झ्रतः अपनी बौद्धिक चेतना के लिए वे पृर्णतया 
पुरुष वर्ग पर ही निर्भर रही । 
सती-प्रथा 

इस युग में महिलाओं को शिक्षित करने की समस्या के साथ-साथ दूसरी 
१--हंटर कमीशन रिपोर्ट, पृष्ठ शडंद-५४६। 
२--चन्द्रकला हाते : “हिन्दू वीमन एण्ड हर फ्यूचर पृष्ठ २६४-२६५ । 


( ५६ ) 


विशेष समस्या सती-प्रथा को नष्ट करने की थी। १९वीं शताब्दी के प्रारम्भिक 
सुधारको ने इस समस्या को प्राथमिकता प्रदान की। नारी-सुधार श्रान्दोलन के 
श्रग्नदृूत राजा राम मोहन राय ने सबसे पहिले सती-प्रथा को विनष्ट करने का हृंढ 
सकलप किया | १८१८ से ही उन्होने अपने लेखों द्वारा इस कुप्रथा का विरोध करना 
आरम्भ कर दिया था । इनकी प्रेरणा से १८२६ मे ला्ड विलियम बेटिंग ने सती- 
प्रथा निरोधक कानून पारित कर दिया जो कट्टर पन्‍्थी हिन्दुओ के लिए असह्य था । 
अत उन्होने १६३० मे उपर्यक्त कानून के विरोध मे याचिका भ्रस्तुत की | इस पर 
राजा राम मोहन राय ने कानून के पक्ष मे अपनी दूसरी याचिका प्रस्तुत कर दी । 
यहाँ असफल होकर कट्टर हिन्दुओ की धर्म सभा ने इस कानून के विरोध में इग्लैड 
में अपनी याचिका प्रस्तुत की। परन्तु राजा राम मोहन राय के राजकीय कानून 
के समर्थन से वहाँ भी १८३२ में उनकी याचनया अ्रस्वीकृत हो गई। तदन्तर सत्ती- 
प्रथा कानूनी रूप से श्रपराध ठहराई गईं । तत्कालीन समाज मे इस प्रथा के उन्मूलन 
को नारी स्थिति के उत्थान की दिशा मे अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । 


विवाह 


इस काल में नारी-स्थिति के उत्थान के लिए जिन-जिन सुधारो का 
आयोजन किया गया उनमे विवाह विषय को लेकर किए गये सुधार प्रमुख थे । 
बाल-विवाह, बाधित-वैधव्य तथा बहु-विवाह की कुप्रथाओ से नारी-जीवन में एक 
घुटन-सी व्याप्त हो गई थी । किसी भी प्रकार की स्वतन्त्र दिशा पा सकनेके प्रभाव में 
उनके मानसिक एवं भौतिक विकास के द्वार अ्रवरुद्ध हो गये थे। झमेरिका मे महिला- 
समाज सुधार के प्रवतक सुसान बी एन्थोन्ी ने १८४८ में महिलाओ के लिए पुरुषों 
के समान, समान शअ्रवसर की प्राप्ति का स्वर ऊँचा किया) उनके इस आन्दोलन से 
प्रभावित भारतीयों मे भी नारी-समाज को जागृत करने ओर उनको सम्मानपूर्ण 
जीवन-यापन करने की सुविधा श्रधान करने की प्रेरणा प्रसारित हुई। १८४३ में 
ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने 'विडो रिमेरिज' पुस्तक प्रकाशित कर कंट्र हिन्दू समाज 
मे एक खलबली उत्पन्न कर दी। ये पुरातनपन्थी, जो सती-प्रथा को अवैधानिक 
घोषित कर दिए जाने पर संतुष्ट नही थे, किस प्रकार युगों से चली झाई बाधित- 
वेधव्य की इस परम्परा पर नवीन हृष्टिकोणो का यहै प्रहार सहन कर पाते । 
विद्यासागर के इस दुस्साहस से क्रोधित एवं व्यग्र इस कट्टर समाज ने उनकी हत्या 
तक करने का असफल प्रयत्न किया । किन्तु इन बातो से ग्रप्रभावित विद्यासागर के 
सतत प्रयत्न से १८५६ से विधवा' पुनविवाह कानून पारित हो गया। जिसके 
अनुसार इच्छुक विधवा पुतविवाहु कर सकती थी, तथा ऐसे विवाहो से उत्पन्न 
१-नीरा देसाई “वीमन इन मॉडर्न इ्डिया, पृष्ठ ६३॥ 
२--वही, पृष्ठ ७२ | 


( ५७ ) 


सनन्‍्तान को सम्पत्ति-अधिकार के विषय मे वैध समभा गया। विधवा-विवाह का 
प्रचार करने मे विद्यासागर का प्रयत्न सराहनीय है । उन्ही की प्रेरणा से १८६० से 
१९०१ तक १३८ पुनविवाह हुए, तथा विधवा पुनविवाह पर लिखी हुई उनकी 
पुस्तक गुजराती तथा मराठी मे भी अनूदित हुई। १८६१ मे विधवा पुनविवाह 


सस्था' की स्थापना हुई तथा महादेव गोविंद रानाड़े सक्रिय सदस्य रहे । उन्होने 
विधवा-विवाह का समर्थन करते हुए कहा था--- 


“ुफ्घ8 ३0५४००६४६९४ ण एशाद्या।7926 ॥8ए8 ॥0ए27 770700ण76 0 
पाधयां 8 एणात्ा 287 ॥60' ॥05008007 0९86॥ ४॥0प0 70 ॥96 
8 6  ०ण भंतर० 0००००), 40 ॥6" 682685८6 प्५0थए0ं, ..उप्व 
& एजाशा ज्ञा0 दवाधएण वार गत$ 50०2९००5 0 6 , 8 प्रणाक्षा 
जञ0 8 जञाा009९०१ एाशा 8 87, 7४0ि86 $06 दा6ण शीधा 
गश' तपा65 88 3 ज़रा ज़टा8, उपारष्र 5पढ 8 जाता एथशा।0ा 
[730786 5 86ए०7णा., 7#35 णा फशाबा तर झप्रएा। श़्07रशा 
गा #ा$ एलीणाा 7$ 3 एशठाए0"7 भात लाए ज़क्वा।, 070 
40 720फएॉ78 (67 0 ॥र6 3 6 ० त8एणाका 7 96 एाक्षा॥ल' 
िव्चाप [९०४००5 78 & ४996 ॥र०ज॑ंटश'ए दा कछशणता क्षा्त 
0$006 

और जब १८६९ मे सबसे पहिला विधवा-विवाह हुआ तो रानाडे उसमे 
उपस्थित हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप शकराचाये ने उनका बहिष्कार कर दिया 
था । पूता मे सबसे पहिला विधवा-विवाह १८६३ में हुआ । १८७० मे राताडे ने 
ऐतिहासिक वाद-विवाद में भाग लिया, जिसमे 'विधवा-विवाह शास्त्र-सम्मत है या 


नही” विषय पर चर्चा हुई थी। शकराचाये ने इस सम्मेलन में समापति पद ग्रहण 
किया था । 


ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव में झाकर भारतीय अन्तर्जातीय विवाहो में भी 
रुचि लेने लगे थे । इसी दिशा मे १८७२ मे श्रन्तर्जातीय विवाह अधिनियम पारित 
हुआ । जिसमे सम्बन्ध-विच्छेद तथा सम्पत्ति अ्रधिकार का भी विधान था। इस 
अधिनियम के अ्रन्तगंत विवाहितो को यह॒ घोषणा करनी पडती थी कि उन्हे उस 
घमम मे, जिसमें वे उत्पन्न हुए हैं, किसी प्रकार का विद्वास नहीं है। इस अधि- 
नियम में १९२३ और १६४५४ में कुछ सुधार किए गये जिनका वर्णन अगले अध्याय 
में किया जाएगा। विधवा-विवाह की इस परम्परा में १८६१ में स्थापित 'विधवा- 
विवाह संस्था! का १८९३ में महषि कर्वे द्वारा पुनरुत्थात किया गया, तथा यह 
विधान बनाया गया कि इस सस्था के सभासद वे ही व्यक्ति हो सकेंगे, जिन्होंने या 

१--तीरा देसाई “वीमल इन मॉडने इन्डिया, पृष्ठ ७६। 

२--रेव कैलाक : 'महादेव गोविद रानाडे, पृष्ठ ६६ ॥ 


( ४५८ ) 


तो विधवाग्रों से विवाह किया हो, या जो ऐसे पुनविवाहितों के साथ खान-पान 
सम्बन्ध बनाए रख सकते हो । पहली श्रेणी के लोग 'सभासद' तथा दूसरी श्रेणी के 
ज्ञोग सहानुभूति रखने वाले होते थे! । इसके उपरान्त हृन्डियन नेशनल काप्फ्रेन्स ने 
१८९६ में कलकत्ता मे हुए १०वें श्रधिवेशन मे इस आशय का प्रस्ताव पारित किया 
कि देश में बालिकाओं के पुनविवाह की भावना को ह॒तोत्साहित नहीं करना चाहिए, 
यदि उनके ग्रभिभावक उनका विवाह शास्त्र-सम्मत रीति से करते हो । 

इस काल में बाल-विधवा प्रथा के उन्मूलन सम्बन्धी सुधार भी किए गये । 
एक प्रकार से इस प्रथा के द्वारा ही तत्कालीन समाज से श्रधिकतर महिलाओो को 
वेधव्य का दारुण दु ख भोगना पड़ा । इस कुप्रथा को कम करने के लिए न्यूनतम 
विवाह योग्य आयु निश्चित करने की दिशा में सबसे प्रथम प्रयास १८६० में किया 
गया । भारतीय दण्ड सहिता मे इस बात की घोषणा की गई कि वह व्यक्ति जो 
१० वर्ष से कम आयु की कह्या से विवाह करेगा उसे बलात्कार के अपराध के 
अन्तर्गत आजीवन कारावास के दण्ड का भागी बनाया जा सकता है । १८८४ मे 
इसी विषय को लेकर बहुराम जी मालावारी की पुस्तक भारत मे बाल-विवाह तथा 
वाधित-वैधव्य' प्रकाशित हुई । जिसमे अ्रपरिपकक्‍्व-श्रायु मे विवाह करने के कुपरिणामों 
पर प्रकाश डाला गया था | उदाहरणार्थ, इसमें कहा गया था कि ऐसे विवाहों के 
फलस्वरूप पुरुष की अभ्रध्ययन भ्रवधि लगभग समाप्त-प्राय हो जाती है तथा स्त्री 
रोगी बच्चों को उत्पन्न करने की साधन सात्र बन जातो है जिससे भावी समाज की 
आधार-शिला क्षीण से क्षीणतर होती चलती है, और उसकी हढ़ता क्रो श्राघात, 
पहुँचता है। १८८४ से लेकर १८८६ तक मालावारी ने नारी-स्थिति को धुधारने 
की दिल्ञा में सक्रिय योग दिया तथा सरकार से परम्पर विनिमय करके निरन्तर 
इस बात पर बल दिया कि न्यूनतम विवाह योग्य झभायु को बढा कर १२ वर्ष कर 
दिया जाये । इसी काल में नेशनल सोशल का्फ्रेन्स' ने भी अपनी सभाओं में यह 
प्रस्ताव पार्ति किया कि सरकार भारतीय दण्ड सहिता मे सशोधन कर, न्यूनतम 
विवाह योग्य आयु १२ वर्ष कर दे। सयोगवश इन्ही दिनो ११ वर्षीया विवाहिता 


' फूलमणि दासी की बलोत्पादित संभोग क्रिया के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई । 


इस घटना को लेकर बडी खलबली मची और १५६० में मालाबारी इश्लैड गए 
तथा बाल-विवाह पर चर्चा करने के लिए एक सभा की स्थापना की, जिससे न्यूनतम 
विवाह योग्य आयु को १२ वर्ष तक बढाने तथा बाल-विवाहो के पति-पत्नी की 


१नौरा देसाई : 'वीमन इन मॉडने इन्डिया, पृष्ठ ८द-८६९ । 


' २--चन्द्र कला हाते हिन्दू वीमन एण्ड हर फ्यूचर", पृष्ठ २८५। 


३--सनीरा देसाई * “वीमव इतत मॉडने इन्डिया,' पृष्ठ १७० । 
'४--बही, पृष्ठ छ्ष | 


( ५६ ) 


इच्छा से होते तथा वैबाबिक मान्यता प्राप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त किए गये । 
इस प्रकार सुधारकों के सम्मिलित प्रयास से १८९१ मैं 'सहमति वयस्क कानून! पास 
हुआ, जिसके द्वारा न्यूनतम विवाह योग्य ञ्रायु १० से बढाकर १२ वर्ष ठहराई गई । 
सुधारकों के इस काल में सुधारवादी सस्थाओ्रों ने भी बाल-विवाह भमिरोधक अ्रच्ताव 
पास करके इस कुप्रथा को विनष्ट करने में योगदान दिया। १६०० में 'इन्डियन 
नेशनल सोद्ल कान्फ्रेन्स” ने लाहौर के अपने १४वें अधिवेशन मे इस आशय का 
नकों प्रस्ताव पास किया कि “बालिकाओं की विवाह योग्य आयु १२ से १४ तथा 
बालकों की १५ से २१ वर्ष तक होनी चाहिए ।” 

तत्कालीन बंगाल मे बहु-विवाह प्रथा के प्रचलन से' भी वारी-स्थिति के 
विकास का अवसर अदरुद्ध हो रहा था। राजा राम मोहन राय तथा ईश्वर चन्द्र 
विद्यासागर ने इस दिशा मे सुधार भावनाभ्रों को बल प्रदान किया। उच्च वर्गीय 
बगाली ब्राह्मणों मे कुबीन भावना के विकास के परिणाम स्वरूप ही बगाल मे बहु- 
विवाह प्रथा का जन्म हुआ । उपर्यूक्त दोनों ही सुधारकों ने इस प्रथा का तीक्र 
विरोध किया, किन्तु वैधानिक सहायता के अ्रभाव में उनके प्रयत्नो द्वारा इस दिशा 
मे सतोषजनक उपलब्धि न हो सकी । 

१९ वी गती के उत्तराड्ध में विवाह-सम्बन्धी कुछ अ्रधिनियम्म भी पारित 
किए गये । १८७२ में 'क्रिश्नियन मैरेज अधिनियर्मा के अ्रन्तगंत ईसाई विवाह- 
इच्छुको को विवाह-निबन्धक को तदविषयक सूचना देनी पड़ती थी, तथा उनमे से 
एक को यह घोषणा करनी पडती थी कि उनके इस विबाह-सम्बन्ध के विषय को 
लेकर कोई वैधानिक अडचन नही है, और यदि उनमे से कोई अ्रवयस्क हो तो यह 
घोषणा करनी पडती थी कि सम्बन्धित व्यक्ति के अभिभावकों से विवाह की श्रनुज्ञा 
प्राप्त करली गई है'। इस प्रकार के विवाह मे पुरुष की झायु १६ वर्ष तथा स्त्री 
की आयु १३ वर्ष से अधिक होनी आवश्यक थी । (परन्तु अब यह आयु क्रमश १८ 
वर्ष और १५ वर्ष हो गई है क्योकि बाल-विवाह निरोधक कानृन ईसाइयो पर भी 
लागू होता है) । 

ईसाई विवाह-श्रम्बन्ध विच्छेद को लेकर १८५६६ मे 'एक कानून पारित हश्ा 
जिसके अनुसार न्यायालय को सम्बन्ध-विच्छेद कर देने का अधिकार दिया गयां । 
न्यायालय पति से पत्नी का जीविका-भार वहन करने तथा ऐसे विवाहों से उत्पन्न 
सतान का पालन-पोषण तथा शिक्षित करने की माँग भो कर सकता था। इससे 
पूर्व १८६६ में परित “धर्म परिवर्तत विवाह-सग्बन्ध विच्छेद कानून 'के अनुप्तार 
एक साथी दूसरे साथी द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण कर लेने के परिणाम स्वरूप सम्बन्ध 
बविच्छेद कर सकता था। 

 १->रेनु चक्रत्र्ती वीमन इन इन्डिया', पृष्ठ झ४ । 


( ६० ) 


देवदासी एवं वेश्यावृत्ति-- 


तत्कालीन दक्षिण भारत के हिन्दू मन्दिरों मे देवदासी प्रथा धामिक वेश्या- 
वृत्ति के रूप मे प्रचलित थी । भारत की तरह मध्य पूर्व की सम्यताओं की आदि- 
स्रोत सुमेरी सम्यता में भी इस प्रथा का प्रचलन था। मन्दिर मे स्थापित देवताओं 
का कुमारी कन्याश्रों से विवाह करके उन्हे उन देवताझों की सेविका के रूप मे 
स्वीकृति मिली होती थी । सुमेर तथा भारत की तरह ही साइप्रस, फीनिशिया, 
कॉरथेज, रोम, इटली तथा फ्रॉस ग्रादि देशो में भी--धार्मिक वेश्यावृति धर्म मान्य 
थी । समाज में इन स्त्रियों को वेधानिक पद प्राप्त था। भारत के परिचिमी घाट 
झ्यौर कोकण प्रदेश मे लिगम्‌ पूजा का बहुत प्रचार था। देवदासियो की प्रथा के 
साथ-साथ यह भी आवश्यक था कि लिगम्‌' के साथ अक्षत-यीनि कुमारिकाओ्रो का 
सस्पर्श कराया जाय । १९वी शती मे भारतीय समाज सुधारकों का ध्यान इस 
ओर अधिक आकर्षित नही हुआ । दक्षिण भारत से कोई भी सुधारवादी सस्था 
इतनी साधन या शक्ति सम्पन्न नहीं थी जो इस धार्मिक परम्परा के विरोंध मे 
प्रपना स्वर ऊँचा कर सकती । इस प्रथा के उन्मूलन मे २०वीं शताब्दी के महान 
राजनीतिक एवं समाज सुधारक महात्मा गाँधी का नाम उल्लेखनीय है । 


उत्तर प्रदेश मे विवाहादि उत्सवो के अवसर पर नृत्य-प्रथा का प्रचलन था। 
इस नृत्य को वेध्या-नृत्य की सज्ञा दी जाती थी। “उस समय के लोगो को यह 
सोचना भी कठिन होता था कि वेश्या-नत्य के बिना विवाह भी हो सकता है कि 
नही ।' तत्कालीन सुधारवादी सस्थाश्रों ने इस दिशा में कुछ सुधार-प्रयास किए । 
१६०० में 'इन्डियन नेशनल सोशल कास्फ्रेन्स” के लाहोर अ्रधिवेशन में वेद्या-सृत्य 
न्‍्द कराने विषयक प्रस्ताव पास किया गया । परन्तु उस काल में जनता के 
मस्तिष्क को इस कुप्रथा के परिणामों से श्रवगत करा सकना साधारण कार्य न था | 
उपर्युक्त धामिक वेध्यावृत्ति से आधुनिक वेश्यावृत्ति का जन्म हुआ । 
आधुनिक वेद्यावृत्ति का विकसित रूप हमे केवल बडे नगरो में ही देखने को मिलता 
है' । इस दिद्या मे पश्चिमी विचारकों एवं समाज-शास्त्रियों द्वारा ही सुधार-कार्य 
श्रारम्भ किये गये । १८५० के लगभग डा० लिपटे ने वेश्याओं की हृदय-द्रावक 
कहानियों से योरूप के मानसिक धरातल को कम्पित कर दिया। १८६९२ में डा० 
१--ईस्ट इन्डिया जननी, पृष्ठ १६१ | 
२--बसन्‍्त लाल मुरारका स्मृति ग्रन्थ, पृष्ठ ५०७। 
३--चच्द्रकला हाते . हिन्दू वीमन एण्ड हर फ्यूचर' पृष्ठ २६८। 
ड--गोथे बसन्‍्त लाल मुरारका स्मृति ग्रन्थ, पृष्ठ २६० पर उत्कथित । 


२--शापन हावर : जनरल फार द सप्रेशन श्रॉफ वेनरल डेज़ीज़ दू० पोथी, पृष्ठ 
999..3 99 ॥ 


( ६१) 


अल्फेड व्लाखों ने 'मैडिकल सोसाइटी', बलिन की ओर से वेद्यावत्ति के विनाश के 

लिए एक विश्व-सम्मेलन किया । वेश्यावृत्ति निरोध के लिए भारत मे १९वीं श्ती 
मे कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं हुआ । हाँ, सभी सुधारकों की मौखिक सहानुभूति 
सदा ही इस वर्ग के साथ रही । 
सम्पत्ति 

पिछली पक्तियों में वणित सुधारों के अतिरिक्त १९वीं झताब्दी में नारी के 
सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों की ओर भी सुधारों का ध्यान आक्बित हुआ । राजा 
राम मोहन राय ने नारी की अ्रवतति का प्रमुख कारण उसकी शोंचनीय आथिक 
हीनता बताया तथा साथ ही उसके सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों की व्याख्या भी 
की । प्राचीन घर्म ग्रन्थों में वणित स्त्रोधन' तथा 'दयाभाग' के अन्‍न्तगेत आने वाले 
विषय ही अरब तक स्त्री सम्पत्ति समझे जाते थे। इस दिशा में १८७४ में पारित 
“विवाहित महिलाओं की सम्पत्ति सम्बन्धी अधिनियम द्वारा स्त्रीधन! का क्षेत्र 
विस्तृत हो गया । इस नियम के अनुसार नारी किसी नौकरी, व्यवसाय तथा 
वेधानिक मान्यता प्राप्त व्यापार द्वारा अजित घन ; साहित्यिक, कलात्मक एव 
वैज्ञानिक ज्ञान से सचित धन, उपर्युक्त साधनों से प्राप्त धन में से शेषधन तथा अपने 
जीवन बीमा गोपलेख से प्राप्त धत की अधिकारिणी हो सकती थी । इस प्रकार 
पूर्व 'स्त्रीधन' की सान्यतानुसार अचल सम्पत्ति! के साथ-साथ वह अपने परिश्रम से 
प्राप्त घन की भी स्वामिनी हो गई। 

१९वीं शताब्दी की भारतीय नारी अपनी स्थिति मे इतनी दयनीय थी कि 
उसे कभी राष्ट्रीय एव सामाजिक स्तर पर अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर 
ही प्राप्त नही हुआ । उसका नागरिक एवं बौद्धिक जीवन शून्य और निष्थ्ाण-मा 
रहा । फिर भी पारा ने काँगडा शैली की चित्रकारी मे लोकप्रियता प्राप्त की । 
विश्व कवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर की बहिन स्वर्ग कुमारी को सगीत सात्त्यि तथा 
चित्रकारी सभी क्षेत्रों में ख्याति मिली । तत्कालीन सामाजिक सकीर्णताञ्रो के मध्य 
भी पडिता रामाधाई ने नारी-जागृति के क्षेत्र मे अपना ज्वलन्त उदाहरण भत्रस्तुत 
किया, और इस प्रकार उनन्‍नीसवी शती के अन्तिम चरण मे बीसवी शताब्दी में हुए 
नारी स्थिति के चतुर्मुखी विकास की पृष्ठभूमि को सुदृढ श्राधार मिला । 


१--विश्वम्भर नाथ पान्डे * बसन्‍त लाल मुरारका स्मृति ग्रन्थ, पृष्ठ, २६२ । 
२--नीरा देसाई : 'वीमन इन मॉडने इन्डिया, पृष्ठ १८४ । 


खण्ड---२ 


समाज सुधारक 


प्रत्येक देश ने समाज में व्याप्त बुराइयो के निवारण एवं सामाजिकों को 
उनन्‍्मतिशील दिशा देने एवं राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए समय-समय पर समाज- 
सुधारको को जन्म दिया है। व्यक्ति और समष्टि के पारस्परिक सम्बन्धो के विकास 
से जिस सामाजिक चेतना का प्रादुर्भाव होता है, उसी चेतना से पनुप्राणित ये 
समाज-सेवक समाज मे स्वतन्त्रता, समानता एवं बधुत्व के सिद्धातों की प्रतिष्ठा के 
लिए झात्मोत्सग द्वारा दलित समाज में नये प्रगतिशील, दृष्टिकोण, मान्यताओं, 
एवं सिद्धातो की श्रायोजना करते है जिससे उच्चतर सामाजिक जीवन की उपलब्धि 
परम्परा तथागत से प्रारम्भ होती है। तेरहवी और चौदहवी हाताब्दी मे जिन 
समाज गत सुधारो की प्रतिष्ठा की गई, उनका कारण मुस्लिम _ सम्पर्क था। उसी 
प्रकार १९वीं शताब्दी के भारत मे हुए समाज सुधारो की पृष्ठभूमि में पाइचात्य 
प्रभाव स्पष्ट था। इस काल मे जिन श्रमाज सुधारको ने नारी-स्थिति के उत्थान 
कार्य में सहयोग दिया, उन्हे दो श्रेणियों मे विभाजित किया जा सकता है--सुधार- 
वादी तथा पुरुत्थानवादी । दोनों वर्ग के सुधारक इस विषय पर एकमत थे कि 
तत्कालीन सामाजिक परम्पराओ्ों मे भारी दोष उत्पन्न हो गए है तथा उनमे 
परिवतेन की आवश्यकता है । परन्तु पहिले वर्ग के लोग उन परम्पराओं मे प्रगति- 
शील आन्दोलनो के द्वारा सुधार करना चाहते थे, जब कि दूसरे वर्ग के लोग वैदिक 
मान्यताओं की पुतर्स्थापना मे विश्वास करते थे । इन दोनो ही वर्ग के सुधारकों ने 
नारी-स्थिति की दयत्तीय भ्रवस्था के सुधारकार्य मे अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया 
है। पावचात्य शिक्षा एवं सस्क्ृति से अत्यधिक प्रभावित इन सुधारको में सुधारवादी 
वर्ग के लोग ही अ्रधिक है । पुरुत्थानवादी सुधारकों मे स्वामी विवेकानद तथा स्वामी 
दयानन्द के नाम अग्रगण्य है। अगले पृष्ठो मे हम इन सुधारकों एवं इनके सुधार 
कार्य का विवेचल करेंगे । 
| 


|| 


( $३ ) 


शजा राम मोहंन राय (१७७२-१८३३) 

भारतीय नवोत्थान की धारा में क्रम से छोठे-बडे अनेक व्यक्ति उत्पन्त हुए 
हे । यह घारा झ्ब भी प्रवाह मे है और आज भी ऐसे व्यक्तियों का आविर्भात्र 
की नही हुआ है, किन्तु इन सारे व्यक्तित्वों के आध्यात्मिक पिता राम मोहन 
राय हैं । 

समाज-सुधार आन्दोलन के आ्रादि-प्रवतंक इस मतस्वी का जल्म ब्रिटिश काल 
भें १७७२ मे हुआ था। इन्हे नारी स्थिति के उत्थान की प्रेरणा १८८१ में अपने 
ज्येष्ठ भ्राता जममोहन की मृत्यु की घटना से मिली । मृत भाई के शव के साथ उनकी 
पत्नी ने भी सती होने का निश्चय किया । परन्तु ज्वालाओं से भयभीत होकर वह 
बचते का प्रयास करने लगी। तब सभी उपस्थित सम्बन्धियों ने उसे बलात्‌ 
ज्वालाओ के बीच मे ढकेल दिया | हृदय द्रावक इस हृश्य ने राम मोहन के बाल 
मस्तिष्क मे खलबली उत्पन्न कर दी और उन्होंने तभी शपथ ली कि वे अपने 
जीवन काल में सती की इस कुप्रथा को समाप्त करके दम लेगे । 

राम मोहन कालीन-समाज भे सहमरण प्रथा, बहु-विवाह, बाल-विवाह, पर्दा- 
प्रथा, अशिक्षा एव देवदासी आदि कुप्रथाएँ प्रचलित थी। राम मोहन राय ते सबसे 
प्रथम सती प्रथा के विनाश का बीडा उठाया। १८१८ से ही उत्होने अपने पत्र 
सम्बन्ध कोमुदी' मे सती प्रथा के विरोध मे लेख लिखने आरम्भ कर दिए थे । 
सती अथा को शास्त्र-सम्मत बताने वाले कट्टर पन्थियो को उन्होंने अपने पत्र मे खूब 
फटकारा । उन्होने बताया कि वेदकालीन समाज में यह प्रथा स्वयं इच्छित थी। 
किसी को सहमरण के लिए बलात्‌ विवश नहीं किया जाता था। लेकिन आज का 
अ्रप्ट एवं विपथमामी समाज नारी को सहमरण के लिए विवगथ करता है, जो किसी 
भी प्रकार से वॉछनीय नही है । उन्होंने तत्कालीन धर्म पुरोहितों को जो यह दलील 
देते थे कि नारी का पवित्र होना आवश्यक है, इसीलिए विधवाशों के लिए सहमरण 
का विधान है, बताया, कि मन से पवित्र नारी कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती 
और जो कलुषित भावना से मुक्त है वह पति के जीवित रहते भी अपवित्र जीवन 
बिता सकती है। उन्होने तक से इस बात का भी प्रमाण दिया कि नारी पुरुष से 
किसी भी प्रकार से हीन नही है, उसकी आज की हीनोवस्था इस कारण से है कि 
उसे विकास का अवसर ही प्रदान नही किया गया। इस प्रकार अपने लेखों तथा 
प्रपत्नो के माध्यम से वे जनता में इस कुश्रथा के विनाश का प्रचार करते रहे तथा 
श्रस्त में १८२६ मे बगाल की सरकार ने उनसे सहायता प्राप्त करके सती निरोधक 

“7 ए० सी० ई० जकारिया “रिनेसैट इन्डिया दिनकर द्वारा 'सस्कृति के चार 
अध्याय, पृष्ट ४४२ पर उत्तथित । 

२--नीरा देसाई , 'वीमन इन मॉडने इन्डिया, पृष्ठ ६४ 


(६४ ) 


कानून पास कर दिया । श्रीयुत जे. फॉक्स ने 'ग्रेट मैन श्रॉफ इन्डिया (पृष्ठ ४१४) 
में इस विषय को लेकर लिखा है *-- 

गुहार 8 ॥0 0077 ता 7 छ३8$ 28689 ॥707९॥ 
[8 #7772085, ॥5 0॥॥2॥28066 78880772$ 870 ॥5 $९82- 
ए2॥2 ९०78, 09 6 80एशफाशशा। 6 फ्रैशाएथों 48 
770प79॥0 (0756 ए2४ &80]60 ६0 77४/06 4#6 ॥770]470॥7 
० एञ00 ए५-* 

तत्कालीन बगाल मे उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवारों मे वैवाहिक क्षेत्र की 
सकीर्णता के परिणाम स्वरूप एक प्रकार की विषमता उत्पन्न हो गई थी । कुलीन 
वशीय महिलाझों को कुलीत वश में ही विवाह करना पड़ता था शअ्रत” पहिले से ही 
ग्राथिक संकटो मे ग्रस्त ब्राह्मण भारी दहेज दे सकने मे असमर्थ होकर, श्रविवाहित 
व्यक्तितयों के प्रभाव में श्रपनी कन्याश्रो का विवाह पूर्व विवाहित व्यक्तियों से ही 
कर देते थे, इस ने बहु-विवाह प्रथा को जन्म दिया। साथ ही भावी सकटो से 
भयभीत निर्धन माता-पिता द्वारा पुत्री को जन्मते ही मार डालने की प्रथा का 
प्रादुर्भाव भी यही से हुआ । परिणामत पारिवारिक जीवन की शान्ति छिन्नभिन्‍न 
हो गई तथा बाल-विधवाओो की सख्या उत्तरोत्तर बढने लगी । राम मोहन राय ने 
झ्पने समाज की इस विषमता का गहन अ्रध्ययनल किया और उन्होने बतलाया कि 
कुनीनवाद की यह प्रथा शास्त्र सम्मत नहीं है। मनु ने उस पिता की पुत्री का 
विक्रेता बतलाया है जो विवाहावसर पर पुत्री देने के बदले में द्वव्य प्राप्त करता है । 
प्रन्य गास्‍्त्रों में भी दूसरे विवाह की गश्राज्ञा विशेष परिस्थितियों मे ही प्रदान की 
गई है | राजा जी ने इस बात पर बल दिया कि सरकार किसी को दूसरा विवाह 
करने से पूर्व परिस्थितियों की वैधानिक जाँच करे । 

राजा राम मोहन राय पहिले व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा को नारी 
जीवन मे व्याप्त भारी आथिक विषमता के साथ जोडा। उनका कहना था कि 
नारी स्वय की इच्छा से कभी-कभी इसीलिए सहमरण की कामना करती है, 
क्योंकि पति के मरने के बाद उसकी श्राधिक स्थिति बडी दयतीय हो जाती है । उसे 
सलानि, हीनता और दुर्देवपूर्ण अ्भिशप्त जीवन बित्ताना पडता है। ऐसा जीवन 
बिताने की शअ्रपेक्षा वह अपने पति के शव के साथ जीवनोत्सर्ग करना अच्छा 
समभती है। उन्होंने इस बात की घोषणा की कि पूर्व कालीन नारी पभ्रधिकारों से 
सभो नियामको में पति की सम्पत्ति पर पत्नी का पुत्र के सम्भन प्रधिकार बतलाया 
हैं। केवल उत्तरकालीन श्ास्त्रियों ने माता के अधिकार को 'दयाभाग' की सीमाश्रों 
में भ्राबद्ध कर दिया। पुत्री के प्राथिक अधिकारो की व्याख्या करते हुए उन्होंने 
कहा है कि उप्ते पिता के धन से पुत्र के भ्रधिकार का चतुर्थाश प्राप्त होना चाहिए। 


(६५ ) 


किन्तु 'दयाभागकारो” का मत है कि पिता की सम्पत्ति से पुत्रों को उसके विवाह के 
लिए ही धन प्राप्त होता चाहिए। राजा जी सरकार से इस बात की अपेक्षा करते 
थे कि वह वेधानिक रीति से नारी के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों का आरक्षण करे, 
और इस प्रकार से उन्हे झ्राथिक स्वतन्त्रता एव मानसिक विकास के क्षितिज प्रदान 
करे । 

इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजा राम मोहन राम ने नवीन आदसशों 
का स्वागत करते हुए भारत मे नवीन सस्क्ृति का श्रीगणेश किया । भारतीय समाज 
की उन्नति एवं विकास की दिशा मे किए गये महान्‌ प्रयथलो का उल्लेख करते हुए 
मिस कालेट ने लिखा है कि “इतिहास मे राम मोहन राय का स्थान उस महासेतु के 


समान है, जिस पर आरूढ होकर भारतवर्ष अपने अथाह अतीत से अपने अज्ञात 
भविष्य मे प्रवेश करता है” । 


ईश्वर चन्द्र विद्यासयार (१८२०-१५६१) 

सुधारवादी विचारको की परम्परा मे राजा राम मोहन राय के बाद ईश्वर 
चन्द्र विद्यासागर का नाम उल्लेखनीय है। तत्कालीन ब्रह्मवाद से प्रभावित 
परिवार मे जन्मे उनके चरित्र मे 'उदारता, सहिष्णुता, तेजस्विता और हृढता का 
अपूर्व सम्बन्ध देखने को मिलता है । राजा राम मोहन राय ने जिस नारीको 
बाधित सहमरण की कारा से मुक्त कराया, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने उसे पुनविवाह 
का वेघानिक अधिकार दिलाने की दिला मे प्रयत्न किया । विद्यासागर के विद्यार्थी 
जीवन में सम्पूर्ण बग-समाज विभिन्‍न प्रकार के वाद-विवादो, तकं-वितर्को, 
श्रान्दोलन-प्रति-आन्दोलनो के व्यूह में अवरुद्ध होकर कोई सुनिश्चिचत दिशा ग्रहण 
करने का प्रयास कर रहा था। बालक विद्यासागर के चरित्र मे श्रारम्भ से ही 
अ्रसीम मातृभक्ति, सादा जीवन, निर्मलता तथा नीतिमत्ता' आदि महान्‌ श्रुणों का 
समावेश हो गया था। उनकी माता निरक्षरा होते हुए भी उदार वृत्ति वाली 
महिला थी। उन्होने विद्यासागर के योरूपीय मित्रों के साथ तथा पुनविवाहित 
मुगल के साथ भोजन किया । ईइ्वर चन्द्र विद्यासागर माता की इसी महानता के 
कारण ही समस्त नारी जाति के प्रति श्रद्धालु हो उठे तथा नारी-स्थिति के सुधार 
की श्रोर अग्रसर हुए। इस दिशा मे दूसरी घटना उनकी शुरुलत्नी के असमय 
विधवा हो जाने की हुईं। उनके गुरु ने उस अवस्था मे विवाह किया था जब कि 
उन्हे सनन्‍यासाश्रम मे पदापंण करना चाहिए था। इस विवाह के एक ही वर्ष बाद 
उनकी मृत्यु हो गई । इस घटना के परिणामस्वरूप विद्यासागर के मन मे नारी 
१--बुच एम० ए० : “राइज एण्ड ग्रोथ ऑफ इन्डियन लिबरलिज़्म, पृष्ठ ८१। 
२--बही, पृष्ठ झर पर उत्कथित । 
३--विनय घोष : बसनन्‍्त लाल मुरारका स्मृति ग्रन्थ, पृष्ठ ४२४ । 
४-- नी रा देसाई : 'वीमन न मॉडने इन्डिया, पृष्ठ ६६ । 


श् 


( ६६ ) 


के प्रति श्रद्धा एवं दया का ऐसा अजस्र स्रोत प्रवाहित हुआ कि वे जीवन भर इस 
जाति के उत्थान कार्य मे ही जुटे रहे। वारी-स्थिति को सुधारने सम्बन्धी उनके 
इस अ्रभियान मे उनकी साथिन राममणि ने भी यथेष्ठ सहयोग दिया । 

सस्कृत कालेज मे श्रध्यापक हो जाने के पश्चात्‌ ही उनके सुधार कार्य का 
श्रारम्भ होता है । उनका विश्वास था कि किसी भी सुधार की लोक-मान्यता एवं 
लोक-प्रतिष्ठा के लिए यह आवश्यक है कि वह सबसे पहिले स्वय॑ सुधारक द्वारा 
अपने जीवन मे प्रतिष्ठित हो। श्रत उन्होने सकल्प किया कि “वे अपनी पुत्रियों के 
लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करेगे, ग्यारह वर्ष से पुर्वे अपनी पृत्रियों का विवाह 
नही करेगेग, (उनकी सभी पुत्रियो का विवाह १६ वर्ष के उपरान्त ही हुआ ।) 
अपनी पुत्रियो के वर का चुनाव करते समय वे धन को महत्ता नही देंगे, पुत्री के 
विधवा होने पर, यदि वह पुनविवाह करना चाहेगी, तो उसे ऐसा करने की अनुमति 
देगे, अपने किसी भी पुत्र की १८ वर्ष की अवस्था से पूर्वा विवाह नहीं करने देंगे 
तथा वे अपनी पुत्री का विबाह पूर्व विवाहित पुरुष से नहीं करेंगे”। उनके इस 
सकलल्‍प मे शिक्षा, बाल-विवाह, कुलीन-वाद," पुनविव्राह तथा बहु-विवाह आ्रादि 
तत्कालीन सभी नारी-समस्याग्रो का चित्र उपस्थित हो जाता है । 

विद्यासागर ने पराहशर सहिता' से तथ्य उपस्थित करके पुनविवाह के 
स्थापना के तक की पुष्टि की । उपयुक्त सहिता के अनुसार नारी पति की मृत्यु के 
उपरान्त, उसके सनन्‍यासी हो जाने पर, नपु सक, पतित अथवा रोगी हो जाने पर 
पुनविवाह कर सकती है”। इसी प्रकार श्रन्य धर्म ग्रन्थों, पुराणो, श्रुतियों एवं 
स्मृतियों से भी उद्धरण देकर उन्होंने विधवा विवाह को झास्त्र सग्मत बताते हुए 
उसका जोरदार समर्थन किया । हिन्दू धर्म शास्त्र के अनुसार विधवा-विवाह किस 
प्रकार पूर्ण ग्राह्मय है इस विषय पर १८५३ में “विधवा-पुनविवाह नामक उनको एक 
पुस्तक भी प्रकाशित हुईं। १८५६ में विधवा-विवाह को वैधानिक मान्यता प्राप्त हो 
गई जो ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की तत्कालीन रूढिवादी समाज के विरुद्ध महान 
उपलब्धि थी। परन्तु यह सुधार सकीर्ण सामाजिको के क्षेत्र मे अधिक लाभग्रद 
न हो सका। फिर भी बगाल में उत्पन्न विधवा-विवाह की यह भावना महाराष्ट्र 
गौर गुजरात के समाज सुधारकों द्वारा अनुप्राणित होती रही । 

सन्‌ १६५१ से १८५८ तक विद्यासागर शिक्षा पद्धत्ति मे आमूलचूल परिवर्तन 
करने में श्रमरत रहे । उन्होने स्त्री पुरुषों को समान रूप से शिक्षा श्राप्ति के अवसर 
प्रदान करने की बात का समर्थन किया तथा महिलाओं के लिए अग्रेजी झ्षिक्षा की 
ग्रावरयकता बतलाई । उन्होने लगभग ४० विद्यालयों की स्थापना करके महिला- 

 १--दौरा देसाई वीमन इन मार्डन इन्डिया पृष्ठ ७० । 

२--वही, पृष्ठ वही । 
३--एल० यू० त्रिवेदी : विधवा-विवाह! पष्ठ ६ | 





( ६७ ) 


शिक्षा प्रचार के कार्य को ग्रागे बढाया | नारी-शिक्षा की उपयोगिता पर निबन्ध 
प्रतियोगिताएँ आयोजित करके उसका प्रचार किया। महिला विद्यालयों मे उनके 
लिए उपयोगी पाद्य-पुस्तको की रचना में विद्यासागर जी का पूरा हाथ रहा । 

विद्यासागर ने दूसरा' आधात कुलीन वर्ग पर किया। इस समाज मे देनन्दिन 
बढती हुई बहु-विवाह प्रथा नारी के अस्तित्व तथा महत्ता को निम्न से निम्नतर कर 
रही थी | राम मोहन राय द्वारा इस समस्या का उद्घाटन पाहले ही किया जा 
चुका था अ्रब विद्यासागर ने ऐसे बहु-विवाहित पुरुषों की सूची बनाई । उस सूची मे 

उन्होने ५ विवाह करने वाले लोगो की भारी सख्या हो जाने के भय से सम्मलित 

नहीं किया था । इस सूची के अनुसार एक बहु-विवाहहित के ८० पत्नियाँ थी । 
इस खोज में एक उदाहरण ऐसा भी प्राप्त हुआ जिसमे एक पुरोहित ने ५० वर्षीय 
एक वृद्ध के एक सौ सात विवाह सम्पन्न कराये थे । विद्यासागर ने पहली बार इस 
परम्परागत दोष को समाज के सम्मुख रखकर उसे इसके भयकर परिणामों से अवगत 
कराया । 

विद्यासागर का विश्वास था कि युवा होने पर ही कन्या का विवाह 
भ्रपेक्षित है । विवाह आयु के बढाने विषयक उनके निरन्तर प्रचार के परिणाम स्वरूप 
ही १८६० में वैधानिक रूप से न्यूनतम सम्भोग स्वीकृति आ्रायु १० वर्ष कर दी गई 
थी। 

विद्यासागर सदेव ही नारी-जाति के परम हितैषी, उनकी समृद्धि के परम 
इच्छुक तथा उनके उन्‍तयन और विकास की दिशा मे प्रथम कोटि के सहायक रहे । 
यह सत्य है कि उनके तथा राम मोहन राय के द्वारा किए गये सुधारो को उनके 
युग में मान्यता प्राप्त नही हुई, परन्तु फिर भी उन्होने तत्कालीन बुद्धिवादी वर्ग को 
चिन्तन की जिस नवीन दिशा का दर्शन कराया, उसी पर अग्रसर होकर भावी 
सुधारको ने समाज-सुधार क्षेत्र मे महत्वपूर्ण योगदान किया। विद्यासागर जी की 
चतुर्थ वाषिकी के भ्रवसर पर कवि गुरू रवीन्द्र ने कहा था--विद्यासामर का 
समाज-निर्माण में बहुत बडा हाथ रहा है... -.भ्राज वे ससार में नही हैं--लेकिन 
उनके महत्त चरित्र का जो अक्षय-वट समाज मे फैला हुआ है--उसके नीचे बैठ कर 
झाने वाली सतान को एक नया सकेत मिलता है--एक नई दीक्षा मिलती है ॥' 
सहादेव गोविंद रानाडे (१८४२-१६०१) 

पादचात्य शिक्षा, सभ्यता एवं सस्क्ृति से प्रभावित समाज सुधारको मे महादेव 
गोविंद रानाडे अग्रगण्य है। जब बगाल में ईदवर चन्द्र विद्यासागर द्वारा रुढ़ियत 


१--विनय घोष * बसन्‍्त लाल मुरारका स्सृमाति ग्रन्थ, पृष्ठ ४२५॥ 
२--पाँचवी इन्डियन नेशनल सोशल कासन्‍्फ़रन्‍्स का सूचना पतन्न, पृष्ठ २७। 
३--नी रा देसाई, : बीमर इन माडने इन्डिया,' पृष्ठ छ३े। 

४---विनय घोष : बसन्‍्त लाल मुरारका स्मृति ग्रन्थ, पष्ठ ४२६ पर उत्कथित 


( ६८ ) 


मान्यताओ्रो पर तकंपूर्ण झाधात-प्रतिघात हो रहे थे, तब महाराष्ट्र में भी प्रॉगरकर, 
फुले तथा रामाबाई पडिता द्वारा सामाजिक चेतना विकसित हो रही थी आगरकर'! 


द्वारा सम्पादित सुधारक' में प्रकाशित लेखों, व्याख्यानों द्वारा जनता में जागृति 
उत्पन्न हो चली थी। इसी जाग्रुति-काल में महादेव गोविद रानाडे का आविर्भाव 
हुआ । 


उच्च न्यायालय के न्‍्याथाधीश पद पर आमसीन होते हुए भी उन्होंने सामाजिक 
प्रगति के पुण्य कार्य मे सदैव ही सक्रिय भाग लिया | वे जाम्बेकर तथा पॉड्रग के 
सम्पर्क मे आए जो नारी-शिक्षा का प्रचार-कार्य कर रहे थे। उन्होने विष्णु शास्त्री 
से सम्पर्क स्थापित किया जो म्रहाराष्ट्र में विधवा-विवाह के कार्य को आगे बढा रहे 
थे। वे परिचम के उदार दहन से बहुत प्रभावित थे । उनका विव्वास था कि 
समाजगत जीणं-शी्ण मान्यताग्रो मे क्रॉतिकारी परिवर्तन करके ही समाज को प्रगति 
के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है। नारी-स्थिति के सुधार कार्य मे उन्होने 
सबसे पूर्व विधवा-विवाह की समस्या को लिया | उन्होंने पू्व-सुधारको की तरह ही 
सप्रमाण इस तथ्य की पुष्टि की कि वेदकालीन भारत में विधवा-विवाह वर्जित नहीं 
था। वे विधवा-विवाह सस्था के सक्रिय सदस्प तथा पुन्विवाह के समर्थकों के 
सहायक थे । विधवा-विवाह की समस्या को लेकर समय-समय पर उनके लेख 
“इन्दू प्रकाश" में प्रकाशित होते रहे । 

इस दिशा में उनका दूसरा सुधार कार्य बाल-विवाह प्रथा की समस्या को 
लेकर था। उन्होंने बताया कि वेद कालीन भारत मे युवा होने पर ही विवाह का 
विधान था । उनके अनुसार स्त्री पुरुष की न्यूनतम विवाह आ्रायु क्रमश, १२ तथा' 
१८ वर्ष तथा सम्भोग सहमति आयु १६ और २४५ वर्ष होनी चाहिए। रानाडे ने 
नारी-शिक्षा का प्रशन भी उठाया तथा एक नारी शिक्षण सस्‍्था की स्थापना की । 
सुधार-कार्य क्षेत्र मे रानाडे का सबसे महत्वपूर्ण कार्य दि इन्डियन नेशनल सोशल 
कान्फ़ नस” की स्थापना है। इस सस्था द्वारा दूसरे समाज सुधारो के साथ-साथ नारी 
स्थिति सबधी सुधार कार्य भी सम्पादित किए गये । 

रानाडे महाराष्ट्र के प्रथम सुधारवादी नेता थे, जिन्होंने अपने सुधार- 
आन्दोलन को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया । उनका विश्वास था कि राजनेतिक' 
चेतना तथा समाज-सुधार कार्य पृथक रूप से नहीं चल सकते, इन्हे श्रनन्याश्रित होना 
चाहिए । इसी बात की दृष्टि में रखकर "नेशनल 'कान्फ्र नस” की स्थापना हुई थी । 
नीरा देसाई ने एक स्थान पर उनके विषय मे लिखा है--- 


॥र8065 70]6 85 3 ए970॥667 7॥7 76 ॥0एशाशा। 07 
एणााशा?३ पी 8 एरा89 2॥6 प्रांवपएट. त€ ढगाशध्लाफए 
च्रावदा'ड॥॥006 ॥6 [तांका डापथ07.,. 96 6 |र0 #॥&0 [07 


१--नीरा देसाई “ वीमन इन मार्डन इन्डिया पृष्ड ७६ ।॥ 


( ६९ ) 


9776 गर॥9800॥ 006 ए़९5, 88 '(0प्राए उैशाएच४?! क्रा०0ए९- 
शाला व पर[79] 88265 070, 007 ए9$ ॥6 06 ज़0०:8977797०7 ० 
[70[473$ 988, 38 (6 ॥ 6फ्रफ्क्षाश छएछा8छ, 6 ००ा6७ए०त वन 
5५7776895॥72 (8 788 6[0780708 0०7 6 (ए० 
दयानन्द सरस्वती (१८२४-१८८३) 

स्वामी दयानन्द १९वीं शताब्दी के भारतीय नवोत्थान के विकास क्रम मे 
एक अनिवाये कडी थे । ये पहिले सुधारक थे जिन्होंने पण्चिमी सस्क्ृति से उदासीन 
हो भारत की सामाजिक पुनरुत्थान की दिशा मे प्रेरित किया । जनतन्त्र और तक 
के इस युग के सस्थापकों मे उनका नाम स्व ही स्मरणीय रहेगा। १८२४ मे 
काठियावाढ के मोरबी राज्य के एक ब्राह्मण परिवार मे उत्पन्न इस तेजस्वी 
महापुरुष का वास्तविक नाम मूलशकर था। बचपन से ही विद्याध्ययन मे इनकी 
रुचि थी । युवावस्था मे इनके मन की सत्य की खोज की चाह ने इन्हे वेरागी बना 
दिया । १८४४ में घर से निकल कर सबसे पहिले इन्होने ग्रुरुकी खोज की । १८७५ 


मे सामाजिक सुधार की भावना से प्रेरित होकर बम्बई झा समाज की स्थापना 
की स्थापना की गई जो १८७७ के उपरान्त लाहौर मे खूब विकसित हुई । 


दयानन्द ने हिन्दुओ की कट्टरता एव सकीर्णता के परिणाम स्वरूप हिन्दुत्व 


के महान प्रासाद को खडित होते हुए देखा था। उन्होने #नुभव किया था कि ये 
रूढिवादी भ्रनिष्टकर परम्परा हिन्दूधर्म का नेतृत्व कर रही है। उन्तका विश्वास 
था कि एक विशिष्ठ जाति, जो आज के हिन्दू समाज मे दिशा निदेश का कार्य कर 


रही है, उसकी वास्तविक अ्रधिकारिणी नहीं है, इसलिए उन्होने जन्म के स्थान 


पर विद्धता और नेतिकता के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रस्थापित 
करने का उपदेश दिया । 


नारी-स्थिति के पुनरुत्थान की ओर अग्रसर होते हुए उन्होने वैदिक धर्म 
ग्रन्थो से उद्धरण-प्रस्तुत किए और इस बात की घोषणा की कि पूर्व काल में नारी 
को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थे। उसको शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर 
की प्राप्ति थी ! अनन्तर इस अ्रधिकार के छीन लिए जाने से नारी का सॉँस्क्ृतिक 
जीवन समाप्त प्राय हो गया। शिक्षा के अभाव मे बाल-विवाह की प्रथा आरम्भ 
हुई और उसके उपरान्त नारी सम्बन्धी अ्रनेक कुप्रथाओं का श्री गणेश हुआ । इस 
लिए नारी के सॉसस्‍्क्ृतिक एव सामाजिक जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए सबसे 
महत्वपूर्ण आवश्यकता उनके बीच मे छिक्षा का विकास करने की है, जिनसे उनमें 
मानसिक चेतना का प्रादुर्भाव हो। शिक्षा सम्बन्धी उनकी योजना श्रन्य सुधारकों 
की अपेक्षा अधिक विस्तृत थी | दयानन्द के अनुसार सामान्य शिक्षा के साथ-साथ 
उनके लिए ज्ञारीरिक शिक्षा प्राप्त करने का भी विधान था। उनके मतानुसार 


'सर्मरन्‍सन«रन७ सज्जन कान +-फरन--गम++नवननन-ककननन-न-न नकल मनन फनककनन कप पेन ल फीनननन नमन १७33 ९-६५ मत++>०१+५०५५११०-ॉ नमक 


( ७० ) 


आलिकाओं को १६ वर्ष की अ्रवस्था तक विद्याष्ययत करना चाहिए। दयानन्द 
सह-शिक्षा के कट्टर विरोधी थे । वेदोक्त रीति से प्रदत्त विद्या ही उनके मत मे सबवे 
श्रेष्ठ थी । नारी के लिए भाषा, धर्मशास्त्र, शिल्प, सगीत तथा वैद्यक झ्ास्त्र की 
शिक्षा आवश्यक मानी गई । दयानन्द जी इस बात पर बल देते थे कि नारी-शिक्षा 
ऐसी होनी चाहिए, जो गृह-कार्यों के साथ-साथ सामाजिक जीवन में भी लाभप्रद 
हो सके तथा जिससे नारी ग्राथिक दृष्टि से भी स्‍्वय को स्वतन्त्र अनुभव कर 


सके । इस प्रकार स्‍त्री शिक्षा का व्यापक प्रचार करके ही दयाननन्‍्द ने भ्रारत की 
राजनंतिक क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त किया था” । 

दयानन्द विवाह को स्त्री और पुरुष का पवित्र सम्बन्ध मानते थे सम्बन्ध- 
बिच्छेद मे उन्होने कभी भी विश्वास नहीं किया। वे पूववे-कालीन स्वयवर रीति 
के पक्षपाती थे | विधवा-विवाह में वे नियोग पद्धति का समर्थन करते थे । बाल- 
विधवा का मृत पति के भाई से विवाह उनकी दृष्टि मे अनुचित न था। बाल- 
विवाह को वे अनेक पापों का सूल मानकर उसका तीक्र विरोध करते थे । 


तत्कालीन समाज को दयानन्द की विशेष देन आ्रायें-समाज है। इस नवीन 
सस्य ॥द्वारा दयानन्द जी के सिद्धाँतो का प्रतिपादन किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में 


धुरुकुलो की स्थापना हुईं। अनेकोी विधवाश्रम खोले गए। पतन काल मे शुद्धि - 
आन्दोलन इस की विशेषता रही है। दयानन्द युगीन भारत, जो तीजब्ता से पश्चिमी 
ग्रादशों की और अग्रसर हो रहा था, आार्य-समाज के प्रादुर्भाव से वैदिक सस्क्ृति 
की ओर आकर्षित हुआ | यह पहली सस्था थी, जिसने नारी जागृति के लिए ठोस 
प्रयत्न किए । आये समाज द्वारा पहली बार आत्म-विश्वास, आत्म-निर्भरता तथा 
ग्रात्म-ज्ञान की भावना को विशेष महत्व प्रदान किया गया तथा युगो के बाद भारत 
को एक बार अपने अ्रतीत की ओर देखकर गौरवान्चित होने की प्रेरणा मिली । 

इस प्रकार, नारी उत्थान की दिशा में दयानन्द ने स्त्रो शुद्रोेनाधियातामा 
का खण्डन करके “यत्र नायंस्‍्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” वाले मन्त्र की घोषणा 
की । तत्कालीन हिन्दुत्व को निन्दित तथा आक़ान्त देख कर उन्होने जो मांगे 
अ्रपनाया, उसी पर चलकर नए भारत के निर्माताओं ने एक ऐसे तन्त्र का निर्माण 
किया, जिसकी परिणति हमारी राजनीतिक ही नहीं, मानसिक मुक्ति मे भी हुई । 
विवेकानन्द 

ब्रह देश और वह जाति, जो अपनी स्त्री-जाति की प्रतिष्ठा नहीं करती है, 
वह न तो कभी उनन्‍नतिशील हुई थी और न हो सकेगी। हमारी जाति के इस 
ग्रव पतन का मुख्य कारण यही है कि हमने शक्ति की इन सजीव प्रतिमाश्रो का 





१--नीरा : “वीमन इन माडनें इन्डिया,' पृष्ठ १०६ 

२--बविष्णु प्रभाकर : बसन्तलाल मुणशरका स्मृति ग्रन्थ, पृष्ठ ४१६ | 
३--हरिइ्चन्द्र विद्यालकार * महषि दयानन्द सरस्वती, पृष्ठ २१६॥ 
४--विष्णु प्रभाकर बसनन्‍्तलाब़ मुरारका स्मृतिग्रन्थ, पृष्ठ ४२० | 


(७१ ) 


आदर करना छोड दिया है। यदि तुम स्त्रियों की, जो आ्रादि-माता की सजीव 
मूर्तियाँ हैं, उन्‍तति की चेष्टा नहीं करोगे तो तुम यह निश्चय जान लेना कि तुम्हारे 
अभ्युदय का कोई दूसरा मार्ग है ही नही । 
--विवेकानन्द । 

उपयु क्त कथन के प्रणेता स्वामी विवेकानन्द पुनरुत्थानवादी सुधारकों की 
कोटि में आते हैं। प्राचीन भारतीय सस्क्ृति की शुचिता पर उन्हे पूर्ण आस्था 
थी। मात्र हिन्दुत्व के समर्थक रामकृष्ण परमहस के दिष्य होते हुए भी उन्होने 
पादचात्य सम्यता का अध्ययन, मनन और अनुशीलन किया। परन्तु उनके द्वारा 
शिकागो तथा पैरिस की धर्म सभाओो से सर्वत्र भारतीय सस्क्ृति की प्रतिष्ठा 
प्रस्थापित की गईं | शुद्ध वेदान्तवादी होते हुए भी वे विचार स्वातन्त्रय के प्रबल 
समर्थक थे । समाज सेवा की भावना को उन्होने सदेव ही महत्ता प्रदान की । 

स्वकालीन हिन्दू धर्म में व्याप्त असमानताओो, दोषो एव समस्याओर के 
निवारण के निमित्त उन्होंने सतत प्रयत्त किए। तत्कालीन नारी की करुण दशा 
उनसे अ्रहृष्ठ नही थी । फिर भी भारतीय नारीत्व को उन्होने प्रतिष्ठा के शीर्ष पर 
आसीन किया । उनका कहना था कि भारत मे स्त्री जीवन के आदशें का आरम्भ 
और अत मातृत्व मे ही होता है । स्त्री जीवन के इस आदरणीय स्थान को पाने 
के लिए नारी के नारीत्व का पूर्ण विकास होना आवश्यक है । क्योकि 'विदृव के 
समस्त दैवी गुण और शक्तियाँ उस गृह, समाज तथा राष्ट्र मे विद्यमान रहते है, 
जहाँ नारियो की पूजा होती है'। भारतीय नारियो की बौद्धिक प्रगति के लिए 
उन्होने पारचात्य नारी का उदाहरण प्रस्तुत किया । न्‍्यूया्क मे दिए गए अपने भाषण 
मे उन्होंने कहा था--मुझे बडी प्रसनन्‍्तता होगी कि भारतीय स्त्रियों की ऐसी 
बौद्धिक प्रगति हो, जेसी इस देश मे हुई है, परन्तु वह उन्नति तभी अ्रभीष्ठ है जब 
वह उसके पवित्र जीवन एवं सतीत्व को श्रक्षुण्ण बनाए रखते हुए हो'। 

विवेकानन्द चाहते थे कि धर्म को केन्द्र बना कर स्त्री शिक्षा का क्षेत्र 
निर्धारित किया जाए | उनका विश्वास था कि उनमे, बिना शिक्षा प्रचार के, किसी 
भी प्रकार का विकास होना सम्भव नही है। नारी सुशिक्षित बनकर स्वय कहेगी 
कि उसे किन सुधारो की आवश्यकता है। नारी-समाज मे शिक्षा के प्रचार एवं 
प्रसार के लिए उन्होने ब्रह्मचारिणियों की नियुक्ति की आयोजना की । 

१--चाँद' मासिक * १९२५ : के पृष्ठ ३१४ पर सम्पादक द्वारा “रमणी का स्थान 
के अन्तगेत उत्कथित । 

२--विवेकानन्द : भारतीय नारी, पृष्ठ २३। 
३--वही :. ४ पृष्ठ २६। 
४--वही, ४ 23 पृष्ठ ३२ ॥ 
४--बही, ४ ४. पृष्ठ २१५॥ 


( ७३ ) 


बहराम जी मालाबारो (१८५३-१६१२) 

बाल-विवाह प्रथा को वेधानिक रूप से नष्ट करने की दिल्ञा में बहराम॑ 
जी मालाबारी का प्रयत्न विशेष रूप से प्रशसनीय है। उनका कहना था कि अपरि- 
पक्‍व आयु के विवाह ही वैधव्य के विकास की पृष्ठभूमि है। इसीलिए वैधव्य को 
नष्ट करने के लिए बाल-विवाह की प्रथा का निवारण आवश्यक है। १८८ में 
इसी विषय पर उनकी एक पुस्तक, नोट्स आन इन्फेन्ट मैरिज इन इन्डिया एण्ड 
इनफोसंड विडो हुड' प्रकाशित हुई, जिसमे बाल-विवाह के दोषों पर विशेष रूप से 
प्रकाश डाला गया। उन्होने बताया कि इस प्रकार के विवाह से बालकों के शिक्षा 
प्राप्ति के अवसर समाप्त हो जाते हैं, तथा बालिकाएँ रोगी बच्चों को जन्म देकर 
समाज के स्तर को गिराने के साथ-साथ आरथिक समस्याओं को भी जन्म देती है । 
इस विषय में उन्होंने उक्त विषय में यह समाधान प्रस्तुत किया कि विश्वविद्यालयों 
को बाल-विवाह प्रथा को हतोत्साहित करने की दिशा मे श्रग्रसर होना चाहिए, 


तथा स्नातकों को यह सकल्‍्प करना चाहिए कि वे किसी निश्चित आयु सीमा से 
कम आयु की बालिका से विवाह नही करेगे । 


मालाबारी ने यह अनुभव किया था कि विधवा विवाह कानून के पारित 
हो जाने के बाद भी बहुत कम व्यवहृत होता था क्योंकि लोगो को जाति निष्कासन 
का धामिक भय था। इस विषय मे जाति प्रथा पर आधात करते हुए उन्होने 
कहा था--- 

"(8४९ ॥88 ॥0 09]०९४०॥ 40 ५९ जञ१0ज़ए' प्राध्षाएपरा?8 
82077 88 046॥ 88 6 ॥]765 806 प्राण6 छणालशा पध्ा] 076 था 
8 (76 व ॥6 50 जशाह॥65, 5 ०000 59000906०0 एाि08079079 8 
78527ए९0 0गए 60 ॥#6 जएजाबा.. ज्ञर0 ॥85 08 670 ॥08- 
9800, हा 45 6 जा साल, निछारट पीशार ॥8 8 एणावि67 
92ए9०८४ 8866 870 2886 90 78 शा।णाश्श 

विधवा नारी कीं स्थिति में विकास के हृष्टिकोण से उनकी कहना थो कि 
सरकार को इस दिल्या मे विधवा विवाह कानून की वैधानिक प्रतिष्ठा करनी चाहिए। 
ताथ ही बाधित वैधव्य के प्रतिकार एवं विधवाओ की धर्मपुरोहितो से रक्षा झ्रादि 
सुधारों मे सक्रिय योगदान देना चाहिए । उन्होंने पादय-पुस्तको मे विधवा-विवाह के 
समर्थन सम्बन्धी पाठो, निबन्धो तथा कहानियों श्रादि के रखने का भी सुभाव दिया । 
पालाबारी जी के सतत प्रयत्नो का यह फल हुआ कि १८६१ में सम्भोग सहमति 
ग्रायु १० वर्ष से बढा कर १२ वर्ष कर दी गई । 
१--नौरा देसाई, वीमन इन माडतें इन्डिया, पुष्ठ ७७- 
२--चवही, पृष्ठ ७७ ॥ 


( ७२ ) 


विवेकानन्द बाल-विवांह के विरोधी थे उनका कहना था कि बाल-विवाह 
के फलस्वरूप भावी सन्तति दुर्बल तथा लघुजोवी होती है ' सम्भोग आयु-सहमति 
के विरोधी कट्टर धर्म पन्थियाँ को ललकारते हुए उन्होने कहा था कि “जैसे धर्म का 
श्र्थ १२ या १३ वर्ष की बालिका की माँ बताने मे ही सीमित हो गया है” । 

भारतीय नारी' में एक स्थान पर उन्होने कहा है--बंदि हमारे यहाँ 
कन्माओं का विवाह कुछ अधिक आयु मे हो और उनका लालन-पालन सस्क्ृत 
वातावरण में हो तो वे ऐसी सनन्‍्तान को जन्म देगी, जिससे देश का यथार्थ कल्याण 
हो सकता है। अब घर-घर विधवाएँ पाये जाने का मुल कारण बाल-विवाह ही है । 

विवेकानन्द ले कभी भी विधवा-विवाह का समर्थन नहीं किया। इस 
प्रकार के विवाह को वे निम्न श्रेणी के लोगो में प्रचलित परम्परा मानते थे। वे 
प्रेम विवाह के भी विरोधी थे। इस विषय में उनका कथन था कि थदि 'हम 
परस्पर प्रेम और विवाह की पूर्ण स्वतन्त्रता दे देते है तो ऐसे विवाहों से उत्पन्न 
सन्तान दुष्ट और राक्षसी वृत्ति की होगी? | 

उपयुक्त उपदेशों के साथ-साथ विवेकानन्द में तारी स्वातन्त्य पर भी यथेष्ठ 
बल दिया है। उनके विचार से “स्त्री के पैरो मे पराधीनता की बेडी डालना तथा 
निर्धन जनता को जातीय बन्धनों के आधार पर समस्त मानवी अधिकारों से वचित 
रखना ---ये दो सामाजिक अनर्थ भारत की प्रगति के पथ को अबरुद्ध किए हुए 
हैं। विवेकानन्द सगवान्‌ बुद्ध की तरह स्त्री-पुरुषो के क्षेत्र तथा अधिकार विभाजन 
मे विश्वास नहीं करते थे वे कहा करते थे कि मेरा इस देश की स्त्रियो के लिए 
वही सदेश है, जो पुरुषों के लिए है । 

इस प्रकार नवीन जागृति के इस नवीन कलोकार राजकुमार ने! भारतीय 
नारी की पतनोन्मुख दशा के मूल कारणों को खोज करके उनके उन्मूलन की दिल्या 
में प्रयास किया । उन मे शिक्षा प्रचार की भावना को विशेष बल देकर नारी जाति 
के स्वतन्त्र व्यक्तित्व की प्रत्तिष्ठा की । उनके उपदेशों से ही भारतवासी अपने पतन 
की गहराई माय सके, अपने शारीरिक श्रम एवं आधिभौतिक विनाश, अपनी क्रिया 
विमुखता और झ्ालस्य तथा अपने पौरुष से भयानक छह्ास को पहचान सके । 
विवेकानन्द ही की वाणी में सॉस्क्ृतिक राष्ट्रीयता का जन्म हुआ और लोगो मे अपने 
भविष्य के प्रति उज्जवल आणा सचारित हुई । 
१--अह्वत आश्रम : पृष्ठ ३१-३२ । 
२--विवेकानन्द . भारतीय नारी, पृष्ठ ६१ ! 
३--वही, पृष्ठ ६५ । 
४--रोम्यो रोलाँ : प्राफिट्स आफ द न्यू इन्डिया, पृष्ठ १७३ ॥। 
४५--दिनकर : सस्क्रति के चार अध्याय, पृष्ठ ५०६ । 
६-दिनकर वही, पृष्ठ ५०६ ॥ 


( ७५ ) 


विवाह, नारी-समाज मे झशिक्षा आदि समसस्‍्याएँ उपस्थित थी । मेहता जी ने विधव। 
पुनविवाह की समस्या को प्रमुखता प्रदान की तथा सामाजिक रूढिवादियो के विसद्ध 
व्यक्ति के बौद्धिक विकास की इच्छा से १८४४ में मानव धर्म समाज' की स्थापना 
की । इस सभा में तत्कालीन सामाजिक विपमताओो के विषय में चर्चा होती थी 
तथा उनके निवारण के लिए समाधान प्रस्तुत किए जाते थे। यह सच है कि इस 
सभा को तत्कालिक सफलता नहीं मिल्ली। फिर भी रूढिवादी समाज को बौद्धिक 
एवं तकसगत शिक्षा देने के क्षेत्र में सर्वप्रथम सख्या होने के कारण इसका स्थान 
महत्वपृण है । 
गुजराती सभाज के बीच सुधारकर्ताओ में दुर्गा राम मेहता के उपरात्त 
दलपतराय (१८२०-१८६८) ने अपने साहित्य के माध्यम से इस कार्य को आगे 
बढ़ाया । उनका विश्वास था कि झौद्योगिक उन्नति के उपरान्त ही सामाजिक 
कुप्रथाओं का अन्त होकर भारत सामाजिक, सास्क्ृतिक तथां आशथिक रूप से जाग्रत 
हो सकेगा। वे नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होने देखा था कि ग्रुजराती 
समाज मे बाल-विवाह के कारण न तो बालिकाओं को पर्याप्त शिक्षा ही दी जा 
सकती है जो उन्हे सुग्रहिणी बनने मे योग दें सके, और न उनका मानसिक विकास 
ही हो पाता है। इस हीनता का अन्त करने के लिए उनमे शशक्षाका प्रचार 
आवश्यक है। इसी विचार को अपनी कविता के माध्यम इस प्रकार प्रकट किया था, 
यदि तुम अपनी पुत्री को ग्राभूषण दोगे, तो उसका पति उन्हे छीन लेगा, पर यदि 
तुम उसे विद्या दोगे, तो उसे कोई नही छीन पायेगा | तत्कालीन ग्रुजराती समाज 
पे, पुनविवाह की अनुमति नही थी | ञ्रत बाधित बैधव्य की यातनाओ से भयभीत 
होकर बहुत सी महिलाएँ बर्म-परिवर्तत कर लेती थी । दूसरे सुधारको की तरह से 
दलपतराय ने भी पुनविवाह का सर्मेथन किया। “विधवा-पुनविवाह' सम्बन्धी एक 
लेख मे उन्होंने असॉस्कृतिक परम्पराओं का तीत्र खण्डन किया। उनके लेखो एव 
कविताओ से ग्रुजराती समाज में लवीन सामाजिक चेतना का आविभाव हुआ । 
बम्बई मे प्रस्थापित 'प्राथंना समाज' के सस्थापको मे 'ग्ुजराती नेता महीपत 
राम रूप राम (१८३०-१८९६०) का नाम उल्लेखनीय है ५ उपयु क्त समाज सुधारकों 
की तरह इनके द्वारा भी विधवा-विवाह को समर्थन तथा नारी के शिक्षा के विकास 
पर बल दिया गया | परन्तु उदार सिद्धाँतो के प्रस्थापन तथा सामाजिको की बौद्धिक 
चेतना के विकाप्त मे न्मंदाशकर (१८३३-१८८६) का स्थान विशिष्ठ है। नारी को 
जन्म से ही हीन तथा अशिक्षित रखने के पक्षपाती धर्में-पुरोहितो के विरुद्ध उन्होंने 
नारी-शिक्षा का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने तके प्रस्तुत क्रिया कि नारी को 
शिक्षित करने से पहिले ही यह कैसे निर्णय किया जा सकता है कि नारी शिक्षा- 
प्राप्ति के योग्य नही है । विधवा पुनविवाहु का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि 


१--दलपत राम, दलपत काव्य, भाग २, पृष्ठ ३२ । 


(७६ ) 


पत्नी की मृत्यु के बाद जब पुरुष को पुनविवाह का अधिकार प्राप्त है, तो फिर 
नारी को क्यो नहीं। मानवता एवं नैतिकता के स्तर पर नारी के इस स्वतन्त्रता 
उपभोग के अधिकार को नही छीना जा सकता। आरम्भ में वे पादचात्य तर्क 
पद्धति एवं बौद्धिक जागृति से अत्यधिक प्रभावित थे, परन्तु बाद मे उतका रुझान 
भारतीय सस्कृति की ओर हो गया था। उदारवादी सुधारकों की इस परम्परा में 
लाल शकर उभिय शकर का नाम भी उल्लेखनीय है। इन्होने विद्यासागर की 
पुस्तक विडोरिमेरिज' का ग्रुजराती मे रूपान्तर किया। उनका सम्पर्क बहुत सी 
प्रादेशिक समाज सुधार सम्बन्धी सस्थाग्रो से था तथा विख्यात “इन्डियन सोशल 
कास्फ्रेन्स' से भी वे सम्बन्धित थे । 

गुजराती समाज सुवारकों की इस श्रुखला मे बडोदा के महाराजा सयाजी 
राव गायकवराड एक विशिष्ठ कडी है। अपने राज्य के सर्वेसर्वा होने के नाते उन्हें 
दूमरे सुआरफों की तरह किती सरकारी सहायता, सस्यागत सहयोग भ्रथवा जनमत 
की अपेक्ष! नही करती पड़ी । वे बाल-विवाह के कट्टर विरोबी तथा नारी-शिक्षा के 
विकास के प्रबलममर्यक थे। बहु-विवाह प्रथा से उन्हे घृणा थी | बाधित वैधव्यका वे 
तीज्र विरोध करते थे । इस विषय को लेकर उन्होने अपने एक भाषण में कहा था--- 

“06 ०06 6९७४ फू 8 0तपाए 409 ४9706 ०07 
7१07977ए7 7078 778॥, [6 06767 66778708 &॥ 777905806 
2॥0 ४2876970 ०॥ ए0776॥......... -- [75976 ० वैधशाशी 
7१685प7868 ए8 487 40 976507"ए6 8एश॥ का 0.0॥47ए7 8900870 
०9 770/8॥9 70 (05 7एए) 77| ॥6वव26 2]855 

१६०४ में उन्होंने अपने राज्य में बाल-विवाह निरोधक कानून प्रचलित 
किया । उन्होंने प्रक्षत योनि विधवाओं को विवाह की शअ्नुज्ञा दी। महिलाशो को 
ग्रौद्योगिक शिक्षा का महत्व बतलाया तथा छात्र-वृत्तियाँ प्रदान की । आपने 
झन्तर्जातीय विवाहों का समर्थन किया । अपने राज्य मे पर्दा-प्रथा का अन्त किया । 
विवाह-विच्छेद का विधान बनाया तथा कन्या विक्रय की परम्परा समाप्त की । 
साथ ही १८८२ में स्त्रियों के उत्तराधिकार का नियम बनाकर नारी को श्राथिक 
क्षेत्र मे भी अधिकार प्रदान किए। महिला समाज के चतुमुं खी विकास के लिए 
सगीत तथा नृत्य भवन एवं अन्य सॉस्क्ृतिक सस्थाओो की स्थापना में भी आपका 
महत्वपूर्ण योगदान रहा है । 
महाराष्ट्र क्षेत्र में 

ग्रुजरात की भाँति महाराष्ट्र में भी समाज सुधार की प्रवृत्ति का जन्म 


१--स्पीचेज झाफ महाराज सयाजी राव गायकवाड, पृष्ठ १६४। 
२--चित्राव शास्त्री, चरित्र कोष, पृष्ठ, १८४ । 
३--वही, पृष्ठ १८४ ॥। 


(७७ ) 


१६वीं दताब्दी के उत्तरार्ध मे ही हो गया था। महाराष्ट्र के प्रथम सुधारक बाल- 
शास्त्री श्रमिकर थे जिन्होंने १८४० के लगभग गगाधर शास्त्री फडके द्वारा विधवा 
विवाह पर एक पुस्तक लिखवा कर महाराष्ट्र भे विधवा विवाह आन्दोलन को बल 
प्रदान किया । उपयु क्त अन्य सुधारको की भाँति उन पर भी पादचात्य सभ्यता एवं 
संस्कृति का पूर्ण प्रभाव पंडा था। समाज्ञ सुधार के कार्यों मे उनकी उदार वृत्ति, 
धर्म की सीमाओ्रो मे आबद्ध सुधार भावना एवं सार्वजनिक हिताकाँक्षा' आवि-सद्‌ - 
शुणों का परिचय मिलता है) बाल शास्त्री के काल में महाराष्ट्र में सामाजिक 
जागृति विकसित होना आरम्भ हुई थी, उस समय स्त्री स्वातन्त्रय की हृष्टि से 
विधवा के पुनविवाह का प्रदन समाज के सम्मुख था। इस दिल्षा में बालशास्त्री के | 
बाद मराठी के प्रख्यात वंयाकरण दादोबा पॉडुरग का कार्य 'परमहस मडली' की 
स्थापना के रूप में बहुत ही महत्वशाली है। इस गुप्त ससथा की स्थापना बम्बई में । 


१८४० में हुई थी । यह सस्था जाति भेद पर विश्वास नहीं करती थी तथा विधवा , 
विवाह का समर्थन करती थी । इसी काल मे लोकहितवादी ने अ्रपनी साहित्यक 


प्रतिभा एवं सम्पादकीय अधिकार द्वारा महाराष्ट्रीय जनता में सर्वांगीण उन्नति का | 
पथ प्रदमस्त किया । वे तत्कालीन महाराष्ट्रीय समाज के विकास के लिए पदिचम से 
प्रेरणा एवं शिक्षा लेना आवश्यक समभते थे। उनका कहना था कि हमारी जो | 


सस्क्रति नष्ट-भ्रष्ट सी दीख पडती है, उसका पूर्व रूप प्राप्त करने के लिए मानों | 
ईश्वरीय प्रेरणा से अग्रेज भारत मे पधारे है" 
महाराष्ट्रीय नेताओं मे समाज सुधार की प्रमुख नीव डालने वाले महादेव 

गोविद रानाडे थे, जिनका वर्णन पिछले पष्ठो मे किया जा चुका है। इसी समय 
तिलक का आविर्भाव हुआ । उन्होंने सामाजिक सुधारो की अपेक्षा राजनीतिक 
सुधारों को श्रग्न स्थान एवं प्राथमिकता देने की बात कही । उन्होंने समाज सुधार 
विंषयक अपनी सँद्धान्तिक भूमि को स्पष्ट करते हुए कहा कि 'समाज-रचना चाहे. 
जिस प्रकार की क्‍यों न हो, जब तक स्वाघीनता एवं राष्ट्रीयता का उत्साह देश मे, 
जागृत है, तब तक समाज की दुबंलता राष्ट्र की उन्‍नति व उत्त्क मे रोडे नहीं 
अटका सकती । किन्तु वह जोश ही यदि नष्ट हो गया तो वे कमजोरियाँ रावण के 
घनुष के समान सीने पर गिर कर हँसी का कारण बन जाएगी”। फिर भी वे 
समाज सुधार के विरोधी तही थे। १८९० में उनकी ओर से प्रकट निवेदन में 
कहा गया था कि लड़के और लडकी की विवाह-आ्रायु क्रश २० तथा १६ वर्ष 
होनी चाहिए, बाल-धिवाह तथा दहेज प्रथा का अन्त होना चाहिए। उनका कहता 

था कि हमे जन-समूह में सुधार करना है पर कही सुधार के हेतु जन समूह मे फूट 
१--आचाय शंकरराव जावडेकर, बसन्तलाल मुरारका स्मृति ग्रन्थ, पृष्ठ ३६६ 
२--काशी नाथ सोमण, वसनन्‍्त लाल मुरारका स्थृतति ग्रन्थ, पृष्ठ ५१२३ | 
३--बही पृष्ठ ५१५॥ 


>ल्क 


( ७६ ) 


आप इंग्लैड गई तथा वहाँ धर्म-परिवर्तत कर लिया। १८८७ में आपके द्वारा 
लिखित 'हाई कास्ट हिन्दू वीमन' पुस्तक प्रकाशित हुई। अमेरिका आवास काल मे 
भारत विधवा-शिक्षण सस्था आरम्भ करने की आपकी कल्पना को प्रोत्साहन 
मिला । उसी के परिणामस्वरूप १८८६९ में बम्बई में शारदा सदता की स्थापना 
हुई। “शारदा सदन' का तिलक द्वारा तीव्र विरोध किया गया क्योकि उनका विश्वास 
था कि उक्त ससथा बालिकाओं को ईसाइयत की राह पर ले जाती है। अतः इसका 
बहिष्कार होना चाहिए। फिर भी नारी होकर रामात्राई पड़िता ने सुधार क्षेत्र मे 
जो अ्रपू्वे साहस और उत्साह प्रदर्शित किया, इससे उतकी गणना प्रथम कोटि के 
समाज सुधारको में होने लगती है । 


पंजाब, उत्तर प्रदेश और दर्िश में 


पजाब और उत्तर प्रदेश मे नारी €्थिति के विकास का कार्थ मुख्यत आरये- 
समाज के द्वारा ही सम्पादित किया गया। फिर भी इल प्रदेशों में सर गगाराम 
(१८५१-१६२७) तथा लाला देवराज द्वारा नारी जागरण के प्रशसतीय प्रयास 
हुए । समकालीन अन्य समाज सुधारको की ही तरह सर गनाराम ने भी विधवा- 
विवाह के प्रश्न को उठाया | उन्होंने अपने घन का सदुपयोग इस विधवाओं के 
उद्घधार-कार्ये में ही किया। सम्पूर्ण विधवाप्रो के चार भिल्‍त-भिन्‍न श्रेणियों में 
विभाजित करके उन्होने उनकी समस्याप्रो के निवारण के लिए 'सर गगारामद्रस्ट 
सोसाइटी” की स्थापना की । लाहौर मे उनके द्वारा झौद्योगिक शाला प्रस्थापित 
की गई, वहाँ विधवाओो को शिक्षिका बनने के लिए प्रशिक्षित जिया जाता था । 
साथ ही सिलाई, कटाई, बुनाई की भी शिक्षा दी जाटी थी। जमन्‍होंने अपने ही 
नाम पर एक बालिका विद्यालय की स्थापना करके पजाब मे स्त्री शिक्षा का विकास 
क्रिया । 

लाला देवराज का नाम नारी शिक्षा के प्रसार के साथ सम्बद्ध है। इस 
विषय में उन्होंने आर्यसमाज के एक अधिवेशन मे कहा था--“मैं कन्या विद्यालय 
' के काम को कोलम्बस के काम से उपम्ता दृगा | अन्तर केवल इतना है कि कोलम्बस 
ढाई वर्ष की मेहनत के बाद पाताल देश के तट पर पहुँच गया। मगर विद्यालय के 
कार्यकर्ताओं को २० वर्ष के पर्से के बाद अभी सिर्फ किनारा नज़र आने लगा 
हैं; पं 4%88७# 245 लडकियों के लिए श्रौद्योगिक शाला की ग्रावश्यकता है। जिल्द- 
साजी, घडी साजी के काम लडकियों घर बँठे कर सकती हैं । कन्याओं को विदेश 
भेजकर विद्यालाभ कराने के लिए “विदेश यात्रा फण्ड' कायम करने की जरूरत 
हैं ६४6०४ «स्त्री प्रचारिकाएँ भी पैदा करती हैं।। देवराज जी द्वारा स्थापित महा- 
विद्यालय मे बालिकाओं में अ्रतीत के प्रति श्रद्धा भावता तथा भविष्य के प्रति आशा 


१--सत्यदेव विद्यालकार, बसन्तलाल मुरारका स्मृति ग्रन्थ, पृष्ठ ३८३ । 


( ८० ) 


उत्पन्त करने का पूर्ण ध्यान रखा जाता था । वे पहिले व्यक्ति थे, जिन्होंने कन्याश्रो 
के लिए छात्रावास की व्यवस्था की । 

१९वीं शर्ती के बम्बई प्रदेश के समाज सुधारकों मे काशीनाथ त्रिम्बक तेलग 
(१८५०-१४६३) का नाम नारी शिक्षा के प्रचार तथा पुनविवाह के समर्थकों के 
रूप मे उल्लेखनीय है। सम्भोग सहमति श्रायु बिल” पर इन्होने भी चर्चा की थी । 
काशी नाथ को हिन्दू ला' का पूर्ण ज्ञान था । उन्होने वैधानिक रूप से नारी-स्थिति 
के उत्यान की बात कही । महिला जाग्मति का यह कार्य दक्षिण में के० वीरेसलिंगम 
पॉतुल (१८४८-१६१९) द्वारा सम्पन्न किया गया । वे बाल-विवाह तथा वेश्या-नृत्य 
के कट्टर विरोधी एवं बाल-विधवाओों के पुनविवाह के समर्थक थे। उनकी मान्यता 
थी कि देवदासी प्रथा के प्रचलन से उच्चतर सामाजिक आदर्श का ह्ास होता है । 
नारी के सामाज़िक व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा पर उन्हे पूर्ण आस्था थी । उनके सुधार 
कार्य प्रार्थना समान से सम्बद्ध थे । 
भुस्लिम सुधारक 

भ्रेंग्र जी राज्य के प्रारम्भिक वर्षों मे पाइचात्य सभ्यता का प्रभाव, केवल 
हिन्दुओ पर ही पडा और उन्होंने ही सामाजिक सुधारों की ओर अ्रपना ध्यान 
ग्राकृष्ट किया प्रारम्भ में मुसलमानों में अंग्रेजी तथा अ्रप्रेजी सम्यता शिक्षा तथा 
संस्कृति के प्रति उदासीन एबं घृणात्मक भावना ही' व्याप्त थी । वे उस प्रत्येक वस्तु 
का बहिष्कार करते थे, जिसका सम्बन्ध शअ्रग्नेज्ों से होता था। सर सेयद अहमद खाँ 
(१८१७-१८६५) पहिले मुस्लिम थे जिन्होंने पाइचात्य शिक्षा के महत्व को समभा । 
उन्होंने मुस्लिम समाज में भ्रग्नेशी शिक्षा तथा पाश्चात्य सभ्यता के प्रसार का प्रयत्न 
किया । इस क्षेत्र में उन्‍हें बडी कठिनाइयों का सामना करना पडा | हालाँकि 
मुस्लिम समाज में मारी-अधिकारों की व्याख्या होने के कारण--सैद्धान्तिक हृष्टि से 
उसकी दशा हिन्दू नारी से उन्नत लगती थी। परन्तु उस समाज में पर्दा-प्रथा के 
प्रचलन से उसका सार्वजनिक जीवन समाप्त होकर, मानसिक विकास का मार्ग 
झवरुद्ध हो गया | सर सैयद भी, जो सुस्लिम समाज के दिशा-प्रवत्तक जाने ज्ाते 
हैं, केवल महिलाझों को घर की चहारदीवारी के भीतर ही शिक्षा देने के पक्ष मे थे, 
सार्वजनिक विद्यालयों मे नहीं। बदरुद्दीन तयाबजी (१८४४-१६०६) पहिले व्यक्ति 
थे, जिल्होंते पर्दा प्रथा का विरोध किया तथा नारी के प्रधिकाधिक अधिकारों की 
माँग की । हैदरी ने नारी शिक्षा के प्रचार को बल प्रदान किया, उन्होने बताया कि 
महिला का शिक्षित होना इसलिए श्रावश्यक है क शिक्षित नारी द्वारा समस्त 
परिवार के बौद्धिक एवं नेतिक-स्तर का विकास होता है! । सैयद इमाम नारी 

१--नातेसेव, प्रकाशक:, 'एमिनेन्ट मुसलमान्स' पृष्ठ २५॥ 

२--वही पृष्ठ २५ । 


(5१) 


स्थिति के विकास को देशोन्नति एव राष्ट्रीय प्रगति और जागरण का प्रतीक मानते 
थे उन्होने पटना मे 'जनाना स्कूल” की स्थापना की । 

इस प्रकार उपर्युक्त समाज-सुधारको के सतत्‌ प्रयत्नों से भारतीय-समाज मे 
तारी-जाग्ृति का शखनाद हुआ | नारी, भ्रव जीवन को विकासोन्मुख करने की दिशा 


में प्रेरित हुईं। उसे उस मनोभूमि की प्राप्ति हुई जिसमें भ्रागे चल कर वह भ्रपनी 
सवोगीण प्रगति का स्वप्न हरियाता हुआ देख सके । 


खण्ड---३ 


सुधार-संस्थाएँ 


पूर्व पंक्तियों मे वर्णित समाज-सुधारको की प्रेरणा से इस युग मे कई समाज- 
सुधार-सस्थाओं की भी स्थापना हुईं । इन सुधार-सस्थाओं ने नारी-स्थित्वि के उन्नयन 
का सामूहिक प्रयत्त किया तथा सुधारको द्वारा प्रस्थापित नवीन जाग्रति की 
मान्यताश्रों के लोक-प्रचार कार्य को विकसित करने में योग दिया । इस काल मे 
प्राय. सभी सुधार-सस्थाएँ इन्ही समाज-सुधारको के मस्तिष्क की खोज थी। अपने 
सुधार-कार्य को आगे बढाने के लिए ही राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म -समाज, 
दयानन्द ने आरय-समाज तथा रानाडे ने भारतीय परिषद' की स्थापना की । श्रगली 
पक्तियो में हम इस काल की कुछ विशिष्ट सुधार-सस्थाओ के कार्य-क्रमों तथा उनकी 
उपलब्धि की विवेचना करेगे । 
श्राय-समाज 


१८७५ मे स्वामी दयानन्द द्वारा सस्थापित आरये-समाज” समाज-सुधार- 
सस्थाओ में सबसे अधिक व्यापक एवं नारी-स्थिति को व्यावहारिक भश्रथों में 
उन्‍नतिशील बनाने मे सहायक हुआ है। नारी स्थिति सम्बन्धी दयानन्द के आदझशों 
को व्यावहारिकता की मनोभूमि पर प्रतिष्ठित कर, आर्य-समाज ने नारौ-जाति को 
सचमुच उपक्ृत किया। नारी-शिक्षा के विस्तार हेतु श्रार्य-समाज ने सम्पूर्ण राष्ट्र मे 
अपनी छाखाशों-टपशाखाओो की स्थापना की । इस सस्था द्वारा वैदिक-शिक्षा की 
प्रतिष्ठा की गई बालिकाओं के लिए ग़रुरुकुलों की स्थापना हुई । उनके लिए संस्कृत, 
दर्शन तथा ग्रह-विज्ञान की शिक्षा आवश्यक एवं उपादेय समझी गई । विधवाश्रमों की 

* स्थापना भी आरायें-समाज के कार्य-क्रमों में प्रमुख था। इस समाज ने भारतीय-नारी 


है 


( ८२ ) 


को वैदिक पीठिका के आलोक में नई दीक्षा देने का प्रयत्न किया एवं उसकी स्थिति 
को सुधारने सम्बन्धी कार्यो को व्यायहारिक भावशभूमि प्रदान की । श्रार्य-समाज का 
योगदान राष्ट्रीय भांवनाओो के विस्तार एवं ईसाइयूत तथा इस्लाम धर्म से हिन्दू- 
सस्क्ृति की रक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है । आये-समाज द्वारा प्रतिपादित 
वैधव्य जीवन की पवित्रता-सुरक्षा एवं सह-शिक्षा का विरोध आदि सिद्धात भले ही 
आज के बौद्धिक युग मे सकुचित मनोवृति एव सीमित दृष्टिकोण के परिचायक हो, 
परन्तु तत्कालीन समाज में, विशेष रूप से उत्तरी-भारत मे, इस सस्था द्वारा जिन 
सुधार कार्यो का आयोजन किया ग्रया, उनकी महत्ता को सहज ही विलुप्त नही 
किया जा सकता। 


भारतीय परिषद 


इन्डियन नेशनल सोशल कास्फ्रेन्स 


भारतीय परिषद की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर सुधार कार्यो को विकसित 
करने के उद्देश्य से १८८७ में हुई थी। १८८४ मे राष्ट्रीय काग्रेस के प्रथम श्रधिवेशन 
में रानाडे ने एक एसी सस्था की स्थापना पर विशेष बल दिया था, जो पूर्ण रूप से 
समाज-सुधार कार्यो से ही सबन्धित हो। १८८७ मे मद्रास मे हुए परिषद” के प्रथम 
ग्रधिवेशन मे रानाडे ने घोषणा की थी कि--- 


/[06 0०्नाशछ006 758 7क्‍स्‍00060 (0 $४0॥20॥070 |॥6 805 

ण ३ 40९% 38$80९04209078 बात 40 णिएणआ गपरणि्षा0758 (0 

68०॥ 3580९६.0), ६0 7970णं46 थाएं ०88४८ 706 डगरप्रोत्वा2 
207ए८ प्रा(धा€ईा 0५ ग्राप्रापक 59077 ६00 ००-०6कशांणा 

भारतीय परिषद के कार्यक्रमों मे समाज-सुधार कोष का निर्माण, सुधार- 

विषयक सामाजिक व्याख्यान, स्थानीय-सस्थाओ की स्थापना, आग्ल तथा प्रादेशिक 

भाषाओ्रों में साहित्य-प्रकाशन एवं सस्थाओ्रो का निबन्धन श्रादि विषय प्रमुख थे । 

नारी-स्थिति विषयक सुधारो के अन्तर्गेत परिषद ने बाल-विवाह का विरोध 

किया । बाधित वेधव्य की यातनाओं को लोगों के सम्मुख रखा, तथा नारी को उस 

असह्य वातावरण से मुक्ति दिलाने की दिशा मे परिवर्तत किए। श्राय्यं-समाज कीं 

भाँति शिक्षा-अ्रचार क्षेत्र मे भी परिषद का योग सराहनीय है। इस परिषद द्वारा 


१--ए सर्वे आँफ इन्डियन हिस्द्री, पृष्ठ २६६ । 
२--नीरा देसाई द्वारा वीमन आँफ माडने इन्डिया,” पृथ्ठ १२४ पर उत्कथित | 


(| रे |.) 


पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों, समारोहों में दिए गए भाषणों एवं अ्रधिवेशनों में 
पारित प्रस्तावों द्वारा तत्कालीन नारी-स्थिति के दयनीय चित्र उपस्थित किए गए तथा 
लोगों को इस दिशा में सोचने की प्रेरणा प्रदान की गई कि नारी की महत्ता बीमार 
बच्चों को उत्पन्त करने तथा घरेलू वातावरण में सीमित रह सकने से कहीं अधिक 
है। श्रतः उसे अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलना ही चाहिए। सुधार 
क्षेत्र मे भारतीय परिषद का स्थान इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि यह राष्ट्रीय स्तर 
पर सुधार कार्यो की आयोजना करने वाली प्रथम सस्था थी। सम्पूर्ण भारत की 
सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए उसने पुरोगम प्रस्तुत किए तथा उन्हे 
व्यावहारिक रूप देने की चेष्ठा की । भारतीय परिषद के सभी सुधारक रानाडे की 
ही भाँति पाइचात्य शिक्षा एवं सस्क्ृति से प्रभावित थे। इसलिए गणतन्‍्त्रात्मक 
भारतीय-समाज की रचना के लिए उन्होने परिचिमी उदार सिद्धान्तों का पक्ष समर्थन 
किया । परिषद के विषय में एक समय चन्दावरकर ने कहा था--- 

4] ए5 (जञा00ण 7शाधाा9820, ९(700४00० ९(०.) ज़९ 
74ए 54ए ॥0 496 8727928 0० ५, वरा86ए ।॥ (86 ]88४: ०शा०08 
79900 8 476 $0 (76 जशापरशा06 40 छ68ालाा 406685$ जाती 
4707 !॥ ४6 822०॥0ए 67 80०७ ००ाश४शिश0०९ एवं "7005८ 
8 शावरवप्राए एछाएगाड + जाभधाए6 ए हिल 87078 (6 
ए967 0]85565 870 88० ०४४88. 


बिद्यार्थी संघ 


झ्राय-समाज के पदचात्‌ नारी-शिक्षा के प्रचार में सबसे भ्रधिक कायें 
विद्यार्थी परिषद द्वारा सम्पन्त हुआ है । १८४८ मे प्रोफेसर पैडन की अध्यक्षता में 
संघ ने दो शाखाओ-मराठी ज्ञान प्रसारक सभा तथा गुजराती ज्ञान प्रसारक मंडली' के 
रूप मेंश्रपना कार्य आरम्भ किया । प्रसारक मण्डली केवल पारसी-म्षेत्र तक ही सीमित 
थी । १८७२ मे हिन्दू गुजराती जाति मे महिला-शिक्षा के विस्तार के लिए “बुद्धिवर्धक 
सभा' की स्थापना की गई। इन संस्थाग्रों ने समय-समय पर लेखों को प्रकाश में 
लाकर पअ्रथवा व्याख्यानों की श्रायोजना करके शिक्षा-प्रसार कार्य को झागे बढ़ाया । 
१८४६ में बहराम जी खुर्शीद गाँधी ने नारी-शिक्षा' पर एक निबन्ध पढ़ा | बुद्धि- 
वर्धक हिन्दू सभा के तत्वाविधान में पहला व्याख्यान 'स्त्री-शिक्षा' पर हुआा । विद्यार्थी 
संघ हारा १८५१ तथा १८५४ में क्रमशः पायघुनी तथा फोट्ट में दो बालिका 
विद्यालयों की स्थापना हुई । १८५४५ में “मराठी बालिका पत्रिका भी इसी संघ द्वारा 
. ब्रकाशित की गई। १८५६ में 'मराठी विद्यालय में चिमाबाई नामक प्रथन्न 
भ्रध्यापिका की नियुक्ति हुईैं। पहले १०-१२ वर्ष की भ्रवस्था के पश्चात्‌ बालिकाप्रों 


१--तीरा देसाई द्वारा वीमन इस माडने इन्डिया,” पृष्ठ १२८ में उत्तचित । 


( ८४ ) 


को पाठशाला से उठा लिया जाता था। परन्तु १८८३ मे यह भायु-सीमा हटा दी 
गई । १८८४ में 'एग्लो-वर्नाक्यूलर स्कूल की स्थापना हुई। “विद्यार्थी परिषद के 
तत्वाधान मे १८४३ से १८५१ के मध्य, 'महिलाओो की प्रारम्भिक शिक्षा तथा 
भारत मे बाल-विवाह से हानि! श्रादि विषयो पर व्याख्यान हुए। १८५५ तथा 
१८५६ के बीच, भारत मे नारी-शिक्षा' ओर विधवा-पुनर्विवाह' पर व्याख्यान हुए । 
१८७०-७१ के अधिवेशन में दलपतराम जीवन राम ने महिलाओं के श्रधिकार' पर 
व्याख्यान देकर उनके अधिकार-क्षेत्र पर प्रकाश डाला । मराठी ज्ञान-प्रसारक सभा 
“के तत्त्वाधान में १८६४६-१६५१ के मध्य सुक्‍्का राम दीक्षित ने 'नारी-शिक्षा' पर तथा 
बहराम जी खुर्शीद जी ने गुजराती ज्ञान-प्रसारक मण्डली के तत्त्वाधान में 'नारी- 
शिक्षा की आवश्यकता' पर भाषण दिए । उधर १८५४ से १८५९ के मध्य 'शुजराती 
हिन्दू सभा' के अधिवेशनों मे मनसुख राम नरसी दास द्वारा क्षीघ्र विवाह से हानि' 
गगादास केशवदास द्वारा विवाह, सोमनारायण नन्दनारायण द्वारा हिन्दू नारी की 
दशा, महीपत राम रूपराम द्वारा विवाह प्रसविदा' तथा दलपतराम दयाभाई द्वारा 
मृत्यु होने पर महिलाओ में छाती पीठने की प्रथा आदि विषयों पर भाषण हुए । 
इस प्रकार से विद्यार्थी सघ द्वारा तत्कालीन नारी-स्थिति की प्राय सभी दिशज्ञाओ पर 
प्रकाश डाला गया तथा समाज में उनके प्रति जाग्रति उत्पन्न करने की चेष्टा की 
गई । - 
भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय परिष 


१८७४ मे राष्ट्र परिषद महिला समाज की सामाजिक एवं नैतिक समृद्धि के 
उद्देश्य से संस्थापित हुई थी । इस परिषद की स्थापना मे बम्बई की श्रीमती दौराव 
टाटा का विशेष सहयोग रहा । इसके द्वारा भी दूसरी सस्थाओ्रो की भाँति ही नारी- 
शिक्षा पर बल दिया गया तथा महिला-समाज की जाग्रति के लिए वैधानिक रूप से 
अधिकार प्राप्त करने की बात कही गई । नारी की सामाजिक एवं, आ्राथिक स्वतन्वता 
विषयक कई प्रस्ताव पारित किए गये, तथा इस बात पर बल दिया गया कि स्त्री 
जाति को अपने चतुमूंखी विकास के लिए अ्रवसर शभ्राप्त होने चाहिएँ। महिला 
राष्ट्रीय परिषद स्तर पर सुधार कार्य सम्पन्न किए । बम्बई, बगाल, नागपुर, दिल्ली 
तथा बर्मा तक में परिषद की शाखाएँ स्थापित की गईं । महिलाशो की इस राष्ट्रीय 
परिषद के विषय में विशेष उल्लेखनीय यह है कि यह १९वीं शती की पहलीसस्था थी, 
जिसकी स्थापना मे एक महिला का विशेष योगदान रहा और जिसने पुनरुत्थान की 
बात न कह कर पादरचात्य आलोक में प्रगतिशील मान्यताओो का अनुसरण किया । 
ब्रह्मसमाज ओझोर प्रार्थता-समाज 


नव-युगीन समाज सुधारकों के आदि पुरुष राजा राम मोहन राय ने अपने 
पिडान्तों को क्रियात्मक रूप देने के उद्देश्य मे १८२८ में ब्रह्म-समाज की स्थापना 


( ८० ) 


की थी । वास्तव में ब्रह्मसमाज ईसाई-धर्मं के बढ़ते हुए प्रभाव के परिणामस्वरूप 
घबडाई हुई मनोवृति एवं हिन्दुत्व की रक्षा के प्रति किए गए प्रयत्तों का एक साकार 
रूप था। अत ब्रह्म-समाज' का रूप-निविवाद रूप से भारतीय था, और भारतीय 
परम्परा में कहे तो कह सकते हैं कि यह अद्वेतवादी हिन्दुशओे की संस्था थी । किन्तु 
इस समाज के संस्थापक मूल रूप में समाज-सुधारक थे अ्रत:' इस समाज द्वारा अन्य 
समाज सुधार सम्बन्धी कार्यो के साथ-साथ नारी-स्थिति का उत्थान सम्बन्धी कार्ये 
भी सम्पन्न किया गया । राजा राम मोहन राय के सभी सिद्धान्तों को इस समाज 
द्वारा मुखर होने को अवसर मिला । उनकी मृत्यु के उपरान्त समाज का कार्य-भार 
महर्षि देवेन्द्र नाथ के हाथों मे चला गया । वे इसे धारमिक संस्था ही बनाए रखना 
चाहते थे, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। झतः उनके काल में समाज 
द्वारा समाज-सुधार की गति धीमी पड गई थी। परन्तु १८५७ में' केशव चन्द्र 
के प्रवेश से 'समाज' को फिर जीवन प्राप्त हुआ। और पादचात्य सभ्यता के 
आलोक मे सुधार-कार्य श्रागे बढ़ने लगा। केशव चन्द्र सेन के समय में समाज 
ने अन्तर्जातीय विवाह का समर्थन किया, तथा सामाजिक क्रान्ति में पूर्ण 
उत्साह से भाग लिया । महर्षि देवेन्द्र वाथ और केशव चन्द्र सेन मे सैद्धान्तिक मतभेद 
ही जाने से केशव चन्द्र का समाज . ब्रह्मसंमाज” तथा देवेन्द्र नाथ का समाज 
भ्रादि ब्रह्म-समाज' कहलाया। “आदि ब्रह्म-समाज!' देवेन्द्र नाथ के विचारों के भ्रनूकूल 
हिन्दू धर्म की संस्था ब्रन कर रह गया । वैसे 'योरूपीय संस्कृति, धर्म और विचारधारा 
से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण ही ब्रह्मसमाज सर्देव ही थोडे लोगो, की संस्था 
रहा। जिनमे धन या विद्या का प्राचुर्थ था वे ही इस में रहे । बंगाल की साधारप 
जनता ने इसे कोई प्रश्रय नहीं, दिया । फिर भी , ब्रह्मसमाज आन्दोलन भारतीय 
संस्कृति के महान्‌ आन्दोलनों में से एक है क्योंकि ,योरुप से आने वाले बहुत से 
विचारों ने आरम्भ में ब्रह्मसमाज से ही हिन्दू धर्म में प्रवेश किया / इसके माध्यम 
भारतवर्ष योरुप के साथ अपना समन्वय खोज रहा था । इस प्रकार भारत 
के अग्रगण्य नेता भारतीय उन्नति के लिए परिचम से प्रेरणा ग्रहण कर रहे थे। इसके 
विपरीत आये-समाज -ने लोगों में आत्म-विश्वास, आत्म-निर्मरता तथा आत्म-ज्ञान 
की भावना पर विशेष बल दिया एवं हिन्दू-संस्कृति की पृष्ठभूमि में वैदिक युग की 
पुनर्स्थापना करनी चाही। भ्री 7« ल्‍., 5. 0. '४७।॥८ए ने अपनी पुस्तक 
"006८7 70079 270 (76 (८४: (पृष्ठ ६८०) में दोनों संस्थाओं की 
तुलना करते हुए लिखा है-- 
ग़ाान्बनातता0 इद्याशक्षु ६056 0 ण ब्रदागादांणा छ (काडइ- 


१--रामधारी सिंह 'दिनकर' : संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ ४५१॥ 
२--चबही, पृष्ठ ४५५, 


( 5८६ ) 


पद्या।ए, ए]0835$ 47ए० शा पिक्षा(ए ६00 ४ए०ए९१ए४ 80(8- 
शणा४ा60 [0 (आधरईतधरप[(५- 


बगाल के ब्रह्मसमाज की ही भाँति बम्बई मे १८६७ मे प्रार्थना-समाज की 
स्थापना हुई। महृषि देवेन्द्र नाथ के आदि ब्रह्म-समाज” की भाँति वैसे तो प्रार्थना- 
समाज भी धामिक हिन्दुओ की संस्था थी । परन्तु 'उधार धर्म भावना के परिणाम- 
स्वरूप सामाजिक सुधार की प्रेरणा भी स्वभावत ही उसमे से उत्पन्न हो गई 
समाज-सुधार क्षेत्र मे प्राथना-समाज ने बाल-विवाह प्रतिबन्धक सभा” की स्थापना 
की । अनमेल तथा वृद्ध-विवाह रोकने की व्यवस्था की। विधवा-विवाह को 
प्रोत्साहन दिया तथा स्त्री-शिक्षा के प्रचार तथा वेश्या-तुत्य निषेध आदि सामाजिक 
सुधार सम्मन्‍न किए । 


क्रिस्तीन महिला संस्था : वाई. डबल्यू. सी. ए. 


भारत मे क्रिस्तीन महिला-सस्था की स्थापना १८७४ में हुई। इस संस्था 
का उद्देश्य भारत के समस्त धर्म एव मतावलम्बियों मे विश्वासी महिला वर्ग मे विश्व- 
व्रधुत्व की भावना का प्रचार करना है| इस सस्था के द्वारा ग्रीष्म शिविर एव ग्रीष्म 
कक्षाएँ भी आयोजित की जाती हैं, जिनमे जीवन के सभी क्षेत्रों मे उन्‍नतिशील बनने 
के लिए महिलाओ को प्रक्षिश्चित किया जाता है जिससे उनमे समाज-कल्याण की 
' भआवना विकसित हो । आज इस सस्था की श्ाखाएँ समस्त भारतवर्ष मे हैं ॥ 
भारतीय क्रिस्तीन महिला-सस्था अखिल विद्व क्रिस्तीन महिला-सस्था से सम्बद्ध है । 
भ्रन्य-संस्थाएँ 

उपर्युक्त सुधार संस्थाओं के अतिरिक्त भी १६वीं शती में बहुत-सी अन्य- 
- सैस्थाओं की स्थापना हुई । जिसके द्वारा नारी-सम्बन्धी कुप्रथाओं के अनन्त का प्रयास 
किया गया तथा नारी-जागृति की भावना को बल प्राप्त हुआ । १८६६ मे पूना में 
महथि कवे द्वारा हिन्दू विधवाश्रम” की स्थापना की गई | इस आश्रम का उद्देश्य 
उन ऊँचे वर्ग की विधवाओ्रो को, जिनमें पुनविवाह की अत्रथा नहीं है, शिक्षा देना था, 
जिससे वे प्रतिष्ठापूवंक अपनी जीविका उपाजित कर सकें और शिक्षित भी हो 
जाये । “विधवाश्रम' की प्रगति के कुछ समय उपरान्त हिंगरो नामक स्थान मे “नारी- 
शिक्षण सस्था' की स्थापना हुई, जहाँ बालिकाओं को सामान्य शिक्षा, विवाहित 
महिलाग्रो को ग़ृह-शिक्षा एवं विधवाओं को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था थी, जिससे 
वे आत्म-निर्भर बन सके । सतारा आदि नमरो मे भी इस संस्थाओं की शाखाएं हैं । 
बम्बई प्रदेश में उपर्यक्त ससथा को भाँति 'दक्षिण-शिक्षा मण्डली' का नाम भी 
उल्लेखनीय है । इस सस्था की स्थापना से पूर्व १८८० में चिपलूणकेर ने तिलक और 


१--गढ़ु भाई धू : बसन्‍्त लाल मुरारका स्मृति ग्रन्थ, पृष्ठ ५३४ | 


( ८७ ) 


श्रागरकर की सहायता से पौर्वात्य सिद्धान्तों पर आधारित “न्यू इग्लिश विद्यालय 
ग्रारम्भ किया था। बाद में इन सुधारकों ने मिल कर १८८४ में नारी-जाति मे 
शिक्षा-प्रचार के उद्देश्य से उक्त ससथा की स्थापना की । उनका विश्वास था कि 
विद्याध्ययन के माध्यम से ही महिला जगत में जाग्रत उत्पन्न की जा सकती है। 
इन्ही दितों १८९४ में शोलापुर मे निराश्रया नारी की सहायता के उद्देश्य से' वासुदेव 
बाबाजी नवरंगी अनाथालय' की स्थापना की गई। इस अनाथालय में आई हुई 
ग्रसहाय महिलाशों को झौद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे श्रात्म निर्भेर 
होकर जीवन यापन कर स़र्के । बम्बई के उपनगर विले पाले मे भी इस सस्था की 
एक शाखा है । 


बम्बई की भाँति ग्रुजरात मे भी बहुत्त-सी समाज-सुधार-सस्थाओ की स्थापना 
हुई । १९वीं शती के मध्यकाल मे ग्रुजरात का सामाजिक स्तर अ्रधविश्वासो, अशिक्षा 
तथा कुसस्कारों के परिणामस्वरूप अध पतित हो चुका था। सामाजिक स्तर के 
गिरने से महिला समाज की दशा भी शोचनीय थी । इस दिश्ञा मे १८४८ में स्थापित 
गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी” ने नारी-शिक्षा के विकास की भावना को बल देकर 
तत्कालीन गुजरात को वास्तविक भ्रर्थों मे उपकृत किया । इस सस्था के सदस्यों में 
दलपतराम, महीपत राम, लाल शकर, उमिय शकर आदि प्रमुख थे। सुधारकों द्वारा 
सह-शिक्षा के विकास पर भी बल दिया गया। साथ ही नारी-सम्बन्धी समस्याझ्रो 
पर साहित्य प्रकाशित करने का श्रेय भी इसी सस्था को प्राप्त है। इन्होंने पुरस्कार 
भेट झ्रादि देकर महिला-शिक्षा को प्रोत्साहित किया । ग्रुजराती समाज में इस संस्था 
द्वारा शिक्षा-प्रचार का कार्य विशेष रूप से सराहनीय है। निराश्चित महिलाझो को 
झ्राश्रय देने तथा उनके भरण-पोषण का भार संभालने के क्षेत्र में अहमदाबाद में 
१८९९२ में स्थापित 'महीपतराम रूपराम अ्रनाथालय” की गणना तत्कालीन प्रमुख 
सुधार ससस्‍्थाओं में की जाती है | इसमे कुमारियों, विवाहितो एव विधवाओ् के लिए 
प्रश्य, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था है। १८५९७ में “रामक्ृष्ण मिशन की , 
स्थापना वेदान्तवादी विचारधारा के प्रचार, जाति-पाँति कुप्रथा के विनाश तथा 
सामाजिक सुधारो के प्रसार के दृष्टिकोण से की गई। महिला-सुधार क्षेत्र में मिशन 
द्वारा प्रसृति गृह, बालिका विद्यालय एवं औषधालय संचालित होते हैं। आम्य+ 
बालिकाओं मे शिक्षा-प्रचार कार्य मे इस मिशन का विशेष सहयोग रहा है, उपर्युक्त 
मिशन की मद्रास, कलकत्ता आदि प्रमुख नगरों में शाखाएँ भी हैं । 

उपर्यक्त प्रदेशों की भाँति ,पदिचमी. बंगाल मे भी १८८२ मे “नि्धनों की 
भगिनी' नामक संस्था की स्थापना हुई । इस संस्था द्वारा वृद्धाओं के भरण-पोषण 
की व्यवस्था एवं औषधिक सहायता की जाती है। कलकत्ता में दूसरी सुधारवादी 
संस्था 'कलकत्ता मुस्लिम अनाधालय' है. जो १८९२ में स्थापित हुईं ॥ इस संस्था | 


( ८८ ) 


हारा लिंग, जाति एवं धर्म के भेदभाव बिना सभी को शिक्षा प्राप्ति का समान 
अवसर दिया जाता है। इसमे अपहरित महिलाओो को आश्रय देने की व्यवस्था भी 
है। महिलाओ मे शिक्षा-प्रचार के लिए १८९४५ मे स्थापित 'शारदेशवरी आश्रम एव 
नि शुल्क कन्या विद्यालय का नाम भी उल्लेखनीय है। इसके तत्त्वाधान मे विधवाओ 
के लिए धामिक व्याख्यानों की श्रायोजना होती है। नावाद्ीप (कलकत्ता) 
तथा गिरिद्िडहश (बिहार) मे इस आश्रम की झ्ाखांभशो द्वारा सुधार कार्य सम्पन्न 
होता है । 

पजाब में समाज सुधार कार्य प्राय श्रार्यं-समाज द्वारा ही सम्पन्त किया गया। 
१८७७ में फिरोजपुर में आरये-समाज अनाथालय' की स्थापना हुई | इसमे निराश्रित 
महिलाओ को औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। बालिकाओं के लिए उच्चतर 
माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था है। १८५४ में स्थापित 'सत जौसेफ अनाथालय 
द्वारा मद्रास मे' किया हुआ कार्य भी सुधारवादी दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है। वृद्ध 
नारियों का भरण-पोषण, झविवाहिता माताओं को शरण तथा निबंलो की सहायता 
ईस सख्या का लक्ष्य है। इस श्रनाथालय मे शिक्ष। की भी व्यवस्था है। बालिकाओं 
को औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही पशु-पालन एवं ग्रह-उद्योगो की 
शिक्षा भी दी जाती है। दक्षिण मे नारी-सुधार सम्बन्धी पहली सस्था होने के 
नाते सुधार-सस्थाओ्रो में कंयोलिक मिशनरी द्वारा स्थापित इस सस्था का स्थान 
विशिष्ठ है । 


उपसंहार 


१९वीं छाती में नारी-स्थिति कै;-क्रमागत विकास, समाज-सुधारकों एव 
सुधार-संस्थाओरी के उपर्युक्त अध्ययन और विवेचन के पश्चात्‌ यह कहा जा सकता है 
कि इस युग में सुधारक्दी एवं पुनरुत्थानवादी दोनों प्रकार के समाज-सुधा रको ने 
नारीं-समाज की परम्परागत दयनीय स्थिति का विरोध करके उसके लिए उच्चतर 
सामाजिक जीवन की प्रतिष्ठा करनी चाही | वैदिक काल के पदचात्‌ पहली बार 
नारी को सम्मानपूर्ण स्थिति का अ्रवकाश देकर समान भाव-भूमि पर अपने व्यक्तित्व 
का विकास करने को सुयोग इसी काल मे पुरुष समाज द्वारा प्रदान किया गया। 
स्वामी दयावन्द को छोडकर प्राय. श्रन्य सभी समाज-सुधारो की प्रतिष्ठा करना 
चाहते थे । पाइचात्य मान्यतांगों पर आधारित राजा राम मोहन राय का ब्रह्म- 
समाज तथा महादेव गोविद रानाडे की सामाजिक पर षद' तत्कालीन नारी-सुधार- 


( 5६ ) 


संस्थाओं मे प्रमुख थी । इस काल मे आरम्भिक सुधारको ने तारी-स्थिति के विकास 
की दिशा मे प्रयत्त करने के बदले तत्कालीन समाज मे व्याप्त कुप्रथाओ्रो का अनन्त 
करने की चेष्टा की । इस सम्बन्ध मे राजा राम मोहन राय द्वारा सती-प्रथा का 
विरोध एव विद्यासागर तथा मालावारी द्वारा पुरुंविवाह समर्थन विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । वेसे “विद्यार्थी परिषद” द्वारा नारील्‍समाज मे शिक्षा-प्रचार कार्य 
झारम्भ हो चुका था, परन्तु इस दिशा मे राष्ट्रीय स्तर पर विशेष कार्य प्रार्य-समाज 
द्वारा सम्पन्न किया गया। बालिकाशो की शिक्षा के लिए ग्रुरुकुल, निराश्रित 
विधवाओ के लिए अ्ताथाश्रम एवं आरये-समाजी बेवाहिक पद्धति आरार्य-समाज के 
नारी-स्थिति के उत्थान सम्बन्धी व्यावहारिक प्रयासों मे प्रमुख हैं । स्वामी दयानन्द 
द्वारा ही पौराणिक परम्परा के नीचे दबे हुए वैदिक हिन्दुत्व की रक्षा की गई । 
जैसे राजनीतिक क्षेत्र मे हमारी राष्ट्रीयता का सामरिक तेज पहिले-पहल तिलक मे 
प्रकट हुआ था वैसे ही सस्क्ृति के क्षेत्र में भारत का आत्माभिमान स्वामी दयानन्‍्द 
मे निखरा । हिन्दुत्व श्नौर सस्क्ृति की रक्षा के परिणामस्वरूप दयानन्द द्वारा नारी 
जाति भी व्यावहारिक रूप से उपकृत हुई। विवेकानन्द ने भी नारी को सम्मान के 
जीष पर आसीन किया है। बौद्धिक तकों से उन्होने भी इस सत्य की प्रतिष्ठा की 
है कि नारी को पुरुष की भाँति व्यक्तित्व के विकास तथा सामाजिक जीवन की 
सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि के समान अवसर कौ प्राप्ति होनी चाहिए। उन्होने भी महिला- 
समाज में शिक्षा-प्रचार के लिए आजन्म सेवारत ब्रह्मचारिणयो की नियुक्ति की, 
परन्तु उन्हे व्यावहारिक क्षेत्र मे उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, जितनी स्वामी 
दयानन्द को । क्योकि दयानन्द की कार्य-प्रणाली श्रायं-समाज के माध्यम से सुनिश्चित 
योजना के अनुसार व्यवहारित होती थी । आये-समाज के विषय मे यह भी उल्लेख- 
नीय है कि यह पहली पूर्ण भारतीय-सस्था थी। इसने कभी भी शासकों की सहायता 
की अपेक्षा नही की । नारी को शरीरिक विकास के क्षेत्र मे प्रथम प्रोत्साहने इसी 
सस्था के द्वारा दिया गया । इसी 'समाज' ने वैदिक सस्कृति के आलोक में आधुनिक 
भारत के निर्माण के योग प्रदान किया । इस प्रकार से वेदिक धर्म की प्रतिष्ठा कर, 
पादचात्य सस्क्ृति को आँखे मूंद कर ग्रहण कर लेने की तत्कालीन मनोवृति पर इसी 
समाज द्वारा रोक लगाई गई। 


इस काल के प्राय. सभी प्रमुख सुधारको ने भिन्न-भिन्न सस्थाश्रों की स्थापना 
करके सुधार कार्य को आगे बढाया । उनका विश्वास था कि रूढिगत परम्पराञ्रो का 
मूलोच्छेदन करने मे व्यक्तिगत प्रयासत्तों की श्रपेक्षा सस्थागत भौर सामूहिक 
प्रयतल अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। इन सभी सुधारको द्वारा नारी- 
जागरण की भावना को बल मिलता रहा । राम मोहन राय से लेकर बहराम जी 


१---दिनकर : संस्कृति के चार श्रध्याण | 


( ६० ) 


मालावारी तक सती-प्रया, बाल-विववाह, बाधित-वैधव्य आदि कुप्रथाओ्रो का विरोध 
किया गया । गुजराती सुधारको ने साहित्य के माध्यम से सुधार भावना को मुखरित 
किया । दयानन्द ने तारी-शिक्षा के विकास पर बल दिया और रानाडे ने नारी- 
जागृति के इस नवोदित प्रान्दोलन को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार से 
नारी-सुधार भावना के प्रासाद का हढ शिलान्यास १९वीं शती की समाज-सुधार 
क्षेत्र में महान उपलब्धि है । 
नारी-स्थिति के उत्थान क्षेत्र की इन उपलब्धियों के साथ-साथ १९वीं शती 
के इस क़ान्ति काल में कुछ न्यूनताएँ भी शेष रह गई जिनका विवेचन भी श्रावश्यक 
हो जाता है। इस काल के सुधारको ने मुख्यतया परम्परागत कुप्रथाश्रों को मिटाने 
की ही चेष्टा की । अधिकार प्राप्ति के मबीन क्षितिजों का स्पर्श इस काल मे नही 
के बराबर किया गया । रामाबाई पंडिता के श्रतिरिक्त किसी भी महिला ने सुधार 
प्रान्दोलन में सक्रिय भाग नहीं लिया। वाणी एवं विचारशुन्य तत्कालीन नारी 
प्रशिक्षिता होने के कारण स्वयं कोई लक्ष्य निर्धारित कर सकने में असमर्थ रही । 
केवल पुरुष वर्ग द्वारा ही यह कार्य सम्पन्न किया गया। परिणामस्वरूप नारी को 
सम्मानपूर्ण स्थिति प्रदान करने के बदले उसके प्रति करुणा और दया की भावना ही 
प्रधिक व्यक्त हुई । सुधार कार्य भी केवल उच्च वर्गीय तथा उच्च मध्य वर्गीय नारी- 
समाज तक ही सीमित रहा । ग्रामीण एवं निम्न वर्गीयः महिला-समाज इन सुधारों 
से किसी प्रकार की प्रेरणा ग्रहण नही कर सका । इस रूप में समांज-सुधार की इस 
योजना को एकागी कहा जा सकता है। दूसरे, वेश्या-वर्ग, देवदासी समाज तथा 
विस्तुत अनेतिक व्यापार की ओर इस काल के सुधारकों का ध्यान श्राकृष्ट नहीं 
हुआ भौर वे केवल सती-प्रथा, बाल-विवाह एवं विधवा-विवाह और इससे भागे 
शिक्षा-प्रचार कार्य तक ही सीमित रहे । 
इसके साथ-साथ ही विशेष बात यह भी हुईं कि बहुत से प्रमुख सुधारक स्वय' 
प्रतिष्ठित सुधारकों को मान कर नहीं चल सके । बाल-विवाह के विरोधी रानाडे 
ते £ वर्ष की बालिका से विवाह किया' । विधवा-विवाह के समर्थक दुर्गा राम मेहता 
ने अपनी पूर्व पत्ती की मृत्यु के बाद एक कन्यां से विवाह किया । ब्रह्म-समाज 
के स्तम्भ एवं बाल-विवाह के कट्टर विरोधी केशव चन्द्र सेन ने अपनी अल्प-वयस्क 
कन्या का विवाह कूच-बिहार के भ्रल्प-वयस्क राजकुमार से किया'। तथा वेह्या-नृत्य 
के विरोधी वीरेस-लिंगम्‌ पांतुल भ्प॑ने विवाह समारोह मे वेश्यान्नृत्य नही रोक सके । 
इस सब की पृष्ठ-भूंमि में समाज भय की भावना प्रमुख थी। सुधारक स्वय॑ 
, १--तीरा देसाई : 'वीमन इस माडरन इन्डिया,' पृष्ठ ७६ । 
| ३--चही पृष्ठ ६३। 
, बै--दितकर : संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ ४५४ | 


(६१) 


प्रस्थापित सुधारों को अपनाने मे हिचकिचाते थे, क्योंकि शभ्रब भी समाज मे कटटर- 
पन्थियों की शक्ति क्षीण नही हुई थी । इन पुरातन पन्थियों से भयभीत ये समाज-«- 
सुधघारक जो कुछ भी कर पाये उससे वे महिला क्रान्ति को उनका सम्मानपूर्ण 
स्वरूप अनुभव करा सकने मे असमर्थ रहे । दूसरे आये-समाज” तथा सामाजिक 
परिषद' के अ्रतिरिक्त दूसरी सुधारवादी सस्थाएँ केवल प्रादेशिक क्षेत्रो तक ही सीमित 
रहीं तथा बगाल, बम्बई, महाराष्ट्र तथा ग्रजरात और पजाब श्रादि कुछ विशिष्ट 
प्रदेशों में इस सुधार आन्दोलन का अधिक प्रभाव नहीं पडा। इसके अतिरिक्त कभी- 
कभी समाज-सुधारकों मे परस्पर मतभेद भी हो जाता था । 'सम्मोग सहमति आयु 
विधेयक को लेकर रानाडे ओर तिलक मे मतभेद की खाई उत्पन्त हो गई थी। 
इस प्रकार प्रारम्भिक अवस्था मे इस सुधार-क़रान्ति में कतिपय त्रुटियाँ रह गई थीं, 
जिनके कारण नारी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास की भावना पूर्ण रूप से प्रसरित 
नही हो पाई । फिर भी १९वीं शताब्दी के उत्तराद्धें मे नारी-जाति को विकासोन्मुस्त 
करने की जो चेष्टा की गई, उसी भाव-भूमि पर आधारित २०वी झछती में उसके 
चतुर्मुसी विकसित व्यक्तित्व के प्रासाद का निर्माण हुश्रा । 


प्रकरण---३ 


आधुनिक भारतीय समाज में नारी 
क्रमश ५ 


उत्तर श्राधुनिक काल : विकासोन्धुल नारी-स्थिति 
(१६०१ से १६५७ तक) 


प्रकरण--३ 


उत्तर-आ्राधुनिक काल : 


वींपबी शती राष्ट्रीय उदबोधन एवं प्रगति के साथ-साथ नारी-जागृति 
के दृष्टिकोण से भी बहुत म्रहत्वपूर्ण है। १९वीं छाताब्दी के डर्बो 
दशक के मध्य में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना से जनता में स्वाधिकार एव 
स्वशासन के प्रति एक प्रकार की अधिकार भावना बद्धयूल हो रही थी । तात्कालिक 
राजनेतिक चेतना विभिन्‍न प्रकारो में मुखर होती हुई सामाजिक जीवन को भी 
प्रभावित करती चल रही थी । अत. इस नवीन व्यवस्था मे नारी को भी राष्ट्रीय 
स्तर पर कार्य-क्षेत्र प्राप्त करने का अवसर मिला । श्रव तक उसमे शिक्षा का प्रचुर 
प्रचार हो चुका था। सामाजिक हीन-भावना को विनष्ट करने के लिए भाव-भूमि 
प्रस्तुत की और उदार पथी सुधारको के द्वारा समाज मे कुप्रथात्रों के श्रति एक 
उपेक्षापूर्ण भावना का निर्माण किया जा चुका था। अरब केवल इस बात की अपेक्षा 
थी कि उसे एक सुनिश्चित दिशा देकर व्यावहारिक कार्य-क्षेत्र मे प्रोत्साहित किया 
जाए। भारतीय राजनीति मे महात्मा गाँधी के पदार्पण ने इस कार्य को पूरा किया । 
उन्होने अपने आन्दोलनों मे नारी-समाज को समान कार्ये-क्षेत्र प्रदान किया । उसके 
सकोचशील व्यक्तित्व को विकास का अवसर देकर उसे भी पुरुष समाज की भाँति 
स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने की झरायोजना सर्वे प्रथम उन्ही के द्वारा सम्पन्न 
हुई। नारी ने भी विस्तृत वातावरण में अपनी स्थिति का अनुभव कर, श्पने 
अधिकारो की दक्ति को पहचाना और पहली बार स्वय अपनी प्रगति ओर विकास 
की दिशा में अग्रसर हुई | महिला-समाज की इस बौद्धिक जागृति के काल मे देश की 
राष्ट्रीय भावना को बल मिला भर समाज के एक निष्प्राण अंग में फिर से यौवन 
रेखा दौड गई । इस काल मे नारी ने अपनी स्थिति को सुहृढ करने के लिए वैधानिक 
अधिकारों का भी आश्रय लिया। इसलिए इस काल मे, इस दिल्ला में बहुत से 
वैधानिक सुधार किए गए जो उसे उच्चतर सामाजिक जीवन की स्वीकृति प्रदान 
करने में सहायक हुए | झ्रगली पत्तियों में हम तद्विषयक वैधानिक सुधारों एवं 
सामाजिक प्रगति की विवेचना करेंगे । 


खण्ड --- १ 


» वधानिक सुधार 


(भर) विवाह-सम्बन्धी 

इस काल मे नारी-्सम्बन्धी वैधानिक सुधार मुख्यत” विवाह, सम्बन्ध 
विच्छेद, सम्पति भ्रधिकार तथा वेश्यावृत्ति को लेकर हुए, विवाह विषयक सुधारों 
का श्ारम्भ प्रादेशिक स्तर से होता है। १६०४ में सयाजी राव गायकवाड ने अपने 
राज्य में बाल-विवाह निरोधक कानून प्रचलित किया, जिसमे बाल-विवाह करने 
वाले संरक्षक को दण्ड देने का विधान था । उन्ही के द्वारा फिर १९१० में (सिविल 
मैरिज्न कानून बनाया गया, जिनको सम्पन्न करने के लिए किसी भी धामिक-विवाह 
विधि की अ्रनिवायंता श्रावरयक नही समभी गई। सन्‌ १६२३ में पारित “विशेष 
विवाह कानून! में भी सशौधन किया गया। इससे पूर्व इस कानून के अन्तगंत 
विवाह करने वालों को यह घोषणा करनी पडती थी कि वे किसी घर्म या जाति पर 
विश्वास नहीं करते है। इस शोधन से उक्त सघोषणा' के प्रतिबन्धों को हटा दिया 
गया | इसके उपरान्त १६२५ में सम्मति वय को वैवाहिक तथा अवैवाहिक सीमा 
रेखाशो में विभाजित कर, १२ वर्ष के बदले, क्रमश' १३ वर्ष भौर १४ वर्ष से बढा 
दिया । १९२८ में श्री एन० एम० जोशी की अश्रध्यक्षता में सम्मति वय समिति' 
नियुक्त की गई जिसने सम्मति वय को वैवाहिक और अवैवाहिक परिस्थितियों मे 
क़मशः: १५ वर्ष और १८ वर्ष मे बढाने का सुझाव दिया। इसी बीच मे १९२७ मे 
श्री हर विलास सारदा द्वारा हिन्दू जाति मे सम्मति आयु विषयक एक विधेयक विधान 
सभा मे प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया कि यह कानून हिन्दुओं के साथ-साथ 
सभी भारतीयो पर लागू होना चाहिए। एक दूसरी प्रवर समिति की नियुक्ति के 
बाद १६२६ में बाल-विवाह निरोधक कानून पास किया गया जिसके अ्रनुसार बालक 
झोर बालिका की न्यूततम-विवाह झायु क्रमशः १८ वर्ष और १४ वर्ष ठहराई गई। 
१--सुमन्‍्त मेहता : बसन्‍्त लाल मुरारका स्मृति ग्रन्थ, पृष्ठ ४८१ । ' 
२--वही, पृष्ठ ४८३ । 


(| ६७ ) 


१८५६ में पारित “विधवा-विवाह' कानून के अनुसार पुनविवाहिताग्रों की सम्पत्ति 
विषयक कोई अ्रधिकार प्राप्त नही होता था। इस दिद्ला मे बम्बई प्रादेशिक समाज 
सुधार-सस्था ने १६३८ में उक्त कानून में सशोधन के निमित्त एक विधेयक प्रस्तुत 
किया, परन्तु उसका कोई सुपरिणाम नहीं निकला । १६४२ में बडौदा सरकार ने 
पूर्व विवाह-सम्बन्ध को विच्छेद किए बिना दूसरा विवाह करने के अधिकार पर रोक 
लगाने सम्बन्धी कानून प्रचलित किया । १६४६ मे बम्बई सरकार ने भी इस आशय 
का “हिन्दू बहु-विवाह निरोधक कानून” लागू किया, जिसकी अविज्ञा करने पर ७ वर्ष 
के कारावास तथा आथ्थिक दण्ड का विधान था। इसी वर्ष हिन्दू विवाह अ्रयोग्यता 
निवारण कानूत” के पारित हो जाने से समान गोत्रीय विवाहो को मान्यता प्राप्त हुई। 
इसके तोन वर्ष उपरान्त १६४९ में हिन्दू विवाह मान्यता कानून' के शअ्रन्तगत 
अन्तर्जातीय विवाहो के लिए अवसर प्रदान किया गया। १६५४ में “विशेष विवाह 
कानून! पारित हुआ जिसके अनुसार अपने पहले पत्ति या पत्नी से सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाने अथवा उनकी मृत्यु हो जाने पर, स्त्री-पुरुष, यदि वे क्रमश १८ वर्ष तथा 
२१ वर्ष की आयु के हैं, परस्पर विवाह-सम्बन्ध स्थापित कर सकते है। महिलाओो 
को उच्चतर सामाजिक जीवन की स्वीकृति दिलाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा १६४१ 
में श्री बी० एन० राव की शअ्रध्यक्षता मे एक समिति बनाई गई थी जिसने उत्तरा- 
धिकार के सम्बन्ध मे हिन्दू कानून के पुननिमाण का समर्थन किया था। सरकार 
द्वारा स्वीकृति इस सुझाव के परिणाम स्वरूप १६४२ में इस आशय का एक विधेयक 
व्यवस्थापिका सभा के सनन्‍्मुख प्रस्तुत किया गया। व्यवस्थापिका सभा मे प्रवर 
समिति ने उतराधिकार सम्बन्धी कानून के साथ-साथ उक्त राव समिति द्वारा 
सम्पूर्ण हिन्दू कानून का मसविदा पुन तैयार करने का सुझाव दिया। इसी सुझाव 
का परिणाम १६९५७ का कोड बिल था। जिसकी रूप-रेखा निर्माण करने से भारत 
के तत्कालीन विधि मन्‍्त्री स्वर्गीय भीम राव अम्बेदकर ने बहुत प्रयत्न किया था । 
राव समिति द्वारा प्रस्तुत मसविदे पर १९४८ मे ससद की प्रवर समिति ने विचार 
विनिमय के उपरान्त, उसमे परिवर्तन कर हिन्दू कोड बिल को हिन्दू विवाह विधेयक, 
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, हिन्दू अल्पवयस्कता व सरक्षणता विधेयक तथा हिन्दू 
दत्तक ग्रहण और निर्वाह विधेयक के रूप में चार विभिन्‍न उप-विभागो मे विभाजित 
करने तथा अधिनियम बनाने की बात का समर्थन किया । इसी के परिणाम स्वरूप 
(हिन्दू विवाह विधेयक १८ मई १६५५ को पारित होकर अधिनियम बन गया। 
इस अधिनियम द्वारा बहु-विवाह का निषेद तथा विशेद परिस्थितियों में सस्बन्ध 
विच्छेद की अनुमति प्रदान की गई। इस अधितियम के अनुसार एक विवाह की 
अनिवार्यता लागू हुई तथा इसके अ्रन्तर्गंत किए गये विवाहों के पंजीकरण की भी 
झावश्यकना नही समझी गई । 


१--नी रा देसाई : “वीमन इन माडने इन्डिया पृष्ठ १६९-१७० | 


( ८ ) 
(आरा) सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी 


विवाह-सम्बन्धी वेधानिक सुधारों के साथ-प्ताथ इस काल मे सम्बन्ध-विच्छेद 
सम्बन्धी भी कुछ कानून पारित किए गये। इस प्रकार के कानूनों का आरम्भ 
१९३६ के “पारसी विवाह एवं विच्छेद भ्रधिनियम' से होता है, जिसके अनुसार 
विवाहोपरान्त एक वर्ष तक सम्भोग न करने, अ्रस्वस्थ मस्तिष्क होने, विवाह से पूर्व 
पत्नी के गर्भवती होने तथा कारावास होने एवं पत्नी को वेश्याव॒ति के लिए विवश 
करने आदि परिस्थितियों मे पारसीक जाति मे सम्बन्ध विच्छेद किया जा सकता है। 
१६३७ भे बडौदा राज्य मे भी ७ वर्ष तक अज्ञात वास करने, धर्म परिवर्तन करने, 
क्र होने तथा मद्यप होने आदि कारणो से परस्पर सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने सम्बन्धी 
कानून पास किया गया | इसी झ्ाशय का कानून मुसलमानों में भी प्रचलित हैं। 
मुस्लिम पति, बिना कारण दिए ही केवल तीन बार 'तलाक' दब्द का उच्चारण कर, 
अपनी पत्नी से सम्बन्ध विच्छेद कर सकता है! । मुस्लिम पत्नी द्वारा श्रपने पति को 
तलाक देने सम्बन्धी दो प्रकार है, प्रथम न्यायालय के द्वारा तथा दूसरे स्वयं पति की 
अनुमति से। न्यायालय के द्वारा सम्बन्ध-विच्छेद की मॉग करने सम्बन्धी नियम 
१६३६ में पारित मुस्लिम विवाह अधिनियम” के अनुसार व्यवहारित होते है। 
उपर्युक्त बडौदा के सम्बन्ध-विच्छेद सबधी नियम के समानान्तर १९४७ मे बम्वई मे 
भी बम्बई हिन्दू सम्बन्ध विच्छेद अधिनियम” पारित हुआ, जिसके अनुसार हिन्दू 
नारी को सम्बन्ध-विच्छेद और पुनविवाह के क्षेत्र मे अधिक अधिकारों की प्राप्ति 
हुईं | हिन्दू, मुस्लिम और पारसीक लोगो की भाँति भारतीय ईसाई मतावलम्बी स्त्री- 
पुरुष भी १६५४ के “विशेष विवाह अधिनियम” के अनुसार परस्पर सम्बन्ध-विच्छेद 
कर सकते है। ईसाई मतावलम्बियो के अतिरिक्त यह अधिनियम उन पर भी लागू 
होता है जो इस नियम के श्रन्तगंत विवाहित हुए हैं। सम्बन्ध-विच्छेद सम्बन्धी इन 
नियमो को परम्परा में हिन्दू कोड बिल के अन्तर्गत १६५४५ में पारित “हिन्दू विवाह 
अधिनियम” विशेष उल्लेखनीय है । इसके अनुसार पति या पत्नी दूसरे व्यक्ति के 
व्यभिचारी होने, मत परिवर्तन करने, असाध्य रूप से पागल होने, संक्रातम श्रथवा 
अ्साध्य कुष्ठ रोग अथवा स्पर्श जन्य किसी भयकर त्वचा रोग से पीडित होने, 
सनन्‍्यासी बन जाने, सात वर्ष तक जीवित रहने का समाचार न मिलने तथा न्यायालय 
द्वारा पृथक रहने का आदेश दिए जाने के उपरान्त दो वर्ष तक सहवास न होने पर 
परस्पर सम्बन्ध-विच्छेद कर सकते है । इस अधिनियम के अनुसार पत्नी अपने बहु- 
विवाहित पति से भी सम्बन्ध-विच्छेद कर सकती है । सम्बन्ध विच्छेद-सम्बन्धी 
प्रार्थना पत्र विवाह की तिथि के तीन वर्ष बाद ही स्वीकार किया जाता है। किन्तु 
१-तौरा देसाई “वीमन इन माडने इन्डिया,' पृष्ठ १७४ । 
२-्षितीश कुमार विद्यालकार : बसनन्‍्त लाल मुरारका स्मृति-प्रन्थ पृष्ठ २११ । 


( €& ) 


विशेष परिस्थितियों में उपर्युक्त तिथि से पूर्व भी न्यायालय प्राथी का प्रार्थना-पत्र 
स्वीकार कर सकता है ॥ 
(इ) सम्पति अधिकार सम्बन्धी 

सन्‌ १८७४ में विवाहित नारी सम्पति अधिनियर्मा के अन्तर्गत नारी को 
जिस सम्पति अधिकार का आभास सात्र हुआ था, उसका विकास २०वी झताब्दी में 
स्‍त्री-धन के अधिकार के अतिरिक्त भी अन्य बहुत-सी दिशाझ्रो मे हुआ । १६२५ में 
भारतीय उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ईसाई तथा पारसी महिलाओं को 
भपने पति की सम्पति में अधिकार प्राप्त हुआ। १६२७ में “भारतीय परिमितता 
श्रधिनियम (संशोधित) के अनुसार मृत पति की सम्पति पर विधवा पत्नी का 
अधिकार वेध माता गया । १९२९ मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियर्म' व्यवहारित 
हुआ, जिसके अनुसार दादा अथवा चाचा अथवा मातुल के बाद पुत्र की पुत्री, पुत्री 
की पुत्री, बहिन तथा बहिन के पुत्र को सम्पति का उतराधिकारी माना गया । 
सम्पति सम्बन्धी अधिकारों का विकास १६३३ में बडौदा राज्य मे पारित अधिनियम 
द्वारा भी किया गया 4 इसके श्रनुसार विधवा को मृत पति की सम्पत्ति पर पूर्ण 
अधिकार प्रदान किया गया । यदि वह स्वतन्त्र रहना चाहती है, तो उसे पुत्र के 
समान सर्म्पात्ति पर अधिकार था श्रन्यथा वह मृत पति की सम्पति का पुत्र के साथ- 
साथ रहकर भी उपभीग कर सकती थी । १२००० रु० तक की सम्पति पर विधवा 
के पूर्ण अधिकार का सान्यता प्रदान की गई । इसके उपरान्त १६३७ में “हिन्दू 
महिला सम्पति अधिकार सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत भी विधवा के सम्पति- 
अ्रधिकारो की व्याख्या की गई तथा १९४२ मे बम्बई सरकार ने बम्बई प्रदेश मे 
उपर्युक्त नियम के आलोक में कृषि-सम्बन्धी सम्पत्ति मे मी नारी को अधिकार क्षेत्र 
प्रदान कर दिया। उपर्यक्त सम्पति सम्बन्धी अधिनियम नारी को अ्रधिक अधिकार 
देने केल्‍क्षेत्र मे दूसरे अधिनियमों से विशिष्ठ हैं। इसके विषय में “मायने” ने कहा 


। र्ेन्‍क्रलजकरन्‍ममकापसी, 


नभाधराटआा978 जरांवज़ 50008680 40 6 ए०कणएशाशफ़ 
शाल'ल्डा 0 ॥67 ॥0509200 ॥ 06 987/90]68 एछ076०५४ ० 0॥6 
गाए शिप्रए क्षात बणा8 जाती मशांड पर्े8 48876 ६0 5 
इट्एथाह०. फछाकुथांत्र भात [0 थाढ0009 8 7299980॥984/' 
एांतठ्ज 0 डा00080 णाएु जाति 76 ा्वां6 स्‍5508 गा था। 
0९896.' 
१--रेखु चक्रवर्ती : 'वीमन झॉफ इन्डिया,' पृष्ठ ८५ | 
२--'सोशल रिफार्म एनुअल' १६३८, पृष्ठ €६-१०२॥ 
३--ऋन्‍्दक्षेसर ऐय्यरू द्वारा 'मायनेज़ ट्रीटाइज पश्रान द हिन्दू ला एण्ड यूसेज में 

पृष्ठ ६०३ पर उत्कथित । 


ज-न्‍तामेकन- 


( १०० ) 


नारी द्वारा सम्पत्ति अधिफार प्राप्त करने के क्षेत्र मे सबसे महत्वपूर्ण और 
अन्तिम श्रधिनियम हिन्दू कोड बिल' के अन्तर्गत १७ जून १९५६ को पारित “हिन्दू 
उत्तराधिकार अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य कन्‍्याओों को उत्तराधिकार 
में सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार देना तथा इस सम्बन्ध मे स्त्री-पुरुष का भेदभाव 
हुठा कर, प्रेम और स्नेह के आधार पर सम्पत्ति के उत्तराधिकारियों का क्रम तैयार 
करना है । इस के अनुसार हिन्दू महिला द्वारा अधिकृत प्रत्येक प्रकार की सम्पति 
को दान में देने, बेचने श्रथवा उसे आगे उत्तराधिकार के रूप में देने का अधिकार 
केवल उसी का है। हाँ, पुत्र की विधवा पत्नी, पोते की विधवा पत्नी तथा भाई की 
विधवा पत्नी ने यदि उत्तराधिकारी की घोषणा के समय या उससे पूर्व पुनविवाह 
कर लिया हो तो वे उतराधिकार के अधिकारी नहीं रह जाते । इस अधिनियम के 
अन्तगंत नारी को सम्पत्ति सम्बन्धी वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो कि पुरुष को । 
ओर इस प्रकार से इस अधिनियम द्वारा नारी वर्ग के सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी- 
दीरघकाल से उपेक्षित इस पक्ष को प्रबल समर्थन प्रदान किया गया है। 


(ई) वेश्यावृत्ति निवारण सम्बन्धी 


वेश्यावृत्ति निवारण सम्बन्धी प्रयास जैसा कि द्वितीय अध्याय मे कहा जा 
चुका है, १९वीं शती के सुधारको द्वारा नही के बराबर किया गया । परन्तु २०वीं 
दती में इस वृत्ति के भयानक दुष्परिणामो की ओर सरकार का ध्यान आक्ृष्द हुआा 
और महिलाओं को अनेतिक आचरण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से भिन्‍न-भिन्‍न 
राज्यों में समय-समय पर इस वृत्ति से सम्बन्धित कानून लागू हुए। इस दिद्या मे 
स्वे-श्रथम प्रयास बम्बई सरकार द्वारा “बम्बई वेश्यावृत्ति निरोधक कानून (१६२३) 
लागू करके किया गया। इसके उपरान्त मद्रास (१६३०), उत्तर प्रदेश (१९३३), 
बगाल (१६३३), जम्बू काशइ्मीर (१६३४), पंजाब (१६३५), मैसूर (१६३६), 
बिहार (१६३८), पटियाला (१६४८), त्रावणकोर-कोचीन (१९४२), सौराष्ट्र 
(१९५२), हैदराबाद (१६५२), मध्य-प्रदेश (१६९५३) तथा अजमेर (१६५३) मे 
भी अनैतिक व्यापार निरोध कानून लागू किए गए। इन कानूनों को प्रचलित करके 
वेश्यावृत्ति पर आयु सीमा का बन्धन लगा दिया गया । भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों में यह 
झायु-सीमा अलग अलग रखी गई। उपयु क्त अधिनियमों के अतिरिक्त भी कुछ विशेष 
प्रकार के कानून लागू किए गये । जिनमे बम्बई का देवदासी कानून (१६३४) तथा 
मद्रास का देवदासी कानून (१६४७) प्रमुख हैं। इन अधिनियमों के अनुसार इन 
राज्यों में बालिकाश्रों के कौमायें को देवापित करके देवदासी बनाने की प्रथा 
अवेधानिक घोषित की गई। मद्रास में १९४० मे अनैतिक व्यापार निरोधक 
सम्बन्धी जो कानून लागू हुआ था वही नियम आन्ध्र मे भी प्रचलित हैं, तथक इसी 


१--क्षितीश कुमार विद्यालंकार : बसन्‍्त लाल मुरारका स्मृति ग्रन्थ, पृष्ठ २१३ | 


( १०१ ) 


ग्राशय का बगाल का १९३३ में पारित अधिनियम दिल्‍ली में । इससे पूर्व १६२९ 
मे उत्तर-प्रदेश मे 'यू० पी० नामक बालिका कानून पारित हुआ था जिसके अ्रनुसार 
१८ वर्ष की अ्रवस्था से पूर्व कोई भी बालिका वेश्यावृत्ति नही अपना सकती है। 
इसी वर्ष 'उत्तर-प्रदेश क्‍्लल्प-वयस्क बालिका रक्षा कानून भी पारित किया गया, 
जिसमे अल्प वयस्क बालिका को वेश्यावृत्ति अपनाने के लिए विवद्य करने वाले 
व्यक्ति को कठोर रूप से दण्डित करने की व्यवस्था की गई है। 

सम्बन्धित महिलाओं को वेश्यावृत्ति और अनैतिक व्यापार सम्बन्धी विश्रष्ट 
चारित्रिक व्यवसायो से बचाने की दिश्या मे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित 'केन्द्रीय 
समाज कल्याण बोडे' का प्रयास विद्येष उल्लेखनीय है । इस बोर्ड द्वारा २४ दिसम्बर, 
१९५४ को श्रीमती धन्‍न्वन्ती रामा राव की शअ्रध्यक्षता भे सामाजिक और नैतिक 
स्वास्थ्य परामर्ब् समिति' स्थापित की गई। इस समति द्वारा ३० सितम्बर १६५५ 
को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमे श्रन्य बातो के अतिरिक्त वेश्यावृत्ति तथा 
बालिकाओं के अनैतिक व्यापार का भी उल्लेख किया गया। इस समिति की 
सिफारिस के ही परिणाम स्वरूप १६५६ मे भारतीय लोक सभा ने महिला तथा 
बालिकाओं का अनैतिक व्यापार निरोधक झ्रधिनियम' पारित किया । इसके साथ ही 
वेश्यालयो को अवेधानिक घोषित करने सम्बन्धी कानून भी लागू किया गया । 
भारतीय दण्ड विधान (धारा ३६६, ३६६ अ, ३६६ ब, ३६२, ३७३, तथा ३७६) 
के अन्तगंत बालिका से यौन-सम्बन्ध स्थापित करने, उसे वेश्यावृत्ति करने त्तथा 
झपहरण करने या कराने सम्बन्धी आयु-सीमा तथा परिस्थितियों का स्पष्टीकरण 
भी किया गया है। इस प्रकार से १९वीं शताब्दी तक वेश्यावृत्ति सम्बन्धी जो 
उच्छटखलता व्याप्त थी उसे व्यवस्थित, परिसीमित एवं विनष्ट करने के लिए २०वी 
शती मे उपयुक्त सुधारों की प्रतिष्ठा की ग३ । 





खण्ड--- २ 


सर्वतोन्मुखी विकास 


(श्र) राष्ट्रीय जागृति 

२०वी शताब्दी में भारतीय नारी में राष्ट्रीय भावना का विकास उसको 
उच्चत्तर सामाजिक प्रतिष्ठा एवं उपलब्धि देने मे सहायक हुआ । इस हती के दूसरे 
दशक से ही उसमे राष्ट्रीय एवं राजनैतिक जागरण के परमाणु स्पष्ट दीखने लगे थे । 
उन्‍तीपबवी शती की नारी को २०वीं दाती की नारी से इस भावना के विकास के 
परिणाम स्वरूप ही पृथक किया जा सकता है। जिस प्रकार से भारतीय समाज मे 
राष्ट्रीय चेतना और राजनैतिक जाग्रृति की पृष्ठभूमि मे मिस्टर ह्ा[म का योगदान 
महत्त्वपूर्ण है, उसी प्रकार भारतीय नारी समाज में भी विदेशी शग्रेज़ महिला द्वारा 
ही राष्ट्रीय भावना प्रस्फुटित हुई। श्रीमती एनी बीसेट ने १६९१४ मे भारतीय 
महिलाओ का ध्यान इस नवीन क्षेत्र को ओर शआ्राकर्षित किया, और फलस्वरूप वे 
भी स्वतन्त्रता प्राप्ति की दिशा मे पुरुष समाज से सहकार कर, राष्ट्रीय कार्ये-क्षेत्र मे 
अग्रसर हुई । 


अपने राष्ट्रीय प्रेम तथा स्वतन्त्रता प्रियता के कारण ही श्रीमती एनी बीसेंट 
को १६१७ में भारतीय काँग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्षा 
बनने का गौरव प्राप्त हग्नमा । इसी अधिवेशन में श्रीमती सरोजनी तायडू, बेगम अस्मन 
बीबी तथा श्रीमती शौकृत अली को भी सामाजिक जीवन में आकर भारतीय 
महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसी वर्ष श्रीमती 
सरोजिनी नायडू तथा अन्य चौदह प्रमुख महिलाएं शिक्षा, मातृ-सेवा तथा महिलाओं 
के मताधिकार के प्रइन को लेकर श्री मान्टेग्यू से मद्रास में मिली थीं तथा उपर्यक्त 
विषयों पर वेधानिक रूप से नारी को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने की बात पर 
विशेष बल्र दिया था। इसी मताधिकार के प्रइन को लेकर सरोजिनी नायड, 
एनी बीसेंट तथा हीरा बाई टाटा ने १६१९ में संयुक्त संसदीय समिति के सन्मुख 
महिलाओं के मताधिकार के प्रइन को प्रस्तुत किया परन्तु १६९१६ के अधिनियम में 
महिलाओं को उक्त अधिकार प्रदान नहीं किया यया । तब बम्बई में महिलाओं की 


( १०३ ) 


एक सभा आयोजित की गई तथा उनको मताधिकार न देने के निर्णय का विरोध 
किया गया। इस समय तक सरोजिनी नायडू भारतीय राजनीति मे भ्रपना विशिष्ठ 
स्थान बना चुकी थी। १९२१-२२ मे जब गाँधी जी ने श्रसहयोग का शखनाद किया, 
तब भारतीय महिला मे पहली बार सम्मिलित रूप से राष्ट्रीय हित-कार्य मे भाग 
लिया और कारावास की यातनाएँ सही। राष्ट्रीय जागृति मे भाग लेने वाली इन 
राष्ट्र-तेवी महिलाप्रो ने बद्च-निषेव के लिए दूकानो पर धरना दिया, विदेशी वस्तुओं 
का वहिष्कार किया एवं सहयोगी के प्रचार मे विशेष सहयोग दिया । इस दिशा में 
गान्धी जी प्रथम व्यक्ति और सुधारक थे जिन्‍्होने नारी शक्ति का उचित उपयोग कर 
उन्हे राष्ट्रीय हितो एवं राष्ट्रीय सेवाश्नो के लिए उन्मुख किया । महिलाओ द्वारा 
१९१७ में मताधिकार प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयत्न १६९२१ में फलीभूत 
हुआ और बम्बई तथा मद्रास में नारी को मताधिकार की प्राप्ति हुई। इसके 
उपरान्त दूसरे देशो ने भी नारी को मताधिकार की मान्यता प्रदान की । फलत: 
१९२३ मे उत्तर-प्रदेश तथा केन्द्रीय व्यवस्था मे नारी को मताधिकार प्राप्त हुआ । 
१६२५ में बगाल, १९२६ में पंजाब, १६२७ मे मध्य-प्रदेश, तथां १९२८ मे बिहार 
राज्य मे भी महिलाओो को मताधिकार प्रदान किया गया । 


१९२७ में एनी बीसेंट ने सर तेज़ बहादुर सप्रू के साथ नारी को सामाजिक 
मान्यता दिलाने के उद्देश्य से 'कामनवेल्थ श्रॉफ इन्डिया बिल का स्वरूप निर्धारित 
किया, तथा इस पर चर्चा करने के लिए भारतीय महिला परिषद' ने अपना एक 
प्रतिनिधि भेजा जो पुरुष के समान नारी के अधिकारों एवं कतंव्यों का पक्ष समर्थन 
कर सके । इस प्रकार राष्ट्रीय जागृति के साथ-साथ वह सामाजिक मान्यता प्राप्त करने 
की दिद्या मे विशेष प्रयत्नशील रही । १६२८ मे पहली बार भारतीय,महिला श्रीमती 
सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस के वाषिक अ्रधिवेशन मे अध्यक्षा' पद 
ग्रहण करने का गौरव प्राप्त हुआ । इस समय तक महिला-समाज में राजनीति के 
प्रति एक आकर्षण-भावना का विकास हो चला था और पूर्ण उत्साह से उसमें भाग 
लेते लगी थी। १६२८ मे अखिल भारतीय राजनैतिक स्वतन्त्रता मे भाग लेने 
सम्बन्धी विषय पर विचार-विमर्श किया गया तथा १६२९ की प्रथम गोलमेज्ञ सभा 
में महिलाओं की भारतीय परिषद की प्रतिनिधि बेगम शाहनवाज तथा श्रीमती 
सुव्वरमन ने निर्वाचनों में अ्रधिक-से-अधिक महिलाशो को मताधिकार देने सम्बन्धी 
मन्तव्य का समर्थन किया तथा यह सुझाव दिया कि उन विधवाओ को जो अपने मृत 
पति की सम्पति की अधिकारणी हैं, मताधिकार प्रदान किया जाये । इसी समय 
१६२९-३० मे भारत में अवज्ञा-आरन्दोलच के आरम्भ हो जाने १५९२ भारतीय नारी 


१--फ्रेक मोरिस : वीमन श्रॉफ इन्डिया, पृष्ठ ६५। 
२--चवही, पृष्ठ ६६। 


( १०४ ) 


ने पुरुणो के साथ साथ इसमे भाग लेकर इसे बल प्रदान किया । १६३० मे विदेशी 
वस्तुश्रो के बहिष्कार सम्बन्धी आन्दोलन मे अकेले महिला भ्रपराधिनियों की सख्या 
१७००० थी । इसी वर्ष सरोजिनी नायडू ने नमक सत्याग्रह श्रान्दोलन का नेतृत्व 
कर महिलाओ मे नेतृत्व भावना का विकास किया। नारी को राजनैतिक कार्यों 
सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिए १६३१ में सेवा दल शिविर” की स्थापना की गई । 
इसी वर्ष महिलाओ को केन्द्रीय सरकार के निर्वाचनों मे खडे होने का अधिकार भी 
आप्त हो गया। सत्याग्रह और अ्रसहयोग आान्दोलनों की शक्ति क्षीण करने तथा 
विकास शील राष्ट्रीय भावना को हतोत्साहित करने मे विदेशी सरकार ने महिलाओ 
पर भी अमानुषिक श्रत्याचार किए। १६३२ मे जवाहर !लाल नेहरू की माता तथा 
पत्नी को सरकारी यन्त्रणा का भागी होना पडा, जिसके परिणाम स्वरूप महिला- 
समाज में विदेशी सरकार के प्रति एक प्रतिशोधात्मक भावना व्याप्त हो गई, और वे 
और भी अधिक सक्रियतापूर्वक श्रान्दोलनो में भाग लेकर राष्ट्रीय सगठन को हढ 
से हढतर बनाने लगी । नारी के निरन्तर प्रयास एवं भ्रविचलित उत्साह के परिणाम 
स्वरूप १६३५ मे नए अधिनियम मे उसके मताधिकार की व्याख्या की गई तथा 
उसको पुरुष के समान राजनैतिक अधिकार प्रदान किए जाने की दिशा मे सफल 
प्रयत्न किए गये । इसी के परिणाम स्वरूप १९३६ ने निर्वाचनों मे श्रीमती अनुसया 
बाई तथा श्रीमती स्िपाई मालानी क्रमश नागपुर तथा सिंध-प्रदेश से निर्वाचित हुईं 
और इस प्रकार से उनको भी राष्ट्रीय स्तर पर महिला-समाज का प्रतिनिधि बनने 
का अवसर श्राप्त हुआ । इसी वर्ष श्रीमती रुक्मणि लक्ष्मीपति मद्रास मत्रि-मण्डल 
की मत्राणी बनी तथा १६३७ मे श्रीमती ज्योत्ति वेकट्चलम को राजगोपालाचारी के 
सत्रि-मण्डल मे स्थान प्राप्त हुआ । 


१६४२ में भारत छोडो” आन्दोलन में भारतीय महिला ने गाँधी जी के 
नेतृत्व में जिस कर्म परायणता का परिचय दिया, वह ॒ वास्तव में सर हनीय है । 
गाँधी जी का अहिसा भ्रान्दोलन बहुत अशो मे महिला-प्रवेश के कारण ही सफल हो 
वाया । अरुणा आसफग्नली, विजय लक्ष्मी पडित, सरोजिनी नायडू तथा कस्त्रबा 
आदि प्रभृति कार्य कत्रियों एव राष्ट्रोय-सेविकाप्रो की निरन्तर कार्य-निष्ठा का ही 
परिणास था कि यह आ्रान्दोलन इतना सफल हो सका। इसी ग्रान्दोलन के परिणाम 
स्वरूप दल्डित माँ कस्तूरबा का १६४४ मे देहावसान हो गया, जिससे राष्ट्रीय 
आन्दोलन में झौर भी तीव्रता आ गई । इस वर्ष कमला देवी तथा विजय लक्ष्मी 
पंडित ने अमेरिका का भ्रमण किया, तथा वहाँ से लौटने पर भारतीय नारियो में 
राष्ट्रीय भावना का प्रचार किया। पुरुष वर्ग के साथ-साथ नारी समाज के भ्रथक 
परिश्रम और प्रयासों से १६४७ मे भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई, और जब १६५० 





१--वीमन ऋ#फ इन्डिया,” पृष्ठ २५ | 


( १०५ ) 


में स्वतन्त्र भारत का सविधात कार्यान्वित किया गया तो उसमे पुरुष और स्त्री के 
बीच बिना किसी भेद-भाव के सभी को समान स्तर पर सामाजिक, राष्ट्रीय एव 
राजनैतिक जीवन की स्वीकृति मिली । १६४२ भर १६५७ में हुए तिर्वाचनो में 
महिलाओं ने भी भाग लिया और विजयी हुई। आज प्रान्तीय विधान सभाग्रो, लोक- 
सभा तथा राज्य-परिषद सभी स्थानों मे महिलाश्ो को सम्मानपूर्ण स्थान भाष्त है । 
१९४८ में इन्दिरा गाँधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रस' की अध्यक्षता प्राप्त कर 
लेने के परिणाम स्वरूप राजनैतिक क्षेत्र तथा राष्ट्रीय वातावरण मे भारतीय महिला 
और भी गौरवान्वित हो गई हैं ! 
(आ) सामाजिक कुप्रथाओं का विनाश 

२०वी शती मे महिला क्षेत्र मे राष्ट्रीय भावना के विकास और उसके राज- 
नीति में पदार्पण के साथ-साथ १९वीं शती से आरम्भ हुई समाज-सुवार कार्यो की 
परम्परा भी बनी रही। १६०१ में भारतीय सामाजिक परिषद! के पन्द्रहवे अधि*« 
वेशन में देश में बहु-विवाह प्रथा के कम होने तथा विवाह गायु बढने पर सतोष 
प्रकट किया गया | अगले वर्ष १६९०२ में उक्त परिषद द्वारा विवाह के अवसर पर होने 
वाले अपव्यय का विरोध किया गया । १९०६ मे लाहौर में हुए २ वे अ्रधिवेशन में 
उक्त परिषद ने पुमविवाह-प्रान्दोलन को पुनर्जीवित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित 
किया जिसकी पुनरावृति १९१६ में भी की गई । (६२४ में बाल-विवाह तथा 
बहु-विवाह के विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी बात केन्द्रीय विधान सभा के सम्मुख 
प्रस्तुत की गई। इसके उपरान्त १६३९१ मे भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस ने कराँची 
अधिवेशन मे महिलाओ को सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों मे समान अ्रधिकार देने 
के विचार की घोषणा की । हिन्दू-जाति मे प्रचलित पर्दानश्रथा के विरोध मे भी इस 
काल मे प्रदर्शन किए गये। १६४१ में “पहिलाशो की पर्दा विरोधी परिषद' के 
बाधिक अधिवेशन मे लगभग ५००० मारवाडी महिलाओ ने कलकत्ता की सडको 
पर पर्दा विरोधी नारे लगाते हुए एक बडा जुलूस निकाला। महिलाओं को उच्चत्तर 
समान सम्मानित जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से १६५४ में केन्द्रीय समाज कल्याण 
केन्द्र! ने वेदयाश्रो के जीवन, उनकी परिस्थितियों एव समस्याओ्रों का अध्ययन करने 
के उद्देश्य से एक समिति का निर्माण किया तथा उसके द्वारा दिए गये सुभावों के 
अनुरूप इस दी्घेकालीन श्रस्वस्थ एवं कलकित वर्ग को स्वस्थ दिशा देने का प्रयास 
किया । 


(इ) शिक्षा-प्रचार 
महिला समाज की उपलब्धियों के प्रसंग में दीसवी शती में शिक्षा क्षेत्र में 


१--चन्द्रकला हाटे : हिन्दू वीमन एण्ड हर फ्यूचर, पृष्ठ २७१। 
२--मारगेरेट इ० कज़िन्स : 'इन्डियन वीमनहुड ढु डे, पृष्ठ १७६ | 


( १०६ ) 


हुए विकास क्रम का अवलोकन भी महत्वपूर्ण है। इस शताब्दी मे सबसे पूर्व १६०४ 
में लाडे कर्जन ने नारी-शिक्षा की श्रोर सरकार का ध्यान भ्राकर्षित किया तथा 
शिक्षा-प्रचार के लिए बहुत से सुझाव भी प्रस्तुत किए । १६०७ में नारी-शिक्षा के 
प्रबल समर्थक तथा महिला सुधार-क्षेत्र के अ्रग्रमण्य नेता मह॒षि कर्वे ने महिला- 
महाविद्यालय की स्थापना की। उन्ही के द्वारा १६१७ मे बम्बई मे एस, एन डी. टी. 
विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। १६९१९ में इस सस्था से प्रथम छात्रा को 
स्‍्तातिका की उपाधि मिली। १६१९ तथा १६२३ के मध्य बहुत से अ्रन्य विश्व- 
विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना की गई, जिनमे छात्रो के समान छात्रा 
को भी विद्याष्ययण का समान अवसर प्राप्त हुआ । महिलाओ को गृह-विज्ञान की 
शिक्षा देने के उद्देश्य से १९३२ के नवम्बर माह मे लिडी इरविन होम साइस कालेज ' 
की स्थापना हुई । महिला-शिक्षा क्षेत्र में अधिक उन्‍नति १६३७ मे काँग्रेस के मन्रि- 
मण्डल बनने के समय से हुई | बालिकाशो तथा महिलाओं को शिक्षा देने के साथ- 
साथ इस वर्ष प्रौढ महिला वर्ग मे भी शिक्षा प्रचार की चर्चा की गई। १९४५३ में 
उच्चत्तर शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई जिसमे नारी-शिक्षा के विषय में भिन्न-भिन्न 
मत प्रकट किए गए। एक वर्ग नारी को केवल ऐसी शिक्षा देने के पक्ष मे था जो 
ग़रृह-कार्य सचालन में योग दे सके जब कि दूसरा वर्ग सावंजनिक जीवन में भी नारी 
की उपयोगिता तथा आवश्यकता अनुभव कर, उसे पुरुष के समान शिक्षा देने के 
पक्ष में था' । इसके उपरान्त १६५६ मे केन्द्रीय उपदेष्ट्री समिति” के अभिस्ताव पर 
केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने राजकीय सरकारो को प्राम्य-क्षेत्रो मे महिला-शिक्षा प्रचार 
के लिए प्रयत्न करने की प्रार्थना को तथा इस विषय पर भी सुकांव प्रकट किए गये 
कि किस प्रकार नारी समाज को शिक्षण-क्षेत्र की ओर अ्धिकाधिक झ्राकषित किया 
जाये । 
(ई) सार्वजनिक प्रगति 
ग्राधुनिक भारतीय महिला समाज ने उपयु क्त उपबन्धियों के साथ-साथ श्राज 
के सावेजनिक जीवन में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। रगमच, सगीत, 
नृत्य, चित्रकला, साहित्य, खेल, सामाजिक सेवाएँ, व्यापार तथा राजकीय सेवाशों 
झादि सभी क्षेत्रों मे उसे अपनी प्रतिभा-प्रदर्शन का अवसर मिला है। जीवन का कोई 
भी अ्ग आज उसके स्पर्श से शुन्य नही है। सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर, तथा अ्रपनी 
क्रुआअलता का परिचय देकर उसने यह सिद्ध कर दिया है कि नारी किसी भी क्षेत्र मे 
१-- ४४७ ४४४४-%6ए ए'ए6 0980 ए070श0॥ 870000 96 ९ए९०॥ 
[776286[ए 4॥6 ७च78 ९६प090007 88 ४87, 50 ॥04%/ 4॥69 
॥89ए9 00770666 ए|0 शह्ाा जा ल्वपक्कों [7॥78 का 800005 
876 ०0॥68285, 35 |॥ ६6 छ/'0ल्शि073 0व 56"7]065 0 4॥6 
०0777. '99०४०॥ 04 ॥7088,' 7826 458, 


( १०७ ) 


पुरुष समाज से हीन नही है। अपने युग-युगो से भ्रकिशप्त व्यत्ति त्व को अपने परिश्रम, 
प्रतिभा एव योग्यवा की आभा से उसने इतना देदीप्यमान कर लिया है कि जिसका 
आ्रालोक भविष्य में सदैव ही उसका पथ प्रद्यस्त करता रहेगा। उसने कभी भी 
विशेषाधिकारो की माँग नही की । सदेव ही समान श्रवसर एवं श्रधिकार प्राप्त करने 
के लिए यह प्रयत्नशील रही । अरब स्वतन्त्र भारत के सविधान मे प्रत्येक स्त्री-पुरुष 
को अपनी जीविका उपाजंन की समान स्वतन्त्रता है एव समान कार्य के लिए समान 
वेतन का विधान है। यह विधान मात्र सैद्धान्तिक नही है भ्रपित इसको व्यावहारिक 
भावभूमि पर भी सफलता के साथ प्रयुक्त किया जा चुका है । 


ग्रादिम जातियों में नारी 


नागरो वातावरण में जीवन व्यतीत करने वाले महिला समाज की भाँति 
आदिम जातियो का महिला समाज भी इस प्रसंग मे उल्लेखनीय है। नागरिक महिला 
की भाँति आदिम महिला के मन मे भी स्नेह, ममत्व, ग्राकाँक्षा, भय, और ईर्ष्या जैसी 
भावनाएँ होती हैं। उसके हृदय में भी पति के प्रति असीम निष्ठा तथा ग्रहस्थी 
सचालन के प्रति पूर्ण कतंव्य परायणता पाई जाती है। किन्तु इतनी समानता होते 
हुए भी वह नागरी महिला से बहुत-सी बातो मे भिन्‍न है। 


आदिम पुरुषो की भाँति निपट अशिक्षिता होने के कारण उसका बौद्धिक 
विकास उन दिल्लाओ मे नही हो पाता, जो उच्चतर सामाजिक जीवन की प्राप्ति के 
लिए पथ-प्रशस्त करती हैं। परन्तु घर की चहारदीवारी के भीतर उसका पूर्ण 
अधिकार होता है । वह सही श्रथों मे ग्रह-स्वामिनी होती है। अपनी बौद्धिक योग्य- 
ताओं-ग्रयोग्यताओ को लेकर वह ग्रृहस्थी का सचालन करती है तथा श्रपनी परम्पराशञ्रों 
के अनुकूल अधिकाधिक सुखी पारिवारिक जीवन की कल्पना मे कार्य-रत रहती है। 
उसका काये-दक्षेत्र केवल घर तक ही सीमित नहीं होता वरन्‌ जीविकोपाज॑न के लिए 
वह खेतो मे काम करती है, लकडी और घास काटती है तथा कभी-कभी अपने पति 
के साथ आखेट में भी भाग लेती है । उसे पुरुष समाज की ओर से सम्मान भावना 
तथा स्वतन्त्रा मिली होती है। वह पुरुषों से बात-चीत कर सकती है, हँस-बोल 
सकती है तथा परिहास भी कर सकती है। उन्मुक्त वातावरण में उसकी परभ्परात्रो 
और अपने समाज भे उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । 


असम प्रदेश की आदिमजातियों मे नारी का जीवन बहुत कठोर होता है | 
वहाँ के पुरुषों के सदेव युद्ध रत रहने के कारण वाह्य तथा आन्तरिक सभी प्रकार 
के कार्य नारी को ही सम्पन्न करने पडते है। परन्तु इस कठोरता में भी उसे आनन्द 
की अनुभूति प्रसन्‍न बनाए रखती है । इसका जीवन किसी ताल के जल-सा स्थिर न 
होकर पर्वतीय उपत्यका के विनारे बहते निर्भर-सा गतिशील सौन्दयमय होता है। 
समाज मे उसकी स्थिति को समान स्वीकृति मिली होती है। विवाह वयस्क होने 


( १०८ ) 


पर ही होता है । सम्बन्ध-विच्छेद का भी उसे भ्रधिकार है। जीवन के सभी क्षेत्रों में 
कार्यश्ील होने के नाते उसमें साहस की मात्रा भी कम नही है । 


अ्रसम प्रदेश की भाँति हिमाचल प्रदेश में भी गद्धी, ग्ुज्जर, हॉगरग, किन्नर, 
'चंगवाल भ्रादि श्रादिम जालियाँ है जिनकी महिलाओ की भी लगभग उपयुक्त स्थिति 
ही है । गद्धी जाति की महिलाएँ निरक्षरा है परन्तु अ्रब वहाँ शिक्षा का प्रचार होने 
लगा है'। घर का सारा कार्य स्त्री ही करती है जो अपने अधिकार क्षेत्र मे पूर्ण 
स्वतन्त्र होती है| ग्रज्जर जाति में शत-प्रतिशत्‌ पुरुष निरक्षर होते हैं। ये अपने गोत्र 
में शिवाह नहीं करते । बाल-विवराह तथा सम्बन्ध-विच्छेद की प्रथा इनमे प्रचलित 
है । विवाह मुध्लिम शरियत के प्रनुसार होता है! । हॉगर॒ग जाति में बहु-पति प्रथा 
का प्रचलन है । इसका कारण यह है कि ये लोग सयुक्त कुटुम्ब प्रथा पर विश्वास 
करते हैं । यद्दि भाई पृथक-पृथक विवाह करें तो सब श्रपनी-अपनो पत्नियो को लेकर 
मैदान भाग जाएँगे और घर बरबाद हो जाएगा" । बहु-पति प्रथा के विपरीत जौनसार 
क्षाबर में बहु-पत्नी प्रथा प्रचलित है। हॉगरग मे १९५१ की जनगणना के अ्रनुसार 
स्त्रियों की सख्या पुरुषों की सख्या से श्रधिक थी। उस पर बहु-पति प्रथा हीने से यह 
एक विकट समस्‍या दिखाई पडती है, परन्तु इस्र प्रथा का सम्बन्ध भ्राथिक, नैतिक और 
सामाजिक परम्पराश्रों के साथ सम्बद्ध है, श्रतः इस दिशा मे शीक्र ही कोई क्रान्ति- 
कारी परिवतेन अपेक्षित नही है । इस जाति की स्त्रियाँ प्रायः सभी काम करती है 
सथा पुरुष निदुले तथा कार्य-भीरु होते हैं। समस्त हाँगरग मे मानसिक दरिद्वता 
व्याप्त है । बहुधा लोग ५ से भ्रधिक गिनती नहीं जानते । हाँगरग प्रदेश की भाँति 
किन्नर जाति की स्त्रियाँ भी बहुत परिश्रमी तथा दशक्तिवान होती हैं। यहाँ भी बहु- 
तथा सब्बन्ध-विच्छेद की प्रथा प्रचलित है । स्त्री का विक्रय सामान्य-सी बात है । 
सम्बन्ध-विच्छेद्द के नाम पर धन लेना भी यहाँ पर सामान्य है । किन्नर-प्रदेश मे नारी 
स्थान आर्थिक साथव की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए भी सामाजिक हृष्टि से 
हीच है। “प्रादिम जाति सेवक संघ” ने १९५७ में यहाँ 'ठवकर बापा किन्नर आश्रम” 
की स्थापना की है, जिसके द्वारा एक पाठशाला भी सचालित होती है, जिसमे 
छात्राओं के विद्याध्ययन की भी व्यवस्था है। पंगवाल जाति में पुरुष के लिए विवाह 
करना जीवन की प्रमुख साधना है । यहाँ विवाह सम्बन्धी तीन प्रकार प्रचलित हैं। 
बट्टा, सप्तवाधिक श्रम-विवाह तथा बलातू हरण-विवाह। «“बद्ठा” से पुरुष पत्नी के 
प्रदले में श्रपती पृत्री या बहित देता है। 'सप्तवाधिक अम-विवाह' में विवाहोच्छुक 







१--धर्मदेव शास्त्री : हिमाचल प्रदेश की भ्रादिस जातिरयाँ, पृष्ठ ६ । 
२--बही, पृष्ठ १४-१५ । न्‍ 
३--बही, पृष्ठ १५। 

#वहीं। पृष्ठ २१। 

| 


( १०६ ) 


पुरुष भावी सास ससुर के घर पर सात वर्ष तक परिश्रम करता है, तब उसे [पत्नी 
प्राप्त होती है । बलात्‌ हरण विवाह बहुधा स्त्री-पुरुष के परस्पर प्रेम के परिणाम 
स्वरूप होता है। स्त्री-हरण के समय पुरुष के साथी उसका साथ देते हैं । हरणोपरान्त 
उसका साथी बकरा और शराब देकर पति सास-ससूर से क्षमा माँगता है, जो उसे 
मिल जाती है । 


इस प्रकार आदिम जाति में बहु-पति, बहु-पत्नी, बाल-विवाह, स्त्री-विक्रय 
असमान एवं कठोर परिश्रम आदि विषमताएँ व्याप्त हैं परन्तु इस पर भी वहाँ की 
महिलाएँ प्रसन्‍न-वदना हैं, स्वस्थ हैं और जीवन के प्रति आशावान्‌ है॥। विरियर 
एलपिन' ने उनके विषय में चर्चा करते हुए लिखा है--- 


(उशाश्क्षीए फछवांदंगए फछ (94 त्रणाश्षा शा0५5 & 
गा 800 ॥07णाएव०९ 9906 जा $000ए 800 8068 ए70०7५ए 
वि 30009 4॥6 ००प्रापए शंतं8&, 806 एथआ. 8968८ वक्ष' ॥70 
बात णीलशा ॥8$ ०0०0४66980॥0 ग्रीपशाए68 0०0 ४४826 
373... 


खसष्ड--३ 


समाज-सुधारक 


समाज-सुधारकों की यह परम्परा २०वीं हाती में भी बनी रही। इन 
सुधारकों में से कतिपय सुधारक तो पिछली शताब्दी से ही सुधार-कार्य-क्षेत्र में, 
प्रविष्ठ हो गये थे, परन्तु उनके द्वारा २०वीं शती में अधिक योग दिए जाने के कारण 
उनकी गणना इस युग के सुधारकों में कर ली गई है । श्री देवघर और मह॒षि करवें, 
इसी श्रेणी के सुधारको मे आते हैं । इस युग के सूधारको का विद्येष प्रयास नारी को | 
सामाजिक स्वीकृति दिलाने के साथ-साथ उसे राजनैतिक वातावरण एक स्वतन्त्रता, 
प्रदान करने की दिशा में रहा है। राष्ट्रीय भझानदोलनो के इस युग में उन्होंने राष्ट्रीय क्षेत्र 
में भी नारी के सहयोग की आवश्यकता का अनुभव किया, श्र इसीलिए उनके! 
द्वारा संकीर्ण परम्पराग्रो एवं ग्रकल्याणकारी प्रथाओ का विरोध तो किया ही गया,! 
साथ ही सावेजनिक जीवन में भी नारी को महत्व दिए जाते कौ बात प्रतिष्छित की 
गई प्रोर इस दिल्ला मे उन्हें यथेष्ठ सफलता भी प्राप्त हुई । | 
| 


( ११० ) । 


जी. के, देवधर (१८७१-१६३५) 

भारत सेवक समाज के सस्थापक सदस्यों में श्री देवधर का नाम श्रग्रगण्य 
है। इनका विश्वास था कि नारी-सुधार प्रौर नारी-जागृति के कार्य को सुधार- 
सस्थाप्रों की स्थापना करके ही आगे बढाया जा सकता है क्योकि व्यक्ति की श्रपेक्षा 
सस्था अधिक शक्ति-प्रम्पन्त एवं प्रभावशाली होती है। १६०७-१६०४ में उत्तर- 
प्रदेश में अ्रकाल पीडितों के सहायतार्थ कार्य करते समय पहली बार उनके मस्तिष्क 
में प्रशिक्षित महिल।प्रों की श्रावश्यकता विषयक विचार आया था, श्रौर उन्होने 
अनुभव किया था कि भारत को अपनी सर्वेतोन्मुखी उन्नति के लिए प्रशिक्षित पुरुषों 
की भाँति प्रशिक्षित महिलाओं की भी आवदकता है' । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
१६०९ में पूत्रा मे सेवा सदत' की स्थापना हुईं जिसमे युवा और प्रौढा दोनों प्रकार 
की महिलाओं को भैषजिक प्रशिक्षण दिया गया तथा उन्हें ग्राथिक रूप से श्रात्म- 
निर्भर बनाने के लिए भ्रन्य प्रकार के प्रयत्त किए गये | देवधर का विश्वास था कि 
नारी-जाति के हास का प्रमुख कारण स्त्री-पुरुष के श्रसमान अ्रधिकारो का होना है 
हसी भ्रसमानता को समाप्त करने के लिए उन्होने समाज-सुधार क्षेत्र में पदापण 
किया था । मद्रास में नारी-शिक्षा पर वक्तव्य देते हुए उन्होंने कहा था-- 

[॥#28ए6 ठणाशंतवश'-३0]68 &70फ्रगां ०0 65५७९४४९॥०९, 970 85 
8 72]0/85047ए8 07 5$९ए८/४] ]0507000॥8 478९00९0 007 ४॥९ 
क्षातला067270॥ ० पा ठटगादा।जा ०ी ज़णाशण0ा, । ॥08 ०2] 
एठप दाता; ज़णालशा 8706 38 राण8०॥ 85५ ए०प थाछ थात 85 
0०४[0808 85 प्रणा 88 

शोर जब १६३२ में नारी को मताधिकार देने का प्रदन उठा, तब श्री देवधर 
ने इसी समानता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । 


श्रीमतो एती बीसेंट (१८४७ से १६३३) 


श्रीमती एनी बीसेंठ ने भारतीय नारी की पतनोन्‍्मुख दशा को सुधारने का 
तथा उसमें शिक्षा-प्रचार करने के क्षेत्र मे जो योग दिया है, वह भ्रविस्मरणीय है। वे 
हस की हेलेना पेट्राववा व्लेवास्की तथा न्यूयार्क के श्रालकट साहब द्वारा संस्थापित 
रा विद्या समाज' से बहुत प्रभावित हुई तथा इस संस्था की मान्यताओं के प्रचार 
लिए १६ नवम्बर १५९३ को भारतवर्ष में झाईं । विशुद्ध अंग्रेज महिला होते हुए 
वे भारतवर्ष में हिन्दू संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित होकर कालान्तर में स्वयं 
भी हिन्दू मानने लगीं। उस समय भारत में चल रहे राजनैतिक एवं सांस्कृति 


“एच. कु जरू : जी. के, देवधर, पृष्ठ ६३ । 
“जही, पृष्ठ १२३ । 
“ही, पृष्ठ १२४। 





(१११ ) 


आन्दोलन की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट हुआ और वे राजनीति के साथ-साथ 
समाज-सुधार क्षेत्र मे भी कूद पड़ी । तत्कालीन सम्राज में व्याप्त कुप्रथाओ्रों में से 
उन्होने स्व प्रथम बाल-विवाह-प्रथा का विरोध किया । उनका कहना था कि भारत 
का भविष्य बाल-विवाह-प्रथा के विनाश पर भी निर्भर करता है। आज समाज मे 
जो क्षीण-शक्ति, संक्रामक रोग तथा शीघ्र मृत्यु आदि विषमताएं व्याप्त हैं, उनका एक 
मात्र कारण बाल-विवाह की प्रथा का प्रचलन है और यही प्रथा हमारे राष्ट्र को ससार 
के दूसरे शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य महत्व का स्थान ग्रहण करने की दिशा में 
बाधक बन रही है । इस प्रथा को नष्ट करने के लिए उनका सुझाव था कि शिक्षा- 
क्षेत्र मे विवाहित बच्चो का प्रवेश निषिद्ध होना चाहिए, तथा बालको को इस बात 
की प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वे बाल्यावस्था में विवाह नहीं करेगे ॥ साथ-ही-साथ 
वैधानिक रीति से भी इस कुप्रथा के विनाश का प्रयत्न करना चाहिए। वे बाल- 
विधवाग्रों के पुनविवाह की समर्थक थी । पूर्ण वयस्क विधवाश्रो के विषय में उनका 
कहना था कि उन्हे पुनविवाह की श्नुज्ञा प्रदान करने से वेवाहिक धर्म की वह 
पवित्रता नष्ट हो जाती है जो हिन्दू धर्म का महान्‌ गौरव है ।' 


श्रीमती एती बीसेट ने नारी-शिक्षा पर महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। वे 
राष्ट्रीय विचारधारा की भाव-भ्रूमि पर महिला-शिक्षा पद्धति का बौद्धिक प्रासाद 
निर्माण करना चाहती थी । उनको पुस्तक 707 ॥76485$ प्रथा के पृष्ठ ६८ 
पर उन्होने लिखा है-- 


गु॥6 िद्याएणा4 ॥र0एआशा। 0 27क्‍5 ९१प८४007 प्राप्डं 
86 ०7 गरा0०॥43] [68, 70 पाप 8०९७७ 6 इशालाव प्राातप 
००॥०७७7४०णा$ ० एणालाए$ 9806 प॥ (6 गर्गांगाईओं 6, ॥0 
(6 9एछ2977०6 ४0667 शां०्ज़, >पा 6 धाएंशा( 4669. व 
॥7प8 866 ॥0 4॥6 ए़ण०700०॥, 4॥6 7र०ाशः 8709 (॥6 ज्ञा6, 07., 8$ 
8076 08865, ॥6 [697766 0. 92058 880€70,  (॥6 
डिक्क73ए799॥0 ० ०006/ 82५5: 


उन्होंने महिलाओं को धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा देने का प्रबल समर्थन किया। 

' साथ ही योग्य साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक एवं शारीरिक शिक्षा भी उनके लिए 
झावश्यक बतलाई गईं। उन्होने इस बात पर भी बल दिया कि भारतीय नारी को 

अधिक विस्तृत अधिकार क्षेत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। भारतवर्ष उस समय तक 

महानता के शीर्ष पर आसीन नही हो सकता जब तक इस देश की महिलाओ को 

विस्तृत स्वतंत्र एव पूर्ण जीवन की प्राप्ति नही हो जाती, क्योकि भारत की मुक्ति 


१०-एनी बीपतेट : विक अप इन्डिया, पृष्ठ १० । 
२-एनी बीसेट, बिल्डर ऑफ न्यू इन्डिया, पृष्ठ ४२४ | 


( ११२ ) 


अहिलाभों के ही ॥धिकार मे है'। नारी को सामाजिक स्वतन्त्रता प्रदान करने का 
पक्ष समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है--- 

वाड डरप्रा।धियर पु ए जाला 8 प्राश्नण॥५ ए 
2०ए20॥,.. शान्षा ग्राह्ञा 830 70 068९"78 (0 96 786 
700०॥॥08॥9, प्रात 4967 ढए6 48680079 ४$96९ं%ए ६0 पादाक्ा 
ए/0702॥].' 


ध्ोंड केशव कर्वे (१८५८) 
महाराष्ट्र के समाज सुधार क्षेत्र मे मह॒षि कर्वे का योगदान विशिष्ठ है । 
श्राप २०वी शताब्दी के विशुद्ध समाज सुधारक थे। यह प्रथम सुधारक थे जो स्वय 
श्रायोजित सुधारको को स्वयं भी मान कर चले। १८६२ में अपनी पत्नी क्े 
बेहावसान के पश्चात्‌ यह जानते हुए भी कि सकीर्ण मनोवृति से पूर्ण कट्टर वेष्णवों 
हरा इसका विरोध होगा, प्रापने विधवा से ही विवाह किया । उनके इस दुस्साहस 
पर कुपित सजातीय सम्बन्धियों ने उनको अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया, परन्तु 
हृढ कर्वों इससे श्रप्रभावित ही रहे । इसी वर्ष उन्होने विधवाओं को आ्राश्चय देने तथा 
श्रनाथ बालक-बालिकाशो के भरण-पोषण के उद्ृंश्य से पुनविवाह परिषद की 
पुनर्स्थापना की, जिसमे विधवा महिलाओ को श्रौद्योगिक शिक्षा देकर श्राथिक रूप से 
श्रात्म-निर्भर बनाने का प्रयास किया गया। महर्षि कर्वे की यह मान्यता थी कि 
महिला क्षेत्र मे शिक्षा का प्रचार किए बिना उनमे क्सी भो प्रकार की जागृति या 
बौद्धिक विकास को आशा नही की जा सकती, अ्रतः उन्होंने अपना समस्त जीवन 
महिला सभाज के मध्य शिक्षा-प्रचार करने मे लगा देने का निश्चय किया । 
महषि के द्वारा सामाजिक जीवन एक ग्राम्य पाठशाला के अध्यापक के रूप 
में आरम्भ किया गया । उस समय वे अपनी आय का कुछ भाग ग्रामीण बालिकाओं 
की शिक्षा के लिए ग्रामकोष मे दे दिया करते थे। तदुपरान्त "न्यू इग्लिश स्कूल' 
लथा दक्षिण शिक्षा सस्था' मे क्रमश वे प्राध्यापक नियुक्त हुए। वहाँ वे गोपाल 
क्रृष्ण गोखले के सहयोगी रहे । १८९६ में उनके द्वारा विधवा आश्रम! की स्थापना 
की गई । इस आझ्राश्षम की विधवाओं को अच्छी पत्नी, सुयोग्यग माताएँ और शालीन 
पडोसिन' बनाने के उदृरय से एक महिला विद्यालय की स्थापना की गई। महर्षि 
कवे कालीन भारत मे विधवाओं के साथ-साथ बालिकाओं को भी शिक्षित करने की 
समस्या बनी हुई थी । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए १६०७ मे महिला विद्यालय” 
की स्थापना की गई । १६९१५ में जब आप “भारतीय सामाजिक परिषद' के वाषिक 


१--एनी बीसेट : 'फार इन्डियाज़ झ्रप लिफ्ट! पृष्ठ ७४। 
२--वही, पृष्ठ २६६ । 
३--घोड़ू केशव कर्व : आन लैकिंग बैक, पृष्ठ ६७ । 


( ११३ ) 


अधिवेशन मे सभापति पद पर गौरवान्वित हुए तब आपने महिला-शिक्षा विकास 
सम्बन्धी अ्रपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उनमे शिक्षा के प्रचार का प्रबल समर्थन 
किया । उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि विद्यार्थी को मातृ-भाषा के माध्यम 
से ही शिक्षा देनी चाहिए तथा महिलाओं में उनके क्षेत्र-सम्बन्धी शिक्षा का ही प्रचार 
करना चाहिए। मह॒षि कर्वे के इस महान्‌ स्वप्न को विट्वुलदास ठाकरसी ने श्राथिक 
सहायता प्रदान करके पूर्ण किया और १९६१६ मे महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 


ही गई । १६२० में इस विश्व-विद्यालय का प्रधान कार्यालय पूना से बम्बई स्थानान्त- 
रित कर दिया गया । 


महिला-क्षेत्र मे शैणिक जागृति उत्पन्न करके उसका विकास करने के उद्देश्य 
से विवेकानन्द की बह्वादिनियों की भाँति उन्होने भी १६०८ में 'निष्काम कर्म मठ 
की स्थापना की, जिसमे आजन्म समाज सेवी सेविकाओ को प्रशिक्षित किये जाने की 
व्यवस्था की गईं। 

इस प्रकार मह॒षि कर्वे द्वारा प्रतिपादित सुधार-कार्यो, विशेषतया शैक्षणिक 
विकास के रूप मे उनके योगदान को ऐतिहासिक वेशिष्ठय प्राप्त है। महिला-जागृति 
के क्षेत्र मे उन्होंने उस काल में ठोस सुधार-कार्यों की योजना की जब कि समाज का 
नैतिक स्तर परम्परागत मान्यताओो एवं विश्वासों की श्ूखला से झ्राबद्ध था। इस 
क्षेत्र मे किए गये अपने प्रयत्नों को उन्होंने इस प्रकार उप्रस्थित किया है-- 


++ ज़लापशंशा। ॥ 0070: पए 6 ज़रा ए प्ापत 
ऋप्ात, जाता 96९876 3 एफ प्रफुणांशा 6068 80०-7एाए ० 
॥76 07 8९ए९/'वों पए्र6६॥5 


वश प्रध्क्ला$ 8 सापवप्त ज्ञाव०एफ़ड ति०6 8085802907 
एए785 680905॥60 .. ... .ए॥०॥7 ॥ 88 48 (6 70888 ० १४०७/॥]4 
११09०89४8 &॥१ राधा! सिद्वात9 ४४०) 400 ९ छ05586880॥ 
० 76 धात । शाफ्रपशब४ाएश्यॉए 002 फ्‌ 06 ०0770%9णादाए?३ 
507"7065.. 3. ए8$8 & 06 326 0 58 पा । [007४ 7८ ॥7 
(॥6 077 ६0 [07708 (86 'ज0फरशा'5 प्रापदाइफए: 


मोहनदास करमचन्द गाँधी (१८६६-१६४८) 


आधुनिक स्वतन्त्र भारतीय राष्ट्र के जबक महात्मा गाँधी २०वीं शतो के 
महान्‌ राजनैतिक, भविष्य-हृष्टा, शान्तिदृत, महात्मा तथा प्रथम कोटि के विचारक 
एवं समाज सुधारक थे। विदेशी सत्ता से भारतीय जनता को मुक्ति दिलाने की दिशा 
में उनकी दूरदर्शी एवं स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा समाज में शन्तिमय वाताबरण 
निर्माण करने के क्षेत्र में उनके सामयिक उपदेश और विश्व-बन्घुत्व का पवित्र तारा 
तथा भारतीय लोक-जीवन को उच्चतर भावभूमि पर अ्रधीष्ठित करने के उद्देश्य से 


क ७ १ ४७ ७ 


( ११४ ) 


अस्पृश्यता-निवारण एवं महिला-जाग्रति को लेकर किए गए उनके सुधार कार्य, उन्हे 
विश्व के महानृतम पुछषो में विशिष्ठ स्थान प्रदान करने के लिए यथेष्ठ सामग्री 
प्रस्तुत करते है । 


स्वाधीनता संघर्ष के उस काल मे गाँधी जी का प्रमुख कार्य-क्षेत्र राजनीति 
ही रहा है। अहिसा, सत्याग्रह और वहिष्कार की नवीन भाव-भूमि पर लक्ष्य-प्राप्ति 
के महान्‌ विश्वास का बीजारोपण कर उन्होने राष्ट्रीय काँग्रेस मे उस नैतिक बल की 
प्रतिष्ठा की थी, जिसकी सहायता से बडी सफलतापूर्वक, विदेशी शासको से रक्त 
की एक बाँँद गिराए बिना, अपना भ्रधिकार छीना जा सका था। परन्तु स्वतन्त्रता के 
उस अधिकार की रक्षा के लिए देश की स्वस्थतर सामाजिक स्थिति भी अ्रनिवायें 
थी । महात्मा गाँधी ने अपनी दूरदशिता से इस तथ्य को जान लिया था । इसीलिए 
वे आरम्भ से ही उन्‍नत सामाजिक जीवन की प्रतिष्ठा के लिए भी कटिवद्ध हो गये 
थे। तत्कालीन समाज के उपेक्षित श्रग--अ्रस्पृश्ष जाति एवं नारी पर उनकी दृष्टि 
केन्द्रित हुई, और परिणामस्वरूप उनके द्वारा इन्हीं दो दिशाओं मे विशेष सुधार 
काय किए गये । 

महिला क्षेत्र मे सुधार की प्रेरणा उन्हे १९०९ मे अपने इग्लेड आवास काल 
में श्रीमती पकहस्टं तथा श्रीमती डेंसपार्ड से मिली । उस समय वहाँ चल रहे नारी- 
भ्रान्दोलन मे उपर्यक्त महिलाएँ नेतृत्व कर रही थी । गाँधी जी अपने देश मे भी नारी- 
जागृति के इस स्वप्न को साकार करना चाहते थे। परन्तु अ्तने देश मे जाग्रति लाने 
'से पूर्व महती श्रावश्यकता इस बात की थी कि सामाजिक कुप्रथाओं को, जिन्‍्होने 
नारी की वैयक्तिकता को विश्रष्ट और निष्प्राण बना डाला था नष्ट किया जाये । 
इसीलिए गाँधी की ने भी पूर्व सुधारको की भाँति ही सती-प्रथा, बाल-विवाह, विधवा- 
विवाह और पर्दा-प्रथा आदि समस्याओं पर व्याख्यान देकर तथा लेख लिखकर उनके 
उन्मूलन के लिए सामाजिक चेतना को प्रस्फुटित एव विकसित करने की सफल चेष्टा 
की । 


(अर) सतो-प्रथा 


गाँधी जी का विश्वास था कि अपने शरीर की आहुति दे देने से पति के प्रति 

अपनी कत्तंव्य-परायणता की पूति नहीं हो जाती । इसके लिए जीवित रह कर अपने 
पंति'के आदशों और ग्रुणो के स्थापन कार्य मे अगने जीवन को उत्सगे करना होता है, 
जिससे उसकी (पति की) आत्मा को अमरता प्राप्त हो सके । गाँधी जी ने सती भाव 
की कभी-भी उपेक्षा नहीं की । परन्तु सती भाव में निहित पवित्रता, उनका कहना 
था, कभी-भी जीवनोत्सग करके प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके लिए जीबित 
होता हैं तथा जीतित रहकर निरन्तर सघर्ष करते हुए दिन प्रतिदिन आत्मा को 


१--म० क० गॉँधी . येंग ईन्डिया, दिनाक २१-५-१६३१। 


( ११५ ) 


पवित्र से पवित्रतर बनाने की चेष्ठा करनी होती है' ॥ वास्तविक अर्थों मे विवाह का 
का उद्देश्य शारीरिक एकता के माध्यम से आत्मिक एकता को प्राप्त करना होता है। 
प्रचलित सती-प्रथा की पृष्ठ-भूमि मे युगीन अ्रधविश्वास तथा पुरुष का अह भाव ही 
प्रमुख कारण थे। भले ही उस काल मे सती-प्रथा का यह स्वरूप आत्म-रक्षा के 
विचार से नैतिकता सम्मत रहा हो, परन्तु आज के युग मे इस प्रकार प्राणो की 
आहुति दे देने के लिए विवश करना सभ्य समाज की घोर बर्बरता का परिचायक है । 


(श्रा) बाल-विवाह 


गाँधी जी बाल-विवाह के विरोधी थे। उनके अनुसार यह प्रथा नैतिक तथा 
शारीरिक दोनों प्रकार से दूषित थी । क्योकि इससे हमारी नैतिकता का पतन तथा 
शारीरिक शक्ति का हास होता है। बालिका के लिए उन्होने सामान्यत. विवाह 
योग्य आयु १८ वर्ष मानी है'। बालिका पत्नियों के विषय में एक बार खेद प्रकट 
करते हुए उन्होने कहा था :--'मुभे दुख है कि लाखो अल्प-वयस्क बालिकाओं के 
विवाह होते हैं और वे पत्नियो की भाँति रहती हैं । वे बाल-विवाह प्रथा को नष्ट 
करने के लिये युवकों से सहयोग की भ्रपेक्षा करते थे। एक बार युवक समाज मे 
उन्होने बालिकाओं की विवाह योग्य आयु २० वर्ष निर्धारित की थी। उनका कहना 
था कि यदि अपनी जाति में २० वर्षीय अविवाहित कन्यायें नही मिलती हैं तो उन्हे 
किसी बाल-विधवा से विवाह कर लेना चाहिए ओर यदि वह भी नही मिलती हैं तो 
किसी भी मनपसनन्‍्द महिला से विवाह कर लेने का अधिकार उनको है । इस कुप्रथा 
का अ्रन्त करने के लिए उन्होने शिक्षित महिलाओं को भी इस क्षेत्र में कायें करने के 
लिए प्रोत्साहित किया था | उन्हे उस समय तक बाल-पत्नियों एवं बाल-विधवाशों 
कै मध्य कार्य करते रहने को कहा गया जब तक इस प्रथा का प्रचलन असम्भव ही न 
हो जाये, और जब तक प्रत्येक बालिका से इतना साहस ते झा जाए कि वे वयस्क 
होने से पूर्व स्पष्ट रूप के विवाह करने की अनिच्छा प्रकट कर सके । गाँधी जी ने 
यह भी अनुभव किया था कि बाल-विवाह की यह प्रथा नगरों की अपेक्षा प्रान्तो मे 
झधिक प्रचलित हैं । उन्होने भारतीय महिला परिषद की सदस्याओों को ग्रामीण 
महिलाओं के मध्य जाकर उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने तथा इस प्रथा को 
दूर करने का सुकाव दिया था'॥ 


गाँधी जी ने नारी को सदैव ही पुरुष की सहयोगिनी के रूप में ग्रहण किया । 
१--म० क० गाँधी : यंग इन्डिया, दिवाँक २१-५०-१६३१। 
न हु १3 दिनाँक, २६-८-१६ ४६ ॥ 
देता »+... 32 | दिनाँक, ६-६-१६२६ | 
४ है 7 दिनाँक, १४-६-१६२७ । 
शत »..  »४ हरिजन, दिनाँक, १६-११-१६३५ | 


( ११६ ) 


वह माता के रूप में पुरुष से कही उच्चत्तर भाव-भूमि पर प्रतिष्ठित है, तथा सस्क्ृति 
का पोषण करने वाली है। वैवाहिक जीवन उत्तरदायित्व का ' जीवन है, जिसको 
सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए परिपक्व विचारों एवं सतुलित प्रौढ मस्तिष्क के 
उपयोग की आवश्यकता होती है। इसीलिए उनके विचार में विवाह पूर्ण वयस्क 
होने पर ही सम्पन्न होना चाहिए जिससे वह अपने अधिकार और कत्तंव्य-क्षेत्रो के 
प्रति पूर्ण जागरुक रह कर वैवाहिक जीवन की समृद्धि और सुख को पा सके । 
(इ) विधवा-विवाह 

सती-प्रथा और बाल-विवाह की परम्परा को नष्ट करने के साथ-साथ गॉधी 
जी का योगदान विधवा-विवाह की स्वीकृति को लेकर भी महत्त्वपूर्ण है। उनका 
कहना था कि यदि किसी व्यक्ति के सरक्षण मे कोई बाल-विधवा आश्चित है तो यह 
उस व्यक्ति का कत्तंव्य है कि वह उस बालिका के पुनविवाह का प्रय॒त्न करे'। श्रौर 
जिन व्यक्तियों ने भ्रपनी कन्याग्रो का विवाह अल्पावस्था मे ही कर दिया है वे अपने 
इस कलक को बाल-विधवा का पुनविवाह करके मिटा सकते है' । विद्याथियो के लिए 
ग़ॉधी जी का सदेश था कि वे केवल बाल-विधवाशो से हो विवाह करने की हृढ प्रतिज्ञा 
कर ले । बाल-विधवाओ के अभाव में वे विवाह ही न करें' | गाँधी जी कहते थे कि 
इस सुधार को सबसे पूर्व जन-वाणी का रूप देकर घर-घर में इसका प्रचार करना 
चाहिए | परन्तु इतना होने पर भी वे एनी बीसेट की भाँति पूर्ण बय प्राप्त होने पर 
विवाहित तथा तदुपरान्त विधवा हो जाने वाली महिला को पुनविवाह का अधिकार 
नही देते थे। उनका कहना था कि स्वेच्छित वैधव्य हिन्दुत्व का अमृल्य वरदान है 
तथा बाधित वेधव्य एक कलक', क्योकि दिवगत साथी के स्नेह से रिक्त, स्वयं 
स्वीकृत वेधव्य जीवन मे सम्मान और ज्योति की वृद्धि मे सहायक होता है, जिससे 
ग्रृह को पवित्रता तथा धर्म को उत्कर्ष का भ्रवकाश मिलता है। परन्तु घर्मं या 
परम्पराओं ढारा वाधित वैधव्य एक भ्रसह्य भार है जो भप्रतिलक्षित कृठाश्रो से घर 
को अपवित्न तथा धर्म का क्वास करता" है। वे उन असहाय बालिका को दारुण दुख 
देने के पक्ष मे नही थे जो पतिब्रत धर्म के नाम से अ्रनमिज्ञ है, प्रेम भावना से जिनका 


हृदय शून्य है । ऐसी बालिकाओ्ों पर वैधव्य का भार लादना उनके तथा भगवान के 
प्रति अन्याय है | 


१--म० क० गाँधी, : यंग इन्डिया, दिनाँक, ४-२-१६२ ६९१॥ 


शक 0. 7 ».. दिनाँक, १४-१०-१६२६ | 
रेजल+ ६ हा. 5 ३३ दिनाँक, १४०६-१६२७ । 
४... 


॥  है। हु हरिजन दिनाँक, २२-६० 4 &ै ३ 4 || 
४०७ » ४ : यंग इच्डिया, दिनाँक, ५-८-११६२६ । 
६ 7? शह * है दिनाँक, १€-८-१ ६२६ । 


( ११७ ) 
(ई) पर्दा 


गाँधी जी भारतीय समाज से पर्दा-प्रथा का भी अन्त कर देना चाहते थे । 
पत्रिवता की जिस सुरक्षा के आशय से पर्दा-प्रथा का जन्म हुआ था, गाँधी जी उसे 
पर्दे के माध्यम से रक्षित होने के विश्वास पर शका करते थे। उनका कहना था कि ग्रह- 
सीमाओं मे बद्ध होकर पवित्रता की रक्षा नही की जा सकती | व्यक्ति को ब्यक्ति के 
रूप में नारी-जाति पर विश्वास करना होगा, तभी पावितन्र्य रक्षा की कल्पना की जा 
सकती है। उनका हढ विश्वास था कि यदि पर्दा-प्रथा विरोधी झादोलन को सुव्यव- 
स्थित ठग से थोजनान्वित किया जाये तो यह हमारे देश के लिए मात्र अतीत की 
वस्तु रह जाएगी । 
(उ) देवदासी एवं वेश्यावृत्ति 

गाँधी जी धामिक वेश्यावृत्ति को सामाजिक पतन का कारण मानते थे । 
पुरुष की वासनापूरति के लिए किसी भी बहिन का लज्जित एवं ग्लानिपूर्ण जीवन 
बिताना उनकी दृष्टि मे अधर्म था'। पुरुष के समान नारी जीवन भी श्रेयस्कर और 
महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसे दूषित कामनाओ् की पू्ि के उद्देश्य से साधन के रूप में 
देखना उसे उसके शीषे स्थान से नीचे खीच लाना है। वे पहिले समाज सुधारक थे 
जिसका ध्यान विशेष रूप से वेश्यावृत्ति की ओर आक्ृष्ट हुआ था। ओ,्रान्छ-प्रदेश मे 
प्रचलित देवदासी प्रथा के निवारण हेतु एक बार प्रार्थना करते हुए उन्होंने वहाँ के 
नवयुवको से कहा था--- 

बु्‌ व एर0पए >2णगाहा$ थाएं डांड20, 40 5७॥0 776 87 
858प78708, 88 €६॥।ए 85 [008806, ६ ६676 8 70 8 ४70276 
तथ्याणारएर शांत करा पड फुबाए७ (5670779) ०ए ६86 बाएं, ॥ 
दाध्ा९७ 7686 शआंडला5 ज्ञ0 6 शापाए >सगरात॑ ॥8 0890 
ध009 407 93०06 40 9]808, रद 09 थार तक्रालाए शा 
870 #क्चाआ8 76 पाक्षा ॥ आप्राधार ४6 ज्र/०॥2 6ए ६76 
0०7९. 

उन्होंने इन नृत्य-बालाओं को देवदासी कहे जाने की बात का भी विरोध 
किया । की 


एफ टक्ा।ए।एड पाला 706ए9488 ज़8 फाश्पोा 0006 फाइट 
9 796 0896 ०7लॉशणा, 76 ज़6 00राता 8 005०6 [76 


१--म० क० गाँधी, : यंग इन्डिया, दिनाक, २६-७-१६२८।॥ 
अरल्क 99 37 ३ | दिनाँक, ्‌ १-५०१६२ 4 | 
बेल पा -यढी। 55 » दिनाँक, ११-२-१६२१॥। 


( ११८ ) 


 ॥90 ए6 प्र58 [056 ॥8(87 0० 0प्राइ [0 इ०"ए86 0प्7 (प्रद॑ 
374 (६3/6 40 ॥॥6 576 0768(7 ६6 746 ०0 0500). 

गाँधी जी कहते थे कि इस दिशा मे किए गये सुधार कार्यों को जन वाण्ग्नी 
देकर ही समाज मे प्रतिष्ठित किया जा सकता है। और उसके लिए उन्होने देश के 
नवयुवको को दिश्ञा-निर्देश दिया । 
(ऊ) राजनीति और सार्वजनिक काय॑ं क्षेत्र 

गाँधी जी पहिले व्यक्ति थे, जिन्होने नारी को राजनीति में भाग लेने के लिए 
प्रोत्साहित किया । राजपुृत शासन काल के परचात्‌ बीसवी शताब्दी मे पहली बार 
महिला राजनैतिक क्षेत्र मे अवती्ण हुईें। ग्रॉँधी जी द्वारा सचालित सत्याग्रह, 
बहिष्कार तथा असहयोग आन्दोलनों मे देश को महिला-वर्ग का पूर्ण सहयोग प्राप्त 
हुआ । यह सत्य है कि गाँधी जी पुरुष और नारी के भिन्‍न-भिन्‍न कार्य-क्षेत्रो की 
स्थिति मे विश्वास करते थे और उनका कहता था कि यदि नारी के कधे पर 
बन्दुक रख दी जाये, तो यह सभ्यता के अन्त का ही आरम्भ होगा। फिर भी महिला 
वर्ग में राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव हो, उनमे सावंजनिक जागृति की भावना को बल 
मिले, गॉधी जी ने सदेव ही इस बात का समर्थन किया । उनका विश्वास था कि 
किसी भी क्षेत्र मे नारी का सहयोग प्राप्त करने से कार्य को पवित्र भावना का अधिक 
बल प्राप्त होता है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के महान्‌ कार्य मे सलग्न नारी-वर्ग के विषय 
में उन्होने कद्दा था, हमारे सधर्ष के लक्ष्य की पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए 
इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि लाखों महिलाएँ 
सक्रिय रूप से इसमे अ्रपनी सेवाएँ अपित कर रही हैं । उनका कहना था कि 
स्व॒राज्य प्राप्ति के लिए स्त्री-पुरुष द्वोनों का सहयोग वाछनीय हैं तथा शान्तिमय 
संघर्ष में, सम्भव है, महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक सफलता प्राप्त कर सके। 
गाँधी जी चाहते थे कि महिलाओ का कायें-क्षेत्र जीवन का प्रत्येक पक्ष स्पर्श करता हुआ 
चले क्योंकि भारतीय बालिका केवल वधू बनने के लिए ही उत्पन्न नहीं हुई है, उससे 
एक पुरुष की श्रपेक्षा, सवे-सेवा मे अपना सर्वेस्व समपित करने की श्रपेक्षा की जाती 
है। गाँधी जी का यह भी विश्वास था कि जब नारी किसी भी कार्य को पूर्ण निष्ठा 
के साथ सम्पादित करती है तो उसमें पव॑तों को भी हिला देने की शक्ति का 
आविर्भाव हो जाता है। वे कहते थे कि, हमने अपने देश की महिलाझो का दुरुपयोग 
तथा उनकी अवहेलना की है । उन्हे इस बात मे कोई भी शका नही थी कि पुरुषों 
द्वारा त्याज्य अपूर्ण काय्यें को महिलाएँ ही पूर्ण करेंगी । नारी के सार्वजनिक कार्ये- 
१--म० क० गाँधी, : यगर इन्डिया, दिनाक, २२-२-१६२७ । 
५ उ .। * हु दिनाँक, ११-८-०१६२१ 
बा + 8 । द्विनाँक, २२०१२-१६२१ | 
कक. * ४. दिनाँक, २२-१२-१६२१॥ 


( ११६ ) 


क्षेत्र को इतनी विस्तृत भाव-भूमि प्रदान करते हुए भी गॉधी जी उसके ग्रह-स्वामिनों 
होते के स्वरूप को ही प्राथमिकता देते है। सर्वे-प्रथम वह ग्रह-संचालिका है। पुरुष द्वारा 
अजित धन की व्यवस्यापिका तया विभाजिक़ा है। सुरक्षापूर्ण पारीवारिक जीवन की 
व्यवस्था उसी के हाथ में है। जाति या वश उसी की देख-रेख मे विकसित होते हैं । 
अत सामान्‍य स्थिति मे स्त्री-पुरुष के कार्ये-क्षेत्रों का विभाजन होना ही चाहिए । 
(ए) शिक्षा 


गॉबी जी मानते थे कि शिक्षा व्यक्ति के मानसिक विकास में सहायक होती 
है, तथा शिक्षित होकर ही उसमे सही कत्तेव्य-परायणता की भावना जाग्रृत होती है । 
स्त्री-पुरुष की शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो उनके अपने-अपने क्षेत्रों की 
कत्तंव्य पूति मे सहायक हो | स्त्री-शिशा की योजना बनाते समय, उनका कहना 
था, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह नारी-कार्य-क्षेत्र भे उसे ज्ञान दे सकने 
मे समर्थ हो । इसका यह अर्थ नही है कि स्त्री और पुरुष वर्ग मे शिक्षा प्राप्ल करने 
सम्बन्धी कोई सुस्पष्ट रेखा निर्धारित कर दी जाये, परन्तु शिक्षा क्षेत्र मे सुनिश्चित 
योजना तो कार्यान्वित होनी ही चाहिए जो स्त्री-पुरुष को अपनी-अपनी दिशाओओरों मे 
सहयोग प्रदान कर सके । शिक्षा के माध्यम को लेकर उन्होने क्षेत्रीय भाषाओं को ही 
श्रेष्ठ माना है । 
(ऐ) नारी सम्बन्धी सामान्य भावना 


गॉधी जी ने सदेव पुरुष और नारी की समानता पर विशेष बल दिया है। 
मानसिक धरातल पर सहयोगिनी के रूप मे नारी पुरुष के समान ही पूर्ण समर्थ है । 
साथ ही अपने क्षेत्र में उसे वह वैशिष्द्य प्राप्त है, जो पुरुष को अपने क्षेत्र में । और 
इस प्रकार से नारी और पुरुष दोनो का स्तर समान है । उन्होने कही-कहीं पर पुरुष 
से नारी की श्रेष्ठता भी सिद्ध की है। वह त्यागमयी, सहनशील तथा मानवीय ग्रुणो से 
पूर्ण है। विश्वास और ज्ञान का प्रतीक है और इन शक्तियों के साथ उसे दुबंल 
कहना उसके प्रति अन्याय है और यदि शक्ति का अर्थ पाशविक शक्ति है तब तो 
नारी सचमुच ही पुरुष से कम पाशविक है और यदि शक्ति का श्रर्थ नैतिक क्षक्ति है 
तब नारी पुरुष से कही अधिक श्रेष्ठ है । नारी अपने स्वभाव मे त्यागमयी झौर 
सहनशीला है, इसीलिए उसे अपने कार्येब्कलापों से पवित्र-भावना का निरूमण करना 
१-- म० क० गाँधी, : हरिजन, दिनाँक, २४-२-१६४० । 
२--बम्बई, भगिनी समाज में दिनाक २०-२-१६१८ को दिए गए भाषण का! 
भावांश । 
३--भग्िनी समाज, बम्बई के वाषिकोत्सव पर दिए गये भाषण से उत्कथित दिवाँक 
२० फरवरी, १६१८ | (म० क० गाँधी ) 
,४--म० क० गाँधी, : यंग इन्डिया, दिनाँक, १५-६-१६२१ | 


४ ( १२० ) 


चाहिए और इसीलिए उसे सम्पति अधिकार प्राप्त करने जैसे लौकिक सुख की 
ऑकाक्षाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए । इस प्रकार गाँधी जी सम्पति-अश्रधिकार 
सम्बन्धी क्षेत्र में नारी को प्रविष्ठ नही कराना चाहते, क्योकि ऐसा करने से उसकी 
महान्‌ त्याग भावना पर आघात पहुँचता हैं । 

ग्राधुनिक नारी को सामाजिक स्वीकृति दिलाने में गाँधी जी का योगदान 
सराहनीय है। उन्होंने नारी के मातृत्व रूप की आराधना की है। माँ के रूप मे ही 
भारतीय नारी देश की सतति को सदाचारी, धर्म-भीर, शक्तिशाली एव आत्म-विश्वासी 
बना सकती है। देश की बालिकाओं को मातृत्व की शिक्षा देना परम आवश्यक है । 
नारी में सम्मान भाव की प्रतिष्ठा के लिए उनका कहना था कि सबसे पूर्व सामान्य 
महिलाओं को उनकी वर्तमान अध पतित स्थिति का ज्ञान कराना होगा। दयनीय 
सामाजिक जीवन की दु खपूर्ण बास्तविकता उनके सम्मुख प्रस्तुत करनी हौगी और 
उसके उपरान्त उन्हे सामाजिक प्रतिष्ठा एवं मान्यता प्राप्त करने की दिशा में: प्रयत्त 
करने होगे 

महिला क्षेत्र मे पुरुषों के कत्त व्यों का उल्लेख करते हुए उन्होने कहा था 
कि नारी-सम्मान की रक्षा प्रत्येक पुरुष का धर्म है। नारी को सस्‍्मानपूर्ण स्वीकृति 
देने के उद्देश्य से हमे उच्चतर सामाजिक जीवन की प्रतिष्ठा करनी चाहिए क्योकि 
जहाँ शान्ति का वातावरण है, जहाँ स्देंव ही अहिसा की शिक्षा दो जाती है, वहाँ 
नारी अपने को असहाय, भ्राश्चित और निर्बल नहीं समझेगी । यदि वह पवित्र है, तो 
वह कभी भी दयनीय नहीं होगी | उसकी पवित्रता उसमे शक्ति का सचार करती है । 
नारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपवित्र करना असम्भव है । मृत्यु से निर्भीक नारी 
को कोई भी श्रपमानित नही कर सकता । इन्ही शुणों के कारण नारी पुरुष समाज 
के लिए श्रद्धेय है। हाँ, नारी उस दशा मे उपेक्षनीय है जब वह स्वय की इच्छा से 
अपवित्र और अपमानित होना चाहती हो । 

गाँधी जी ने राष्ट्रीय कल्याण की कल्पना, राजनीति समाज-सुधार एवं धर्मे 
निष्ठा की समन्वित भावना मे की थी। अत उनके पुरोगमों मे धामिक आस्था का 
भी विशिष्ठ स्थान था । पूर्ण रूप से नैतिक विश्वासों पर ही उत्तके सामाजिक 
सिद्धान्त आधारित होते थे । स्वभाव में निष्ठावान और आदक्षे-प्रिय होने के नाते 
वे अतिशय सयमित जीवन के पक्षपाती थे। संयम के द्वारा ही वे महान्‌ लक्ष्यों की 
सफलता में विश्वास करते थे। परन्तु श्रधें-विकसित सामात्य जनता उनके इस 
सद्घान्त को लेकर नही चल सकी । इच्छाओं का दमन कर शान्ति लाभ करने का 

१--म० क० गाँधी, : यंग इन्डिया, दिनाक, १०-४-१९६३० । 

२-+- ४» : हरिजन,. दिनाँक, १-९-१६४० । 
5 इक 2 * 72 दिनाँक, ३-१ ््‌ के १ ९४६ ॥ 
डे » ४ ४२ दिनाँक, १-३-१६४२॥ 


( १२१ ) 


सिद्धात समाज में प्रचलित न हो सका। फिर भी सामाजिक क्षेत्र मे, विशेषतया 
महिला-वर्ग मे उनके द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धात एवं मान्यताएँ आधुनिक नाखौं को दिजश्ञा- 
ज्ञान प्रदान करने मे सहायक हुईं उन्होंने सामाजिक सकीर्ण मान्यताओ्रोको दुर करने 
का प्रयत्व करके जन-जीवन मे उस जाग्ृति का अरुणोदय किया जिसके झालोक में 
नारी पहली बार अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार अनुभव कर सकी । गाँधी जी की 
प्रेरणों एवं प्रयत्नों से ही उसे सार्वजनिक जीवन मे स्वीकृति प्राप्त हुई। राष्ट्रीय 
आन्दीलनो मे सक्रिय सहयोग देकर उसे अपनी योग्यता प्रदर्शित करने क अवसर 
सिला । उसके अधिकारो की विस्तृत व्याख्या की गई । और सबसे विशेष उसे पुरुष 
के समकक्ष मात कर उसे महान्‌ पवित्र भावना की रक्षिका माना गया। उसी के द्वारा 
शान्ति और अहिंसा के भावों को स्वर मिला । गाँधी-युग मे ही नारी बौद्धिक धरातल 
पर पुरुष के समान समझी गई झौर उसे विस्तृत कार्यक्षेत्र के नवीन क्षितिज प्रदान 
किए गये । यह उनका ही प्रताप था कि नारी पहली बार यह अनुभव कर पाई कि 
पति की सेवा के अ्रतिरिक्त भी, उसका, राष्ट्र तथा जाति के प्रति भी कोई धर्म है, 
उसे देशोननति तथा राष्ट्रीय भावना के विकास कांये के लिए भी अग्रसर होना है तथा 
पारिवारिक सीमाओ्रों मे श्राबद्ध अपने व्यक्तित्व को स्वतन्त्र बना कर सावंजनिक क्षेत्रों 
मे राष्ट्रीय हित के निमित्त अपना समुचित सहयोग प्रदान करना है । 


्रन्य-सुधा रक 


राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक स्थिति के विकास क्षेत्र में क्‍ग्राधुनिक युग मे 
बहुत से अन्य सुधारकों का योगदान भी उल्लेखनीय है, जिन्होंने पूर्वे समाज-सेवियो 
के सुधार-कार्य को बढ़ाने तथा उसे परिपक्व रूप देने मे सहायता प्रदान की । पजाब 
में जन्मे महात्मा हंसराज (ज० १८६४, मृ० १६३८) इस परम्परा के विश्विष्ठ समाज 
की ओर विज्येष ध्यान दिया । पंजाब क्षेत्र मे आपके द्वारा निराश्चित विधवाओ के 
लिए कई विधवाश्रमों की स्थापना की गई, जिसमे फिरोजपुर में स्थापित अनाथालय' 
विशेष उल्लेखनीय है । प्रौढावस्था मे गाँधी-दर्शंव से प्रभावित होकर आपका ध्यान 
अछूतोद्धार तथा विधवा-पुनविवाह की ओर आक्ृष्ट हुआ । आप विधवा-विवाह के 
समर्थक थे तथा पंजाब मे उनकी प्रेरणा से इस दिशा में यथेष्ट प्रगति हुई । इन्ही की 
समकालीन श्रीमती अबला बोस (ज० १८६४, मृ० १६९५२) ने बगाल में सहिला 
वर्ग के बीच शिक्षा-प्रचार के कार्य मे विशेष रुचि लीं। १६१६ मे इनके द्वारा नारी- 
शिक्षा-समिति' की स्थापता की गई । नारी-शिक्षा के इस प्रचार कार्य में इन्हे बगाल 
सरकार ने महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की । इन्होने विधवाओ को. आत्म-निर्भर बनाते 
की दिशा में उन्हे कुटीर उद्योग, छिल्प, कला आदि विषयो की शिक्षा' देने की 
व्यवस्था की । ग्रामीण नारी-स्थिति के उत्थान-कार्य को लेकर भी आपका प्रयास 


( ११२ ) 


सराहनीय है। श्रीमती बोस द्वारा स्थापित महिला शिल्प भवन' में सभी श्रेणी की 
महिलाएँ भिन्‍न-भिन्‍न विययों में प्रशिक्षित की जाती है। पत्र-पत्रिकाश्ो के माध्यम से 
नारी-जीवन की विभीषिकाशों को जन-साधारण के सन्मुख रखने तथा उन्तका समा- 
धान प्रस्तुत करने की दिल्ला में भारतीय समाज सुधारक' के सम्पादक श्री के० 
नटराजन (ज० १८६८, मु० १६४८) का नास दक्षिण भारतीय सुध।रकों में अपना 
विशिष्ट स्थान रखता है। इन्होंने उक्त पत्र मे प्रकाशित लेखी, श्रपने व्याख्यानों तथा 
व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से महिला-वर्ग में शिक्षा प्रचार का कार्य किया । विधवा“ 
विवाह के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके इसको मान्यता दिलाने के लिए 
ठोस प्रयत्तन किए। स्पष्टवादी वात्त वाले होने के कारण आपको कई बार कट्टर धर्मावल- 
स्त्रियों का कोप-भाजन भी बनना पड़ा। झायरलेंड में उत्पन्न 'मारगेरेट एलिजाबेथ 
कलिंस' (ज० १८७५, मृ० १६५४) का नाम भारतीय समाज सेविकाओं में बड़े 
धाइर के साथ लिया जाता है। ग्राप १६१६ में भ्पने पति के साथ मदनपल्लि में 
प्राष्यापिका होकर झाईं थीं। इस नगर में अन्य महिलाओो के साथ कार्य करते हुए 
इन्हे भारतीय नारी की दयनीय अवस्था का ज्ञान हुआ । १६३१-३२ के राष्ट्रीय 
प्रानदोलनों में भाग लेते के फल-स्वरूप झाप को भी कारावास हुआ । कारावास काल 
में गरापने महिला ताथिनों के लिए एक पाठशाला की स्थापना की । श्रीमती कज़िन्स 
का नाम अखिल भारतीय महिला परिषद' के सस्थापक सदस्यो मे भी प्रमुख है। 
समाज सेविकाओं में सभी मानवीय गुणों से पूर्ण, संवेदनशील कवि छदय प्राप्त 
सरोजिनी नायडू (ज० १८७६९, मृ० १६४५) का नाम साहित्य के साथ-साथ सुधार- 
क्षेत्र में भी अमर है। वे श्रन्तर्जातीय विवाह की प्रबल समर्थक थी । उन्होंने स्वय॑ 
भी विजातीय विवाह किया । नारी अधिकारों के प्रति वे सदेव सचेष्ठ रही । बाल- 
विवाह प्रथा का उनके द्वारा स्देव ही विरोध किया जाता रहा । महिला मताधिकार 
के प्रदन को लेकर ग्रन्य प्रमुख महिलाओों के साथ वे १६१६ मे मि० माँटेग्यू से मद्रास 
में मिली । १६२० मे ग्न्तर्राष्ट्रीय परिषद के 'जनेशा अधिवेशन में उन्होने भारतीय 
महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया । वे १६३० में झखिल भारतीय महिला परिषद 
की सभानेत्री बती तथा १६३१ में गोलमेज़् सभा में भारतीय नारी बर्ग की प्रति- 
निधि बन कर भाग लिया। 
६ ) बम्बई प्रदेश मे समाज सुधार कार्य श्री एम० एन० जोशी (ज० १८७६, 
मृ० १६५५) द्वारा सम्पस्त किया गया। वे 'भारंत सेवक समाज' तथा “बम्बई प्रादेशिक 
समाज सुधार सस्था' के सक्रिय सदस्य रहे । जोशी जी की प्रेरणा से बम्बई प्रदेश में 
सहयोग संस्थाओं, बालिका विद्यालयों, झोय्योगिक पाठशालाओों एवं महिला 
शोौषधालयों की स्थापना हुईं। वे विधवा पुनविवाह, तथा नारी जाति में शिक्षा 
प्रचार के प्रथल समर्थक थे । इसी परम्परा में श्री तिवास शास्त्री का माम भी 
उल्लेखनीय है। बाल-विवाह प्रथा के विरोध तथा प्न्तर्जातीय विवाह के समर्थन 


( १२३ ) 


इनका योगदान महत्वपूर्ण है। वे स्त्री-पुरुष की समान योग्यता पर विश्वास करते 
थे और उनका कहना था कि आज की सामाजिक स्थिति में इतने विशाल नारी वर्ग 
को सार्वेजनिक कार्यक्षेत्र मे अलग रखना बौद्धिक जागृति के मर्म पर आघात करना 
है । वे सह-शिक्षा तथा महिलाओ को अपनी रुच्यानुसार शिक्षा प्राप्त करते का 
समर्थन करते थे। वे विवाहु को जीवन की अनिवायं आवश्यकता मानते थे तथा 
सतति-निरोध के पक्षपाती थे। महिला के सम्पति-अधिकारों के विषय मे वे 
वैधानिक मान्यता पर विश्वाप्त करते थे तथा उसके इस अधिकार का पक्ष समर्थन 
करते थे । प्रमुख रूप से राजनीतिश एवं शिक्षा शास्त्री होते हुए भी उन्होने सामाजिक 
क्षेत्र मे महिला उन्नति सम्बन्धी जो भी कार्य किया, उससे उनका नाम महाराष्ट्र के 
मान्य समाज सुधारको में श्रपता सम्मानपूर्ण स्थान बना लेता है। 


उपर्युक्त समाज सेवी व्यक्तियों के श्रतिरिक्त भी कुछ महिला सुधारिकाएं हैं 
जो श्राज भी महिला समाज की उनतति के लिए प्रयत्नशील हैं। समाज सेविकाओो के 
इस वर्ग में श्रीमती डा० मूतु लक्ष्मी रेड़ी (ज० १८८६) का नाम दक्षिण भारतीय 
समाज सेविकाओो में सबसे पुराना है। चिकित्सक के रूप मे आपने दरिद्र महिलाग्रो 
की अ्रपूर्व सेवा की है। आपका सम्बन्ध भारतीय महिला परिषद, मद्रास, शारदा 
गृह तथा अन्य कई मातृ तथा बाल-कल्याण सस्थाओं से है। १६३० में अखिल 
भारतीय महिला परिषद के लाहौर अधिवेशन मे झ्ापको गअध्यक्षा पद देकर सम्मानित 
किया गया था। आपने मद्रास विधान सभा के सम्मुख नारी अ्रधिकारों के प्रइन को 
उपस्थित किया । १६४६ से आप “भारतीय महिला परिषद की अध्यक्षा तथा “मद्रास 
राज्य-कल्याण सलाहकार समिति' की सभानेत्री हैं। उत्तर-प्रदेश में महिला जाजभति 
का कार्य श्रीमती रामेश्वरी नेहुहू (ज० १८०६) द्वारा सम्पन्व किया ग्रया है । 
आ्रापका सीवेंजनिक जीवन १६०६९ से आरम्भ होता है, जब आपने पहिले पहल 
इलाहाबाद मे “महिला समिति' की स्थापना की और 'सत्री दर्पण! की सम्पादिका के रूप 
में >्त नारी की समस्याझ्रो को जन-वाणी का रूप दिया। १६३१ से १६३७ के 
मध्य आपने विदेशों मे” भ्रमण करके वहाँ की जनता के बीच भारतीय आर्थिक 
सामाजिक एवं नैतिक स्थिति विषयक व्याख्यान दिए। वे दिल्‍ली महिला सध! की 
सस्थापक सदस्या थी तथा कई वर्षों तक इस सघ की अध्यक्षा रहीं। महिला सेवा 
के साथ-साथ 'बाल-सहायक सस्था' की. स्थापना तथा गाँधी जी के साथ हरिजन सेवा 
क्षेत्र मे भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अखिल भारतीय महिला परिषद 
की सक्रिय सदस्या के रूप मे श्रीमती रेणुका रे का नाम उल्लेखनीय है । ये महिलाओो 
कौ वैधानिक अधिकार दिलाने की प्रबल समर्थिका हैं। १६५३ में आपको अखिल 
भारतीय महिला परिषद के वाषिक अधिवेशन की सभानेत्री बनने का गौरव प्राप्त 
हुआ है | गाँधी जी के साथ-साथ और उनकी प्रेरणा से सुधार-कार्य की ओर आाइृष्ट 


(१२४ ) 


झ्ौर प्रग्नसर होने वाली महिलाञों मे राजकुमारी श्रमुत कौर (ज० १८८६) का 
विशिष्ठ स्थान है । अखिल भारतीय महिला परिषद तथा लिडी इरविन कॉलेज की 
सस्थापिका सदस्याओ्ं के रूप में श्रापका विशेष योगदान रहा है । श्रापफको उपचारिका 
का कार्य सदैव भाया है। वे सर्वधानिक रूप से नारी को विस्तृत अधिकार क्षेत्र 
प्रदान करने कौ बात का विशेष समर्थथ करती थी। श्रीमती घनवन्ती रामाराव 
(ज० १८९३) एक अन्य दक्षिण भारतीय महिला हैं, जिन्होंने 'क्वीन्स मेरी कॉलेज 
से अपना जीवन झ्ारम्भ करके कुछ समय उपरान्त 'महिलाओो की भारतीय परिषद 
में प्रवेश कर सार्वजनिक जीवन आरम्भ किया। वारी मताधिकार के सघष में 
श्रीमती रामाराव का योगदान महत्वपूर्ण है। १९२७-२८ मे आपको अखिल 
भारतीय महिला परिषद की सक्रिय कार्य-कर्त्नी रही | १९४६-१६४७ मे प्राप उक्त 
परिषद की अध्यक्षा बनी, तथा उसके उपरान्त महिला समाज के विभिन्‍न हित कार्य 
करने के लक्ष्य को लेकर आपने जापान और श्रमेरिका का भ्रमण किया, तथा वहाँ 
के महिला-समाज, उनके झ्रधिकार एवं क्षेत्रो, तथा अधिकार प्राप्ति में सहायक सम्भव 
स्रोतों का भ्रध्ययत किया । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद श्राप कुटुम्ब सुधार कार्य में 
व्यस्त है | गुजरात-क्षेत्र की महिला सुधारकाओं में श्रीमती हसा मेहता (ज० १५६७ ) 
का नाम बहुत-सी महिला-संस्थाओ के साथ सम्बद्ध है। कई वर्षों तक भगिनी समाज 
बम्बई, की सभानेत्री. तथा 'भगिनी समाज पत्रिका की सम्पादिका के रूप मे आपका 
योगदान विशेष सराहनीय रहा है। भाप प्रौढ महिलाओं में शिक्षा-प्रचार करने तथा 
निर्धेन महिलाझो को श्रौद्योगिक शिक्षा देने के पक्ष मे है। २० वर्ष तक 'ग्रुजराती 
स्‍त्री सहकारी मण्डल' की सभानेत्री के रूप मे आपने गुजरात प्रदेश! में महिला सेवा 
कार्य को झागे बढाकर १९४५-४६ के अखिल भारतीय महिला परिषद' के वार्षिक 
झधिवेशन मे आपको सभानेत्री होने का गौरब प्राप्त हुआ । का आग तक श्राप 
बडोदा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति पद पर सुशोभित रही हैं |४ केन्द्रीय समाज 
कल्याण केन्द्र की सक्रिय सदस्या श्रीमती हनना सेन ने भी नारी-शिक्षा के क्षेत्र में 
विशेष रुचि ली है। आप लेडी दरविन कॉलेज की पहली शिक्षा सचालिका रही, 
तथा श्रब उक्त कॉलेज सघ की उपसभापति है। भारत विभाजन के पदचात्‌ आपने 
शरणाथियों के पुनर्वास संबधी प्रश्न को हल करने में भी विशेष योग दिया है । 
श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित (ज० १६००) ने १९३२ से भ्रपना राजनैतिक जीवन 
आरम्भ किया। समाज-सुधार कार्यों में आपकी विशेष रुचि रही है । अखिल 
भारतीय महिला परिषद तथा अभअतर्राष्ट्रीय सहिला परिषद से झ्रापका निकट का 


सम्पर्क रहा है। श्रीमती पंडित नारी अधिकारों के लिए सदैव ही सघर्षरत रही हैं । 
१६०३ में मध्य वर्गीय परिवार में उत्वन्‍्त श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम 
भी सुधार क्षेत्र में झग्रगण है। झपने इंग्लैड भ्ावासकाल में उन्होने भारत में समाज 
कल्याण की झावश्यकता का झनुभव विया। “अखिल भारतीय महिला परिषद की 


( १२५ ) 


सगठन मंत्राणी के रूप मे आपने यश अजित किया। आप पहली महिला हैं जो 
प्रान्तोय व्यवस्थापिका सभा के चुनावी मे खड़ी हुईं । सेवा दलाँ के महिला विभाग 
की अध्यक्षा के रूप मे भी आपको यथेष्ठ सफलता ग्राप्त हुई। इस दल के तत्वा- 
बधान में महिलाओझो तथा बालिकाओं के लिए प्रशिक्षिण शिविर आयोजित करने का 
श्रेय भी आपको ही है| मुस्लिम महिला समाज मे सुधार कार के विस्तार का श्रेय 
श्रीमती फातिमा इस्माइल (ज० १९०३) को है। आपने १६३४ में अजुमत-ए- 
इशलाने निस्वान' नामक शिक्षा सस्था में बालिकाओं को शिक्षित करना आरम्भ 
करके सार्वजनिक जीवन में पदार्पण किया । १६३६ मे आपको शिमला की “अखिल 
भारतीय महिला परिषद की मत्राणी बनाया गया। नारी समाज के लिए किए गये 
शिक्षा-प्रचार क्षेत्र मे आपका योगदान सराहनीय है। इसी प्रसग में श्रीमती लीला- 
वती मुशी का नाम भी उल्लेखनीय है, आप अखिल भारतीय महिला परिषद, 
“बम्बई प्रादेशिक महिला परिषद, “महिलाओ की राष्ट्रीय परिषद 'समाज सुधार 
समिति' तथा बम्बई महिला सस्था' आदि कितनी ही महिला सस्थाओ से सम्बन्धित 
हैं। उक्त सस्‍थाओं को समय-समय पर आपके मत, सहयोग तथा निदेश प्राप्त होते 
रहते हैं । आप सदैव ही नारी-कल्याण सम्बन्धी किसी भी आयोजन की प्रतिष्ठा 
करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। समाज सुधा रिकाओं की इस परम्परा मे श्रीमती 
जरीना करीम भाई (ज० १६०६९) का नाम मुस्लिम महिला-समाज मे शिक्षा-प्रचार 
कार्य के साथ सलग्न है। साथ ही “बम्बई प्रादेशिक महिला परिषद की सक्रिय कार्य 
कर्त्री के रूप मे आपने श्रमिक महिलाओ को मातृ-सेवा का लाभ अदान किया है । 
मिल तथा श्रन्य औद्योगिक कार्यों में व्यस्त महिलाओो के बच्चों को पारम्मिक 
पाठ्यालाओं मे भेजने की व्यवस्था की तथा निम्न मध्य श्रेणी की महिलाओं की 
झ्राथिक दशा सुधारने की दिद्या मे उनके लिए श्ौौद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था 
करने मे आपका योगदान विशेष सहायक रहा है। झाप बाप ना गर' तथा केन्द्रीय 
समाज कल्याण समिति” की सक्रिय सदस्या हैं तथा सरकार द्वारा ससाज़ कल्याग- 
कार्यों के लिए पद्म श्री! की उपाधि देकर आपकी सेवाझो को स्वीकृति प्रदान की 
गई है। 


खण्ड --४ 


सुधार संस्थाश्रों 


उन्‍्नीसवी शताब्दी की भाँति इस काल में भी बहुत-सी सस्थाश्रो की स्थापना हुई । 
प्रत्येक प्रदेश मे साव॑जनिक जागृति के परिणाम स्वरूप नारी संस्थाश्रो की एक बाढ-सी 
था गई | इन विभिन्‍न सस्थाग्रो के बल, नारी वर्ग में एक प्रकार के आत्म-विष्वास 
का प्रस्फुटन हुआ और वह स्वय भी भ्रधिकार प्राप्त करन की [दशा म प्रयत्नाग्मुख 
हुई इस काल के सुधारको द्वारा नारी के सरक्षण और उसको सम्मानपूर्ण ध्ति 
प्रदान करने के क्षेत्र मे जो कार्य सम्पादित किए गये, उनको इन सुधार सप्थाश्रों 
द्वारा ही प्रौढ़ता प्राप्त हुई। सुधार-सस्थाप्रो के इस विकास काल में बहुत-सी 
सस्थाओं की स्थापना महिलाओ द्वारा भी की गई, तथा इनवे माध्यम से उन्होन अपने 
झाथिक , राजनैतिक एवं सामाजिक भ्धिकारों को वेधातिक रूप से स्वीकृत दिलाने 
की चेष्ठा की । इस युग मे राष्ट्रीय जागरण और स्वाधीनता प्ान्दोलन ने भी “युग 
प्राचीन मानसिक तथा शारीरिक सघर्षों की रगड से चिर संतप्त' नारी हृदय मे नव- 
चेतना की चिनगारी प्रज्वलित कर दी। फलस्वरूप वह झपना वयक्तिक-वंशिष्ठ्य 
प्राप्त करने की दिशा में प्ग्रसर हुई । २०वी णती में स्थापित स थाओ्रों में से कुछ ने 
राष्ट्रीय स्तर पर महिला-जाभृत्ति की भावना को विकसित किया तथा कुछ सस्थाएँ 
प्रादेशिक सीमाओ्रों तक ही सीमित रही । राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने बाली सुधार 
संस्थाओ्रों मे अखिल भारतीय महिला परिषद' विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 


झखिल भारतीय महिला परिषद (संस्थापित १६२७) 


तारीनवर्ग में दिक्षा प्रचार करने के उद्देश्य से उक्त परिषद की स्थापना 
श्रीमती मारगेरेट कज़िन्स की प्रेरणा और प्रयत्नो का परिणाम थी। महिला परिषद 
के १६२७ में हुए प्रथम ग्रधिवेशन में इसी लिए प्रायः सभी पारित प्रस्ताव नारी- 
शिक्षा से ही सम्बन्धित थे। झपने प्रारम्भिक शिक्षा प्रचार कार्य की अपूर्वे सफलता 
से अनुप्राणित इस संस्था ने सावंजनिक कार्यों में रुचि लेना तथा अपने कार्ये-क्षेत्र का 
विस्तार करना झारम्भ कर दिया । 'किसी राजनैतिक संस्था से सम्बन्धित न होते 


( १२७ ) 


हुए भी इसने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन मे सहयोग प्रदान किया” तथा अपने 
१३वें अधिवेशन मे इस बात की घोषणा की कि उक्त सस्था समस्त भारतीय जनो, 
विशेषतया महिलाशो एवं बालकों के हितो की रक्षा करने के उद्देश्य से उनकी 
समस्याओं पर चर्चा करने तथा उनकी सहायता करने के लिए स्व॒तन्त्र है। सक्षेप 
मे, महिला कल्याण के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करना, उनमे आदर्श नागरिक भावना 
का समावेश करना, शुद्ध शिक्षा-पद्धति का विकास तथा समाज सुधारों का योजना- 
निर्माण, महिलाओ के लिए समान अवसरो एवं अधिकारों की प्राप्ति का प्रयत्न, 
राष्ट्रीय एकता के लिए भरपूर चेष्टा तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे उच्चत्तर नैतिक 
भावना का सभावेश तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विश्व शान्ति के लिए सतत 
प्रयत्न, इस संस्था के उद्देश्य एवं लक्ष्य रहे । 


इस परिषद द्वारा नारी समाज को शिक्षा-प्रचार के नए क्षितिज्ञ प्रदान किए 
गए । निराश्चित महिलाओ को आत्म-निर्मर बनाने के उद्देश्य से भ्रौद्योगिक प्रशिक्षण 
को प्रोत्साहित किया गया । सह-शिक्षा का समर्थन इसी संस्था के माध्यम से हुआ । 
झ्धिकाधिक महिलाओ को शिक्षा क्षेत्र मे प्रविष्ट होने के लिए प्रेरणा प्रदान की गई । 
कुटुम्ब सुधार योजनाएँ कार्यान्वित हुईं। सहकारी समितियों की प्रतिष्ठा, नारी को 
भ्रनेतिक जीवन से मुक्ति दिलाने का प्रयत्न, मातृ भवनों की स्थापना तथा महिला 
सधो का सचालन इस परिषद के व्यावहारिक कार्य-क्रमो मे विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है । महिला-क्षेत्र मे इस परिषद का योगदान 'द लेडी इरविन कॉलेज” की स्थापना 
के रूप में भी महत्वपूर्ण है । 


शैक्षणिक जागृति के साथन्‍साथ बाल-विवाह आ्रादि परम्परागत सामाजिक 
कुप्रथाओं के विरुद्ध भी परिषद का अभियान सराहनीय है । इसके द्वारा तारी को 
सम्बन्ध-विच्छेद का अधिकार देने का समर्थंत किया गया, तथा वैधानिक रीति से 
उसके व्यक्तित्व को उन्‍नतिशील बनाने की चेष्ठा की गई। नारी-स्वातन्त्य-क्षेत्र मे 
अग्रणी इस परिषद द्वारा नारी के आथिक अधिकारों की व्याख्या भी की गई। 
भिन्‍नन्‍भिनन क्षेत्रों मे कार्य करने वाली महिलाओ की सुविधाओं के लिए प्रयत्न 
किये यये । महिलाओो के अनैतिक व्यापार का विरोध और राजनीतिक अधिकारों 
की माँग इस परिषद द्वारा ही आरम्भ की गई। इस परिषद का विशेष योगदान 
संतति निरोध' के समर्थन को लेकर है। यह इस काल की पहली सामाजिक परिषद 
है, जिसने देश की बढ़ती हुई जन संख्या से चिन्तित होकर “कुटुम्ब सुधार तथा 


१--नी रा देसाई . वीमत इन माइडने इल्डिया, पृष्ड १४६ | 

२--अखिल भारतीय साहित्य परिषद” के १३वें वाधिक अधिवेशन की रिपोर्ट, 
पष्ठ ६४ | 

३--लीरा देसाई * वीमन इन माडने इन्डिया, पृष्ठ १५० । 


( १९१८ )' 


'संतति निग्रह' का समर्थन एवं प्रचार किया। ग्रामीण-क्षेत्रों मे भ्रात्मोन्‍्नति एवं 
आ्रात्म-विकास का श्रवसर प्रदान करने की दिशा में परिषद का योगदान अभ्रविस्मरणीय 
है। इस समय समस्त भारतवर्ष मे परिषद की लगभग ३० प्रमुख तथा २०० साधारण 
शाखाएँ' भिन्‍न-भन्‍्न प्रदेशों मे सुधार-क्षेत्र मे कार्यरत है जिससे महिला समाज की 
सर्वतोन्मुखी विक्नास-शक्ति को बल मिलता रहता है। 
महिलाओं की भारतीय परिषद (संस्थापित १६१७) 

भारतीय परिषद की स्थापना एनी बेसेंट की प्रेरणा से १९१७ मे हुई थी। 
इस परिषद का महत्व नारी के अधिकार एवं कत्तेव्यों की व्याख्या तथा समस्याओं 
के समाधान के लिए समुचित भाव-भूमि प्रदान करने को लेकर है। तत्कालीन 
सामाजिक कुरीतियो का प्रन्त करने, महिलाओ को नगर पालिकाओ एवं व्यवस्था- 
पिका सभाझ्रों मे मताधिकार दिलाने, विधान सभाओो, स्वायत शासन संस्थाप्रो में 
महिला-प्रतिनिधि भेजने तथा राज्य-परिषद में मताधिकार दिलाने की दिशा मे प्रयत्न 
करने सम्बन्धी इस परिषद के कार्य सराहनीय है। भारतीय परिषद पहली नारी 
सस्था थी जिसने महिलाशों को उनके उत्तरदायित्वों से विज्ञ कराया। प्ननिवार्य 
प्राथमिक दिक्षा तथा धामिक शिक्षा को प्रत्येक बालिका के लिए इसी परिषद द्वारा 
आवश्यक समभा गया । इस परिषद द्वारा महिलाओं मे यह विश्वास पैदा करने की 
चेष्ठा' की गई कि भारत का भविष्य उनके सहयोग पर ही निर्भर है। पत्नी और 
माता के रूप में देश के भावी शासकों के चरित्र-निर्माण का भार केवल उन्ही पर 
है । इस सुधार संस्था ने महिलाओों को संगठनात्मक रूप में कार्य करने की प्रेरणा दी 
तथा इस बात पर विशेष बल दिया कि उन्हे स्वयं भी पुरुष के समान अधिकार, 
ग्रवसर एवं सुविधाएँ प्राप्त करने की दिश्वा में निष्ठापूर्वक प्रयत्न करने चाहिए । 
खिल भारतीय शिक्षा कोष संस्था (संस्थापित १६२६) 

महिला-वर्ग मे उन्नत दौक्षणिक स्तर निर्माण करने के उद्देश्य से अखिल 
भारतीय शिक्षा कोष संस्था” की स्थापना १९२६ मे की गई । इस सस्था द्वारा राष्ट्रीय 
स्तर पर महिलाओं एवं बालिकाओ्रों को शिक्षित करने की व्यवस्था है। भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रदेशों में महिला-ल्षेत्र में शिक्षा प्रचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह श्राथिक 
व्यवस्था करती है तथा महिला शिक्षिकाशो को प्रशिक्षित करके उन्हें राष्ट्रीय-सेवा 
के लिए, प्रस्तुत करने का भार भी इसी के ऊपर है। महिलाझों को भौद्योगिक क्षेत्र में 
बा कर उन्हे झ्ात्म-निर्भर बनाने मे भी इस संस्था का योगदान उल्लेखनीय 

! 

स्नातिका संघ (संस्थापित १६४६) 

'स्तातिका संघ विश्वविद्यालयीन स्तर पर शिक्षा प्राप्त महिलाशों को 

१--सोशल वेल फेयर भ्राफ इन्डिया : पृष्ठ ६५५। 
(भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित) 

२--चाँद : मासिक : १६३४, नवम्बर अंक, पृष्ठ ६ । 


( १२६ ) 


दैक्षणिक, सास्कृतिक एवं सामाजिक चेतना के विकसित करने एवं उदार आदरशों की 
श्रोर उन्मुख होने के लिए उच्चत्तर भाव-भूमि प्रदान करता है। ससार की समस्त 
महिलाग्रों को एक्य की महान्‌ भावना मे आबद्ध कर, उनके स्वेतोन्मुखी विकास की 
उपलब्धि इस सघ का महान्‌ लक्ष्य है। व्यावहारिक क्षेत्र में बालिकाओ्ो तथा वृद्धाप्रो 
के लिए देश के भिन्‍न-भिन्‍न क्षेत्रों में इसके द्वारा रात्रि द्ालाएँ आयोजित की जाती 
हैं । इस सघ की सदस्यता केवल विश्वविद्यालयों की स्नातिकाओ्रो तक ही सीमित है । 
कस्त्रबा गाँधी मेमोरियल दुस्ट (संस्थापित १६४५) 

कस्त्रबा गाँधी जी की मृत्यु के उपरान्त उनके स्मृति-चिह्न स्वरूप उनके नाम 
पर एक कोष का निर्माण हुआ, जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों मे, विशेषतया ग्रामीण- 
महिलाओो की स्थिति सुधारने में किया गया । इस ट्रस्ट द्वारा सम्पादित विशेष कार्यों 
मे महिलाओ मे शिक्षा-प्रचार तथा चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है। उक्त ट्स्ट द्वारा बच्चों तथा महिलाञो की श्राथिक सहायता के लिए भिनन्‍न- 
भिन्‍न अवसरो पर मनोरजक कार्ये-क्रम आयोजित किए जाते है। समाज सुधार के 
हेतु सस्थाओं का सगठन तथा महिलाप्रो को ग्रामीण क्षेत्रों मे कार्य करने के लिए 
प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण इस ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य है । 
समाज कल्यारण संस्था (संस्थापित १६९५३) 

आझाधुनिक युग की समाज सुधार सस्थाओ में भारत सरकार द्वारा स्थापित 
समाज कल्याण संस्था का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस ससस्‍्था का उद्देश्य 
अ्रत्य प्रकार के समाज सुधारको के अतिरिक्त सार्वजनिक महिला क्षेत्र में जागृति 
उत्पन्न करना भी है। कुदम्ब-सुधार तथा विभिन्‍न दिशाओं मे महिला प्रशिक्षण इसके 
विशिष्ट पुरोगम हैं। ग्रामीण महिला वर्ग को उन्‍नतिशील करने के लिए सभी राज्यों 
मे समाज सेविकाओं की नियुक्ति की गई है । ग्रामीण-क्षेत्रों मे सुधार-विकास केन्द्रों 
की स्थापना इस दिशा मे पहली महत्वपूर्ण चेष्टा है। बालवाड़ी में प्राम्य बालक- 
बालिकाओं को शिक्षित करने की व्यवस्था है। महिलाञो के लिए भिन्‍त-भिन्‍न उद्योग- 
केन्द्रों की स्थापना हुई है, जिससे ग्राम्य-जीवन की आर्थिक स्थिति में सुधार किया 
जा सके । इस योजना के अन्तर्गत १६५७ तक १३०० ग्राम सेविकाएँ तथा ३६९ 
दाइयाँ प्रशिक्षित हो चुकी थी तथा १०४४५ ग्राम सेविकाएँ तथा २५४ दाइयाँ प्रशिक्षण 
प्राप्त कर रही थी । 

नगरो में महिला-कल्याण के उद्देश्य से नगर-कुटुम्ब-सुधार केन्द्रों की स्थापना 
की गई है । लघु उद्योग-घंधों का विकास किया गया है। जिससे महिला भझात्म-निर्भेर 
होकर प्रतिष्ठा का जीवन बिता सकें। दिल्ली, हैदराबाद, विजयवाड़ा तथा पूुना में इस 
भावना को अधिक बल प्राप्त हुआ है। निराश्चित महिलाओो के लिए अनाथालय 
निर्माण करने की व्यवस्था भी इस संस्था के पुरोगमों में है। इसके अनुसार प्रत्येक 


हि का अल अनार ॥७ाणणणणणणणणणणणाणा था 


( १३० ) 


राज्य में ६ ग्राश्रमों की स्थापता की जाएगी । इन आश्रमो में झ्राश्रय प्राप्त महिलाओं 
को प्रशिक्षित करके उन्हें ग्राम-सेविका के रूप मे ग्राम-सुधार कार्यों मे लगाने की 
योजना भी इस सस्या द्वारा कार्यान्बिव होने की सम्भावना है। उपर्युक्त सस्था पहली 
राष्ट्रीय सस्था है जो स्वय सरकार द्वारा आरम्भ की गई है, तथा जिसने राष्ट्रीय 
स्तर पर सभी वर्ग की महिलाओ के व्यक्तित्व-विकास के लिए निर्मित योजना को 
कार्यान्वित करने का भार अपने ऊपर ले लिया है । 

प्रादेशिक तथा स्थानीय संस्थाएं 


राष्ट्रीय चेतता के इस नवीन युग में समाज कल्याण सम्बन्धी राष्ट्रीय 
सस्थाओ के साथ-साथ प्रादेशिक स्तर पर भी सस्थाओ्रो की स्थापना होकर 
महिला समाज सुधार भावना को बल ओर प्रोत्साह॒व मिला है। समाज- 
सुधार की परम्परा पहिले-पहल, जैसा कि हम देख चुके है, बगाल से 
आरम्भ होकर समस्त भारतवर्ष में व्याप्त हुई । २०वी शताब्दी मे भी राम मोहन 
राय, विवेकानन्द, दयानन्द तथा केशव सेन आदि महान्‌ सुधारकों की सुधार भावना 
की प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से बगाल मे कुछ प्रादेशिक सस्थाओ की स्थापना हुई। 
बहा समाज महिला ग्रह,” कलकत्ता (स० १६०६), नतारी-शिक्षा समिति, 
कलकत्ता (स० १६१६), सरोज नलिनी दत्त मेमोरियल इन्स्टीट्यूट” कलकत्ता 
(स० १६२५) तथा दया भगिनी सस्था, कलकत्ता, (स० १६२९६) आदि 
स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व की सस्थाएँ हैं । इन सस्थात्रो द्वारा महिला-समाज मे शिक्षा 
के विकास, ग्रृह-उद्योग सम्बन्धी विकास का्ये, औद्योगिक प्रशिक्षण तथा हस्त-कला 
झादि को शिक्षा दी जाती है। 'नारी-शिक्षा समिति' द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा 
का प्रचार किया जाकर ग्रामीण बालिकाओं को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में 
प्रयत्न किया जाता है, साथ ही इस सस्या के द्वारा प्रौढ शालाएँ, मातृ सेवा प्रशिक्षण 
शालाएँ, विधवाश्रम तथा शिल्प भवन का भी सचालत कायें सम्पन्न हुआ है । 
सेमोरियल इन्स्टीट्यूट' द्वारा महिला-वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक पक्ष 
के विकास एवं उन्नति का प्रयत्न उल्लेखनीय है। शिक्षा प्रशिक्षण शाला, विधवाश्रम 
तथा ओ्रौद्योगिक शिक्षा केद्ध के संचालन के साथ-साथ महिला सम्बन्धी एक मासिक 
पत्रिका का प्रकाशन इस सस्था की अपनी विशेषता है। इसी प्रसंग में संत 
बतौलोमिया तथा सत विनसेंजा जेरोसा द्वारा मातृ-सेवा तथा महिला क्षेत्र में दूसरे 


१--सोशल वेल फेयर इन इन्डिया: भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा 
प्रकाशित, पृष्ठ ७६। 

डा १3 । पष्ठ छद्‌ण 

रेज+ » +) पृष्ठ ७६६ । 

४० १) १3 पृष्ठ 9७३ ॥ 


( १३१) 


उपकारी कार्यों को सम्पादित करने के उद्देश्य से स्थापित दया भगिनी संस्था अपने 
सुदीर्घ एवं स्वस्थ प्रयत्नो के लिए प्रशसनीय है । 
इस प्रदेश मे स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद महिला सुधार कार्यो मे सलस्न श्रीमती 
कमला राय द्वारा स्थापित 'बेनी मन्दिर महिला शिक्षा सस्था, (स० १९४८), 
श्रीमती सुजाता देवी द्वारा स्थापित बगीय पाल्लि संगठन सस्था” (स॒० १६४८) 
एवं बगाल महिला स्घा तथा बाल-कल्याणी ग्रृह'ँ,' (स० १६९५०) आदि सस्थाएँ 
विशिष्ठ हैं । इनके द्वारा निराश्चित बालक-बालिकाश्रो का सरक्षण तथा पोषण होता 
है और उनको आत्म-निर्भर बनाने के उद्देश्य से औद्योगिक दिशा मे प्रशिक्षित करने 
की व्यवस्था की जाती है। बंगीय पाल्लि संगठन सस्था का योगदान दिश बच्धु 
बालिका भवन' के संचालन कार्य को लेकर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
बगाल की ही भाँति उत्तर-प्रदेश मे सुधार-सस्थाओ्रों के माध्यम से सुधार कार्य को 
विकसित करने का श्रेय विशेष रूप से देहरादून, वाराणसी औंर लखनऊ की सुधार 
संस्थाओं को है । देहरादून मे “श्रीमती श्रद्धानन्द अनाथ वनिताश्रम” (स० १६२४) 
तथा अखिल भारतीय महिलाश्रम” (स० १६४५) महिला सुधार क्षेत्र में अग्रगणी 
हैं। इन प्राश्रमो द्वारा भ्रनाथ महिलाओं के लिए आश्रम शिक्षा तथा श्रौद्योगिक 
प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाती है। “श्रद्धानन्द अनाथ आश्रम देहरादून के 
शझायें समाज से सलग्न संस्था है। बनारस मे महिला-सुधार के क्षेत्र मे बहुत-सी 
संस्थाओं के नाम लिए जा सकते हैं। श्री काशी भ्रनाथाश्रम” (स० १६१८), “भाये 
झ्रनाथाश्रम” (स० १६२१), मातृ मठ” (स० १६२१) भझार्ये समाज अझ्रनाथालय 
(स० १६९२२), नलिनी नारी शिक्षा समिति” (स० १६२७), रानी राम 
कुमारी वनिताश्रमा” (स० १६२७), काशी झ्ताथालय” (स० १६२८), मुस्लिम 


१--सोशल' वेल फेयर इन इन्डिया : भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा 
प्रकाशित $ पृष्ठ ७७० । 


२--वही, स्‍ पृष्ठ ७७४ । 

शें+त 95 9) पृष्ठ ७७२११ 
बंध $: १7 पृष्ठ ७५७ 

ब्रा 32 है पृष्ठ ७२८५८ ॥ 

६ $४ 77 पृष्ठ 9६२ ॥ 

--+ ३3 27 पृष्ठ ७६० । 

घर सिंह वाराणसी में समाज कल्याण 

€--बही, 

१०--सोहल वेल फेयर इन इन्डिया पृष्ठ ७६१। 

4 रो १3  । पृष्ठ ७५६९ ॥ 


१२--मुसाफिर सिंह : 'वाराणसी में समाज कल्याण 


( १३२ ) 


यतीमखाना” (स० १६३३), महिला मण्डल” (स० १६३४), “काशी श्रादुइं॥ 


अनाथालय”  (स० १६५१), आर्यावर्त श्रनाथ सेवाश्रम ” (स० १६९५१, दीन 
महिला उद्योग केन्द्र” (स० १६५१) तथा नारी दीक्षा विद्यालय” (स० १६५४) 
आदि सुधार सस्थाओ्रो ने निराश्चित महिलाओ की सहायता, उनके संरक्षण तथा उनके 
हष्टिकोण को विकसित भाव-भूमि प्रदान करने में जो योग दिया है उसके लिए 
महिला समाज विशेष उपकृत है। लखनऊ मे इसी आशय की सस्था “मुस्लिम सेवा 
गृह” (स० १६५१) है जो आपति-ग्रस्त मुस्लिम महिलाशो के हितो की रक्षा करने 
तथा उनको आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में प्रयत्नशील है । 

इसी परम्परा मे राजस्थान मे हुए सुधार-कार्यों की योजना इस प्रदेश के 
सुधार-इतिहास मे महत्वपूर्ण है। इस प्रदेश मे अशिक्षा एवं सामाजिक एव राष्ट्रीय 
जागृति के अ्रभाव के परिणामस्वरूप समाज सुधार-कार्यों की ओर जनता का ध्यान 
बहुत बाद मे आ्राक्ृष्ट हुआ । १९वीं शताब्दी मे यहाँ सुधारकों का भी अभाव रहा । 
इस अभाव की आशिक पूर्ति २०वी शती में पडित हीरालाल द्वारा १९३५ में जयपुर 
से ४५ मील दूर, “वनस्थली विद्यापीठः को जन्म देकर हुई। इससे पूर्व इनके द्वारा 
वनस्थली ग्राम भे, जीवन कुटीर' नामक सस्था का सचालन होता था। विद्यापीठ का 
का ध्येय भारतीय सस्क्ृति और राष्ट्रीयता के पाधार पर कुशल ग्रृहिणी तथा सफल 
नागरिक तैयार करना है । इसमे सभी राज्यो की बालिकाएँ प्रवेश पा सकती है । 
पंचमुखी शिक्षा क्म--शारीरिक व्यावहारिक. .,गृह कार्य सम्बन्धी तथा औद्योगिक 
शिक्षा......ललित कला विषयक, नेतिक तथा बौद्धिक--इस विद्यापीठ की अपनी 
विशेषता है। ग्रामीण प्रौढाओं के लिए रात्रिशाला की व्यवस्था भी इसके काय-क्रमों 
में प्रमुख हैं। इन शालाओो मे विद्यापीठ की छात्राएँ शिक्षण कार्य करती हैं । बैक्षणिक- 
विकास के साथ ही अन्य समाज सेवा के विभिन्‍न कार्ये-क्रमों का श्रायोजन भी 
विद्यापीठ द्वारा किया जाता है। विद्यापीठ का वास्तविक उद्देदय अपने शिक्षण कार्य 
के द्वारा पूर्व की आध्यात्मिक विरासत और परिचिम की वैज्ञानिक उपलब्धियों के 
समन्वय के लिए प्रयत्न करना है" । इसी प्रसंग मे १५ अगस्त १६४७ को श्री सिद्ध 
राज जी ढढ्ढा की प्रेरणा से जोधपुर क्षेत्र में रानी नामक स्थान पर “मरुधर महिला 


१--सोशल वेल फेयर इन इन्डिया : यृष्ठ ७६२ । 
२--मुसाफिर सिंह : वाराणसी मे समाज कल्याण | 
रे--सोझल बेल फेयर इन इन्डिया पृष्ठ ७६१ ॥ 
आन 73 १3 पृष्ठ ७६२ । 

४० पृष्ठ ७६२ । 
“मुसाफिर सिंह वाराणसी में समाज कल्याण । 
७--सोशल वेल फेथर इन इन्डिया, पृष्ठ ७५८-७५६ । 
८--वनस्थली विद्यापीठ विवरण पत्निका, पृष्ठ १॥ 

६--वनस्थली विद्यापीठ : एक भाँकी, पृष्ठ १॥ 


जी 


( १३३ ) 


शिक्षण संघ! की स्थापना महिलों समाज की ग्राष्यात्मिक, बौद्धिक, क्षैक्षणिक, 
सॉँस्कृतिक एवं शारीरिक उन्नति के लिए जीवनोपयोगी आदश शिक्षा का प्रबन्ध 
करने , के उद्देश्य को लेकर हुई है । साथ ही महिलाओं में सहयोग, आत्म-निर्भ रता एव 
स्वावलम्बन की भावना का उद्रेक, समाज सुधार के लिए उनकी स्थिति तथा महिला 
एवं बाल-कल्याणी केन्द्रों की स्थापना इस सघ का लक्ष्य है। सघ द्वारा संचालित 
मरुधर बालिका बिद्वापीठ से छात्राओं को आध्यात्मिकता, त्याग तथा सुचरित्र जीवन- 
यापत करने की प्रेरणा, सादगी प्रधान सस्क्ृति के आधार पर उनके चरित्र निर्माण 
की योजना तथा उन्हे सबला, सुमृहिणी, सुशिक्षिता तथा कलाकार बनाते का लक्ष्य' 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 


इस दिशा मे बिहार मे डा० गणेश दत्त सिंह द्वारा स्थापित “श्री हिन्दू अनाथ 
झौर विधवा पाठशाला, पटना (स० १६२७), भारतीय विधवाश्र्म, पटना 
(स० १६४३) तथा श्रीमती प्रभावती नारायण द्वारा सस्थापित, महिला चरखा 
समिति' का योगदान महत्त्वपूर्ण है। 'विधवा पाठ्झाला' मे विधवा महिलाशों को 
आत्म-निर्भ रतापूर्ण एवं सम्मानित जीवन व्यतीत करने का अ्रवसर देने के उद्देश्य से 
औद्योगिक क्षेत्र मे प्रशिक्षित किया जाता है। नारी कल्याण और पुनविवाह को प्रोत्साहन 
देने के क्षेत्र में दूसरी उल्लेखनीय सस्था भारतीय विधवाश्रभ' है। इसमें औद्योगिक 
प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था है। महिला चरखा समिति" द्वारा महिला समाज में 
साँस्कृतिक एव सामाजिक जागृति, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं सार्वजनिक हित्तकायों में 
योगदान प्रमुख हैं। निराधश्चित महिलाओं को झाश्रय तथा उनके खान-पान की व्यवस्था 
नी समिति द्वारा की जाती है । 


बिहार की भाँति उड़ीसा में श्री उत्तल मणि गोपवन्चु दास तथा राय बहादुर 
साखीचन्द के सम्मिलित प्रयत्नों से स्थापित अनाथाश्नम* पुरी (० १६२०), 
प्रातीय सरकार द्वारा संचालित 'मधुसूदन मातृ तथा शिशु सदन” (स० १६२३ ) तथा 
श्रीमती वसंत कुमारी द्वारा सस्थापित, “बसंत कुमारी विधवाश्चम” (स० १६३० ) 
महिला सुधार क्षेत्र में कार्य रत हैं। महिलाझोों को झात्म-निर्भर तथा उच्नत 


१--मरुधर महिला शिक्षण संघ, का संविधान, पृष्ठ १ । 
२--मरुघर बालिका विद्यापीठ का संक्षिप्त परिचय : पृष्ठ ३०४ । 
३--सोझल वेल फेयर इन इन्डिया, पृष्ठ ६८७ । 


डहं-- ले पृष्ठ ६घ५८ 
४ +» हे! पृष्ठ ध्पम 
रन + । पृष्ठ ७४४ ॥ 
७--- पृष्ठ ७२३ । 


८--सोशल बेल फेयर इन इन्डिया, पृष्ठ ४४ ॥ 


5 


( १३४ ) 


सामाजिक जीवन की स्थिति प्रदान करना इन संस्थाओं का लक्ष्य है। वसंत कुमारी 
विधवाश्नम' में चिकित्सिक सहायता प्रदान करने की भी व्यवस्था है। यह आश्रम 
कलकत्ता की सरोज नलिनी दत्त मेमोरियल इन्स्टीदूयूट' से 'सलग्न है । 

दिल्‍ली राज्य मे इस आशय की प्रमुख सस्था 'नारी रक्षा समिति” (स० 
१६४३) है जिसके सस्थापक सदस्य श्रीमती रामेश्वरी नेहरु, राजकुमारी अ्रमृतकौर, 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी, देश बन्घु गुप्ता, लाला योधराज, सी० कृष्णनन्‌ नेयर तथा 
सुदामिनी मेहता हैं।। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य पतित महिला समाज को वेधानिक 
रीति से उच्चत्तर स्तर एवं मान्यता दिलाने की दिशा में प्रयत्व करना तथा उनके 
प्रति सवंसाधारण में सम्मानित दृष्टिकोण का निर्माण करना है । इस समिति द्वारा 
संचालित 'दरण भवन' में उद्धार की हुई महिलाशो को श्रौद्योगिक क्षेत्र में प्रशिक्षित 
किया जाता है । 

इस सुधार-प्रगति के युग मे सौराष्ट्र प्रदेश में भी सुधार-सस्थाओ की स्थापना 
हुई है। श्री आनन्दवाडा अनाथालय', जामनयर (स० १६०३), श्री कान्‍्ता स्त्री 
विकास यह (स० १६४५) तथा विकास विद्यालय” (स० १६४५) इस दिशा में 
प्रमुख सुधार सस्थाएँ हैं। 'अनाथालय' मे शिक्षा-दान के साथ-साथ निराश्रित कुमारी 
बालिकाओं के विदाह की व्यवस्था भी की जाती है। 'विकास-ग्रह द्वारा असहाय 
महिलाओं को सरक्षण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान कियां जाता है। विकास विद्यालय 
मे नारी-समाज की सामाजिक एव आथिक विषमताओो के कारण जानने तथा उनके 
समाधान भ्रस्तुत करने की दिल्ला मे प्रयत्व होता है। विकास खादी उत्तादन केन्द्र 
की व्यवस्था भी विद्यालय” की समिति द्वारा ही होती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के ८ 


चाल नाग“ मे विकाय कह न या हुई है खियमे विलय में “विकास भृह” (स० १६९४८) की हा 
पिता महिला को आश्रय तथा उनके बच्चो को शिक्षित करने का प्रबन्ध..है । 


बम्बई प्रदेश मे १६वी शती की भांति इस शताब्दी में भी प्रादेशिक स्तर 
पर बहुत-सी सुधा र-सस्थाओं का संगठन एवं विकास हुआ । इस काल कौ प्रारम्मिक 
सस्याओं में 'स्त्री जोरोस्ट्रीयन मण्डल” (स० १६९०३) तथा सर रतन टाटा 
इन्स्टीट्यूट* (स० १६२८) द्वारा पारसी महिलाओशो की आवद्यकताओो की पुति तथा 


१--सोशल वेल फेपर इन इन्डिया : पृष्ठ ७१७ ॥ 


नल १9 १2 पृष्ठ ह १७ | 
देण » 99 पृष्ठ ७४८ । 
४. +» >) पृष्ठ ७४८॥। 
भा ४ 49 पृष्ठ ७४० ॥ 
/ ॥ पृष्ठ ७६१ ॥ 


७--नीरा देसाई वीमन इन माडनें इन्डिया, पृष्ठ १५८ ॥ 


८--वही, पृष्ठ १५८ | 


( १३५ ) 


ग्रधिकारों की रक्षा के क्षेत्र में दिया गया सहयोग प्रशंसनीय है। ग्रह विज्ञान तथा 
औद्योगिक शिक्षा का विकास निर्धेन पारसी महिलाओो की आर्थिक तथा चेकित्सिक 
सहायता तथा महिलाओ के लिए विस्तृत सार्वजनिक सामाजिक स्थिति का निर्माण 
इन सस्थाओं का प्रमुख कार्य-क्रम है। दूसरी सुधार संस्थाओं मे सेवा सदन 
सोसायटी बम्बई (स० १६०८), “गुजरात हिन्दू स्त्री मण्डल” (स० १६०८), 
'पूना सेवा सोसायटी” (स० १६०८), द चिमन नाई महिला औद्योगिक सस्था 
(स० १६१४), 'भग्रिनी समाज” (स० १६१६), “बीजापुर भ्रनाथालय (स० १६१६), 
धबम्बई राज्य महिला सघ” (स० १६२०), सत केथेराइन होम” (स० १६२२), 
“हिन्दू महिला अनाथाश्रम, पूना (स० १६२७), “श्रद्धातन्द अ्रनाथ महिलाश्रम “,' 
बम्बई (स० १६२८), ज्योति संघ, अहमदाबाद (प्० १६३४), अनाथ 
महिलाश्रम',' कोल्हापुर (स० १६३७), विकास गृह, (स० १६३७) तथा 
अब्दुल्ला दाऊद बावला मुस्लिम महिला अनाथालय ” के नाम भ्रमुख है। इन 
सस्थाश्रो द्वारा उपर्यक्त प्रदेशों की भ्रन्य महिला सस्थाओ की भाँति महिला जीवन के 
भिन्‍न-भिन्‍न पहलुओं पर विचार करके उनको उनन्‍नति-शील सामाजिक स्थिति मे 
सम्मानपूर्ण स्थान देने का प्रयास किया जाता है। सुधार संस्थाओं के विकास से इस 
प्रदेश के महिला वर्ग मे स्वंतोन्मुखी जाग्रति का विस्तार हुआ है, जिसके आलोक मे 
नारी ने अपने विस्तृत श्रधिकार श्रेत्र को पहिचाना है, तथा श्रपने व्यक्तित्व को 
स्वतन्त्र भारत के विभिन्‍न स्तरीय वातावरण मे सफल बनाने का प्रयास किया है। 
उपर्युक्त प्रदेशों की भाँति श्रान्ध्र, मद्रास, मैसूर तथा त्राववकोर कोचीन आदि 
राज्यों मे भी महिला-सुधार सस्थाश्रो का जन्म हुमा है, जिनके माध्यम से इस क्षेत्रों 
मे नारी-जाग्ृति की भावना का विकास होकर उनके हितो की रक्षा करने की दिशा 


१--'सोशल वेल फेपर इन इन्डिया, . पृष्ठ ७०४। 
२--नीरा देसाई : 'वीमन इन माडने इन्डिया : पृष्ठ १६० | 
३--सोशल वेल फेयर इन इन्डिया : पृष्ठ ७०४ | 
४ 39 १8 पृष्ठ ७० २्‌। 
५--ती रा देसाई : 'वीमन इन साडने इन्डिया : पृष्ठ १श८। 
६--सोशल वेल फेयर इन इन्डिया . पृष्ठ ७०६ । 
७--नीरा देसाई : वीमन इन माडने इन्डिया : पृष्ठ १५७ । 
८--सोशल बेल फेयर इन इन्डिया £ पृष्ठ ७१२॥। 
€- 39% हर पृष्ठ ७० र्‌। 
६०-- +# कट पृष्ठ ७० । 
११--नी रा देसाई, वीमये इस माडने इन्डिया पष्ठ १६२ । 
१२--सोशल वेल फेयर इन इन्डिया : पृष्ठ ७१०॥ 
१३--नीरा देसाई : वी मन इन माइते इन्डिया पृष्ठ १६३ | 
१४---सोशल वेल फेयर इन इन्डिया, पृष्ठ ७०१॥ 


( १३६ ) 


में प्रयत्न किए गये है। भ्रान्म्र प्रदेश में राय बहादुर कान्दुकुरी वीरेसलिगम पान्तुलु 
द्वारा सस्थापित्त 'हितकारिणी समाज” (स० १६०६), श्री बाला सरस्वती स्त्री- 
समाजम्‌ ,” आन्धा महिला सभा, (स० १६४८) तथा बेगम मौलाना अबुलकलाम 
आज़ाद मेमोरियल गलसे इन्स्टीट्यूट”/ (स० १६१६९) आदि सुधार सस्थाएँ सुधार- 
क्षेत्र मे विशेष रूप से कार्य रत है। 'हितकारिणी समाज द्वारा विधवाश्रमो का 
निर्माण एवं सचालन बालक-बालिकाश्रो के लिए शिक्षा प्रचार तथा श्रौद्योगिक 
प्रशिक्षण आदि कार्य सम्पादित किए जाते हैं। श्री बाला सरस्वती स्त्री समाजम्‌' 
द्वारा नारी को आर्थिक, सामाजिक एवं सॉस्क्ृतिक स्वीकृति दिलाने की दिशा में किए 
गये प्रयत्न प्रशसनीय है । मेमोरियल गल्‍्से इन्सटीट्यूट' ढ्वारा बालिकाओं की शिक्षा, 
नारी कल्याण के लिए आयोजना, अभ्रनाथालयो का सचालन तथा मातृ-मन्दिरों का 
संगठन एवं सचालन होता है । महिला सभा द्वारा भी औद्योगिक प्रशिक्षण काये 
होता है । इस सभा द्वारा सचालित विद्यालय मे छात्रावास की भी व्यवस्था है । 


मद्रास प्रदेश में सुधार कार्य को श्रीमती बेंकट सुब्बा राव द्वारा स्थापित 
मद्रास सेवा सदन” (स० १६२९) तथा श्रीमती मुतुलक्ष्मी रेडडी द्वारा स्थापित 
अवाई गृह तथा आश्रम*, (स० १६३०) के सुधार प्रयत्नों द्वारा विशेष बल दिया 
है । इसी प्रकार मैसूर राज्य में 'मजलिसी रिफाहुल मुसलिमीन कन्या अ्नाथालय 
(स० १६९०७), अबलाश्रम” बगलोर (स० १६१४), 'ग्रुहकुल सेवा सघ* (स० 
१६२८), सेवा सदत'” बगलोर (स० १६३०), तथा राघवेन्द्र स्वामी द्वारा 
स्थापित अनाथ सेवाश्रम” मल्लाधिहल्लि (स० १९४३) के द्वारा निराश्रित 
महिलाओ का आश्रय देने, उनमे शिक्षा प्रचार करने, श्रौद्योगिक क्षेत्र में प्रशिक्षित 
करने, धामिक मनोवृत्ति का विकास करने, ग्रह-संचालन सम्बन्धी निर्देश देने तथा 
राष्ट्रीय सेवाओं के लिए उनका माय प्रशस्त करने सम्बन्धी विषयों को लेकर विशेष 


१--सोशल वेल फेयर इन इन्डिया,” पृष्ठ ६७८। 


२ »# १ पृष्ठ ६८१ । 
बात न्‍ पृष्ठ ६८२। 
डं- »# $ पृष्ठ ६८० । 
औणण » ४१ पृष्ठ ७३२ । 
शा 3 | पृष्ठ ७३३ ) 
9 + ३3 पृष्ठ ४० | 
अल १3 पृष्ठ ७३६१ 
हाल पृष्ठ ७४२ । 


१०-- सोशल वेल फेयर इन इन्डिया' पृष्ठ ७४० | 
१९६१-- » १) पृष्ठ ७४१ | 


( १३७ ) 


कार्य किया गया है। त्रावतककोर कोचीन में भी श्रीमती राम वर्मा द्वारा स्थापित 
'एर्नाकुलम वीमन्स एसोशियेशन एण्ड क्लब” (स० १६१६) नारी जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र मे सुधारों की व्यवस्था करने मे विशेष रूप से प्रयत्नशील है। क्लब भे समय- 
समय पर महिला सम्बन्धी व्यास्यान आयोजित किए जाते है। दूसरी सस्था कोतयम 
स्थित महिला भ्रनाथालय” (१६२३) है, जिसमें अ्पहटत बालक-बालिकाओं का 
भरण-पोषण किया जाता है तथा आरम्भिक शिक्षा दी जाती है। श्रीमती माघई 
अ्म्भा द्वारा स्थापित बनिता समाजम्‌ कथई मण्डल” (स० १६४३) महिला 
विषयक गाँधी जी के विचारों को स्वरूप प्रदान करने हेतु स्चेष्ट है। नारी वर्ग मे 
स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा औद्योगिक जीवन का विकास इस भण्डल का प्रमुख उद्देश्य 


है। 


उपसंहार 


महिला-जागृति में सहायक उपर्युक्त उपादानों की सक्षिप्त विवेचना कर लेने 
के पश्चात्‌ निष्कर्ष रूप मे यह कहा जा सकता है कि इस काल मे महिला वर्ग को 
प्राप्त सामाजिक, राष्ट्रीय एव आर्थिक स्वीकृति की पृष्ठ-भूमि मे इस काल के समाज» 
सेवियों, राजनीतिज्ञों तथा शिक्षा-श्ास्त्रियो का योगदान विशेष रूप से सहायक रहा है, 
जिन्होने परम्परागत नारी स्थिति मे अभूतपूर्व परिवर्तेतर कर उसे नवीन मान्यता 
और, महत्व प्रदान किया, तथा जिसका यह हृढ विश्वास था कि भारत की प्रगति 
भारतीय महिला के साथ सुसम्बद्ध है यदि भारत अपने अतीत गौरव की प्राप्ति 
करना चाहता है तो उसे मारी को राष्ट्रीय उत्थात के इस महान्‌ कार्य मे सहयोग 
देने के लिए पूर्व स्वीकृति देनी होगी । 


१--सोशल वेल फेयर इन इन्डिया, पृष्ठ ७४४ | 

का १2 पृष्ठ ७५२ । 

जा... मन पृष्ठ ७५४ । 

४-..वीमन आऑँफ इन्डिया' : पृष्ठ ३२। (भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ) 
शत ४ 79 पृष्ठ इ२॥ 


( १३८ ) 


१९वी शताब्दी में उदार-पन्थी सुधारको द्वारा नारी के नवोत्थान की जिस 
प्रेरणा को कार्य-क्षेत्र प्रदान किया गया था, बीसवी शताब्दी मे गाँधी जी की राष्ट्रीय 
विचारधारा तथा उनके नारी-सम्बन्धी पुरोगमों से उस अतीत प्रेरणा मे एक नवीन 
प्रकरण का आरम्भ हुआ, जिसके फलस्वरूप महिला वर्ग मे राष्ट्रीय चेतना विकसित 
हुई | महिला-क्षेत्र मे राष्ट्रीय चेतना की यह प्रेरणा काँग्रेस के सस्थापक सदस्यों में 
प्रमुख श्री ह्यम द्वारा पहिले ही मुखरित हो चुकी थी । 


फाटक इर्शठताााश्ा$इ एी थी शी4065 ० 0ाप्राणा 
870प्रात हल्एडा 702१6 980 प्र655 (6 868ए78007 ० ॥86 
लि॥46 6076॥00 ०0 ६6 7470० 9700००९05$ ?/7शा ?७५४ा7 
जात 6 एणट, &8॥ हाशं। 4800फ्रा [0 76 >2०॥॥08 शआा- 
(800770ा7ा जशञ! 97076 पथ. 


इसी प्रेरणा को गाँधी जी झौर उनके सहयोगियों द्वारा निष्चिचत दिशा प्रदान 
की गई। यह सत्य है कि उन्होंने पुरुष और नारी के भिन्‍न-भिन्‍न कार्य-क्षेत्रो की 
स्थिति स्वीकृति की है, किन्तु दोनो वर्गों के अधिकारो की व्याख्या समान तथा 
प्रजातन्‍्त्रात्मक भाव-भूमि पर ही हुईं है । 


इस काल मे जहाँ एक झोर राष्ट्रीय श्रान्दोलन विदेशी सत्ता के विरोध में 
बल प्राप्त कर रहा था, वहाँ दूसरी ओर देश मे पूँजीवादी और जमीदारी व्यवस्था 
को विनष्ट करने के लिए निम्न वर्गीय समाज के प्रयत्न आरम्भ हो गये थे। फल- 
स्वरूप झआन्दोलनो के इस विस्तृत कार्य-क्षेत्र में नारी का कार्य-क्षेत्र और भी विशाल 
हो गया । यदि नगरो में वह राष्ट्रीय झ्रान्दोलनो में भाग लेती थी, तो पग्रामों में 
जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध चल रहे अ्रखिल भारतीय किसान आन्दोलनो मे भी 
सहयोग वाँछनीय समझा गया । मानसिक चेतना के युग मे जैसे-जैसे सारी सार्वजनिक 
जीवन में प्रवेश करती गयी, वैसे-ही-वैसे उसमे अपनी स्थिति को उन्नत करने तथा 
अपने अधिकारों को धाप्त करने की प्रेरणा भी बलवती होती गई। साथ-ही-साथ 
उसकी नागरिक भावना का भी विकास होता चला गया' । असहयोग तथा अवज्ञा 
आन्दोलन', 'दाँडो यात्रा' तथा भारत छोड़ो” झादि राष्ट्रीय आन्दोलनो मे उसका 
योगदान इसी नागरिक भावना के विकास का सूचक है। इस प्रकार इन राष्ट्रीय 
झान्दोलनों के विकास से भारतीय बारी प्रान्दोलन का विकास हुआ । 


१-मरडांक जान हारा ट्वेल्व इयसे झ्लॉफ इन्डियन प्राग्रेस,' पृष्ठ ३६ पर उत्कथित । 
२३--नीरा देसाई : 'वीमत इस माने इन्डिया,' पृष्ठ १३७। 
ऐ--ओऔौ मेले : 'माडने इन्डिया एण्ड द वेस्ट' पृष्ठ ४७६ | 
४--तीरा देसाई : वीमन इन माडते इन्डिया,” पृष्ठ १४६ | 


( १३६ )| 


राष्ट्रीय आन्दोलनो मे प्रोत्साहन पाने तथा सावेजनिक क्षेत्र में अभ्रवतीर्ण होने 
के परिणाम स्बरूप भारतीय महिला में आत्म«विश्वास की भावना का प्रस्फुठन हुआ । 


फलत परम्परागत कुरीतियो के मूलोच्छेदन के लिए वह कटिबद्ध हुई। उसमे शिक्षा 
का विकास हुआ । उसकी बेयक्तिकता शोषण के प्रति विरोध का स्वर उठा, तथा 
वैधानिक सहायता प्राप्त कर, समान स्थिति तथा अवसर की प्राप्ति का मार्ग खोजने 
लगी । इस युग की महिलाओ ने पुरुष की दया भौर सहानुभूति की पात्रा न बन कर 
स्वयं भी अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया, तथा सफल हुई। नारी आन्दोलन 
की बागडोर अपने हाथ मे लेकर उन्होने अपनी क्षमता, कार्य-शीलता एवं कत्तेंव्य' 
परायणता तथा अ्रधिकारो के प्रति जागरुकता का परिचय दिया तथा राजनीतिक एवं 
सामाजिक व्यवस्था, श्रौर राजकीय झर समाज सेवाओ के सभी क्षेत्रों मे प्रवेश कर 
दिया कि वे बौद्धिक बल में पुरुष समाज से किसी भी प्रकार से द्वीन नही हैं । 
“उन्होंने अपने स्वतन्त्रता संघर्ष के आन्दोलय को स्वय सचालित कर समस्त भारतवर्ष 
मे राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर अनेकानेक सुधार सस्थाश्रो की स्थापवा की । इस 
प्रकार इस नव-युगीन नारी ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए सहयोग देने के साथ- 
साथ अपनी सामाजिक चेतना का'भी विकास किया, तथा अपने प्रत्येक दुर्बेल-पक्ष को 
सबल लताने की दिशा के प्रयत्न किए। इसी काल में पहली बार मध्य वर्गीय 
महिलाओ को सामाजिक कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ। तथा 
मुस्लिम महिला द्वारा सुधार-कार्य का श्री गरोश किया गया। नारी ने अपनी 
स्थिति को सम्मानित पद पर आसीन करने के लिए वैधानिक अ्रधिकारो की माँग 
की । अपने वर्ग की पतित बहिनों के उद्धार के लिए उनके द्वारा आ्राश्रम एवं सुधार 
सस्थाओ्रों की स्थापना हुई। नगर क्षेत्रों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों मे भी ग्राम- 
सेविकाओं द्वारा सुधार-कार्य को प्रोत्साहित किया गया । सरकार की ओर से आदि- 
जातीय महिलाओ भे भी उनको स्वस्थ दिल्या देने के उद्देवय से प्रयत्न किए जा रहे हैं । 
१९वीं दाती मे इस आन्दोलन का क्षेत्र श्रपेक्षाकत॒ सीमित था, अब इस काल में 
उसकी सीमा का विस्तार राष्ट्रीय स्वरूप मे हुआ तथा सा्वेजनिक जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में भ्रपेक्षाइत स्वतस्त्रता प्राप्त है । स्वय अश्रजित घन की वह स्वामिनी है, ओर 
इसलिए अपने भरण-पोषण के लिए पुरुष पर भ्रबलम्बित न रह कर उसने एक बार 
फिर से स्वाभिमान युक्त स्थिति को प्राप्त कर लिया है, ओर इसीलिए झाज उसका 
कार्ये-क्षेत्र खेत-ललिहान और पारिवारिक सीमाझो तक परिबद्ध व रह कर विस्तृत 
हो गया है। उसके लिए शैक्षणिक संस्थाश्रों, चिकित्सालयो, राजकीय सेवाश्रों, 
विभिन्‍न कार्यालयों तथा विज्ञान शालाओो श्रादि सभी दिशाओ मे त्रवेद्द-द्वार खुले हैं 
और वह अपनी रुचि और योग्यतानुसार किसी भी क्षेत्र मे कार्य करने के लिए 


“ स्वतन्त्र है। 


२--नीरा देसाई : 'वीमन इन माडने इस्डिया,' पृष्ठ १४६ | 


( १४० ) 


सारी-समाज हाश अजित इतनी उपलब्धियों के सांथन्साथ ईंस नवे-जागरण 
के झ्ालोक मे नागी स्थिति के अन्य पक्ष की चर्चा भी अ्रपेक्षित है। नारी-वर्ग कौ 
प्राप्त सैद्धान्तिक समानता छसे पूर्ण रूप से सामाजिक स्तर पर सम्मानित पद प्रदान 
नही कर पाई हैं।॥ उम्चका सम्पूर्ण जीवन श्राज भी पुष्प पर पूर्णतया आश्रित है । 
अपनी रुव्यानुकूल ब्रह विद्वाह कर सकते में प्रसमर्थ है । विवाहोंपरान्त उसकी स्थिति 
में कोई विकास नही होता । वह झ्राज भी पुरुष कीं इच्छानुसंर अंपेनेी। पथ निरदिष्ट 
ऋरती है। बिधवा-विवाह समाज-मान्य होते हुए भी व्यावहारिक भाव-भूमि पर 
ग्रव्मात्नहारिक है। बाल-विबाह की समाप्ति के उपरान्त भ्रब काफी अवस्था तक 
विवाह न होने की दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई है। अन्तर्जातीय विवाहों के प्रति 
झाज भी स्वस्थ हम्टिकोण का विकास नही हुआ है। नारी की श्राथिक स्थिति भी 
उन्नत नहीं हो पाई है। धतोपाज॑न-क्षेत्र मे वह पुरुष से बहुत पीछे है| । विवाहिता 
महिलाओं द्वारा अपनी आय को अपनी सुविधानुसार उपयोग करने का 
झ्रधिकार नहीं है । उतकी भाँति उनके द्वारा अजित धन भी पुरुष की सम्पति है । 
झत्िवाहित महिलाएँ अथवा विधवाएँ यदि घर से बाहर घधनोपाज॑न के लिए कोई 
कार्य करती हैं तो उन्हें बहुधा अपने पुरुष अधिकारियों की पाशविक वृत्ति का शिकार 
बतता पड़ता है : कई अवसरों पर वे आत्माभिमान की रक्षा नही कर पाती । जन- 
संख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि भी नारी का पुरुष की अपेक्षा दुर्बल होना ही सिद्ध करती 
है । 

सुधार संस्थाओ्रों के इस विकास काल में इन संस्थाओं द्वारा एक 
विशिष्ठ वर्गीय महिलाओं को ही सम्मान की प्राप्ति हुई है। नारी के 
प्रति लोक-सम्मान की भावना श्रभी तक संकीर्ण धाराशो में आवबद्ध है। इन 
संस्थाओं द्वारा अपहरित महिलाओं की रक्षा, निराश्वित महिलाओो 
का पालन-पोषण एवं झावथिक सहायता, उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं विधवाओं तथा 
प्रवेधानिक शिशुओं का संरक्षण आदि जो भी सुधार-कार्य सम्पन्न किए जाते हैं, वे 
सब नासे की दयनीय, दुबंंत झौर हीनावस्था का ही रहस्योद्धाटन करते हैं । 
पाद्यात्य महित्रा संस्थाओं को भाँति भारतीय महिला ससस्‍्थाएँ उच्चत्तर सानसिक 
भाष-भूमि के लिए किसी प्रकार का प्रवसर प्रदान नही करती। राष्ट्रीय तथा 
झन्तर्शाष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श तथा कल्याण भावना का विकास करने की दिला 
में बहुत कम संस्थाओं द्वारा प्रयत्न किया जाता हैं, और जो प्रयत्न होते भी है, उनमे 


१०--चन्द्रकला हाते : “हिन्दू वीमन एण्ड हर फ्यूचर,” पृष्ठ २२२ । 
२--जायर झौर बेरी : 'इन्डियन एकानामिक्स्‌,' पहली पोथी, पृष्ठ ४६॥। 
३--चन्द्रकला हाते : 'हिन्दू वीमन एण्ड हर फ्यूचर” पृष्ठ २श४ । 
४--यामस ; वबीमन एण्ड भेरिज्ञ इन इन्डिया,' पृष्ठ १६५। 


( १४१ ) 


सैद्धान्तिकता की मात्रा इतती अ्रधिक होती है, कि उनका व्यावहारिक पक्ष विनष्ट 
हो जाता है। एक प्रकार से ये भारतीय सस्थाएँ मात्र प्रस्ताव पास करने तथा कुछ 
निराश्वित महिलाओ के भरण-पोषण और शिक्षा की व्यवस्था करने तक ही अपने 
कर्तव्य की इतिश्री समझ लेती हैं । इनका कार्य-क्षेत्र भ्रमी तक नगरों तक ही सीमित 
रहा है । भारत ग्रामों का देश है भ्रत ग्रामीण महिलाओों को उन्‍नत करने तथा उनकी 
स्थिति में विकास करने की बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है । समाज सेवियों तथा 
सुधार सस्थाओ द्वारा अभी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जा सका है। 
श्रीमती मारग्रेरेट कज़िन्स इन ग्रामीण महिलाशो को स्थानीय पचायतो मे स्थान देते 
का पक्ष समर्थंत करती हैं--- 

प्रा।ब९८ जणाशा छाप ॥56 40 4088987९ 00 "ाहाए 
एप्रश्यंजा जा 064 ?्वाए)4फ६8.,.. | ग्राद्मा 5९८४९ ॥6 30ए06 
् छएगालशा णए (86 वियाए, ४000. एणा6प्र प्रद्वांटा5 व 
ए०ाइणाओं गथि5$, 7607 कपड़ा 7० ॥ 90०पा. 46 ए9826 
बरधिए$ड 300 ६॥6 एछपाजार ब्रशि।5 शातरएं 850 छहिए फ्रणाला३ 
[766768['. 

राष्ट्रीय विकास योजनाञ्रों के इस काल मे भारतीय महिलाओं का भविष्य 
उन &० प्रतिशत लोगो के साथ मे सलग्न है जो खेतो तथा अधेरी फेक्टरियों मे कार्य 
करते हुए अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं । 

#[7९ पिप्राह ०" जणालशा 7 09 ॥688 श्ोा। (052 
9005, ए0 ६0 बात [89077 ॥ [76 ॥605 86 ठेक्ष। ॥िए0०- 
॥68 880 6 क्रा॥0ए॥ णी ०ण5000806९55 ॥& ८७ 08 70598८0 
गज धाशा॥ 40 06 एाश॥#$ ण॑ शाला टलो॥$8, 0 70 ॥8 ज्ञात शिक्षा। 
पा धर "९७ णी[!(लाः 8०५ ०2 090प्राव घए 270 (76 75858प7/6 
ण ॥6 एएजल' 800 गतीएशा6० ॥76ए ज्ञात जा 06 त/लाणणगञएत॑ 
9ए (08 ड0श॥ात 06 ६06 295३ एडए एछतलीणाए (0. 

परन्तु इतनी न्यूनताओं के होते हुए भी इस युग में प्राप्त स्वतन्त्र भारत के 
महिला-वर्ग को ब्रिटिश कालीन नारी समाज की अपेक्षा अपने व्यक्तित्व के विकास के 
लिए कह़ी अधिक विस्तृत क्षेत्र प्रदान किया है, जिसकी किसी भी प्रकार से उपेक्षा 
नही की जा सकती । शिक्षा के विकास ने उसकी भ्राथिक स्थिति को प्रभावित किया 
है तथा आत्म-निर्मर जीवन बिताने के क्षेत्र को स्वरूप किया है । वे अपने लक्ष्य 
प्राप्ति की दिशा में निरन्तर अग्रसर हैं । 


१--मारगेरेट कज्षिन्स : इन्डियन वीमनहुड टुडे, पृष्ठ १७५॥ 
२--इक़बाल सिंह तथा राजा राव, : व्हीदर इन्डिया (स०) पृष्ठ १७४-१७४ 


प्रकरण 


आधुनिक हिन्दी-साहित्य में नारी 


०००१० उत्यॉनेन्कॉलं 
(१८५७-१६०० ) 


«»२« जागुति-काल 
(१६० १-१६२० ) 


प्रकूरण--४ 


उत्थानन्काल 


( १८६२७-१६०० ) 


दूषरे अध्याय में हम कह आए हैं कि भारतीय समाज पादचात्य प्रभाव में 
आकर अपनी बोभिल, संकीर्ण एवं रूढ़िगत व्यवस्थाभकि प्रत्ति विद्रोही हो उठा 
था। पुरानी परिपाटी पर प्रस्थापित आदश नवीन आानीत सस्कृति के आलोक में 
घूमिल से पडने लगे थे | दूसरी झोर भारतीयता के पोषक महान्‌ समाज,सुधारकों हारा 
सामाजिक पुनरुत्थान की भावना को बल प्राप्त हो रहा था और इस प्रकार इन दोनो 
वर्ग के विचारकों एवं सुधारकों द्वारा वर्तमान के प्रति खीफ उत्पन्न होकर सामाजिक 
उत्कर्ष की चेष्टा हृढ़ता के सोपान की ओर श्रग्रसर हो रही थी। सामाजिक क्षेत्र में 
सुधार और उन्नयन की यह भावना तत्कालीन हिन्दी साहित्यकारों की लेखनी से भी 
उदभूत होकर जन-साधारण के सस्तिष्क मे नवीन विचारों के प्रति आकर्षण उत्पन्न 
करने लगी । किसी भी देश और काल में साहित्य और समाज' को परस्पर बिच्छिन्न 
शिविरों में विभाजित करके उनका झ्वलोकन, अ्रध्ययन और अनुशीलन नही किया जा 
सकता, क्योकि कवि सबसे बडा समाज-शास्त्री होता है। एक सीमा तक कलात्मक 
श्रम की प्रयोगवादिता से सहमत होते हुए भी वह भ्रपती सृजन-शक्ति को भागे चल 
कर सामाजिक उपयोगिता के उन प्राकृतिक स्रोतों में प्रवाहित करता है जहाँ चल 
कर साहित्य के समस्त काव्यात्मक और सौन्‍्दर्यात्मक प्रयत्नों की परिणति एक 
क्रियात्मक और श्रेणी संघर्ष की शक्तियों से प्रसूत क्रान्ति प्रददोन मे होती है” । 
“उन्‍्नीसवी शताब्दी पूर्वाद्ध तक हिन्दी की प्रधान और एक प्रकार से एक मात्र 
साहित्यिक सम्पत्ति, काव्य विषयो, भावों, विचारों, रूपो, भाषा तथा शैली की दृष्टि 
से ताजगी और नवीनता प्रदर्शित नही करती । उसकी दक्ला एक चिर नवीन स्वच्छ 
झौर शक्तिशाली जलधारा के किनारे कटकर बन जाने वाली उस क्षीण धारा के 
समान थी जो बन्द, मटमैली, शात और दूषित जल से भरी रहती है। और जिसमें 
कभी-कभी प्रधान धारा की ओर से स्वच्छ जल की लहरें भी तरंबरित हो उठती हैं? | 
१--रामेश्वर शुक्ल अंचल : लाल चूनर की भूमिका, ये कविताएँ में । 
२--लक्ष्मी सागर वाष्णेय : आधुनिक साहित्य (तृ० स०) पृष्ठ २३। 


( १४६) 


इसीलिए नई चेतना और जाग्रति के इस नवीन थुग से पूर्व हिन्दी कविता 
विलास भवनों की शिल्पित नायिका एवं श्युगार कुजो के मध्य वैयक्तिक कुठित 
भावनाओं की प्रेयसी बन कर शान्ति पूर्ण ऐश्वर्यमय समाज में बासना का अभूतपूर्व 
अ्रभिनय कर रही थी। भक्ति-युगीन का वलल्‍लभ कुल की पृज्य राधा, सेनापति, आलम, 
देव, धनानन्द, दास, तथा पद्माकर आदि रीतिकारो द्वारा लौकिक धरातल पर 
उतारी जाकर सामान्य प्रेयसी के रूप में ऐन्द्रिय आकर्षण के प्रचार कार्य मे लगी थी, 
फलत जीवन के संघर्ष, उसके सुख-दुख तथा समता-विषमता आदि, वास्तविकताओो 
से साहित्य का कोई सम्बन्ध न रह गया था। और वैविध्य के अ्रभाव में स्थिर हो 
कर वह जननसमाज के लिये अनिष्ट का कारण बन रही थी । ऐसी ही परिस्थितियों 
के बीच नवीन सामाजिक संस्कारों से हिन्दी कविता का सम्पर्क स्थापित हुआ । 
परिणामस्वरूप साहित्य की धारा, जो भ्रब तक जन जीवन की तलहटियो से 
विच्छिन्न, कृत्रिम नालियो मे प्रवाहित हो रही थी फिर से सामाजिकता के कगारो 
को छूती हुई बहने लगी। विदेशी शक्ति द्वारा भारतीय जीवन के सचालन कार्य ने 
भारतीय भूमि मे नए माप-३ण्डो की आयोजना स्थापित कर लोक व्यवहार, सास्कृतिक 
पुनरुत्थान एवं राजनीति के क्षेत्र मे जिन नवीन आद्शों को प्रस्थापित किया उनके 
प्रभाव से हिन्दी साहित्य भी अछूता नहीं रह सका । हिन्दी साहित्य में राजनीतिक 
चेतना एवं सामाजिक जामृति का प्रथम ग्रुरु-मत्र भारतेन्दु ने फूँका और अपने साथ 
साहित्यकारो के एक स्कूल को लेकर उन्होने विषय-क्षेत्र मे युगान्तर प्रस्थापित किया 
ओर इस प्रकार 'शताब्दियों से भक्ति या श्षुगार, चुम्बन और झालिगन, रति और 
विलास रोमाँच ओर स्वेद, स्वकीया और परकीया की लडियो मे जकड़ी हुई हिन्दी 
कविता को भारतेन्दु ने सर्वे प्रथम विलास भवन भौर लाल कूुजों से बाहर लाकर 
लोक जीवन के राज पथ पर ला खड़ा कर दिया । हिन्दी कविता मे भारतेन्दु ने सर्वे 
प्रथम समाज के वक्षस्थल की घडकन को सुना । ........ सामाजिक क्षेत्र में जाति- 
पाँति के टटे और खान-पान के पचडे और बाल-विवाह और नैतिक पक्ष से पारस्प- 
रिक कलह और विरोध, उद्यम हीनता और आ्आालस्य, भाषा, भेष-भूषा की विस्मृति 
तथा राजनीतिक क्षेत्र मे पराधीनता और दासता...जीवत के ये शिन्‍न-भिन्‍न स्वर 
उनकी वेश से प्रसुत होने लगे ।' 


(सुधी नद्र) हिन्दी कविता में युगान्तर, प्र. स, पृष्ठ २६ 


भारतेन्दु पितृ-प्रजित वैष्णव सस्कारो को लेकर सांहित्य-क्षेत्र में ्रवतरित 
हुए थे। मध्य काल से चली झा रही रीति-कालीन कविता की उन पर छाया पडी 
थी और साथ ही नए युग की नव-चेतना की पुकार भी उसके कर्ण कुहरो मे ग्रूज 
रही थी इसीलिए भारतेन्दु साहित्य इन त्रिविध घाराशों की संगम-स्थली बन पड़ा है, 
और इसीलिए झपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर और 


( १४७ ) 


॥ 


द्िजदेव की परम्परा में दिखाई पडते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकेल और 
हेमचन्द्र की श्रेणी मे । एक ओर तो राधाकृष्ण की भक्ति मे भूमते हुए नई भक्त-माल 
गूंजते दिखाई देते, दूसरी ओर मदिरो के अधिकारों और टीका-धारी भक्तो के चरित्र 
की हंसी उडाते और स्त्री-शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाये जाते 
थे। प्राचीन और नवीत का यही सुन्दर सामजस्य भारतेन्दु की कला का विशेष 
माधुय है । 

भारतेन्दु की समकालीन सभी साहित्यकार भारतेन्दु को अपना पथ-प्रदर्शक, नेता, 
तथा गुरु मान कर चले । इसी कारण उनके द्वारा भी रीति-कालीन परम्परा का 
निर्वाह तथा समाजोपकारी साहित्य की सृजना साथ-साथ हुईं है। उपर्युक्त काल 
वास्तव में पूर्वी तथा परिचमी स्यताओर का सघात काल है, उस काल के समाज 
सुधारकों, विचारकों एवं साहित्य सेवियो के सम्मुख प्रमुख रूप से समाज सुधार की 
नवीन चिन्ताएँ विद्यमान थी। काव्य सुजन के क्षेत्र मे भले ही भारतेन्द्ु ने घुंधरारे 
सटकारे कारे बिथुरे सुथरे केस, एडी लो लाम्बे भ्रति सीमित नव जलघर के भेस' 
कहकर रीतिकालीन नखशिख वर्णन परम्परा का निर्वाह किया हो, चाहे 'छरी सी 
छकी सी जड़ भई सी जकी सी घर, हारी सी बिकी सी सो तो सब ही घरी रहे 
द्वारा नायिका के मॉसल प्रेम की उष्णता एवं विरह दक्षाओ को प्रदर्शित किया हो 
ओर चाहे--- 


सखि मेरे सैया नहिं आए बीति गई सारी रात 
दीपक-ज्योति मलिन भई सजनी होय भयो प्रभात 


और 


एक साँक्न मैं थी अकेली गलियों आती 
लिए अंचल नीचे धर-हित दिय्ना बाती 
झ्राए इतने मे सखि मेरे बाल सघाती 
उन दीप बुकझाय लगाय लईं मोहि छाती 
मैं औचक रह गई, कियो जोई मनमानी 
पिय प्यारे की मैं कह लो कहो कहानी” 


१--रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, ग्यारहवाँ संस्करण पृष्ठ ४२३७० 


४२४। 
२--भा रतेन्दु ग्रन्थावली (भाग र) पृष्ठ ८। 
5 7 हा पृष्ठ है 24 । 


४ई--- »' (भाग २) पृष्ठ ४७ ॥ (प्रेम मलिका) 
५ 4 (भाग २) पृष्ठ १६६॥ (प्रेम तरंग) 


( १४८ ) 


सुताकर लौकिक भांव-भूमि पर उतर आए हो, परन्तु फिर भी नवीन 
सामाजिक चेतना एवं जागृति से प्रभावित उनके स्वर जहाँ भी उच्चरित हुए हैं, 
उनमे जागरण का शंखनाद है, भ्राबद्ध व्यक्तित्व सामाजिको के लिये प्रगति का मवीब 
सर्देश है और नवीन मान्यता को ग्रहण करने का प्रभावशालिनी पुकार है 'रीति- 
कालीन कवियों की तरह वे साहित्य के कठघरे मे बन्द नही रहें। उन्होंने साहित्य 
मे जीवन की पूर्ण भ्रभिव्यक्ति की चाल चलाई” । “उन्होंने साहित्य और जीवन का 
सस्वन्ध स्थापित कर परस्पर विच्छेद की गहराई को पाट दिया ।' 

प्राचीन और नवीन के इस सधि काल में सामाजिक-उदवोधन के क्षेत्र मे 
जिन नवीन विचार धाराओो को जन्म मिला उनमे नारी भावना भी प्रमुख थी। 
रीति-कारौ ने जिस नारी मे केवल माँसलता, उत्तेजना और हास-परिहास ही देखा, 
सधि युग के इन साहित्यकारों ने उसे प्रणय की उस लौकिकभाव-भूमि से ऊँचा उठा 
कर उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी समस्‍्याएँ, उसकी विवशता झऔर अश्रु भी देखे 
उसके विभिन्‍न रूपो एवं वर्गों की ओर भी दृष्टिपात किया, आर्य-समाज तथा ब्रह्म- 
समाज के सुधार-प्रचार कार्यों तथा बगाली भाषा के प्रगतिशील साहित्य से हिन्दी 
साहित्यकार भी प्रभावित हुए और उन्होने वाणी के माध्यम से नारी स्थिति के 
उम्तयन में योग प्रदान किया। संधि काल में किए गये नारी-चित्रण को हम 
सामान्यतः निम्निलिखित वर्गों मे विभाजित कर सकते है । 


१. रीति<कालीन नायिका चित्रण । 

२. नारी का सत्‌ रूप । 

३. असत्‌ रूप मे नारी | 

४. नारी स्थिति सम्बन्धी सुधारवादी दृष्टिकोण । 


५, विभिन्‍न सम्बन्धों भे नारी | 

६. विभिन्‍न वर्यो में नारी । 
शोति-कालीन नायिका चित्रण 

इंस उत्थान युग में जिन साहित्यकारों द्वारा नारी में रीतिकालीन नायिका 
को देखा गया है उनमे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा बदरीनारायण प्रेमघन' प्रमुख है । 
वैष्पव बर्म से प्रभावित हरिश्चद्ध मे राधाकृष्ण भक्ति की पूर्ण निष्ठा विद्यमान है। 
इस युगल के सम्मुखउनका मस्तक सदैव नत है। भक्त सर्वेस्व उनकी इस समपंण 
भावना का उज्ज्वल प्रतीक है। अपनी इस रचना की प्रस्तावना मे उन्होंने स्वय 
इसकी पुष्टि की है ।...यद्यपि इसकी कविता काव्य के सब गुणों से (सत्य ही) हीन 
है, तथापि इसका मुझे छोच वही है, क्योकि यह ग्रन्थ मैंने अपनी कविता प्रगट करने 
१--रामरतन भटनागर : “भारतसेन्दु हरिइ्चन्द्र,, पृष्ठ २२ | 
२--किशोरी लाल गुष्त : 'भारतेन्दु तथा अन्य सहयोगी कवि, उपक्रम, पृष्ठ २॥ 


( १४६ ) 


और कवियो को प्रसन्न करने को नही लिखा है केवल अपनी वाणी पवित्र करने और 
प्रेम रग मे रगे हुए वेष्णवो के श्रानन्द हेतु लिखा है ।' 

भक्ति भावना के इतने चरम उत्कर्ष के साथ-साथ उन्होने "प्रेम मलिका' मे 
अपने आराध्य को रीतिकारो के नायक-नायिकाश्रो की कोटि मे ला खडा किया है । 
वब्रेम मलिका' की राधा अपने नेत्नो पर वश नही रख पाती । लोक लाज की सीमाओं 
मे बदिनी होते हुए भी कृष्ण की ओर खिंच ही जाती है । इस लाज के बन्धन को 
तोड़कर जहाँ आलम' की नायिका यह कह॒ती हुई दिखाई देती है-- 


लाज तज़ि जिंहि काजु सखि 
इन लोगन में बसि आपु हसाऊं। 
आलम! आतुरता अति ही 
तिहि लालचु हो तुम्हारे सग आऊं। 
कान्ह मिले तो मया करि चाहत 
हौ न कछू जिय हू की सुनाऊं। 
देखनु को अखियान महा सुंख 
जो असुवानि सो देखन पाऊँ ॥ 


वहाँ भारतेन्दु की नायिका उस लोक लाज पर अपशब्दों की वर्षा करती हुई 
हदृष्टिगोचर होती है, जिसने उसे मदन मोहन के साहचये से वचित कर दिया है-- 


“अ्ररी सखी, गाज परो ऐसी लोक लाज पे मदन मोहन 
संग जात ने पाई 
हो तो भरोखे ठाढी देखत ही कछु, आए इते मे कन्हाई 
झोचक दीठ पड़ी मेरे तन, हसि कछु बंसी बजाई 
हरीचन्द मोहिं बिवस छोडि के, 
तन मत धन प्रान तीनो संग लाई ॥ 


लोकिकता के इस वर्णन क्षेत्र में, 'प्रेमघन' सेनापति की भाँति भारतेन्दु से एक 
पग आगे है । होलिका उत्सव मे यौवन की ड्योढ़ी पर नवश्यता किशोरी के रूप 
वर्णन में जहाँ सेनापति ने--- 


१--ब्ज रत्न दास : भारतेन्दु प्रन्यावली (सं०) (भाग २), पृष्ठ ४, (भक्त सर्वस्व) 
२--भारतेन्दु ग्रस्थावली (भाग २), पृष्ठ ४६, (प्रेम मलिका) 

३--नगेन्द्र : रीति शझूंगार (सं०) पृष्ठ ८ढ । 

४--भारतेन्दु ग्रन्यावली (भाग २) पृष्ठ ४७॥ (श्रेंम मलिका) 


( १५० ) 


त्वल किशोरी मोरी केसरि तंग्रारी छल 
होरी मे रही है मद जोबन के छकि के 
चपे कैसी श्ोज, अति उन्नत उरोज पीन 
जाके बोफ खीन कटि जाति है लचकि के” | 


कहकर नायिका के भअ्रग-प्रत्यगो को श्राकॉक्षित श्राँखों से देखा है वहाँ प्रेमधन--- 


कुच कठिनाई की कहो तो कौन समता है 
करद कटाछन की काट किहि तोर है 
मृदु मुस्कयानि की सजा ओर माधुरी अधर 
पिय को सजोग सुख और किहि ठोर है”। 


द्वारा अनुभवात्मक भाव-भूमि पर रमते विचारते दिखाई पड़ते हैं। उनकी 
प्रेम पीयूष वर्षा तथा 'लालित्य लहरी' में वायिका का सॉगोपाँग वर्णन, विरह, मिलन, 
आकाँक्षा श्रादि सभी भावनाएँ रीति-कालीन काव्य परम्परा की प्रेरणा से उदभूत 
प्रतीत होती है। प्रेमघचन में भी वेष्णत मूलक भक्ति निष्ठा भारतेन्दु की ही भाँति 
विद्यमान थी, किन्तु लगता है कि भक्ति-निरुपषण की श्रपेक्षा श्वुगार चित्रकारी में 
उनका मन श्रपेक्षाकूल अधिक रमा है और इससे भी अधिक सफलता उन्हे नवीन 
भावनाओं का चित्रण करने मे मिली है। प्राचीन रीति परम्परा के सफल कवि होते 
हुए भी उनके अधिकाश साहित्य मे नवीन जामृति के प्रति श्राकषषण,, सामाजिक 
समस्याओ के प्रति विक्षोभ और अतीत के प्रति निर्मेल पवित्र' कल्पना बिखरी पडी 
है। समाज द्रष्टा इन साहित्यकारो द्वारा रीति कालीन परम्परा के निर्वाह को लेकर 
डा० वाष्णेय के शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि समय की तीज्र गति से मानसिक 
प्रगति सदेव पिछड़ी हुई रही है। यह भी साहित्य रचना का एक कारण है। समाज 
के मध्यम वर्ग ने उसे बनाए रखने की चेष्टा की । प्राचीन गौरवशाली साहित्य की 
परम्परा में होने के कारण उसका महत्व अवश्य है परन्तु वह मृत प्राय. हो चुका था । 
उसका श्रन्त हिन्दी साहित्य की एक महान घटना है' । फिर रीति परम्परा का 


१- नगेन्द्र : रीति श्गार (स०), पृष्ठ ३६ । 
२--प्रेमघन सर्वस्व (भाग १), पृष्ठ २०२ ॥। 
३--वही, (भाग १), पृष्ठ २०० ॥ (जीमें जनपद ) 
४--(अ) वही, (जीर्ण जनपद ६१९-६२०), 
(ब) वही, (हादिक हर्षादर्शक) पृष्ट २८०१ | 
४--वही, (स्वदेश विन्दु) पृष्ठ ६३१ ॥ 
६--लक्ष्मी सागर वाष्णय (आधुनिक हि० सा०) पृष्ठ ३४२ ॥ 


( १५१) 


निर्वाह करते हुए भी इन साहित्यकारो द्वारा जान बृभ कर सीमा उल्लघन करने की 
चेष्टा नही की गई है और यह नूतन परिस्थितियो का प्रभाव है। इस नवीनता से 
आकर्षित, इसके साथ-साथ श्रपने मनोविकारों का सामजस्यथ, इस काल की अपनी 
विजेषता है | 


नारी का सत्‌-रूप 


इस काल में साहित्यकारों की दृष्टि नारी के सत्‌ रूप की भ्रोर भी उन्मुख 
हुई। नारी की हीनावस्था और विषाद युक्त परिस्थिति के इस प्रहर मे उसकी 
स्थिति को सम्मानपूर्ण पद देने तथा सामाजिक क्षेत्र मे उसके अस्तित्व की प्रतिष्ठा 
प्रस्थापित करने की दिशा में जो प्रयत्न किये गये, नई पीढी उससे भ्रत्यधिक प्रभावित 
हुई । भारतीय नारी के अतीत झ्रादर्शों को इसी काल मे प्रोत्साहित किया गया । 
“स्त्री, समाज की श्रधिष्ठात्री देवी के रूप में पृज्य हुई । महिलाकुल मे सतीत्व को 
उस जाज्वल्यमयी प्रभा का प्रकाश देखा गया जिसके कारण भारतवर्ष भूमण्डल का 
आदर्श गुरु रहा है । प्रेमथन ने 'स्वदेश विन्दु” के श्रन्तगंत प्राचीन महिलाझो का 
ग्रुणगयान किया ओर उनमे निहित लज्जा, दया, धर्म, पति सेवा आदि बन्दनीय महान्‌ 
ग्रणो के सम्मुख अपना मस्तक नत किया । राधाक्ृष्ण दास ने नारी हृदय में अन्त- 
निहित शक्ति-रूप का उद्घाटन किया। महारानी पद्मिनी' नाटक में पद्मिनी 
अलाउद्दीन द्वारा प्रणय आाकाक्षा प्रदर्शित की जाने पर क्रोध पूर्ण स्वर मे उसे फठ- 
कारती है... दुख यही है कि तेरे हाथ में शस्त्र नहीं है, तो तुक से इस पृथ्वी की 
रक्षा करती । तेरे पापो का फल तुभ को देती, यदि तुम में कुछ भी सामर्थ हो तो 
था हस्त्र ले और मुझ से लड। देख क्षत्राणियों का सतीत्व भग करना कैसा होता है 
प्यारी किस मुँह से कहना होता है * 
( राधाकृष्ण दास--महारानी पद्मिनी नाटक पृष्ठ ४२, ४३) 
दक्तिमयी होने के साथ-साथ नारी अपने हृदय मे प्रेम की एक निष्ठा को 
भी घारण किए हुए है। किशोरीलाल गोस्वामी के “राजकुमारी उपन्यास की 
सुकुमारी मानिक की प्रेयसी बन कर, उसके उपरान्त किसी अन्य से विवाह करने 
की कल्पना भी नहीं करती । मानिक के मन की आशझ्यका को वह एक स्थल पर तुम 


पागल हो, कुलवंती लडकियों का कही दो बेर व्याह होता है । कह कर निमुल तथा 
निराधार बना देती है । ह 


चेतना और दिश्या-विकास के इस काल मे नारी प्रेम को श्रपता अधिकार 


१-- किशोरी लाल गोस्वामी : श्रादर्श सती, (द्वि स०) पृष्ठ १२३ ॥ 
२--प्रेमघन सर्वेस्व (भाग १) पृष्ठ ६३१ (स्वदेश विन्दू) 
३--किश्लोरील गोस्वामी : राज कुमारी, (द्वि० स०) पृष्ठ ४६ | 


४ ( १५२ ) 


प्रमभती है । सत्यवान्‌ पर आकष्षित सावित्री की सहेली जब उसे उसके इस मनोरथ 
मै निवृत करने का प्रयत्न करती है तो वह उसे फटकार बताती हुई कहती है, निवृत 
करोगी धर्म पथ से । सत्य प्रेम से और इसी शरीर मे ।” 
(भारतेन्दु ग्रन्धावली , सती प्रताप) 

भारतेन्दु ने उपर्युक्त नाठक मे सावित्री के चरित्र में उस महान्‌ नेतिक 
भावना का आरोपण किया है जिसके कारण वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेती हैं । 
प्ाविन्नी के चरित्र मे नारी का सत्‌ रूप स्पष्टतया मुखरित हुआ है । गोस्वामी जी 
के उपन्यास “स्वर्गीय कुसुम' मे तथाकथित पतिता कुसुम के मन में भी नारी चरित्र 
की निर्मल, कोमल क्रान्ति विद्यमान है अपनी दयनीय एवं घृणात्मक परिस्थिति के 
प्रध्य भी उसकी नारी का सत्‌ स्वरूप अनेक अवसरो पर प्रकट होता है। वेश्या होते 
१ए भी स्नेह के धरातल पर नैतिक नारी की सी एक निष्ठा उसमे विद्यमान हैं तभी 
गे वह कहती है--'अब चाहे जान जाय तो भले ही जाय, पर जीते जी रडी के 
ताॉकिस पेशे को तो मैं कभी न करूँगी, श्रौर या तो मैं यों ही मर जाऊँगी, या किसी 
ऐसे शख्स के साथ आइनाई कर लगी, जिसके साथ सारी उमर कट जाय ।” वेश्या 
जीवन की भयावहता को जान चुकने के बाद बह श्रपने उस्ताद से भी पेशा करने के 
लिये मना कर देती है । 
तारी का असत्‌ रूप 

नारी के सत्‌ रूप की अभिव्यजना के साथ-साथ रीति परम्परा के प्रभाव से 
कही-कही नारी स्थूल श्युगारिकता के क्षेत्र मे भी उतारी गई है, तथा उसके प्रति 
प्राद्श भावना का पतन हुआ है और परिणाम स्वरूप वह केवल काम-क्रीडा-सुख 
ग़ष्ति की साधन-मात्र बन कर रह गई है। प्रेम पीयूष वर्षा' में प्रेमघन द्वारा स्थूल 
कगार की जो चित्रपटी प्रस्तुत की गई है उसका एक उदाहरण अ्रवलोक़नीय' है :--- 


फाम में सोही सुहाग भरी 
सखियान के संग सों जेसहि छूटी 
। त्यों घनप्रेम भरे ग्रद्मो मोहन 
| खेंचत मोतिन की लर॒ टूटी 
| बाल रंग्यो तन, लाल गुलाल सो 
गाल मल्‍यो रस सम्पत्ति लूटी' 
नेननिी सो असूवा बरसे 
सिसके सिकुरी जनु बीर बहूटी' । 
-+किद्योरीलाल' गोस्वामी (स्वर्गीय) कुसुम, (द्वि सं०) पृष्ठ २१ ॥ 
छ 72 १2 पृष्ठ श्ं-३० ॥ 
'प्रेमघन सर्वेस्व (भाग १) पृष्ठ २२२। 


ध्््् प-. ऋ«.. 7-०++ कन्‍नरनकननाओ फनिभितक तायनल्आ ज>«+ 


( १४४ ) 


हत्या को प्रस्तुत गंगा से अपनी करुण दह्मा की कथा कहती हुई अपने हृदय की 
दुबंलता-सरलता-पर दुख प्रकट करती है'। भारतेन्दु ने नारी जीवन को इस करुणा 
पे उबारने का प्रयत्न किया है। नील देवी' की भूमिका मे उन्होने अपनी इस 
भावना को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है -- 

इससे यह शंका किसी को न हो कि मैं स्वप्न मे भी यह इच्छा करता हूँ कि 
इन गोरॉगी युवती समूह की भाँति हमारी कुल लक्ष्मी गण भी लज्जा को तिलाँजलि 
देकर अपने पति के साथ घूमे, किन्तु और बातों में जिस भाँति श्रग्नेज़ युवतियाँ 
सावधान होती है, पढी लिखी होती है, घर को काम काज सँभालती है, अपनी जाति 
और पअपने देश की सम्पति-विपत्ति को समभती है, उसमे सहायता देती हैं और इतने 
समुन्नत मनुष्य-जीवन को व्यर्थ गरह-दास्य और कलह मे ही नही खोती, उसी भाँति 
हमारे गृह देवता भी वर्तमान हीनावस्था का उल्लघन करके कुछ उन्नति प्राप्त करे, 
यही लालसा है ।' 

: भा० ग्र० (१) पृष्ठ ११९। नील देबी! : 

समभदारी आने पर जिस नारी ने श्रपनी स्थिति को वासना और कामना! 
की पंकिल परिस्थिति में घिरा हुआ पाया है, ऐसी नारी के प्रति किशोरीलाल 
गोस्वामी ने पूर्ण सहानुभूति प्रकट की है और उसे वह शक्ति प्रदान की है जिससे वह 
झपने आत्म-सम्मान की प्रतिकूलता के प्रति प्रतिशोध का स्वर ऊँचा कर सके 
स्वर्गीय कुसुम” मे इन्होने वेश्यावृत्ति और देवदासी प्रथा का खुन्ना विरोध किया है | 
ये दोनों परम्पराएँ पुरुष की वासना वृत्ति और उच्छ टखल प्रवृत्ति का परिणाम है' 
| कुसुम एक स्थल पर कहती है :--- 

देवदासी प्रथा व्यभिचार और वेश्यावृत्ति की जड है, और उसे किर्स 
व्यभिचारी महात्मा ने चलाया है” इसी प्रसग मे वह कर्ण सिंह से फिर कहती है-- 
जिस प्रथा से व्यभिचार और वेश्यावृत्ति की दिन दूनी और रात चौगुनी बढवार हु 
जा रही है, उस प्रथा को धर्म का श्रग मानना--यह कैसा विचार है। जो देव मन्दि 
बर्म के प्रधान स्थान है और जिन देव मन्दिरों की परिचर्या के लिये लोग अपर 
क्रन्याओं को अधिष्ठाता देवताओं की दासी (देवदासी) की पदवी पाकर उन कन्यांझ 
के साथ उत सन्दिरों से पुजारी, महल्त, पंडे या ऐसे और भी बहुतेरे लोग जैसा घृणि 
भियानक, और पैशाविक पाशविक अत्याचार किया करते हैं, इन बातो पर कभी आप 
पा आप ही के समान और भी धर्म प्राण महानुभावों ने कुछ विचार किया है. 
१--किशोरी लाल ग्रोस्वामों : सुख शवंरी, पृष्ठ ३२। 
$ अबुयस | ए “स्वर्गीय कुसुम,” पृष्ठ ११६३६ 
" अा 72 १+ है पृष्ठ १३७ ॥ 
| ४+* है हु । 72 पृष्ठ १३८ ॥ 


विककी न 


--बहपरकसफ 


|] 


| 


| 
| 
| 


(१५४५ ) 


इस स्थल पर यह विचारणीय है कि इस काल के समाज सुधारको ने नारी 
समाज के इस पतित पक्ष के उद्धार के हेतु किसी प्रकार की सक्रिय चेष्टा नही की 
थी । उनका ध्यान दूसरे प्रकार के सुधारों पर ही विशेष रूप से केन्द्रित था। परन्तु 
हिन्दी साहित्यकार ने समाज द्वारा पतित, प्रताडित एवं प्रतिलॉछित इस नारी के 
लिये न्याय की माँग की, और सामाजिको का ध्यान समाज की इस असहनीय बुराई 
की ओर भी आकुृष्ट किया । 


इस काल के साहित्यकार ने बैघव्य की ओर भी हृष्टिपात किया । विधवाशओं 
का आधारहीव जीवन, अन्न वस्त्र की समस्या, कुल मर्यादा के आडम्बर को बनाए रखने 
के लिये उनका तपस्विनी वेश और ब्रत, तथा ज्ञान के प्रकाश के अभाव में उनका मृत्यु 
सा-जीवन-- सभी कुछ उसने अपनी सजल श्रांखो से देखा'। और इसकी प्रतिक्रिया 
स्वरूप उसने विधवा विवाह का समर्थन किया । उसने घोषणा की कि, 'पुतविवाह के ' 
न होने से बड़ा लोकसात होता है, धर्म का नाश होता है, ललनागण पु इचली हो 
जाती हैं, जो विचार कर देखिए तो विधवागण का विवाह कर देता उनको नरक से 
निकाल लेना है । 'दु.खिनी बाला' का रचयिता भी इस विषय में सहमत है-- इस 
भारतवर्ष मे बहु-विवाह, बाल-विवाह के होने और विधवा विवाह के न होने से कैसी 
हानि है ।... ..-हम लोगो द्वारा यह कुरीति जितनी उठे, उतना ही हम अ्रपतर को 
धन्य समझे” । श्रीधर पाठक ने बाल-विधवा के अवसादो को, उसकी दयनीय परि- 
स्थितियों एवं उसके शृन्य भविष्य को निहारा है । इनकी रचनाओं मे जिन बा-ो वो 
अत्यधिक पुनरावृत्ति मिलती है उनमे कायस्थ निन्‍दा, बाल-विवाह का विरोब तथा 
पुनविवाह का समर्थन हीं मुख्य है'। पाठक जी ने देश सुधार का विचार तामक 
कविता 'पश्चिमोत्तर महात्म्य* नामक लेख मे बाल-विवाह का विरोध तथा विधवा 
विवाह का समर्थन किया हैं। बालकृष्ण भट्ट ने “हिन्दी प्रदीप के माध्यम से विधवा 
विवाह के समर्थन में कई लेख लिखे है? । एक स्थल पर पुनविवाह का पक्ष समर्थ 
करते हुए उन्होंने लिखा है--क्या यह (विधावा विवाह) उस महान्‌ कर्म की अपेक्षा 


१--प्रेमघत सर्वस्व (भाग १) पृष्ठ २८१ । 

२--भा रहेन्दु ग्रन्धावली (भाग १) पृष्ठ ७३ । 

३--राधाक्ृष्ण दास * दु खिनी बाला, पृष्ठ १॥ 

४---श्रीधर पाठक : हिन्दी प्रदीप, (जुलाई १८८५) पृष्ठ १६-२० ! । 

५--राजेन्द्र प्रसाद दर्मा द्वारा (हिन्दी गद्य के निर्माता) बालकृष्ण भट्ट में पृष्ठ २०१ 
पर उत्तथित । द | 

६--हिन्दी प्रदीप : : मई से जुलाई १६०१ मे प्रकाशित । ै 

७--वही, मई १८८४, पृष्ठ ८ । 

८--हिन्दी प्रदीप : मई १८८१, पृष्ठ २२, अगस्त १८८१, पृष्ठ ४१॥ 


( १४५६ ) 


बुरा है जो विधवा लोग प्रुप्त व्यभिचार करा, प्रति वर्ष सैकडो गर्श्नघात कराय दोनों 
कुलो को दूषित करती हैं'। के 

इतना होते हुए भी कुछ साहित्यकार पूनविवाह का स्पष्ट विरोध करने में 
असमर्थ रहे है। स्वय भारतेन्दु ने "जो विधवा विवाह करती है उसको पाप तो नहीं 
होता, पर जो नही करती, उसको पृण्य भ्रवश्य होता है'। कह कर बालक्ृष्ण भट्ट 
या श्रीधर पाठक की तरह से पुन्रविवाह का तीब्र समर्थत नही किया है। किशोरीलाल 
गोस्वामी ने वैधव्य की पवित्रता पर विशेष बल दिया है। सचमुच बुआजी (जो बाल 
विधवा थी) का मन बहुत ही पवित्र, उदार और प्रशस्त था। उनका चरित्र अ्रत्यत 
निर्मेल, पुनीत और झादर्श था और उनका उद्देश्य अ्रति मनोहर, उन्नत और 


वात्सल्यरस -पूरित था ।” 
(माधवी माधव, पृष्ठ १२) 


उपर्युक्त कथनों की पृष्ठ-भूमि मे भारतीय समाज की रूढ धाभिक प्रवृत्ति 
विशेष बलवती दिखाई पड़ती है। पाश्चात्य झ्रालोक को स्वीकृति प्रदान करते हुए 
भी तवीन साहित्यकारों मे प्राचीन परम्पराओो का खुला विरोध करने का साहस नही 
था। एक झोर तो नवीन मान्यताओो से प्रभावित दिखाई पडते थे, एवं दूसरी ओर 
प्राचीनता का मोह भी उत्तकी प्रतिभा को अपने मे बाँधे था। इस उलभन मे वे 
प्रगतिशील मसच्यताश्रो की झोर मन से भ्राकषित हुए भी कथनी मे उससे पिछड़े हुए 
ही रह जाते थे । 

पुनविवाह-समर्थन के साथ-साथ भट्टजी ने प्नमेल विवाह का भी विरोध 
किया। परिवार में फैलो अशान्ति के मूल मे अनमेल विवाह भी प्रमुख कारणों में से 


। एक है। इस विषय में एक स्थल पर उन्होंने लिखा है--“हष्टि फैलया कर देखित 


| 
! 
। 
| 


ड् 
| 


$ 


तो इसी झनमेल चित्त के विवाह के कारण कौत सा ऐसा घराना है जहाँ दिन रात 
का दाँता किट-किट नही हुआ करती' ।! 

झवस्था में कम पति को पाकर पत्नी अपनी भरी जवानी नेहर मे ही बिता 
देती है। उसे दुःख होता है कि विवाह के समय उसकी भ्रतुमति क्‍यों नहीं ली गई 
और इस झनसेल विवाह के परिणाम स्वरूप उसको पूर्ण जीवव अपने पिता को 
कोसते भौर अपने भाग्य का रोना रोते ही बीतता है' । दूसरी ओर एक बालिका का 
विवाह वृद्ध से कर दिया गया है । वृद्ध से उसका व्यवहार उससे केवल' इसीलिए 
भच्छा हूँ कि उसके किशोर दरीर से वह अपने वृद्ध तन की पिपास। शान्‍्त करने की 


भ्राशा' लगाए है। वह उसे जरतारी सारी लहंगा और चोली” का प्रलोभन देता है, 


१- हिन्दी प्रदीप : मई १८७९, पृष्ठ १-२। 


२--भारतेन्दु प्रन्यावली (भाग १) पृष्ठ ७४। 
३--हिन्दी प्रदीप : भगस्त १८८६, पृष्ठ ३२ । 


४--पैमघन सर्वेस्व (भाग १) ५४४-५४६। 


( १५७ ) 


लेकिन किशोरी की किसी किशोर को पाने की कामता इन भौतिक बस्तुओ से भ्रंधिक 
श्रेष्ठ है इसी लिए वह कहती है-- 
अआगि लगे तोहरी जर तारी-सारी लहंगा चोली रामा 
हरि हरि तुहऊं के घरि खाय वाग कहूँ काला रे हरी । 
जब लग चढ़े जवानी हम पर तब तक तूँ मरि जाव्य (रामा) 
हरि हरि तब हमार फिर होय कवन हवाला रे हरी 
फेरि कैसे मन मिले कह . तो मुरदा ओ जिन्दा के रामा' । 
अ्रंनमेल विवाह की भाँति बाल-विवाह के प्रति भी साहित्य सेवियो का 
श्राक़रोश प्रकट हुआ है। भारतेन्दु ते भारत दु्देशा' मे सत्यावाश फोजदार द्वारा 
बालपन मे व्याही, प्रीति बलतास कियो सब' कहला कर तत्कालीन प्रचलित इस 
प्रथा पर श्रच्छा कटाक्ष किया है। इन्ही की भॉति प्रेमधन वे भी वर्षा विन्दु' अतर्गत 
बाल-विवाह पर व्यगात्मक उक्ति प्रस्तुत की है । 
नई दूल्ही बनाय, ग्रोदी तोहके उठाय 
मूह चूमब खेलाय, मोरे बारे बारे बलमूं । 
पावे पावों न उठाय छाती, बाल पिय पाय 
गोरी कह तो सरमाय, मोरे बारे बलमूं। 
प्रेमथनत अकुलाय, रस बिना बिलखाय 
कहे खिलली सी उडाय, मोरे बारे बलमूं । 
हिन्दी प्रदीप” की सचिकाश्रो मे भट्टजी का बाल-विवाह भ्रथा के प्रति तीज 
विरोध प्रतिलक्षित होता हैं। उनके मतानुसार बाल-विवाह के परिणाम स्वरूप 
झसमान दम्पतियों की अभिवृद्धि समाज को नरकमय बना देती हैं। ये असमान्र 


दम्पति ही अभ्नाचार और अष्टाचार के प्राकृतिक जनक होते हैं। यदि बाल-विवाह 
बन्द कर दिए जायें तो पुरुषों की मृत्यु सल्या इतनी घट जाये कि शायद विधवा- 


विवाहों की आवश्यकता ही न पड़े! । 'बाल-विवाह विषयक एक चीज़' में श्री प्रताप 
नारायण मिश्र ने भी इस सामाजिक कुप्रथा की भर्त्ना की है। उनका कहना है कि 
शीघ्र बोध के कारण जिन इलोंकों को प्रमाण मान कर हिन्दू भाई इस घोर कुरोति 
पर फिदा है, जिनके लिये नई रोशनी वाले बिचारे काशीनाथ पर फ़टकेबाज़ी करते 
है, उनका ठीक-ठीक अर्थ ही कोई नहीं विचारता, नही तो उनमें तो महा निषेध 
वरंच भयानक रीति से बाल्य-विवाह का निर्षध ही है । इसी प्रकार राधाक्ृष्ण दास 
१--प्रेमघन स्वस्व (भाग १) पृंष्ठे १४७-५४८ । 

२- वही, पृष्ठ ५४५ । 

३--हिन्दी प्रदीप * अक्टूबर से दिसम्बर १४६०, पृष्ठ १९ ॥ 

४-- प्रताप नाराण सिश्र ग्न्‍न्यावली (प्रथम सष्ड ) पृष्ठ ११४।॥ 


( १४८ ) 


की 'दु खिनी बाला' में सरला के सुख से जन्म पत्नी मिला कर विवाह योजना तथा 
बाल्य-विवाह प्रथा के दृष्परिणाम बताए गए है, सरला तत्कालीन नारी जाति 
का प्रतिनिधित्व करती हुई कहती है-- हाय ! हमारी यह दशा क्यो हुई--जन्म पत्र 
और बाल्य-विवाह से । यदि जन्म-पतन्न न होता तो क्‍यों ऐसे मूर्ख से मेरा विवाह 
होता ? यदि बाल्य-विवाह न होता तो क्‍यों न मैं स्वयं भ्रपनी भलाई बुराई को 
समभा कर अपनी इच्छानुसार पति करती ।॥' 

बाल-विवाह की भाँति कुलीन वो मे प्रचलित बहु-विवाह की विभीषिका 
झौर दुष्परिणामों पर भी तत्कालीन साहित्यिको की दृष्टि ठहरी है। 

सत्यानाश फौजदार “करि कुलीन के बहु-व्याह बल धीरज मार॒यों कहकर 
देश की दुर्वलता का चित्र उपस्थित किया है। बहु-विवाह के परिणास स्वरूप नारी 
की सम्मान-स्थिति में कितना पतन हो जाता है यह 'प्रेमघन” से भी छिपा न रह 
सका । उन्हें इस बात का दुख है कि सामाजिक श्रवनति के इस काल मे रंडुए, त्यागी 
ग्रौर दीन सभी ग्र॒हस्थ बन बेठे है, प्र्थात्‌ नारी की प्राप्ति इन सबके लिये एक 
साधारण सी बात हो गई है' । साथ हो कही-कही पर कन्या विक्रय प्रथा के प्रति भी 
खीफ प्रकट की गई उल्लिखित होती है । 

इस उत्थान काल में कतिपय लेखकों द्वारा वैवाहिक प्रश्न को लेकर स्त्री- 
पुरुष की स्वतन्त्र इच्छा का समर्थेन भी किया है। स्त्री! शीर्षक अपने लेख मे प्रताप 
नारायण मिश्र यह कहते दिखाई पडते है कि 'इससे उत्तम यही है कि विवाह केवल 
बर और कन्या की इच्छा से होना ठीक है, नही तो दोनो की जीवन-यात्रा में बाधा 
पड़ना सम्मत हैं” । 

मुस्लिम सभ्यता से ग़ृहीत पर्दा प्रथा के प्रति भी विरोधी प्रवृत्ति इस काल की 
रचनाय्रों में यत्र-तत्र लक्षित होती है । भट्टजी का विचार है कि पर्दा प्रथा भ्रष्टाचार 
को कम करती ही नही, उसे बढाती है । उन्होंने लिखा है, 'रात बहु कौरे जॉय दिन 
कौवा देखि डरराय' भट्टजी का कहना है कि हिन्दू वास्तविक बेपरदगी को तो रोकते 
नहीं हैं जो नदियों के स्नान घरों के निकट सदा सुलभ है या मन्दिर मे जिसके प्रदर्शन 
के सुन्दर रंग मंच है केवल घर मे पर्दा करने से कया लाभ और सो भी केवल पति 
का, जिसका पर्दा करने की कभी झावश्यकता ही नही है* । 
१--राधा कृष्ण दास : दु:खिनी बाला (च० स०) पृष्ठ ८५। 
२--भा रतेन्दु प्रन्धावली (भाग १) पृष्ठ ४७५। (भारत दुद्देशा ) 
३--प्रैमघन सर्वस्व (भाग १) पृष्ठ १५७ । 
४--किश्लोरीलाल गोस्वामी, स्वर्गीय कुसुम पृष्ठ १६२ | 
५६०-प्रताप नारायण मिश्र प्रन्यावली (प्रथम खण्ड) पृष्ठ २०१॥ 
६--राजेच प्रसाद शर्मा : हिन्दी गद्य के निर्माता: बालकृष्ण भट्ट पृष्ठ २६४ । 

साथ ही, हिन्दी प्रदीप, जुलाई १८८२ पृष्ठ २० ॥ 


( १५६ ) 


उपयुक्त सामाजिक कुप्रथाओ की आलोचना करने के साथ-साथ समस्त साहित्यिको ने 
समाज-सेवियो की ही भाँति एक स्वर से नारी शिक्षा के प्रचार पर बल दिया है। 
भारतेन्दु ने नारी के शिक्षित होने की अ्निवायेता को स्पष्ठ किया है--नारी पढे बिन 
एक हू काज न चलत लखाइ ।' फिर माता द्वारा बालक को खान-पान तथा खेलने के 
समय दी गई शिक्षा का महत्व गुरू द्वारा प्रदत्त शिक्षा से कही श्रधिक होता है। श्रत. 
शिक्षिका होने के लिये स्वय शिक्षिता होना अ्रनिवार्य है “हमारी ललनाओो की हीन 
दशा” (हिन्दी प्रदीप, जनवरी १८६१ पृष्ठ १४-१७) के अन्तर्गत भट्ट जी ने स्त्रियों 
का पक्ष लेकर पुरुषों से अपना रूढ दृष्टिकोण परिवर्तित करने की माँग की है। 
उनका विश्वास है कि शिक्षित नारियाँ पुरुषों के लिये सहायक सिद्ध होगी। उनके 
कथनानुसार स्त्री-शिक्षा खूब फेलनी चाहिए। उत्तम स्त्रियाँ सचमुच वह अमूल्य 
रत्न है कि पति सदा उनको अपने हृदय पर धारण किए रहे ।” वे निश्चयपूर्वक इस 
बात पर बल देते है कि, 'जिस दिन हमारी सीधी सादी ललना समाज मे शिक्षा का 
असर पैदा हो गया, जैसा बगाल में हो चला है उस दिन फिर ये मन्दिर और देव- 
स्थान हिन्दुस्थान की एक पुरानी बात मात्र रह जाएगी”। पाठकजी ने भी दिश 
सुधार का विचार' के भ्रन्तगंत स्त्री-शिक्षा का समर्थन किया है । प्रताप नारायण मिश्र 
ने 'पतिब्रता' के अन्तर्गत नारी के लिये भारतीय परम्परा की शिक्षा का समर्थन किया 
है । वे भारतीय नारी को पाश्चात्य शिक्षा प्रदान करने के पक्ष मे नही हैं | उन्होने 
नारी के लिए उस शिक्षा की व्यवस्था करनी चाही है, जिससे वे पातित्नत धर्म का 
निर्वाह कर सके । 

“स्त्रीमण को शिक्षा देवें कर पतिब्रता यज्ञ लेवें'।' 
समुचित व्यवस्था न होने पर खेद भी प्रकट किया है । 
किशोरीलाल गोस्वामी कन्याओ को पाठशाला भेजने के स्थान पर घर पर 

ही हिन्दी और सस्क्ृत की शिक्षा देने के पक्ष मे हैं? । पादचात्य और पोर्वात्य रचना- 
कारों की मनोव॒त्ति मे परस्पर मतभेद भी दिखाई पड़ता है । और विचारों के 
पारस्पारिक मतभेद को यह प्रताप नारायण सिश्र मे सर्वाधिक प्रतीत होती है । एक 
१--हिन्दी प्रदीप . सितम्बर १८८४, पृष्ठ ६१७ ॥ 
२--वही, अप्रैल से जून १८६१, पृष्ठ २६ । 
३--हिन्दी प्रदीप मई से जुलाई १६०१ । 
४-..-प्रताप नारायण मिश्र ग्रन्थावली (भाग १) पृष्ठ १६० । 
५- रामरतन भटनागर द्वारा भारतेन्दु हरिइचन्द्र में पृष्ठ ३० उत्कथित । 
६--प्रताप नारायण मिश्र ग्रन्थाक्ली (भाग १) पृष्ठ २०१) 
७--मालती माधव, पृष्ठ ७५॥ 


( १६० ) 


स्थान पर उन्होंने बाल्य-विव एह का विरोध किया है तो शअ्रन्य स्थल पर वे श्रपना मत 
परिवतंन इस प्रकार कर लेते हैं......यहू तो बाल्य-विवाह के द्वेषी महाशय भी 
माने होगे कि यदि शारीरिक, मानसिक व सामाजिक बाधा उत्पन्न होती है तो छोटी 
ग्रायु के समागम से होती है न कि विवाह मात्र से । सो उस (स्वल्पायु सहवास) की 
शास्त्र में कही भ्राज्ञा ही नही है, केवल कन्यादान के लिये भ्रनुशासन है। उससे और 
सहवास से वर्षों का अ्रन्तर पड़ जाता है| । इसी प्रकार अपने स्त्री,' शीर्षक निबन्ध 
के भ्रन्तेंगत उन्होने विवाद में वर-वधू की इच्छा को स्वीकृति दी है। परन्तु बाल्य- 
विवाह में वे ठीक इसके विपरीत कहते दिखाई पड़ते है---जो लोग कहते है कि वर 
कन्या की इच्छा से होता चाहिए उन्हें यह भी उचित है कि पच्चीस वर्ष का पुरुष 
भ्रौर सोलह वर्ष की रत्री विद्या तथा बुद्धि चाहे जितनी रखती हो पर सासारिक 
प्रनुभव से पूर्ण दक्षता प्राप्त नहीं कर सकती...श्रत* वर कन्या की श्रपेक्षा उनके 
जनक जननी की इच्छा अ्रधिक श्रेष्ठ है । स्त्री-शिक्षा की श्रोर भी उनका ध्यान 
झ्राकृष्ट हुआ है । उनके मतानुसार उनके लिये व्याख्यान भी आयोजित करने चाहिए 
परन्तु स्त्री जाति को स्त्री धर्म की शिक्षा पर्दे के साथ ही देना उनकी दृष्टि मे 
श्रेयस्कर है| । युग के सबसे प्रगतिवादी लेखक होने पर भी भारतेन्दु की लेखनी से 
सती होने का भाव व्यजित हो पडा है। वैदिक हिसा न भवति' मे नील देवी अमीर 
को मार कर कहती है--मेरी यही इच्छा थी कि मैं इस चॉडाल को प्रपने हाथ से 
बध करूँ । इसी हेतु मैंने कुमार को लडने से रोका, सो इच्छा पूर्ण हुई। (और 
ध्राघात) श्रब मैं सुखपूर्वंक सती हूँगी” परन्तु इस कथन को युग छाया ही समभना 
घाहिए। सती प्रथा के समर्थन में उपर्युक्त वक्‍तव्य नहीं दिया गया है, यह निद्चित 
है। इस प्रकार समाज सुधार की इस प्रबल धारा में जहाँ कही रूढिवादिता या 
प्राचीनता की क्षीणकाय रेखाएँ दीख पडती है वह सब झादि युग से चली श्रा रही 
उन परम्पराओं के प्रभाव का परिणाम है। उनको पूर्व संस्कारों से प्रभावित कुछ 
साहित्कार निर्देयतापूर्वक भटका देकर भ्पने बंधन मुक्त करा सकने में असमर्थ रहे 


हैं फ़िर भी उनकी रचनाओं में युग चेतना का प्रखर प्रकाश है जिसे कभी भी दृष्टि 
झोभल नहीं किया जा सकता । 


विभिन्‍न स्वरुपों में नारी 
इस काल के साहित्यकारों ने नारी को उसके विभिन स्वरूपों में भी देखा है । 
१--अ्रताप वाराण मिश्र ग्रन्धावली (भाग १) पृष्ठ ४८४ढ। 
2 ए 93 99 पृष्ठ ४८५२ । 
है 93 । पृष्दृ 4 8० ॥ 
४--भारतेन्दु ग्रन्यावली (भाग १) पृष्ठ ५४५ | 


-सरपधवरम्पा 


( १६१ ) 


अपनी निष्ठा पर अटल रहने वाली “चन्द्रावली' प्रेयसी के समुज्ज्वल आदशो को प्रस्तुत 
करती है । उसे नेह का परिणाम विछोह के रूप में असहाय है । अपने प्रेमादर्श की 
दुहाई देती हुई वह अपने भूंठे झ्राइवासन देने वाले प्रिय से इतना ही कह पाती है-- 


“'हरिचन्द! भये निरमोही इते निज 
नेह को यों परिनाम कियो 
मन माही जो तोरन ही की हुती 
गअपनाइ के क्यों बदनाम कियो | 
(भा० ग्र० १: चन्द्रावली नाटिका : पृष्ठ ४२८) 


न्द्रावली” के समान ही विवाह से पूर्व भी सत्यवान के प्रति सावित्री का 
प्रटूट प्रेम लक्षित होता है। उसके लिये सत्य प्रेम का पथ ही धर्म पथ हो जाता है। 
गोस्वामी कृत “राजकुमारी” मे भी प्रेयसी की इस निष्ठा के दशन होते हैं। सुकुमारी 
अपने प्रिय मानिक की बिगडी हुई दशा से अधक विज्ञ होकर भी एक बार उससे प्रेम 
करने के पदचात्‌ केवल उसी से प्रेम करती चलती है । (राजकुमारी : पृष्ठ ५) 


पत्नीत्व के झ्रादर्श की भावना इस युग मे अधिक प्रभावशाली ढग से व्यक्त 

हुई है । 'पतिब्रत” धर्म से नारी सब प्रकार से समर्थ है। उसकी कीति स्वर्ग से भी 
गाई जाने की कल्पना की गई है । 

: भारतेन्दु प्रन्यावली (१) पृष्ठ स० ६७६ (सती प्रताप ) 


' “पत्नी का सुख एक मात्र पति की सेवा है। जिस बात में प्रियतम की रुचि 

हो उसी मे सहघर्मिणी की रुचि हो (वही, पृष्ठ ६५८) 
प्रतिव्रता नारी में संसार में सुखों का मूल निहित है । नारी के लिये पति ही 

संसार में अनन्य देवता है! । उससे बिना वह आ्राहदर तक नहीं कर सकती, इससे 
उसका धर्म बिगड़ता है । वह पतिपरायण सती साध्वी नारी के रूप मे ही पूज्य है । 
इस प्रकार इस काल मे नारी के पत्नीत्व स्वरूप की मर्यादा को पति पुंरुष 


१--नारी समजम मे नहिं सुख मूल, पतिबरता नारी मिलबे सम दुख नहिपायो मूल, 
ह : भा० ग्र० (१) पृष्ठ ६६६ (सती प्रताप) 
२--(श्र) पति सम जग में नहिं कोउ देव' 
भा० ग्र० (१) पृष्ठ ६६६, (सती प्रताप ) 
(ब) “निश्चय ही स्त्री के लिए पतिब्रत से बढ़कर कोई धर्म नही है, न पति से 
बढ़कर कोई देवता है :--अ्रताप नारायण मिश्र ग्रत्थावली, (१) पृष्ठ १८९ । 
३--प्रताप नारायण मिश्र ग्रन्धावली (१) (कलि कौतुक रूपक ) 
४--बाल कृष्ण भट्ट : नल दमयन्ती । 


( १६२ ) 


की सेवा एवं आज्ञापालन से पृथक देखने की चेष्टा नही को गई। पति के व्यक्तित्व 
से विलग उसका अपना कोई व्यक्तित्व नही है। यह पुरुष की दासी है, पति का सुख 
उसका सुख है। वारी में पतिब्रत धर्म को प्रस्थापित करने के लिये कठोर चारित्रिक 
पवित्रता को प्रतिष्ठित किया गया । उसकी स्वतन्त्र वेयक्तिकता पति से अलग अपना 
कोई महत्व नही रखती और इस तरह पति की सेवाझ्रो में सदेव तत्पर बारी ही 
पत्नीत्व की आदर्श समभी गई । 

माता के रूप मे नारी को भगवान के समान पूजा की अ्रधिकारिणी सम 
गया तथा सदेव ही उसके मगल की कामना की गई। पुत्रवती माता को विशेष 
आदर दिया गया । 

धरनि धनि भाग ज़सोदा तेरो । जायो जिन अविनासी बाल 
: प्रेमघन सर्वेस्व (१) (जन्माष्टमी की बधाई) पृष्ठ ४६० 

माता यदि अपने व्यक्तिगत जीवन मे कसी ही क्यो न रही हो, परन्तु अ्रपनी 
सन्‍्तान की आँखो मे वह सदेव ही पवित्र, पूजनीय और श्रद्धेय हैं। गोस्वामी जी 
की आदश सतो' में न्यायाधीश द्वारा पूछे जाने पर लाडली माँ बसन्‍्ती के विषय मे 
उपर्युक्त भाव का समर्थन करती हुईं दिखाई पडती है ।--वह कहती है... 

चाहे वे (माँ) कसी ही रही हो, पर आखिर तो वे मेरी माँ ही थी । 
इसलिये में उनके चाल-चलन के बारे में भ्रपत्ती जबान से कुछ नही कहा चाहती ।' 

(भ्राद्श सती पृष्ठ १२८ । ) 

महारानी प्निनी मे माँ दाक्ति के रूप मे प्रस्तुत की जाती है । देश की 
रक्षा के लिए वह प्रसन्नता से अपने पुत्री को बलि दे देती है'। सौ अजान एक 
सुजान' की रमा का चरित्र माता की श्रद्धायुक्त मावना से पूरित है नारीगत दुग्न णो 
की छाया उप्तकी चारित्रिक उच्चता के सम्मुख नहीं ठहर पाती ॥ 

जिस प्रकार पत्नी को अपने पति के कठोर अनुशासन में रहने की बात 
उपर्युक्त पंक्तियों मे कही गई है। उसी प्रकार इस काल के साहित्यकारो ने कन्या क 
माता-पिता के नियन्त्रण में दिय्या प्राप्त करने की भावना का समर्थन किया है । 
उसके जीवन को संचालित करने का, उसके लिये स्रभी प्रकार के निर्णय देने का 
अन्तिम अधिकार उसके अभिभावक्रों को ही है, इस विषय में कन्या का अपना 
व्यक्तित्व, अपनी झाकाक्षा तथा अपनी वाणी कुछ भी अर्थ नही रखती । 


१--राधाक्ृष्ण दास : महारानी पद्मिनी (नाटक) । 
२--बालक्ृष्ण भट्ट : सौ अजान एक सुजान (ढ्वि० स०) पृष्ठ ४१ ॥ 
३--सखि ! यही'जगत की चाल जिति है क्वारी 
उनके सब ही विधि मात-पिता भ्रधिकारी 
जहि चाहे ताकहूँ दान करें निज बारी 
यामें कछु कहनो, तजनो लाज दुलारी 
: भारतेन्दु ग्रन्थावली (भाग १) पृष्ठ ६८६ | 


( १६३ ) 


इस काल में पत्ती और कन्या को इतने कठोर अनुशासन से रखने का समर्थन 
शायद इसी कारण किया गया है कि ये साहित्यिक भारतीय नारी में पाश्चात्य 
सस्क्ृति और नवीन विचार धारा मे निहित तथाकथित उच्छ खलता की भावना का 
समावेश नही होने देना चाहते थे। सभी न्यूनताओ को जान कर भी भारतीय 
सस्कृति और भारतीय ससस्‍्कारो से उनका स्वाभाविक एवं अटूट सम्बन्ध था। नारी 
समाज के लिये आत्मोन्‍नति का पथ-निर्देश करते हुए भी यह नही भूलना चाहते थे कि 
तारी स्वभाव से कोमल, भावुक तथा सवेदनशील है और इसीलिये जीवन में सतुलन 
बनाए रखने के लिये उसे पुरुष समाज द्वारा निर्देशित पथ पर ही चलना श्रेयस्कर 
है । इसी कारण इस काल की रचनाओं मे, सामाजिक क्षेत्र मे पुरुष और नारी को 
समान भाव-भूमि पर प्रतिष्ठित नही किया गया। स्वभाव की भिन्‍नता मे दोनो के 


लिये कार्ये-क्षेत्र प्रदान किए । फिर भी सामान्य जीवन में दोनो के परस्पर सहक।र की 
ग्रावरयकता समझी गई। 


विभिन्‍न वर्गों में नारो 

इस काल में सामाजिक व्यवस्था के भ्रनुरूप विभिन्‍न वर्गीय नारियों के विषय 
में यद्यपि अधिक नहीं कहा गया है फिर भी प्रसग॒ वश कही-कही पर उनका 
विवरण प्राप्त होता है। कुलीन वर्गमीय नारियो का जीवन ऐद्वर्य झर विलास के 
मध्य श्यगारिक सृष्टि का परिचायक है। वे प्रेम करती है, उनका प्रिय से विछोह 
होता है, वे कलपती हैं, प्रिय को प्राप्त करती हैं और श्रन्‍्त मे दोनो का मिलन हो 
जाता है। लगता है कि जैसे वे प्रेम करने के लिये ही उत्पन्न हुई हैं। भारतेन्दु की 
चन्द्रावली, गोस्वामी की लवगलता, आदश सती की लीलावती तथा “राजकुमारी' 
की सुकुमारी आदि इसी कोटि की सश्नान्त परिवार की महिलाएँ हैं। उन्हे सामाजिक 
स्वतन्त्रता की स्वीकृति नही मिली है। इसीलिए प्रिय को सदेशे दासियों द्वारा भेजे 
जाते हैं तथा एकान्त मे लुक-छिप कर मिलन व्यापार की क्रीडा का महान्‌ समारोह 
जुटाया जाता है। राज-परिवार कुलीन महिलाओं में साहित्यकारो ने शक्ति, शौय॑ 
और तेज के दर्शन किए हैं। राधाकृष्ण दास की महारानी पद्मावती” इसका प्रमाण 
है| परन्तु यह अ्रतीत गौरव की पुनरावृति की चेष्टा मात्र है वास्तव में इस कोटि 
की अर का चित्रण करते समय्न लेखो पर रीति-कालीन छाया के स्पष्ट दक्षन 

। 

मध्य यरिवार में नारी की स्थिति सदेव से ही दयनीय रही है। अशिक्षा, 
कलह, विद्वेष के बीच मध्य-वर्गीय चारी का जीवन दिन-प्रति-दिवः श्रवसात की शोर 
झग्रसर होता चलता है। “निस्सहाय हिन्दू! में मदन मोहन की पत्ती द्वारा नारी- 
स्थिति विषयक सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया गया है । 

चारो ओर दुख ही दुख है, कहाँ तक वर्णन करू । देखिए चाचीजी तो ऐसी 
दुख देती हैं कि बड़ा ही कष्ट होता है। जो कहीं उन्होने मेरे हाथ मे कोई पुस्तक 


( १६४ ) 


देखी तो फिर देखिए कैसी बिगडती है, वह यही कहती हैं कि, जब देखो तब किताबें 
। लिए रहती है। न सीना, न पिरोना, ई कुल बोरन कहाँ से आई चौका लगावे के ॥ 
किन्तु साथ ही मध्य परिवार मे स्नेह भावना से अ्रधिवेष्ठित अपनत्व और 
घरेलू सुख की ओर से भी उदासीन नही रहा गया है स्त्रियाँ गरहस्थी के काम-काज से 
छुटकारा पाये दुधमंहे बालको को खेला रही है। कोई-कोई नवोढा 'भ्रपनी हमजोली 
सखी सहेली से गत रात में अनुभृत अपने प्राणनाथ के प्रेमालाप की कथा सुना रही 


है । 

इस काल मे निम्न वर्गीय स्त्रियों की उल्लिखित दशा सामाजिक स्वतन्त्रता 
की दृष्टि से उन्‍नत कही जा सकती है ) वे स्वतन्त्रतापृ्वेक घूम सकती है, उत्सवो मे 
भाग ले सकती हैं। लोगो के बीच में बेठ कर हाट लगा सकती है। भारतेन्दु की 
अधेर नगरी के कुंजंडिन और मछली वाली इसी वर्ग की स्त्रियाँ हैं। उनमे श्रपने 
स्वामी के प्रति अपूर्व निष्ठा एव अक्षुण्ण सेवा भावना विद्यमान है। गोस्वामी कृत “आदर 
सती” की “बतसिया' इसी प्रकार की सेविका है जो स्वय को श्रपनी स्वामित्ती लीला- 
वती के चरणों की धूल समभती है । ग्रजरी के रूप मे चित्रित वह कहर काम की 
करद' के समान भी अजब घाव” करने वाली प्रतीत होती है'। वह भी उसके 
नारीत्व का एक स्वरूप है। साथ ही निर्धतता और अभाव मे अन्य दुगुर्ण भी उसमे 
विद्यमान है। शिक्षा-विहिना नारी सभ्यता के अर्थों मे नितान्त पिछडी हुई है । ऐसी 
ही स्थिति की स्त्रियो का स्वभाव लडाई है।' घर ग्रहस्थी के सब काम, पिसोनी- 
कुटोनी से छुट्टी पाय, जब तक दाँत न किरे लें और आपस में भोटी भोटा न कर ले 
तब तक कभी ते अधाय ॥! 

इस प्रकार विभिन्‍न श्रेणियों, स्वरूपों एवं सम्बन्धों में विभक्त इस काल की 
नारी-स्थिति का चित्रण करने के पश्चात्‌ लगता है कि उपयुक्त काल में साहित्य 
शिल्पियो द्वारा नारी उत्थान की भूमिका ही चित्रित की जा सकी थी तथा प्राचीन 
और नवीन समाज सुधार आन्दोलन के अ्रुणोदय ने इन प्रभृति कलाकारों का ध्यान 
ग्रपनी ओर आकथित किया था और इसीलिए ये लोग प्राचीन और नवीन तथा 
पौर्बात्य और पाइ्चात्य आदर्शों में सामंजस्य स्थापित करते हुए नारी को सामाजिक 
चेतना की भाव-भूमि पर प्रतिष्ठित कर सके थे। हिन्दी साहित्य क्षेत्र में नारी 
स्थिति विषयक जागृति का बीजारोपण और प्रस्फुटन इस काल की महत्वपूर्ण घटना 
है । 
१--राघाकृष्ण दास . निस्सहाय हिन्दू, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ५६। 
२--बालकृष्ण भट्ट : सौ अजान एक सुजान, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २२। 
३--प्रेमघन सर्वस्व : (साग १) पृष्ठ ४९६ । 
४--बालकृष्ण भट्ट : भट्ट निबधावली (भाग १) चतुर्थ सस्करण, पृष्ठ १८ | 


जागृति-काल (१६०१-१९२० ) 


उपयुक्त उत्थान-काल के प्रन्तगंत सामाजिक पुनरुत्थान के झालोक में साहि- 
त्यिक नारी-स्थिति का विवेचन करने के परचात्‌ जब हम अगले बीस वर्षों के 
भारतीय इतिहास एवं राजनैतिक गतिविधियो का अ्रध्ययन करते हैं तो ज्ञात होता है 
कि इस काल मे राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना की विकास-भावना पिछली शताब्दी 
के उत्तराद्ध की अपेक्षा अधिक तीव्र-भाव-धाराओ मे प्रवाहित हुई है। १९वीं शती के 
भ्रन्‍्त तक काँग्रेस का कार्य-क्षेत्र अपने वाषिक प्रधिवेशनो में प्रस्ताव पारित करने तथा 
कुछ सामान्य विषयो के निमित अग्रेज़ सरकार के सम्मुख याचिका प्रस्तुत करने तक 
ही सीमित था। परन्तु बीसवी शताब्दी के आरम्भिक वर्षों से ही एक नवीन जागृति 
का अरुणोदय हुआ, जिसके परिणाम-स्वरूप काँग्रेस के श्रधिकारों की माँग भ्रधिक 
विस्तृत होती गई भ्रौर साथ ही उसमे क्रियाशीलता का प्रादुर्भाव भी हुआ । १६०४ 
में लोक सभा मे प्रत्येक प्रान्त से दो सदस्यो के सीधे प्रतिनिधित्व की माँग हो गई । 
१६०५-१९०६ में समय-समय पर अधिक अ्रधिकारों एवं स्वायत शासन की माँग को 
दोहराया गया । १९०५ मे बग-भग की घटना को लेकर सम्पूर्ण देश में एक प्रकार 
से विद्रोह और चेतना की लहर दौड़ गई । इसी चेतना के परिणामस्वरूप १६०६ 
के 'मिन्‍्टो-मारले' सुधारों का आयोजन हुआ । १६१० से १९११ तक जिलों तथा 
नगरपालिकाओ की सदस्यता के लिए पृथक निर्वाचनों के विरोध ने राष्ट्रीय चेतना 
को बल प्रदान किया'। १६१५-१६ के बीच काँग्रेस द्वारा स्वायत शासन की माँग को 
बल देकर बार-बार दोहराया गया । । फलस्वरूप १६१७ मे माटेग्यू द्वारा उत्तरदायी 
सरकार की स्थापना करने के विचार की घोषणा की गई। १६९१७ में कलकत्ता 
झधिवेशन में नारी को स्थानीय संस्थाझ्रो के निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार तथा 


4 वी. पी. सीतारमैया : हिस्दी झॉफ द इन्डियन नेशनल काँग्रेस, पहली पोथी, 
पृष्ठ २५१ 
२--वही, पृष्ठ २७॥ 


( १६६ ) 


शैक्षणिक-क्षेत्र में समान'ः अ्रवसर देनें सम्बन्धी विचार प्रकट किये गये । इस प्रकार 
से राष्ट्रीय चेतना के क्षेत्र मे नारी की पुनरुत्थात वादी भावना भी जामृति के एक 
नए स्तर पर अधिष्ठित हुईं। उसके उपरान्त १६१६ के 'माटेग्यू-चेम्सफोई सुधार' 
की आयोजना से असन्तुष्ट राष्ट्रीय कॉमग्रेस से गॉघी जी के नेतृत्व में १६२० से 
सत्याग्रह आन्दोलनो का नवीन पथ ग्रहण किया, जिससे राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई । 

गॉधी जी द्वारा आरम्भ किये गये इन श्रान्दोलनों मे नारी को सामाजिक 
क्षेत्र के विस्तार मे अपनी वेयक्तिकता के विकास का अवसर मिला और वह भी 
राष्ट्रीय उत्थान एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति के श्रायोजनो मे पुरुष के समान कार्य-क्षेत्र मे 
भ्रवतीर्ण होने लगी । नारी की राष्ट्रीय चेतना का पूर्ण विकास बीसवी शती के दूसरे 
दशक के बाद ही होता है, परन्तु विलास के परमाणु इस जाग्रति-काल (१६० १- 
१६२०) मे ही स्पष्ट दिखाई पडने लगते हैं । 


राजनैतिक चेतना के इस प्रहर मे १९वीं शताब्दी में स्थापित सुधार सस्थाओं 
द्वारा भी नारी स्थिति के विकास की दिशा मे सफल प्रयत्त हुए। इस संदर्भ में 
आये-समाज का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारतीय आदशों पर ग्राधारित 
माप-दण्डो की योजना, नवीन जागृति का आग्रह, अन्धविद्वासों और रूढ्ियो के 
विनाश का प्रयत्न और सफलता तथा नारी समाज मे शिक्षा, सस्क्ृति और सामाजिक 
स्वीकृति के विकास की चेष्टा इस 'समाज' की अपनी विशेषता है । श्रार्य-समाज की री 
भाँति ब्रह्म-समाज, ब्रह्म-विद्या समाज आदि सस्थाओं द्वारा भी नारी-स्थिति के विकास 
का प्रयत्न इस जाग्रति काल तथा आगे तक भी बना रहा । १६१७ मे स्थापित 
महिलाओं की भारतीय परिषद्‌” ने नारी को अपने विकास की दिशा मे नए क्षितिज 
प्रदान किए । पाइचात्य आदर्शों की कल्पना और तत्पदचात्‌ व्यवहार द्वारा भारतीय 
समाज में जिस पुत्तनिर्माण की भावना का विकास हो रहा था, उससे नारी जाति के 
प्रति भी सुधारको का ध्यान अधिक से अधिकतर आकृष्ट हो रहा था। उसकी 
वैधानिक एवं सामाजिक अयोग्यता की परम्परागत घारणा को समूल विनष्ट करके 
उसे राजनैतिक, सास्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के 
नवीन आद्शों को प्रस्फुटित ओर विकसित किया गया। भारतीय राष्ट्रीयता ने 
प्रारम्भ से ही प्रजान्तत्रात्मक भावना को प्रसारित किया, जिसके क्षेत्र-विका[स में लिग, 
जाति एव प्रदेश की भिन्‍नता को अस्वीकार करते हुए वेयक्तिक विकास के निमित 
समान भाव-भूमि की योजना की गई । इसीलिए महिला समाज को भी अपने 


अिनन--«ं9न-णक 


१--बी . पी, सीतारमैया * हिस्टी ऑफ द इन्डियन नेशनल काँग्रेस, पहली पोथी, 


पृष्ठ ५२। 
२--९. झआरार. देसाई : सोशल बैकग्राउन्ड ऑफ इन्डियन नेशनलिज्म (टद्वि. स०) 


पृष्ठ २१२ 





| ( १६७ ) 


व्यक्तित्व के विकास में नवीन विद्वत्‌ समाज की उदार प्राधुनिक मान्यताओझों से पूर्ण 
सहयोग और प्रेरणा प्राप्त हुई ।' 


इस काल मे पाब्चात्य सस्क्ृति की प्रेरणा से प्रस्फुटित बुद्धिवाद की नई 
चेतना ने प्राचीन अ्रन्धविश्वासों का विनाश कर, भ्रस्तुत उपकरणों से प्रयोगात्मक , 
रीति पर चलते हुए नवीन सिद्धान्तो का प्रतिवादन किया । इस नवीन युग-चेतना 
और युग सस्कृति के आलोक में हिन्दी साहित्य रचना के आदशों मे भी आमूल 
परिवतेन करते हुए, देश की नवीन परिस्थितियों ने झ्लाघुनिक युग में स्वतन्त्रता, 
देश-प्रेम तथा समाज-सुधार की भावनाश्रो को जन्म दिया, जिससे साहित्यकारो को 
नवीन विषय उपलब्ध हुए और जिनकी उन्होने अपने साहित्य का झाधार बनाया ।' 
इस काल के साहित्य में तत्कालीन परिस्थितियो से प्रभावित होकर, प्रचलित प्रवृतियों 
में सुधार एवं सहयोग, श्रधोगामी रूढियो के प्रति विद्रोह तथा उज्ज्वल भविष्य की 
झर सकेत आदि भावनाओं का प्रकाश भली भाँति देखने को मिलता है ।* 


पूर्व पृष्ठो में विवेचित उत्थान-काल के अन्तर्गत सुधार भावना एक विशिष्ट 
वर्ग तक ही सीमित रही, रूढिगत समाज को परिपाटियों एवं धारणाशओ्रों से आक़ान्त 
दलित वर्ग की ओर उस काल के लेखको का ध्यान भ्रधिक आक्ृष्ठ न हो सका, इसके 
विपरीत जाग्ृति-काल में साहित्यकार का दृष्टि-विस्तार हुआ तथा उसके द्वारा 
राष्ट्रीय जागृति के आलोक मे सामाजिक सुधारों को एकाकार कर देखने का प्रयल 
किया गया। उसने भारतीय नारी की करुण-स्थिति की शोर दृष्टिपात किया और 
साथ ही नारी सम्बन्धी नवीन आदर्शों की कल्पना भी की । उत्थान काल तक चलते 
झ्राए नारी के मॉसल, उत्तेजक श्रौर असत्‌ रूप के प्रति उपेक्षापूर्ण भावता का विकास 
इसी काल मे हुआ । अब उसके व्यक्तित्व में साहस, शौयें, सत-सौन्दर्य और इनसे 
महत्वपूर्ण नैतिकता आरोपित की गई। इस काल के साहित्यकार ने जीवन की 
यथार्थता को तो चित्रित किया ही, साथ ही भ्रपनी कल्पना के नए आदर भी प्रस्तुत 
किए, जो समाज को तत्कालीन राजनैतिक चेतना के पाइवे में नवीन दिल्ला निर्दे३ 
देने भे सहायक सिद्ध हुए। इस क्षेत्र मे इस युग का लेखक विशेष रूप से सजग झौ 
सतक रहा है तथा सामान्य मानवता के जीवन वथा पझनुभूतियों का चित्रण” उसके 
झभूतपूर्व सफलता और विशेषता रही है | 

परन्तु, इस प्रकार, यदि एक ओर देश-काल के अनुसार कार्य करने की प्रेरए 
हिन्दी साहित्यकारों की अनुभूति से मिःसृत हो|[सामाजिक क्षेत्र में ग्पना भाव-विस्तार व 


१--गगया बर्य सिंह : हिवेदी युगीन निबन्ध साहित्य, पृष्ठ ३७ ॥ 


२--बही, पृष्ठ ३७ । 
३--ह० सुधीन्द्र : हिन्दी कविता में युगान्तर, पृष्ठ २०० । 


के 


( १६८ ) 


रही थी--उसुके माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं के समातानन्‍्तर सामाजिक क्षेत्र-- 
विशेषकर तारी वर्ग--का यथार्थ चित्रण हो रहा था, और साथ ही पथ-निर्देश करने 
के उद्श्य से नवीन श्रादर्शों की योजना भी शभनुप्राणित हो रही थी, तो दूसरी ओर 
स्फुट रूप से नारी के भक्ति और रीतिकालीन स्वरूप को भी अ्रकित किया जा रहा 
था। इस प्रकार की रचना की पृष्ठ-भूमि में पुरातन परम्पराओ के निर्वाह और उनके 
प्रति साहचर्य जनीन मोह की भावना ही प्रमुख थी। शभ्रत इस काल मे भी महावीर 
प्रसाद द्विवेदी जेसे आदशंवादी साहित्यकारो के मार्गदर्शन मे साहित्यिक विकास का 
कार्य होते हुए भी यत्र-तत्र नारी के प्रति उपेक्षापर्ण भावना अथवा स्थूल रीति श्ुगार 
की परिषाटी अपने तिरोहित होते हुए रूप मे कही न कही अभिव्यक्ति हो ही गई है । 


हिन्दी साहित्य मे नारी सम्बन्धी जिस नैतिकता का विकास इस काल मे 

देखने को मिलता है, वह स्वयभूत नही थी। वास्तव में नारी की सामाजिक स्थिति 
में इतना आमूल परिवर्तन नही हो गया था कि साहित्यिक क्षेत्र मे वह अनायास ही 
इतने भाव-स्तर पर अधिष्ठित हो सकती | इस युग मे भी नारी की सामाजिक 
स्थिति मे किसी भी क्रान्तिकारी परिवर्तत की उदभावना नहीं हो गईं थी, उसको 
स्थिति न्‍्यूनाधिक रूप मे पिछले काल की भाँति ही दयनीय, दु खपूर्ण एव करुण थी, 
रन्तु जागृति-काल मे उसकी इस शोचतीय अवस्था के प्रति न्‍्याय करने की भावना 
बलवती हुई, परिणामस्वरूप उसके सत्‌ रूप को महान आदर की प्रतिष्ठा मे प्रति- 
वेष्ठित कर साहित्यिक भाव-भूमि पर प्रतिष्ठित किया गया। यह वउक्ति अगले पृष्ठों 
मे नारी की “वस्तु स्थिति तथा नवीन आदर्श शीषेंकों मे अन्तर्गत की गई नारी 
विवेचना को तुलनात्मक हृष्टि से देखने पर स्पणष्ठ हो जाता है। उधर राजनैतिक 
सक्रियता एवं राष्ट्रीय जागरण के फलस्वरूप स्वतन्त्रता प्राप्ति की दिशा मे नारी के 
सहयोग की कल्पना भी आकार ग्रहण कर रही थी। इसीलिए इस काल की 
साहित्यिक नारी मे शुद्ध नैतिकता एवं महान आदर्शों की भावना के साथ-साथ 
राष्ट्रीय चेतना की भावना को भी अभिव्यक्त किया गया। जाग्ृति-काल की नारी- 
भावना को इस रूप में चित्रित करने का एक और भी कारण है| इससे पूर्व 
साहित्य मे नारी को अति स्थुल॒ एव लौकिक भाव-भूमि पर चित्रित करके उसके 
महानूतम ग्रुणों एवं सत्‌ रूप को हृष्टि ओभल किया जा रहा था। इसके विरोध- 
स्वरूप इस काल में राम नरेश त्रिपाठी, प० महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली 
शरण गुप्त, “हरिश्ौध' तथा नाथूराम शंकर आदि प्रभृति साहित्यकारों ने नारी के उस 
उज्ज्वल पक्ष की कल्पना की जिसे रीति-कालीन शझ्ुगारिक कवियो की नायिका के 
विरह-मिलन, काम-क्रीड़ा एवं ग्रुल्म, द्वुम-कुजों की अतिशयता में प्रकट होने का 
अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ । इस तरह इस काल का साहित्य प्रतिक्रियात्मक 
साहित्य भी कहा जा सकता है। इस काल की नारी, इसीलिए, साहित्यकान की 


(१६६ ) 


नैतिक सहानुभूति से आविमूं त होकर उच्चादर्श की दिशा मे अग्रसर होती प्रतीत 
होती है। समाजगत नैतिकता के आलोक मे नारी वर्ग का यह परयविक्षण इस काल 
की नारी सम्बन्धी भावना को विशिष्ठता प्रदान करता है। 

जागृति -कालीन साहित्यिक नारी चित्रण का अवलोकन तिम्नलिखित शझ्ीषको 
के अन्तर्गत अधिक स्पष्ट रूप से किया गया है 


(१) वस्तु स्थिति 

(२) नवीन आदर्श 

(३) सुधार-भावना 

(४) नारी--विभिन्‍न सम्बन्धो में 
(५) विभिन्‍न वर्गों मे नारी 

(६) नारी के विविध रूप 

(७) प्रतीकात्मक नारी-भावना 
(८) राष्ट्रीय चेतना और नारी । 


वस्तु-स्थिति 

प्रगति काल के साहित्यकारों ने सामाजिक जागरुकता के आलोक मे उपेक्षित 
विषयों की ओर अपनी रुचि दिखलाई अत" साहित्यिक जीवन की युग चेतना में पूर्ण 
नवीन अभिव्यक्तियाँ प्राप्त हुई! । उन्होने तत्कालीन परिस्थितियों के बीच सामाजिक 
जीवन की विषमताओो का विशेष अध्ययन एवं चित्रण करने में बडी सुक्ष्मता से काम 
लिया है । महिला-वर्ग की वस्तु-स्थिति को भी उद्घाटित करने मे भी इस काल के 
साहित्यकार पूर्ण उत्साही रहे । इस काल का कवि महिला समाज की असहाये अवस्था 
का ध्यान करके दुख से आविभूत होकर उसकी सुदशा के लिए भगवान से प्रार्थना 
करता है! । सामाजिक बन्धनों में नारी इतनी विबश है कि वह इच्छित बर वे 
प्राप्ति नहीं कर सकती । विवाहोपरान्त वह पूर्ण परतन्त्र है। पुरुष-वर्ग अपने ऐश्वय 
की चकाचौंघ में नारीत्व का क्रय करता है'। और इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में 
महिला सम्मानपूर्ण जीवन की मान्यताग्रों से रहित, अभ्रपनी कोमल समता और 
अपनत्व के शव को ढोती फिर रही है । 

जैसा कि नारी की सामाजिक स्थिति की विवेचना करते हुए देखा जा चुका 
हैं कि इस काल में सुधार सस्थाओ का यथेष्ठ विकास हुआ इन सुधार संस्थाग्रो की 
स्थापना और विकास ही इस बात का प्रमाण है कि महिला वर्ग की स्थिति दयनीय 


१--देखिए :--प्रिय प्रवास, (हरिओऔध ), मिलन (रामनरेश त्रिपाठी ) 
२--छ रिका प्रसाद ग्रुप्त * आत्म समयंण, पाँचवाँ सगे, पृष्ठ ५७ | 
३--अ्रयोध्यासिह उपाध्याय . अधखिला फूल । 


( १७० ) 


इसी कारण उसमे घुधार की महत्ती भ्रावश्यकता थी । महादेवी वर्मा 

के अतीत के चलचित्र' वास्तव मे इस जाग्रुति-काल के ही चित्र है। सामाजिक 
स्थिति अपने यथार्थ रूप में अभिव्यक्त हुई है। काव्य से गद्य की श्रोर उनकी उन्मुखता 
है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चित्रों मे क्रश बाल-विधवा की परिवारगत वस्तु- 
स्थिति, विमाता के दुव्यंवहार की करुणतम भाकी एवं कत्तंव्यपरायण परन्तु शापित 
एवं प्रताडित भारतीय नारी के चित्र प्रस्तुत किए गये हैं, जो सभी चारित्रिक ग्रुणो 
से पूर्ण होते हुए भी पुरुष समाज के अन्याय, शोषण और उनके द्वारा की गई पुरावस्था 
की लम्बी, कभी समाप्त न होने वाली करुण कथा की छाया विस्तृत करते चलते है'। 
उनकी सामाजिक स्थिति का अ्रध्ययन कर ऐसा लगता है कि जैसे “भारतीय समाज 
उनकी प्रभिशप्त परवशता की पृष्ठभूमि में श्रस्तिम ससे गिन रहा हो। पुत्री का 
जन्म सम्पूर्ण परिवार में 'दरिद्र भिराशा' व्याप्त करने के लिए पर्याप्त होता है-- 

“उस समय परिवार मे कनन्‍्याओ्रो की अ्रभ्यर्थना नहीं होती थी। आगन मे 
गानेवालियाँ, द्वार पर नौबत वाले और परिवार में बूढे से लेकर बालक तक सब 
पुन्न की प्रतीक्षा में बैठे रहते थे । जैसे ही दबे स्वर से लक्ष्मी के श्रागमन का समाचार 
दिया गया, वैसे ही घर के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक दरिद्र निराशा व्याप्त 
हो गई । 

पुत्नी के जन्म की ही भाँति विधवा का जीवन भी इस काल के इतिहास मे 
अपनी करुणा के ही स्वरूप को लेकर चला है। विधवा मारवाडिन की दशा का 
संवेदनशील वर्णन इस कथन की पुष्टि के लिए पर्याप्त है -- 

वृद्ध एक ही समय भोजन करते थे, और वह तो विधवा ठहरी । दूसरे समय 
भोजन करना ही यह प्रभाणित कर देने के लिए प्रर्याप्त था कि उसका मन विधवा के 
सयम प्रधान जीवन से ऊब कर किसी विपरीत्र दिशा मे जा रहा है।' 

० ० ० 

“उस १६ वर्ष की युवती की दयनीयता आज समझ पाती हूँ, जिसके जीवन 
के सुनहरे स्वप्न ग्रुडियों के घरोदे के समान दुदिच की वर्षा में केवल बह ही नही गये, 
वरन्‌ इसे इतना एकाकी छोड़ गये कि इन स्वप्नो की कथा कहना भी सम्भव नही हो 
सका | 

इस काल की नारी बहु-विधाह, भ्रनमेल विवाह तथा वेधव्य की परम्परायत 
जटिलताओं में इतनी हतोत्साह प्रतीत होती है कि उसमे समुचित दिशा पा सकने की 
बात को सोच सकते का भी ज्ञान नहीं है। महादेवी वर्मा ने अपने पाँचवे चित्र मे उस 


१--महादेवी वर्मा : देखिए, अतीत के चलचित्र' । 
२--वही, देखिए, पहला चित्र | 
३--बही, देखिए, दूसरा चित्र, पृष्ठ २७-२८ । 


( १७१ ) 


विधवा बहिन की करुण कहानी को प्रस्तुत किया है जिसका भाई अपनी विधवा 
बहिन को अपने घर में एक सामान्य आश्रय दे सकने में भ्रसमर्थ है। नारी जीवन के 
दुर्भाग्य की इससे अधिक दयनीयता शायद सम्भव नही है। निदान वह इन सबको 
सहते रहने की अ्रभ्यस्त हो गई है कि उसके प्रति की गई किसी भी प्रकार की 
प्रवचना उसे असामान्य नहीं लगती । 

नारी-वर्ग की वस्तु-स्थिति का दिग्ददन हमे श्रीधर पाठक की 'हैमत, तथा 
'महिला परिषद्‌ के गीत” श्रादि रचनाओं मे तो होता ही है, परन्तु इस भावना को 
अधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति द्विवेदी जी के 'कान्य कुष्ज़ अबला विलाप (कान्य कुब्ज़, 
अ्रक ८, १९०६) में मिली है-- 


महा मलिन से मलिन काम हम करती हैं दिन रात। 
दुखी देख पति, पिता पुत्र को, व्याकुल हो कृश करती गात । 
है भगवान हाय  तिस पर भी उपमा कैसी पाती है। 
'डौल तुल्य ताडन अधिकारी हमी बनाई जाती है। 


द्विवेदी जी की ही भाँति नाथूराम शकर शर्मा ने भी निराश्रय महिलाशो की 
दयनीय दशा को सजल नेत्रों से देखा है--- 
विधवा रिस रोक रो रही हैं 
लाखो कुल कानि खो रही हैं 
जारो के गर्म धारती हैं 
जानती हैं और मारती हैं 
(सरस्वती, मई अक, १६०६) 


राष्ट्रीय कवि मैधिली शरण ग्रुप्त ने भारत भारती” की कृषक पत्नियों के 
अ्रयक परिश्रम को असफल होते देखा है, उनके प्रति पुरुष वर्ग की उपेक्षा देखी है । 
बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह तथा कन्या विक्रय होते देखा हैं। ड्रनका विश्वास है कि 
नारी की वर्तमान उपेक्षा के परिणामस्वरूप ही आज हम अध पतन की सीमा को 
लॉघ चले हैं। आ्राज की हमारी दुरावस्था का कारण उस पवित्रतम निष्ठावान श्रद्धेय 
नारी के अन्तस्‌ से निकला अभिशाप ही है जिसके प्रति हमने सदैव ही उपेक्षा भ्ौर 
अन्याय की प्रवृत्ति बरती है--- 


'ऐसी उपेक्षा नारियों की जब स्वय हम कर रहे । 
अपना किया अपराध उनके शीश्ष पर घर रहे। 
भागे न क्यो हम से, भला फिर दूर सारी सिद्धियाँ। 
पाती स्त्रियाँ झ्ादर जहाँ, रहती वहाँ सब ऋद्धियाँ। 


१--सरस्वती मासिक - दिसम्बर १६०५॥। 


( १७२ ) 


उनकी दुर्देशा' का वर्णन कर सकना भी कवि के लिए कष्टकर है--- 
नारी जनों की दु्दशा हमसे कही जाती नही, 
लज्जा बचाने को अहो ! जो वस्त्र भी पाती नही । 


७0 हट 0 


पाले हुए पशु पक्षियों का ध्यान तो रखते सभी । 
पर नारियो की दुर्दशा क्या देखते हैं हम कभी ।। 


सामाजिक स्वीकृति के अभाव में नारी को गृह सीमाओं के भीतर आबद्ध कर 
उसके मन-बहलाव के लिए पुरुष ने आभूषणों के खिलोनो की आयोजना की । काला- 
न्तर में साहचर्य और परम्परा के परिणामस्वरूप वही निर्जीव खिलौने उसे रुचिकर 
लगने लगे, और एक समय झाया जब वे निर्जीव आ्राभूषण ही उसके स्वेस्व हो गये । 
कवि ने इस व्यंग मे भी उसकी भारी दयनीयता ही प्रकट की है--- 


है ध्यान पति से भी अभ्रधिक आभूषणो का प्रब उन्हे । 
तब तुष्ट हो तो हो कि मढ दो मण्डनों से जब उन्हे ॥ 
(भारत भारती, पृष्ठ १३६) 


इस प्रकार जाशति काल की नारी अपने सामाजिक पद में अत्यन्त दयनीय 
झौर कुण्ठा-प्रस्त रही है। फ़िर भी उसे समाज की कल्याणकारी शक्ति के रूप में 
प्रस्तुत किया गया है और उसके उस स्वरूप के प्रति साहित्यकार श्रद्धारत रहा है। 
उसके दयनीय व्यक्तित्व मे ववीन आादश्शों की प्रतिष्ठा पर, उसे सामान्य भाव-भूमि 
से उच्चतर धरातत्र पर लाने का प्रयास इस काल के साहित्यिक की प्रमुख लालसा रही 
है । 
तथवीत आादशे 


इस काल के साहित्यकार महिला यगे की वस्तु स्थिति का चित्रण करके ही 
सही रह गये, साथ ही वे नारी के प्रति सामान्य निर्देश एवं नवीन आदशों की 
कल्पना करना भी नहीं भूले । नारी के सामान्य रूप का चित्रण जहाँ भी हुआा है, 
वहाँ वह विवेकशुन्या, बुद्धिहीना एवं पुरुष की ग्राश्निता के रूप मे ही वर्णित हुई है । 
लेकिन रीति-कालीन साहित्य का प्रतिक्रिया, नवीन राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना 
एवं युग के साथ चलने की प्रेरणा आदि नवीन उद्भूत भावनाओं के परिणामस्वरूप 


१--मेथिली शरण ग्रुप्त : भारत भारती, पृष्ठ 5६ तथा १३१८॥ 

४--स्त्री जग में स्वछन्द चारिणी कभी न यश्ञ पाती है, तरुवर के आश्चित होकर के 
लतिका रस पाती है। (रामचरित उपाध्याय) रामचरित चितामणि, ११ 
वाँ से ) 


( १७३ ) 


मारी की नैतिक आदशों से पूर्ण समाज की मुख्य शक्ति के रूप मे उपस्थित करने का 
प्रयास भी इस काल के प्ताहित्यिको द्वारा पूर्ण निष्ठा और जागरूकता के साथ हुआ 
है । नैतिक आदशों का आरोपण “प्रियप्रवास' की राधा तथा “मिलन की विजया में 
हुआ है, जो प्रिय के विरह मे निसि दिन बरसत नैन हमारे! न कह कर समष्टि के 
सुख-दुख में अपने कत्तेव्य की रूप-रेखा खोजती है। सूर की राधा की भाँति 
हरिश्रौध' की राधा भी प्रेमिका श्रवश्य है, किन्तु वह स्वार्थभय मोह की गली को 
छोडकर, नि स्वार्थ प्रणय के प्रशस्त राजमार्ग पर बढती है, उसके प्रणय मे ही परहित 
भावना लक्षित होती है । इस काल में भक्ति और रीतिकालीन उद्भूत एवं प्रचलित 
रति व्यजना की धारा द्विवेदी जी के कठोर अनुशासन द्वारा सहसा ही रोक दी गई 
थी। 'उनके युग की प्रेम-प्रधान कविताओं मे घोर श्ृगारिकता असयम व्यक्तित्व, 
वासना आदि के स्थान पर शिष्टता, सयम, व्यापकता, लोक-पावनत्व आदि का 
समावेश हुआ , और इसी कारण नारी के उज्ज्वल स्वरूप की कल्पना को आधार 
मिला । प्रिय विरह मे कातर नायिका सर्वे भूत हिताय” के सिद्धान्त को लेकर स्व- 
दूख कारता का पर-दु ख कातरता में विकास कर लेती है जिसके फलस्वरूप उसके 
जीव' में अनुपम महा विश्व का प्रेम आग उठता है, क्योकि उसे ज्ञात है कि उसके 
ब्रिय भी लोक-मगल कार्य मे लगे है, फिर वह ही पीछे कैसे रह सकती है।' इस 
प्रकार विश्व वेदता में ही उसकी आत्म-वेदना का पर्यावसान होता है।। वह एकान्त 
प्रेमिका नही है, उसका हृदय दुख से अधिक विचलित होकर सर्वेदनशील हो उठा है । 
इसीलिए तो उसमे पथ के अन्त पथिको के, लज्जाशील पथिक महिला के, मधुप 
मधुपी के, क्लान्ता कृषक ललना के सुख-दुख की भी अनुभूति है...कवि 'हरिश्रोध 
का यह मानववाद है । 


 झादश की स्थापना के इस प्रयत्न मे नारी के अबला रूप को सबला स्वरूप 
में देखने के हष्टिकोण का विकास मिलन की विजया मे हुआ है। वह विजया जो--- 


शक्ति नहीं जो नाथ ! तुम्हारा, 
सुन भी सक्‌ प्रयाण। 
रहते प्राण न जाने दूँगी, 
मेरे जीवन प्राण।' 


१--शैल कुमारी आधुनिक हिन्दी काव्य में तारी भावना, पृष्ठ ६०-६१ ॥ 
२--उदय भानु सिंह ः महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, पएष्ठ ३०४५ | 
३--हरिआऔध' : प्रिय-प्रवास : पचदश सगे । 

४--सुधीन्द्र : हिन्दी कविता में युगान्तर, पृष्ठ ५०४ ॥ 


+ हे । हर 


( १७४ ) 


कहकर अपने प्रिय को अपने ही मे बाँधे रखना चाहती थी, कालान्तर में-- 


चिर सगिनी तुम्हारी मैं हूँ 

मेरे जीवन नाथ 

जहाँ-जहाँ जाझ्नोगे मै भी 

सदा रहेगी साथ। ( मिलन, प्रृष्ठ १७) 
श्र मृत्यु के क्षणो मे भी-- 

मैं सगिनी सदा हूँ प्यारे 

बोली हंस कर बाल 

कण्ठ समरपित हुए उभय के 

बाहु भाल तत्काल, (वही पृष्ठ २५) 
सौरा चिर-सहयोगिनी रूप में आदशे की प्रतिष्ठा करती है। शभ्रागे चल कर वह स्वय 
ही देश सेवा का ब्रत धारण ही नही करती, वरन्‌ श्रन्य जनों के लिए भी प्रेरणा का 
श्रोत बनती है। वह सं।चती है--- 

सेव धर्म मुख्य है जग मे 


लोक शान्ति-प्रद काज' (मिलन, पृष्ठ ७०) 
झौर इसीलिए-- 

लिए त्रिशूल हाथ में करने 

चली देश-उद्धार 

गाँव गाँव में लगी घूमने 

सेब्रा व्रत डर धार (बहौ, पृष्ठ ७३) 


जिसके फलस्वक्ृप उसका स्वर नवयुवकों के लिए समुचित कर्त व्यन्परायणता 
की वस्तु बन जाता है-- 
'डसके गान अ्वण कर 
कायरपना बिसार 
होते थे स्वदेश सेवा में 
करने को तैयार ।' (बही, पृष्ठ ७३) 
विजया के नारीत्व के भाँति जागुति-कालीन नारी स्वयं ही झपने महत्व की 
प्रतिष्ठा नहीं करती, वरन्‌ पुरुष भी उसकी प्रतिष्ठा को स्वीकृति प्रदान करता है--- 
त्‌ ही मेरी एक मात्र है सम्पदा 
दीप शिखा सी भाग दिखलाती रह सदा। 
(मैथिली शरण ग्रुप्त, : किसान, पृष्ठ ३० ।) 


( १७५ ) 


सुधार भावनों 


जागृति कालीन साहित्यकारों ने नारी सम्बन्धी नवीन आद्शों की स्थापना 
के साथ-साथ उनकी वस्तु स्थिति को सुधारने सम्बन्धी निर्देश भी दिए। महिला वर्ग 
की सामाजिक उपेक्षा तथा रूढियत घारणाओ के कारण उसकी हीनावस्था इस काल 
के साहित्यिक विषय बने । सामाजिक सकीणणेताओं मे दलित 'शोकार्त बाल-विधवाग्र।' 
की ओर इस युग के साहित्यकार की दृष्टि पड़ी तथा उसने विधवा-विवाह को धर्म 
सगत बतलाया' । इतना ही नहीं, बल्कि इस युग का कवि पुनविवाह को नारी का 
अधिकार घोषित करता है--- 


हकदारो का यो बहरे खुदा हक़ न गेंवाशों 
मभधार में है नाव ज़रा जोर दिखाओो 
बेवाशो की शादी मे न अ्रब देर लगाझो ' 
अमर नाथ मोहसिन (सरस्वती १६०६) जनवरी . मे उत्कथित | 
समाज मे विधवाओओ की अ्रवस्था इस दयनीयता को प्राप्त है कि वे वेधव्य 
की अपेक्षा सती हो जाने को श्रेयस्कर समभती है । वैधव्य की प्रताडना को लेकर वह 
जीना नहीं चाहती--- 


फिर भला जीकर नरक के दू ख को सहना भला | 
या बिनइ्वर देह तज कर स्वमें में रहना भला । 


विधवा समस्या पर जेसचन्द की पृ्णी और विरजन' की वस्तु-स्थिति से 
अच्छा प्रकाश पडता है। 'विरजन एक व्यक्तित्वहीन, कुचली हुई आत्मा की भाँति 
वैधव्य का उपहासपूर्ण जीवन व्यतीत करती है 'पूर्णा को समाज क्रीडा और मनो- 
विनोद का साधन बनाने की चेष्टा करता है, क्योकि पति की छाया के अभाव में वड़ 
निराश्बय. और असहाय है। लेखक ने इस समस्या को उपस्थित कर, संकीर्णे 
मष्तिष्कों को न्याय की कौसटी पर बुद्धि प्रयोग के लिए दिशा निर्देश किया है। इसी 
१--सुखि सुहागिन करे कत संग केलियाँ, 
जीवन की सुख-सुधा पिये अलबेलियाँ, 
दुखी बाल-विधवाग्नों की है जो गती 
कौन सके बतला, किसकी इतनी मती । 

(श्रीधर पाठक बालविधवा) 
२--महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी काव्य माला, (विधवा विलाप), पृष्ठ २१० । 
३--मैथिली शरण गुप्त : रंग मे भग, पृष्ठ १४ | 
४--घ्रतिज्ञा की पात्रा । 
५--वरदान की पाता | 


( १७६ ) 


प्रकार बहु-विवाह के प्रति भी विरोध का स्वर उच्च है। प्राचीन संस्कृति के एक 
नायक लक्ष्मण से इस प्रथा का विरोध कराया गया है--- 

बहु-विवाह विश्राट, क्या कहूँ 

भद्दे मुझ को क्षमा करो, 

तुम कुशल हो, किसी कृति को 


करो कही इत्य-कत्य, वरी। 
(मैथिलीशरण गुप्त : पचवटी, पृष्ठ ३३) 


तत्कालीन समाज में प्रचलित अ्रनमेल विवाह से नारी का जीवन किस प्रकार 
क्र्यावह विडम्बना-मात्र बन कर रह जाता है, इसको घनी छाया भी साहित्य में 
लक्षित हुई है! | कबि इस अ्रनमेल विवाह की कुप्रथा पर सुन्दर व्यग करता है--- 
बाल-विवाह रोक॑ हम देतें, यदि हमको मिलते अधिकार 


वु6-विवाह का किन्तु देश में कर देते हम खूब प्रचार । 
(राम चरित्र उपध्याय) 


इस झ्रममेल विवाह के कारण ही विधवाओं की वृद्धि होती है। कवि उनकी 
दशा से विचलित होकर अभ्रपनी कलुष सामाजिक परम्पराओ के प्रति एक उसाँस भर 
कर रह जाता है--- 
'्रति वर्ष विधवा-वृन्द की सख्या निरन्तर बढ रही 
रोता कभी पझ्ाकाश है, फठती कभी हिल कर महदी 
फिर भी नही हम छोडते हैं बाल-वृद्ध विवाह को ।॥! 
दहेज तथा परदा आदि कुप्रथाओं पर भी उसका आक़ोश प्रकट हुआ है-- 
यह दहेज की आझाग सुवंधों ने दहकाई 
प्रलय वहि सी वही झाज चारों दिशि आई 
चर उजाड़ बन बना रही, कर रही सफाई 
ताप रहे हम, मुदित समभते होली श्ाई । 
झौर परदे के हास्यास्पद परिवेष्ठन मे भी नारी कितनी दयनीय है--- 
नख शिखान्त झोढे जब नारी 
निकले होकर पंथ सचारी 
दिखती है तब वह बेचारी 
मानों प्राणी द्विपाद चारी। 
१-मीर : बूढ़े का व्याह, श्रीकृष्ण लाल द्वारा आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास" 
पृष्ठ ६१ पर उत्कथित । 
२--भारत भारती * पृष्ठ १४० । 
३--गया प्रसाद शुक्ल! सनेही : सरस्वती, झगस्त १६१४। 
४--फेशव राम फड़से--परदा : मर्यादा, भश्रक्टूबर, १६९१४।॥। 


( १७७ ) 


दूसरे पक्ष में, वह कन्या विक्रय की प्रथा से कवि क्ष्‌ब्ध हैं-- 


बिकता कही पर है जहाँ, बिकती तथा कन्या कही 
क्‍या श्रर्थ के आगे हमें, ग्रव दृष्ट ध्ात्मा भी नही । 
समाज में फैली हुई वेश्या-वृत्ति की ओर भी लेखक का ध्यान आक्ृष्ट हुआ 
है । वह कुप्रथा का उत्तरदायी पुरुष को ठहराया है। सिवा सदन (प्रेमचन्द) के 
वकील, साहब सुमन” के विषय में एक स्थान पर कहते हैं-- 
यदि मैं उसे घर से न निकाल दिया होता तो इस भाँति उसका पतन न 
होता । मेरे यहाँ से बिकल कर उसे और कोई ठिकाना न रहा और क्रोध और कुछ 
नैराइय की अवस्था में वह यह भीषण अभिनय करने पर बाध्य हुई । पृष्ठ ८७ । 
नारी की आथिक विवशता ही उसे इस भयानक पाप की राह पर चलने के 
लिए बाध्य करती है। वह परिस्थितियों से हार कर ही दुराचार का शभ्राश्रय लेती 
है---स्त्री हारे दर्जे दुराचारिणी होती है। अपने सतीत्व से अ्रधिक, उसे संसार में 
झौर किसी वस्तु पर गव॑ नही होता, न वह किसी चीज़ को इतना मृल्यवान समभती 
है ।' (प्रतिज्ञा, पृष्ठ ८७-८८) 
अन्यथा, तथाकथित इस पतिता नौरी में भी सम्मानित महिलाओो की 
भाँति धामिक श्रद्धा और जीविकोद्धार की उत्कट अभिलाषा होती है। “उन्हें केवल 
एक सहारे की श्रावश्यकता होती हैं, जिसे पकड़ कर वे बाहर निकल सकें ।! 
(सेवा सदन, पृष्ठ ३११) 
इसी प्रकार नारी की हीनावस्था को आर्थिक समस्या के साथ सम्बद्ध कर, 
देखने का प्रयास इस काल से आरम्भ हो जाता है और साहित्यकार इस विश्वास की 
अतिष्ठा करने लगता है कि जब तक नारी को आधिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति नहीं हो 
जाती तब तक उसके लिए सामाजिक क्षेत्र मे समान स्वीकृति की कोई भी सम्भावना 
तही है । इसी आशय को लेकर कवि नारी के चरित्र मे उन महान्‌ गुणों के अस्थापन 
की मंगल कामना करता है, जिनके माध्यम से उसे समाज मे सम्मानपूर्ण स्थिति की 
प्राप्ति हो । 
विदृषी उपजें समता न तज्ें, ब्रतधार भरजें सुकृति वर को | 
सधवा सुधरे, विधवा उबरें सकलक करें न किसी घर को। 
दुहिता न बिके, कुटनी न टिकें, कुल बौर छिके तरसे दर को । 
दिन फेर पिता, घर दे सविता, कर दे कविता कवि शंकर को । 
(नाथु राम शंकर ) 
इस काल की सामयिक पत्र-पत्रिकाओ्ो मे भी नारी-वर्ग की साम्राजिक स्थिति 
सुधार-विषयक अनेक लेख प्राप्त होते हैं। उनकी परधीनता, भश्रसहाय अ्रवस्था, 


१--सुधीन्द्र द्वारा "हिन्दी कविता में युगान्तर' पृष्ठ २२२ पर उत्कथित । 


( १७८ ) 


पति परम्परा से चले झाये अत्याचार तथा उनमे बौद्धिक चेतना की आवश्यकता 
आदि विषथों पर इस काल मे प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है । 


उपर्युक्त कुप्रथाओ के विद्याश की चेष्टा के साथ-साथ स्त्री-शिक्षा की 
आवश्यकता पर भी इस युग मे पर्याप्त लिखा गया है। कवि सामान्य नारी मे ग्रुणों 


की कमी को अपना ही (पुरुष का ही) दोष मानता है क्योकि पुरुष-वर्ग ही उसे 
ग्रधकार मे रखे हुए है--- 


क्या दोष उनका किन्तु, जो उनमें गुणों की है कमी 
हा, क्या करें वे जब कि उनको मूर्ख रखते है हमी ।” 
(भारत-भारती, पृष्ठ १३६) 


उनका अज्ञानता की इस झ्रधकारपूर्ण परिधि से केवल शिक्षा के आलोक मे 
ही बाहर लाया जा सकता है-- 


जब तक विद्या पुरुषो सम पावेंगी दुहिता न मम 
तब तक मेरी उन्नति अलभ है प्राकाश कुसुम सम ।' 
(मिश्र बन्धु : भारत विनय--स्त्री ।) 
बाबू छेंदा लाल ने भी 'प्रबलोन्नति पथ माला' में नारी-शिक्षा के प्रचार पर 
बल दिथा है क्योकि महिलाओं की दुगंति का मूल कारण उनका अक्षित होना ही 
है: 
आज अविद्या की मृति सी हैं सब श्रीमतिया यहाँ 
दृष्टि अभागी देख ले उनकी दुर्गतिया यहाँ ।' 
(गोपाल शरण सिंह ) 
इस काल के साहित्यकार का विश्वास है कि नारी वर्ग मे शिक्षा के प्रचार 


से मनुष्य अपने इहलोक ओर परलोक के साधनों की प्राप्ति कर सकने में समर्थ हो 
सकता है-- 


“भाइयो £ उन सम्पूर्ण साधनों को सिद्ध करने में प्रधान कारणों मे से एक 
सबसे बड़ा कारण स्त्रियों को शिक्षित होना है। जो-जो साधन मनुष्य के लिए परलोक 
१-- (अ ) सत्येन्द्र : स्त्रियों की पराधीनता, मर्यादा, मई १६१३ ॥। 


(आ) योपाल झरण सिंह: दहेज की कुप्रथा से हानिया, सरस्वती, जुलाई 
१६१४। 

(इ) जनादंन भट्ट (हिन्दुओं में बाल-विवाह), सरस्वती, फरवरी १६१६ | 

(ई) अध्यापक पूर्ण सिंह * कन्या दान सरस्वती, अक्टूबर, १९६०६। 

(उ) पुरुषोत्तम प्रसाद : स्त्री-शिक्षा, भारतेन्दु, दिसम्बर, १६०५॥ 


( १७६ ) 


तथा इस लोक के लिए आवश्यक है, वे सम्पूर्ण[साधन स्त्रियों के शिक्षित होने से ही 
प्राप्ततहों सकते हैं । 


शिक्षित नारी के लिए सब कुछ सम्भाव्य है--- 


क्या नहीं कर सकती भला यदि शिक्षिता हों नारियां 
रण, रग, राज्य सुधमं-रक्षा कर चुकी सुकुमारिया ।' 
(भारत-भारती, पृष्ठ १३७) 
साथ ही वह यह भी भविष्यवाणी करती है-- 
“विद्या हमारी भी न तब तक काम में कुछ आंण्गी। 
अद्धागिनियों को भी सुशिक्षा दी न जब तक जाएगी ।' 
(भारत-भारती, पृष्ठ १७४) 
इस प्रकार से जागृति काल के साहित्यकाल मे नारी-वर्गे को जागृत करने के 
प्रति बलवती भावना विद्यमान है और वह उसे सामाजिक क्षेत्र मे उन्नत, स्वस्थ, 
सम्मानित एवं शिक्षित देखने का झ्ाकाक्षी है | 
नारी-विभिन्न सम्बन्धों में 


इस काल मे नारी के चित्रण, जैसा कि पिछली पक्तियों मे कहा जा चुका है, 
सामान्यत आ्ादशे और नैतिकता की ही भाव-भूमि पर हुआ हैं। विभिन्‍न सम्बन्धों 
के रूप में भी उसे इसी भाव की अ्रभिव्यक्ति मिली है और लगभग सभी सस्बन्धों में 
(कन्या को छोड कर) उसे महत्ता का उत्कष प्राप्त हुआ है। जाग्रति-युगीन नारी 
प्रेयसी बन कर प्रिय के पथ की बाघा नहीं, वरन्‌ प्रेरणा बनती है। उसमे निष्क्रियता 
का अंश भी नहीं मिलता। अपने प्रिय की लक्ष्य-यूति के लिए वह सदेव सहयोगिनी 
के रूप में सन्‍नद्ध है। इतना ही नहीं, अपने प्रिय की अनुपस्थिति में वह उसके अधूरे 
कार्य को पूर्ण करने मे ही भ्रपने जीवन की सार्थकता मानती है--- 


वब कत्तंव्य यही है। पूरा 
करू. वही उद्देश्य । 
जिस की पूर्ति हेतु उद्यत थे 
मेरे प्रिय. प्राणेश । 
(राम नरेश त्रिपाठी, : मिलन, पृष्ठ २१) 
उसमे सवेदनशीलता, वात्सल्य एवं व्यावहारिकता की भी कमी नहीं है । 
: प्रिय प्रवास की करुणा धारा ने उसमें इन नवीन समाज-हितकारी वृत्तियों को झ्ंकुरित 
एवं पलल्‍लवित कर दिया है, और इसीलिए वह रीति-कालीन नायिका की भाँति 
7 बाबा भगवान (बाबा भगवान दीव शुक्ल : स्त्री-शिक्षा का उपाय, इन्दुं, किरण ११ सम्वत्‌ 
'! 3६६६ पृष्ठ १६१॥ 


( १६० ) 


उसाँस भरने, विरह कथा कहते रहने तथा 'निसि दिन' प्रिय का मग जोहते रहने की 
अपेक्षाकृत कार्यावली मे निरत रहने की प्रतिज्ञा करती है--- 
ऐसी हेँगी निरत अब मैं पूत कार्यावली में, 
मेरे जी मे प्रणण जिससे पृर्णत. प्राप्त होवे ।” 
(प्रिय प्रवास, पृष्ठ २५८) 
इसके साथ-साथ वह प्रकृति के दूसरे उपकरणों से भी जन-उपकारी भावों 
एवं कार्य-कलापों की श्रपेक्षा करती है--- 
जीते जाते अगर पथ मे क्लान्त कोई दिखावे 
तो जा के सन्निकट उसकी क्लान्तियों को मिटाना। 
(प्रिय प्रवास, राथा-पवन से ) 
इस काल की प्रेयसी की सबसे बडी विशेषता विश्व-वेदना में आत्म-वेदना के 
पर्यावसान को लेकर है । वह कुसुम, जुही, चमेली तथा वन्य-जीवो मे जैसे भ्रपनी ही 
बेदना का साक्षात्कार करती हैं। उसी से अनुप्राणित, प्रिय के प्रति, उसकी असीम 
निष्ठा व्यक्त होती है-- 
जैसे तू है परम प्रिय के रंग मे पुष्प डूबा, 
वैसे-वैंसे जलद तन के रण मे रगूंगी। (प्रिय प्रवास) 
प्रेयमी की भाँति पत्नी भी पुरुष के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत है । 
उसके लिए आसक्ति का कारण नही ॥ क्षत्राणी पत्नी का तो ज॑से यही गौरव है--- 
क्षताणियों के अर्थ भी सब से बड़ा गौरव यही 
सज्जित करे पति पृत्र को, रण के लिए जो आप ही । 
(मैथिली शरण ग्रुप्त : जयद्रध-बध, पृष्ठ ६) 
पति को लेकर ही वह सनाथा हो सकती है । पति ही उसका सर्वेस्व है-- 
माता पिता आदि भले ही और निज जन हो सभी । 
पति के बिना पत्नी सनाथां हो नही सकती कभी । 
(वही, पृष्ठ २५) 
उसके सुखीं जीवन की आराकांक्षा करना वह मरते-मरते भी नहीं भूलती | 
जन्म-जन्मान्तरों तक वह उसी की होकर रहना चाहती है। उसकी एकनिष्ठा 
भारतीय आदशों से अनुप्राणित है-- 
“मैं झाये बाला हूँ, मैंने गान्धारी और सावित्री के कुल में जन्म लिया है । 
जिसे एक कार मन से अपना पति मान चुकी, उसे नहीं त्याग सकती ।” 
(प्रेमचन्द : वरदाद, माधवी का कथन, पृष्ठ १५८) 
इतनी निष्ठा के साथ जिसे वह अपना पृज्य देवता मानती है, उसके द्वारा 
१--मेथिली शरण ग्रुप्त : किसान, पृष्ठ ४० | 


( १८१ ) 


यदि उसकी सेवाओ्नों का उचित मूल्य न मिलकर तिरस्कार भौर प्रताडना मिलती है, 
तो वह विद्रोह करना भी नहीं चूकती । समय पड़ने पर वह भी अपने गौरव की रक्षा 
कर सकने में समर्थ है--- 
स्‍त्री पुरुष के पैरो की जूती के सिवा और है ही क्या ? पुरुष चाहे जैसा हो, 
चोर हो, ठग हो, व्यभिचारी हो, शराबी हो--स्त्री का धर्म है कि उसकी चरण रज 
धो-धो कर पिये । मैंने कौन-सा भ्रपराध किया था, जो उन्हे मनाने जाती ।' 
(प्रेमचन्द : प्रतिज्ञा, पृष्ठ ५५) 
वह ग्रपने अधिकारों के प्रति भी निष्चेष्ठ नही है-- 
बाप का घर था जब था, शअ्रब यही घर है। मैं श्ररदालत से लडकर ५०० २र० 
महीना ले लगी, लाला, इस फेर मे न रहना | पैर की जूती नही हूँ कि नई थी तो 
पहना, पुरानी हो गई तो उतार फेका (प्रतिज्ञा : सुमित्रा का कथन, पृष्ठ ६६) 
इस प्रकार पत्नी रूप मे उसमें श्रद्धा, एकनिष्ठा एवं सहयोग का भाव तो है 
ही, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी कम नही है । वह साम्य के धरातल पर 
पुरुष के साथ उसके बराबर चलने की सामर्थ रखती है, भौर यह उसके स्वरूप- 
विकास की भ्यूखला में एक विशेष कड़ी है । 
माता के रूप में नारी असीम ममतामयी है। पुत्र के लिए--उसकी सुरक्षा 
के लिए वह सर्वेस्व न्योछावर कर सकती है। “प्रिय-प्रवास' की यशोदा मे मातृ-स्वरूप 
की भ्रतुल ममता मुखरित हुई है-- 
जो चाहेगा नृपति मुझ से दण्ड दूंगी करोड़ों 
लोटा थाली सहित तन के वस्त्र भी बेच दूंगी 
जो मागेगा हृदय वद् तो काढ़ दूँगी उसे भी 
बेटा, तेरा गमन मथुरा न मैं झाँखों लखूंगी । 
(पंचम सगे, पृष्ठ ५०)! 
० ० ० ० 


। हा, ऐसे ही भ्रब वदन को देखती कौन होगी 
ऊधो, माता-सहश ममता अन्य की है न होती । 
(दश्षम सर्ग, पृष्ठ १२३) 
साथ ही साथ वह पृज्या भी है, भौर समाज का समादर भी उसे श्राष्त 
है... । 
परन्तु इस काल में जहाँ कहीं भी कन्या का स्वरूप वर्णन किया गया है, वह 
उसके दुर्भाग्य पर करुणा का वर्षणही हो सका है। उसकी दलित भावना्रों की 


( १८२ ) 


विवश मृकता उसको किसी भी प्रकार की स्वीकृति प्रदान नही करती। “हरोनी' 
आदि कुप्रथाओ मे उसके भविष्य को परिसीमित कर दिया गया है-- 


यह ॒ कुरीति कुल ललनाओ का 
कोमल हृदय जलाती हैं। 
मनस्ताप से उन के तन को 
तप्ताअगार बनाती है। 
बीस वर्ष की होने पर भी 
ग्रविवाहित रह जाती हैं। 
मुँह से यद्यपि कुछ न कहती है। 
प्रति दुसह दुख पाती है। 
(ठहरोनी ) सरस्वती, १६०६, पृष्ठ ४४० । 


मूक पशु की भाँति उसकी वेदना मन से बाहर निकलने का मांगें नही ढूँढ 
पाती । उसके सरक्षक ही उसकी विपत्षि का कारण बचनंते हैं। सहांयता के लिए 
दयनीय पुकार के अतिरिक्त उस विवश, अशिक्षित और सस्कार परिबद्ध कन्या के पास 
है ही वया । कवि ने उसकी उस दयनीय अवस्था को निहारा है--- 
बेटिया छिलते कलेंजे को कभी 
सामने श्रा खोल भी नहीं सकती 
आह * क्यो हम फेर दे उन पर छुरी 
जो कि मंह से बोल भी सकती नही ।' 
(भ्रयोध्या सिंह उपाध्याय (बेटियां) सरस्वती १९६२०, अगस्त अक ) 


झौर सांथ ही सहानुभूति भी प्रदात की हैं--- 


'लडकियो को न बेतरह लूटें, 
आह! उनका लहू न हम गारे। 
वे अगर हाथ का खिलौना हैं, 
तो न उन को खेला-खेला मारे ।/ (वही) 
विभिन्‍ल वर्गों में नारी 
इस काल में साहित्यकारों का ध्यान विशेष रूप से निम्न मध्य वर्ग की 
समस्याझ्रो तक हीं केन्द्रित रहा । उच्च शिक्षित वर्ग को लेकर साहित्य रचना नहीं 
के बराबर हुईं । मध्य वर्गीय नारी का चित्रण 'सुधार भावना? के भ्रन्तगंत॑ किया जा 
चुका है । सुधारों की योजना करते समय कवि या लेखर्क का केंन्रे-बिन्दु मध्य वर्ग ही 
रहा हैं, क्योंकि धुरांतन पर॑म्परोश्ों एवं कुत्रथोओं कां  सर्वसें अधिक देन्य “हंसी वैर्ग को 
भुगतना पड़ा है। परन्तु मध्य वर्गीय नारी से भी अधिक दयनीय अवस्था निम्न 


( १८३ ) 


वर्गीय नारी की है जो दिन रात अ्रथक परिश्रम करने पर भी भूख की समस्या हैंको 
सुलभा लेने मे असमर्थ है-- 
गोबर उठाती, थापती हैं, भोगती श्रायास वे 
कृषि काटती, लेती परो है, खोदती है घास वे 
ग्रह कार्य जितने और है, करती वह सम्पन्न हैं 
तो भी कदाचित ही कभी भर पेट पाती भश्रन्‍्न हैं ।' 
(भारत-भारती, पृष्ठ ६५) 
महादेवीं वर्मा ने अतीत के चलचित्र' में 'भक्तिन” “दूबरी” “बिविया' तथा 
'लक्ष्मा आदि के चित्र प्रस्तुत किये है जो निम्न वर्गीय नारी की बस्तु-स्थिति को 
प्रकाश मे लाते हैं। जिनके जीवन की' एक-एक घटना मे दुर्भाग्यपूर्ण अ्रवस्था की एक 
लम्बी करुण कहानी छिपी है। जहाँ के समाज में नारी को कही भी सम्मानपूर्ण 
स्थिति की उपलब्धि नही है । ऐसा लगता है जेसे उसकी जीवन-छाया में दुख स्थाई 
रूप से घर कर गया है । फिर भी वह मानवी ग्रुणो से पूर्ण है। उसमे पत्नी के रूप 
में निष्ठां जीवित है | पति की मृत्यु के बाद वह दया का आश्रय नही, वरन्‌ स्वाव- 
लम्बी जीवन जीना चाहती है । उसमे कत्तंव्यपरायणता, उत्सर्ग भावना तथा सेवा 
भाव की प्रमुखता है। वह रोते-रोते ही जीती है और इसी जीने में जैसे उसके 
सम्पूर्ण जीवन की सार्थंकता सिमट कर उसकी अधेनग्न क्षुब्ध॒ एवं पीडित आत्मा 
के केन्द्रीभूत हो गई है । फिर भी नियामक के प्रति उसके मन में अपूर्व आस्था जीती 
है । वह उसी पर अपना सर्वेस्व छोड़ कर ससार क्षेत्र मे कार्य-निरत रहना चाहती 
है--.- 
कुलवन्ती ने कहा कि अब धीरज धरो 
जिसमे यह ससार चले, ऐसा करो 
झशौर किसे श्रव यहाँ हमारा ध्यान है 
ऊपर नीचे वही एक भगवोत्र है। 
(मैथिली शरण गुप्त : किसान, पृष्ठ २४ ॥) 
नारी के विभिन्‍न रूप 
विभिन्‍न सम्बन्धों एवं वर्गों के नारी चित्रण के साथ-साथ इस काल की नारी 
को सत्‌ और असत्‌ रूपो मे भी भ्रभिव्यक्ति मिली है। पिछले पृष्ठों में कहा जा चुका 
है कि इस काल में साहित्यकारों का लक्ष्य आदर एवं नेतिकता की स्थापता था। 
१--महादेवी वर्मा : भ्रतीत के चल-चित्र का आठवां चित्र ॥ 
२--वही, दसवां चित्र । 
, १---वही, ग्यारहवां चित्र । (लक्ष्मा का जीवन) 
४--वही, सातवा चित्र । 


(| १८४ )) 


अतः नारी को उज्ज्वलतर चित्रित करने के प्रयत्न मे साहित्यकार ने अपर्व आदशे- 
वादिता के प्रदर्शन का अभिनय क्या । 'हरिश्रौध' की राधा, रामनरेश त्रिपाठी की 
विजया;आरादि इस युग की अ्रपूर्व तारी कृतिया है, जिनके माध्यम से आादशंवादिता, 
राष्ट्रीयता एवं नारी के उज्ज्वलतर सत्‌ स्वरूप की प्रतिष्ठा की गई है। सभी ग्रुण 
जैसे उसके चरित्र मे पूँजीभृूत हो जाते हैं-- 


सद्वस्त्रा सदलकृता ग्रुणमुता सबंत्र सम्पादिता 
रोगी वृद्ध जनोपारनिरता सच्छास्त्र चिन्तापरा 
सद्भावातरिता अ्रनन्य हृदया सत्प्रेम सपोषिका 
राधा थी सुमना प्रसन्नवदना स्त्रीचाति रत्नोप्रभा ।! 
(प्रिय-प्रवास, पृष्ठ ३७ ।) 
'सिलन' की विजया मे भी इसी सत्‌ स्वरूप का विकास हुआ है। जिसका 
वर्णन (विभिन्‍न सम्बन्धों के श्रन्तगंत नारी भावना की विवेचना करते समय किया जा 
चुका है। “रग मे भग” (गुप्त) की नव-वधू अपने त्याग और वीरत्व के कारण ही 
श्रद्धेय हो जाती है । 
नारी के इस सत्‌ स्वरूप के साथ-साथ छुट-पुट रूप में उसके असतू रूप की 
भी अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार के स्वरूप-दर्शन का कारण प्राचीन भक्ति एवं 
रीोतिकालीन परिपाटी का निर्वाह या उसके प्रति मोह रहा है। इस रूप मे उसके 
प्रति कटु उपेक्षापूर्ण भावना ही व्यक्त हुई है-- 
अनृत साहस, छद॒म प्रगल्भता 
अदयता, अ्रविवेक, अशौचता 
यदि मे ये अबला उर मे रहे 
फिर उसे कवि निन्दित क्यो कहे । 
(रामचरित उपाध्याय) राम चरित्र चिन्तामणि, पृष्ठ ६६। 
निज प्रयोजन ही प्रिय हैं उन्हे 
पर प्रयोजन श्रप्रिय है उन्हे। (वही, पृष्ठ 5२) 
साथ ही सभी सम्बन्धों मे वह अविश्वसनीय भी है--- 
'स्वपति को, झुरु को निज तात को 
तनय को अपने प्रिय गात को 
समय पा न॑ हने कब कामिनी १ (वही, पांचवाँ सगे) 
इस काल में जहाँ रीतिकालीन श्गारात्मक भावना को अभिव्यक्ति मिली है । 
वहाँ 'यथार्थता और व्यक्तित्व उपेक्षित हुए हैं।' देव, घनानन्द श्रादि रीतिकारों की 


( १८५ ) 


ही भाँति इस काल का कवि भी किशोरावस्था को यौवत के द्वार पर पदापण 
देख अत्यन्त आकषित हो, भ्रत्यिर हो उठता है-- 


चरनत छाड़ि चचलाई अरब नैनन मे 
अपनो बनाय रही रुचिर यंगार है 
राजहस त्यो ही धीरताई मंजु नैनन की 
चरनन वीट रही अपनो अ्रगार है 
जाय रही सधन जघन उर जन पर 
कटि को प्रदेश त्यागि ग्रुरुता अपार हैं 
तापे दीठि डार, मन थिर रहि जाय कंसे 
थिर जब नाही, ताको तन सुकुमार है। 
(बलदेव प्रसाद मिश्र : : श्यूगार शतक : वयसब्धि, पृष्ठ ३१) 
मिश्र जी की ही भाँति 'हरिआध' जी ने “विनोद वयालिसा' मे तथा द्विज 
बलदेव प्रसाद ने 'प्रेम तरग” मे नारी को इसी स्थल, काम-प्रेरक एवं ऐन्द्रिक सुख की 
पीठिका के रूप मे;देखा है जिससे जीवन-दक्षेत्र के सभी उपयोगी कत्तंव्य आवृत हो 
गए है । 
प्रतोकात्मक नारी-भावना 


इस काल में नारी भावना के एक नवीन रूप का भी उदय था | ओर वह है 
नारी का प्रतीकात्मक रूप राष्ट्र को माता के रूप मे उपस्थिति करना इस काल के 
कवि की अपनी विशेषता है-- 


भारत माता, अपने इन पुत्रों को पहले का सा बल दे 
हे भारती ! दया कर क्षण मे सब की दुबंलता तू दल दे। 
(श्रीधर पाठक : भारती वीणा, पृष्ठ ५० ।) 


भारत 'धरनी” की वन्दना करते हुए कवि ने उसे माता के समान सभी 
सदगुणों से युक्त माना है। इस काल में पहली बार प्रकृति पर भी नारी भाव को 
आरोपित किया गया है। यह प्रतीकात्मक भावना भी नारी को नारी रूप में 
अधिष्ठित कर उसका वन्दन किया गया है। यह प्रतीकात्मक भावना भी नारी को 
सम्मानित पद देने के उद्देश्य से ही व्यक्त हुई है। यह अकुर विकास काल (१६२१० 
१६३७) मे प्रस्फुटित एवं पल्‍लवित हुआ है । 
राष्ट्रीय-देतना श्रोर नारी 

तारी स्थिति का यह जागृति काल वास्तव में भारत की राष्ट्रीय चेतना का 
काल है। इस काल के साहित्यकार मे स्वजातीय प्रेम, दासता के प्रति विद्रोह, सर्व॑- 
हारा वर्ग की श्रोर सहानुभूतिपूर्ण हष्टिपात, नैतिक पक्ष का प्रबल समर्थन, आधथिक 


( १८६ ) 


जीबन की विषमता के प्रति विक्षोभ तथा सास्कृतिक जीवन की यथार्थता एवं 
अकल्याणकारी रूढ़ियो का चित्रण करने की भावता बलवती है । नारी को राष्ट्रीय 
भावनाओं के साथ झ्राबद्ध करने का प्रयास भी इस चतुदिक चेतना का परिणाम है। 
मारी झ्रायें जाति की ज्योति, जीवन झऔर सजीवनी बन विश्व की श्रजेय शक्ति के 
रूप में अवतरित हुई है । वह भी पुरुष की भाँति अपने देश के सुख-दुखो की समान 
भ्रधिकारिणी है, इसीलिए आज राष्ट्र-निर्माण के महान्‌ पर्व मे कवि उसका आवाहन 
करता है-- 

आये स्वदेश सुख दुख सग्रिनी, अखिल श्रेय सचारिणी 

आये जगत मे जननि पुनः निज जीवन ज्योति जगाझो । 


करो सार्थ कमनीय नाम अहो आये कुल कामिनी 
झाये प्रेम की पुन्य पताका, भ्रार्य गेह की स्वामिनी । 
साथ ही प्राचीन महिला रत्नो के चरित्र उपस्थित करके नारी समाज को 
स्वदेश भक्ति और सेवा की ओर उनमुख करने की प्रेरणा देने का प्रयत्न भी किया 


गया है। इस काल का कवि नारी की शक्ति पर पूर्ण विद्वासी है। वह उसे श्रबला 
नहीं मानता-- 


बस, नाम जो श्रबला इन्हे मुनियों ने दिया है । 
महिलाओझों के संग भारी सा अन्याय किया है। 
जाचा नही, किस धातु का नारी का हिया है।, 
अमृत की मधुर धार है, या विष का बिया है। 
(बाबा भगवान दीन * वीर पंच रत्न, वीर माता प्रलूपी ) 
उसकी हढ़ प्रास्था है कि नारी ही पुरुष को कत्तंव्य का बोध करा सकती 
है--- 
“हर घर मे प्रकट कीजिए विदुला सी सुमाता 
सिखला के बना दे, हमें कत्तंव्य की माता ।! (वीर पंच रत्न) 
राष्ट्रीय चेतता के इस अ्रुणोदय में कवि नारी को स्वदेशीय प्रेम तथा 
विदेशी बहिष्कार का पाठ देना भी नहीं भूलता--- 
है भामिनियो ! कुल कामिनियों 
ये चूड़ियाँ हैं परदेशियों को 
१--देखिये, 'हिन्दी कविता में युगान्तर' का अन्तरंग-दर्शत । 
” २--श्रीधर पाठक : भारत गीत--आझायें महिला, पृष्ठ ११३। 
र--बही, पृष्ठ ११४। 


( १८७ ) 


कलंक:१:भारी पहनो इन्हें णो 
छोड़ो ज़रा तो मन में लजाओो | 
(गिरिधर शर्मा, सरस्वती १६०६, पृष्ठ ४२१ ।) 
देश की रक्षा के लिए जाते हुए भाइयों को अपती बहितो से प्रेरणा प्राप्त 


होती है-- 
“वहुनें कहती थी है भाई 
बरी का अभिमान चूर्ण कर 
विजयी योद्धा के बानक में 
इसी राह होकर जाना घर ।' 
इस प्रकार नारी में न केवल वीरता ही है, वरन्‌ वीरत्व संचार करने की 
दक्ति भी है। पुरुष कों देश की स्वतन्त्रता के लिए युद्धोतिजना ओर प्रेरणा देने का 
चातुयें भी है। इस प्रकार वह केवल गृह की सीमाझों भे बद्ध पुरुष की काम पृूति का 
साधन नहीं रह जाती ।' 
उपसंहार 
हिन्दी साहित्य मे उत्थान तथा जागृति-युगीन नारी-स्थिति का चित्रण उस 
की स्थिति के विकास क्रम को स्पष्ट कर देता है। उत्थान-काल में जहाँ नारी के 
प्रति भक्ति तथा रीति-कालीन उपेक्षात्मक तथा भ्यगारात्मक भावना की अभिव्यक्ति 
तथा सुधार प्रचुर मात्रा मे हुईं है, वहाँ जाग्रति काल मे वारी को प्रेरणा और आदर 
मान कर उसे नैतिक भाव-भूमि पर देखने का प्रयत्न ही अ्रधिक प्रतीत होता है । 
जाग्रुतिकालीन नारी को साहित्यकार की नैतिक सहानुभूति की उपलब्धि उस कोटि 
तक हुई है, जहाँ वह अपने को आदझों के शीर्ष पर स्थित हुई पाती है। उत्थान-काल 
में नारी के श्ृंगारिक स्वरूप का बाहुलय है, जब कि जामृति-काल में, सामान्यत: 
सभी साहित्यकारों द्वारा शूगार भावना तिरस्कृत हुई है। इस काल मे स्थूल जूंगार 
के स्थान पर नारी के निर्मेल, पवित्र एवं श्रद्धायुक्त सत्‌ रूप की ही प्रतिष्ठा का 
झायोजन अधिक हुआ है । साथ ही नारी की सासाजिक वस्तु-स्थिति पर करुणा और 
सहानूभूति पूर्ण भावना प्रकट की गई है। इस प्रकार से नारी भावना विषयक इस 
काल का साहित्य करुणा की भाव-भूमि पर लिखा गया साहित्य है। बारी के प्रति 
प्रदशित करुणा और सहानुभूति का बाहुल्य उसे वास्तविक भ्रतिष्ठा और सम्मान देने 
में असमर्थ रहा है । 
भरत: जहाँ भी नारी के आद्श की स्थापना की गई है वहाँ झादशंवादिता 
स्वाभाविक न होकर आरोपित एवं वास्तविकता से कुछ भिन्न कोटि की लग्ती है । 
इसीलिए वह व्यावहारिकता के अधिक निकट न होकर काल्पनिक ही अधिक है । 


१--शल कुमारी : 'आधुतिक हिन्दी कविता मे नारी भावना पृष्ठ १७ । 


( १८८ ) 


जायुति-काल के नारी घरित्रों में बैतिकता का झारोपण हिन्दी साहित्य की 
भ्रपूर्व घटना है, यह हम कह भाए हैं। परन्तु अपने संस्कारों से ऊपर उठ सकते में 
झसमर्थ साहित्यकार नैतिकता के इस झादर्श का निर्वाह कर सकते में श्रसफल, उसे 
झस्वाभ पविकता की सीमा तक खींच ले गए हैं, श्रत: नारी का चित्रित श्रादर्श चरित्र 
एवं महान्‌ नैतिकता तक झौर व्यवहार की कसौटी पर खरे नही उतर पाते । 
जागृति-काल में श्रृंगार की प्रवहेलना भी उत्थान-काल की प्रतिक्रिया का ही परिणाम 


है । 

फिर भी नारी को नवीन, स्वस्थ प्रौर लक्ष्यपूर्ण दिशा देने का प्रयास इस 
काल की भारी विशेषता हैं। राष्ट्रीय जागृति ने इस काल में नारी को प्रभावित 
किया है, इसमे संदेह नहीं । प्रब पहली बार हिन्दी साहित्यकार ने नारी में प्रेरणा 
शक्ति और झादश्श की स्थापना की, तथा उसको रीति-कालीन धोर श्युंगारिक 
वीथिकाओं से उबार कर सामाजिक आदशों झौर राष्ट्रीय मान्यताशों के उस राज- 
भागे पर ला खडा कर दिया, जहाँ से झागे चल कर वह साहित्य, समाज झौर 
संस्कृति में प्रतिष्ठापूर्ण पद की प्रभ्िव्यक्ति यथा समान भाव-भूमि एवं कार्य क्षेत्र पा 
सकते में समर्थ हो सकी । 


प्रकरणं--४ 


आधुनिक हिन्दी-साहित्य में नारी 


(क्रमश: ) 
०““रै- विकास-काल 
(१६२१-१६३७) 


ब्ब्डे नेंब्य-काल 
* (१६३८-१९१७) 


भेकरण--५ 


«०३ विकास-काल 
(१६२१-१६३७ ) 


जा[थति-काल मे जिन सामाजिक आझादशों एवं मान्यताओों की कल्पना की 
गई, उन्हे विकास-काल में समुचित विकास का अवसर मिला राजनी- 
तिक क्षेत्र के अब गाँधी जी का स्वर प्रतिष्ठित हो चुका था उन्ही की प्रेरणा भौर 
भ्रादेश से १६२० में भ्रसहयोग आ्रान्दोलन का श्रीगणेश हुआ, जिसने १९१२२ मे 
सविनय अ्रवज्ञा श्रानदोलद का स्वरूप घारण किया। श्रब भारतीयों द्वारा प्रान्तीय 
घारा-सभाओं तथा स्थांतीय सस्थाओ्रोी मे प्रवेश करते के लिए प्रयत्न होने आरम्भ हो 
गए थे। सरकारी शिक्षण-सस्थाओ्रो का निषेध एवं विदेशी-वहिष्कार, राष्ट्रीय-सावना 
का स्वरूप हृढ कर रहा था। १६२४ तक आते-आते भारतीयो के मन मे स्वराज्य 
प्राप्ति की भावना प्रबल हो उठी थी, राष्ट्रीय जाग्रति की इस लहर ने साहित्यिक 
'क्षेत्र और महिला-वर्ग को भी प्रभावित किया, और इसी देशन-प्रेम और देश-सेवा के 
प्रण के साथ-साथ नारी स्वयं भी अपनी खोई शक्ति पाने की दिल्या मे अग्रसर हुईं--- 
'बहिनो, जग इतिहास मे हमे प्रतिक्षण सिखलाता 
जो रखता है भक्ति, वही जग में सुख पाता। 
निबंसता को त्याग बवीर-रसणी ब्रत .घारो 
मानव जीवन पाय देवियों, हृदय न हारों। 
(यशोदा देवी ) बहिनो से---चाँद, १६२४५, पृष्ठ ४१२॥ 
शक्ति प्राप्त करते के साथ-साथ वह नवयुग की ओर, जो युग-जजेर प्रजय 
अन्त कर, कचत विहान लिए आएगा, आशा की स्तेहिल भ्राँखो से तिहारती है---. 
में नहीं चाहती संध्या के 
युग-युग की जजेर गान 
हाँ, मधुर उषा आझागमन सुना 
कसा होगा कंचन विहान ।' 
(तोरन देवी लली--जाग्ृति : गायक! पृष्ठ ६१) 


( १६२ ) 


सन्‌ १६२४ से १६२६ तक राष्ट्रीय आन्दोलनो में इस प्रकार की स्थिरता 
सी रही । परन्तु १९३० मे जब सम्पूर्ण स्व॒राज्य| कौ घोषणा कर दी गई तब एक 
बार फिर राष्ट्रीय भ्रान्दोलन में तीव्रता शाई, और उस परिस्थिति में नारी ने समान 
सहयोग देकर अपनी समान शक्ति और योग्यता का प्रमाण दिया । १६२१ मे गाँधी- 
इरविन समझोते के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन के इस वेब में जो थोडी-सी शिथिलेता 
श्राई, वह सरकार के दमन चक्र, जनता की क्षृब्ध-प्रतिक्रिया एवं राष्ट्र सेवियो के 
श्रदम्य उत्साह के परिणाम स्वरूप नई शक्ति के रूप में परिवरतित हो लक्ष्य-प्राप्ति के 
प्रागण मे प्रतिलक्षित हुई। इस बार महिला समाज का और भी भ्रधिक विश्वास से 
श्राह्मात किया गया झौर स्वतंत्रता प्राप्ति के इस महान्‌ प्रयत्न मे उसे भी सहयोगिनी 
भ्रौर सहचरी का स्वरूप प्रदान किया गया । चिर हतभागिनी नारी के इस नवोन 
यथार्थ जाग्रत-स्वरूप का साहित्यकार ने भी अनुमोदन किया--- 


री, शझ्ासू के दिन बीते 
छब भाग जगे चिर रीते 
थ्रो चहुल स्वष्त तुम जीते 
अरब सत्य सिधु को चिर हतभागिनी 
घली रिक्त घर भरलने। 
(गिरीक्ष चन्द्र पन्‍्त: प्रस्थान, सरस्वती १६३४ पृष्ठ ४६४ ) 


राष्ट्रीय प्रगति के साथ-साथ भारतीय प्रौद्योगिक विकास की दृष्टि से भी 
यह काल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व (१६९१४ तक) भारत में जूट भौर 
कपास के कारखाने ही प्रस्थापित हो सके थे। मशीन निर्माण भ्रनभिञ् था । इस काल 
में लोह भौर इस्पात के उद्योगों के साथ-साथ प्रन्य छोढ़े-छोटे उद्योग भी बडी शी घ्रता 
से प्रगति करने लगे । दो विश्व-युद्धों के बीच भारत में औद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात 
हुआ, जिसके परिणामस्वरूप स्वदेशी के विदेशी-वहिष्कार की भावना को बल प्राप्त 
होकर राष्ट्रीयता के विकास में भ्रभिवृद्धि हुई । 


प्रथम विश्व-युद्ध के फल-स्वरूप भारतीय समाज में झ्ाथिक विषमता व्याप्त 
हो चला थी । भौतिक झसफलताओं ने व्यक्ति की भावनाओं को अ्न्तमु खी बनाकर 
सामाजिक जीवन से विरक्त कर दिया। साहित्य में यह भ्रन्तमु खी प्रवृति स्थूल के 
विरुद्ध सूक्ष्म का भाग्रह लेकर प्रकद हुई। परन्तु युग की उद्बुद्ध चेतना ने उस 
झार्थिक परिधि में भी जीवन और उल्नयन के प्रति झ्राशावादी दृष्टिकोण का निर्माण 
किया । दूसरी और पर्चचम की स्वछन्द विचारधारा से प्रभावित साहित्यकार 
स्वतन्त्र एवं युक्त प्रेम-भावना भी उस झ्ायोजना में प्रण रत थे, जो जाग्ुति-काल में 


१--काँग्रेस का इतिहास” भाग ४, देखिए पृष्ठ ३५२ । 


( १६३ ) 


द्विविदी आदि आदशेवादी साहित्यक्वारो की नैतिक मान्यताओं के बोझ में क्ठिताँहो 
गई थी । इस युग में भी जाग्ृति-कालीन नैतिकता का श्रकुश साहित्यका रो पर हावी 
था, परन्तु साथ ही मन की शाइवत सौन्दर्य भावना स्वरूप प्राप्त करने के लिए 
आाकुल थी । इस काल मे प्रकृति और नारी के झतीन्द्रिय सौन्दर्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप 
में नारी सौन्दय को अभिव्यक्ति प्रदान की गई तथा जिसमे उपभोग की भावना को 
प्रश्मय न देकर कौतृहल और विस्मय की भावना को चित्रित किया गया। झात्म-बद्ध, 
श्न्मुखी एवं अ्रतीन्द्रिय अमासल सौन्दर्य का यह चित्रण हिन्दी में छायावाद के नाम से 
अभिमत हुआ । इस सौन्दर्य-भावना के मूल मे नारी ही है। अत इस काल में नारी- 
भावना से सत्‌ माधुयंपूर्ण स्वरूप की प्राप्ति हुई जिसमे न तो रीतिकालीन स्थूल 
शुगारिकता ही थी, और न जागृति कालीन कठोर नैतिक का बन्धन ही। इस भावना 
ते नवीन सौन्दर्य चेतना' जगा कर समाज की अभिरुचि का परिष्कार किया । 

पश्चिम के स्वछठन्दतावाद से प्रभावित और अझनुप्राणित इस वैयक्तिक एव 
नितान्त एकान्तिक कविता धारा में जहाँ नारी के सतू, निर्मेल और माधुर्यपूर्ण रूप 
को नवीन रगो में चित्रित क्रिया गया, वहाँ साथ ही तत्कालीन सामाजिक उद्बोधन 
एव राष्ट्रीय चेतना की भी अवहेलना नही की गई। एक प्रोर यदि मानव मन की 
यह शाइवत प्रणयन-नारी के अ्रन्य-पक्ष--समाजगत स्थिति, उसकी समस्याश्रों, विषम- 
ताझ्रों तथा उनके समाधान आदि की सम्भावनाओं को भी पूर्ण निष्ठा के साथ ग्रहण 
क्या गया। इस प्रकार से इस काल में चित्रित नारी भावना यदि एक ओर कवि 
की कल्पना से उद्भूत होते के कारण, उसकी प्रतिमा का परिणाम भौर इसीलिए 
अपने मूल रूप में व्यक्तिगत है, तो दूसरी ओर सामाजिक जागृति और राष्ट्रीत क्षेत्र 
मैं सहकार के कारण उसे विस्तृत सामाजिक जीवन की भी स्वीकृति सिली है और 
उसका क्षेत्र पहिले युग की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो गया है । 

हिन्दी साहित्यकार द्वारा विकास कालीन नारी की निम्नलिखित विभिन्‍न 
रूपों में अभिव्यक्ति प्रदान की गई--- 

१--वस्तु-स्थिति । 

२--नवीन आदशों । 

३--सुधार भावना । 

४---विभिन्‍्न रूपों में नारी । 

५१--प्रतीकात्मक मारी भावना । 

६--विभिन्‍त सम्बन्धों मे नारी । 

७--विभिन्‍न वर्गों मे नारी । 

८--तथा सावंजनिक प्रगति और नारी । 


१--नगेन्द्र : आधुनिक हिन्दी कविता की' मुख्य प्रवृतियाँ, छायावाद, पृष्ठ १६। 


( १६४ ) 
वस्तु-स्थिति 


नवीन आदशों के इस उदबोधन काल मे नारी को उच्चतर, सम्मानित और 
श्रद्धायुक्त भाव-भूमि पर अधिष्ठित करना इस काल के साहित्यकारो का लक्ष्य रहा 
है । छायाबादी रोमान्टिक प्रवृति से प्रभावित कवियों ने उसमे माधुय, प्रेरणा और 
शक्ति की स्थिति मानी है, यह सत्य है। परन्तु इसके साथ-साथ यह भी सत्य है कि 
उसकी समाजगत वस्तु-स्थिति इस काल मे भी धुर्वावसथा जैसी ही दयनतीय और 
करुण बनी रही । वैधव्य से पीडित नारी को अपने ही घर में दासी का स्वरूप ग्रहण 
करना पडता है! । सहोदरा के जीवन की यह कितनी बडी करुणा है। नारी अपने 
त्याग और सेवा के कारण ही इतनी निबंल हो गई है कि उसे जीवन भर पुरुष वर्ग 
से श्रपमानित और प्रतिलाछित होना पड़ता है। देवताओं की शअर्जना के योग्य नारी 
पतिता और हेय होकर दानवो के समाज मे अपनी दयनीय जीवन बिता रही है-- 
आंह, निर्दोष सौन्दर्य की यह कली 
चना योग्य जो देवताशञ्रो को रही 
झाज पॉव तले दानवो के पडी 
हेय होकर विवश ठोकरे खा रही। 
(श्याम सुन्दर खत्री . पतिता, माधुरी १६२७, पृष्ठ १२८) 
इतना ही नही, अपने समस्त विद्वास को अपनी विशुद्धता श्रात्मा के साथ 
समंपित करने के पश्चात्‌ भी वह पुरुष की दृष्टि मे अविश्वसनीय है-- 
ग्धिव्वास, हा अविद्वास ही 
नारी के प्रति नर का 
नर के तो सौ दोष क्षमा है 
स्वामी है वह घर का। 
(मैथिली शरण ग्रुप्त : द्वापर, पृष्ठ ३६) 
इसी अस्वीकृति और अनादर की अवस्था मे वह अविश्वास की मारी केवल 
मर ही सकती है'। क्योकि इससे कुछ अधिक उसके वश में है ही नही । सामाजिक 
प्रम्पराओ की इस रूढिवादिता मे विवाह का सुवर्ण अवसर भी उसके लिए विष 
मार बन कर आता है--- 
अद्धं निशा थी, मेरे सिर में तभी गया रिन्दूर दिया | 
या मम सिर पर विश्व-भार रख बाल-भाव था दूर किया ।' 
(ठाकुर ग्रुरुभक्त सिह---बनश्री : सिन्दूर, पृष्ठ ७६) 
१--प्रेमचन्द । निर्मेला, देखिए रुक्‍्मणि का चरित्र । 
२--वही, कायाकल्प, पृष्ठ ४४४ | 
३--मैथिली शरण गुप्त . द्वापर, पृष्ठ २७ । 


( १६५ ) 


सामाजिक परम्पराओो के मध्य इस प्रकार के शापित व्यक्तित्व का भार लिए 
चनते रहना उपके लिए कितना कष्टकर है। वह वास्तव मे शक्तिहीना है। 
इ सीलिए उसका आ्राक्रोश परास्त हो, करुणा मे विगलित हो जाता है--- 

शत-दार बिद्धा हरिणी है, मदकल दलिता बदली हूँ 
जड से उच्छिन लता हूँ, मै कुचली हुई कली हूँ । 

पुरुष-वर्ग द्वारा आरोपित हृढ मर्यादा मे रहते-रहते नारी उसकी अमभ्यस्त हो 
गई है और अ्रब उस नियत सकीर्णता से निकलने की बात भी सोचने से उसका 
मस्तिष्क शल्य हो गया है -- 

“हमारे समाज ने अपनी प्रबला स्त्री के चारों श्लोर सूक्ष्म स्पष्ट रेखाएँ खीच 
कर उसके लिए जो स्थान नियत कर दिया है, जो हृढ मर्यादा चिर काल से बाँध दी 
है, उसे हम किस प्रकार दूर से देख सकते हैं। हमारी नारी उस तरह अपने को 
उससे झलग कर, नही देख सकती... .. वह शिक्षित हो, अश्रथवा अशिक्षित । उस 
सकीर्ण कारा मे रहते-रहते उसे भ्रपनी सकीर्णवा का अनुभव नही होता ।' 

(सुमित्रा नन्दत पन्‍त--पाँच क॒ह्ातियाँ * अवग्रुण्ठन, पृष्ठ, १०२-१०३ ।) 
सामाजिक अस्वीकृति के साथ-साथ उसे पुरुष की सम्पति के रुप में ग्रहण 
किया गया । वैसी ही सामान्य सम्पति के रूत मे, जिस प्रकार कौ सम्पति हम 
गुलाम को, कुत्तों को अथवा अन्य जानवरों को कह सकते है'.। इसीलिए तो उसे 
मैरारय और विवशता का जीवन बिताना पडता है| । अपनी स्थिति के प्रति कभी - 
कभी उसके मन में आक्रोस उत्पन्न होता है और वह उस प्िजरमय वातावरण से 
निकल कर नीले खुले हुए आकाश में पख खोल कर स्वतन्त्र बिहग सी उडना चाहती 


मैं नही युवा होना चाहती । बुआ ! छी ! देख चिडिया कितनी ऊँची उड़ 
जाती है। मैं चिडिया होना चाहती हूँ...पख खोल कर बह आसमान में जिधर चाहे 
उड़ जाती है,..मैं चिडिया बनना चाहती हूँ ।' 

(जैनेन्द्र कुमार-- त्यागपन्र' मे मृणाल का कथन] 

महिलाओं की दयनीय स्थिति का कारण आर्थिक पराभव है। जीविका के 
लिए पुरुष पर आश्चित रहने की परम्परा उनके विकास के अवसर अवरुद्ध कर देती 
हैं। पेट की भूख को भरने के लिए उन्हे पुरुष को तुष्ट करना पडता है। अत. वे 
जीवन के प्रागणा मे घृणित व्यापार का समारोह रचाती है । कवि ने उसकी इस 

. १--भगवती चरण वर्मा तीन वर्ष, पष्ठ €७-€८। 
२--वही, देखिए अजित का कथन, पृष्ठ ६९ | 
३--देखिए, जनेन्द्र के त्याग पत्र' की मृणाल, तथा सियाराम शरण गुप्त के नारी' 
की जमुना । 

४--झोभाराम जी धनुसेवक . वेश्याविनय, चाँद १६२५, पृष्ठ ३६६ । 


(१९६ ) 


परवश्ञता को देखा है। उसने समाज के विस्तार में पीडित विधवाश्रो की दुर्दशा 
ग्रस्त होते देखा है | देवदासियो के रूप मे पूुजकों का आनंद बढाते' और उनके 
अधरो के हास को उनकी आँखो मे रोते हुए देखा है । झपनी अवस्था मे नारी सभी 
दुखो का मूल समभी जाती है। वह पगो की धूल-सा उपेक्षित जीवन जीती है । 
बस, अपनी मूक वेदना को मूर्त स्वरूप दिए वह साहित्यकार की सहानुभूति की पात्रा 
बनती: है--- 
सजनि, कौन तुम नियति तूलिका-चित्रित जीवनभयी पुतली सी । 
अरी, कौन तुम रूफा कुलसी कोमल वदना कुन्दकली सी । 
(ज्वाला प्रसाद, माधुरी १६३४५, पृष्ठ ६१५) 
इस काल में नारी के असहाय रूप की दयनीयता पर लगभग सभी प्रमुख 
लेखनियाँ उठी है। उपेक्षा के अभिशाप से नारी शायद सबसे अभ्रधिक करुण है | 
सामान्‍य रूप से कहा जा सकता है कि सामान्य नारी की सामाजिक स्थिति पुरुष 
के कठोर अरकुश से आच्छादित है उसे कही भी अवकाश, श्रवसर तथा उस्नति के 
प्रकाश की प्राप्ति नही है | साहित्यकार ने उस अश्रुमयी की इस सामाजिक अवस्था 
पर अपनी पृर्ण सहानुभूति प्रकट की है । 
नवीन आदहों 
जागृति काल मे पूर्वे-काल की प्रतिक्रिया स्वरूप नारी सम्बन्धी जिन महान्‌ 
आदर्शो की स्थापना हुई, विकास काल मे उनका चरम उत्कर्ष देखने को मिलता है । 
इस काल की नारी मे वासना से रिक्त पूर्ण सत्‌ भाव के दर्भन होते हैं। रीतिकालीन 


शुगारिकता एवं स्थूल मासलता के जाल-पाश से स्वतन्त्र हो, अब वह काम को 
ललकार कर कहती है-- 


नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, 
बल हो तो सिन्‍्दूर बिन्दु यह, यह हरनेव निहारो 
रूप दर्ष क॒दर्ष तुम्हे तो मेरे पति पर बारी 
लो मेरी यह चरण धूलि, उस रति के सिर पर धारो ॥' 
(मैथिली शरण गुप्त साकेत, पृष्ठ २६२) 


१--प्माकर अवस्थी देश सेवा, चाँद १६२६, पृष्ठ ४२५॥। 

२--झ्ोभाराम देवताओं की दुर्देशा, चाँद, १६२६, पृष्ठ १४७ । 

३--वही, देखो, चाँद, १६२७, पृष्ठ ६४२॥ 

४--आरसी प्रसाद सिंह * वेधव्य वेदना, चाँद १६९३४, पृष्ठ ६६७ । 

५--देखिए चाँद १९३२, पृष्ठ १०६, १६३३, पृष्ठ, ५१५, १६९२४, पृष्ठ ३७९, तथा 
१६३७ पृष्ठ १३७ | 


( १६७ ) 


पत्नीत्व की विष्ठा का इससे महान आदर्त और क्या हो सकता है 'साकेत' 
क्री शमित्रा जीवन के प्रति किए गये अन्याय को सहन नहीं क्रिया चाटरी-- 


« *राघव, शान्त रहोगे तुम 
क्या अन्याय सहोगे तुम ।' 


इस काल का कि नारी को पुरुष की प्रेरणा का स्घरूप प्रदान करना चाहता 
है । वह चाइता है कि युग चेतना के इस प्रहर मे, नारी, अभिनब श्ूगार एवं कलित 
कजो के लसित प्रदेश से निकन कर पति के हाथ में खड़ग दे, उसे राष्ट्र-सेवा में 
भेजने वाली कततंव्य परायण प्रिया के रूप मे उपस्थित हो!। वह उसमे उन्नति की 
पति, तथा जागृति की स्फूर्ति की प्रतिष्ठा करता है । पति की पथ-निर्देशिका तथा 
बीरो की शिक्षिका भी नारी हो है। उसका महान्‌ हृदय शील, सौजन्य, सहनर्शाक्ति 
एवं सेवा ब्रत के अपार अक्षय गुणों से पूर्ण है! । उसका वसुधा पर स्नेह सुधा वर्षण 
करने वाला मातृ-रूप पूजा की वस्तु है । उसके नारीत्व में ससार के समस्त्र गुण, 
सुर के समस्त उपकरण एवं ज्ञान आदि पुजीभूत हो गए है' आज का कवि उसे पथ * 
का विध्त बन कर चेतना के देश मे चलने का दिशा-ज्ञान देता है--- 


बनती क्यो पथ का विध्न अटल 
उठ, इठला, इतरा मचल-मचल 
चेतनता की चचल पुतली 
इतनी जड़ क्यो, तू तो जगम ।' 
(गोपाल सिंह नैपाली : गीत, सरस्वती १९३४, पृष्ठ ३०१) 


इसी प्रकार हरिआऔौध ने वेदेही वनवास की सीता में उन समस्त उदात्त 
ग्रुणो का समावेश कर दिया है जिसे वे राष्ट्रीय एवं सामाजिक आन्दोलन युगीन नारी 
में आवश्यक समझते हैं साथ ही “रसकलश'" में किया गया अभूतपूर्व नायिक भेद 
नारीत्व के आदर्श की स्थापना मे सहज योगदान प्रदान कर्ता है । नारी की आार्द्श 
कत्त व्य भात ना का उज्ज्वलतर उदाहरण ग्रुप्त जी की उमिला के उन्माद की अवस्था 
मे चित्रित हुआ है, जब उसे लक्ष्मण अपने सम्मुख खड़े सम्मुख जान पड़ते है। बह 


१--शकुन्तला देवी गुप्त : प्रस्थान, चाँद १६२६, पृष्ठ ८४० । 
२---रामचरित उपाध्याय : प्रबला, वही, चाँद, पृष्ठ ५६२ । 
३--बै जनाथ सिह सारथी . अबला, सरस्वती १६३३, पृष्ठ ४०४ ॥ 
४--प्रभातकुमार : रमणी, सरस्वती १६३३, पृष्ठ १५५ । 
५--निराला : गीत सरस्वती, १६३४, पृष्ठ ३४१ ॥ 

६--देखिए, हरिश्रौध का रस कलश । 


( १६८ ) 


लक्ष्मण को अपनी दु्बंलता का कारण मान कर अनायास हां कह उठती है--- 
प्रभु नहीं फिरे, क्‍या तुम्ही फिरे। 
हम गिरे, अहो ! तो गिरे, गिरे | 
इस काल में नारी पर झारोपित यह आदर्श वादिता केवल कोरी आदर्श बादितां 
ही नही थी, सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ महिलाओ द्वारा इसे व्यवहृत भी 
किया जा रहा था । पथ के साथी' मे महादेवी जी का सुश्नद्राकुमारी चौहन के 
विषय में कहा गया निम्नलिखित उद्धरण इस तथ्य की पुष्टि करता है--- पति की 
अनुगासिनी, अर्धागिनी श्रादि विशेषताओं को अस्वीकार कर, उन्होने भाई लक्ष्मण 
सिंह जी को पत्नी के रूप में ऐसा अभित्न मित्र दिया, जिसकी बुद्धि और शक्ति पर 
निर्भर रहकर जिसका अनुगमसन किया जा सके । और स्वय सुमद्रा जी का मत था--- 


मनुष्य की आत्मा स्वतन्त्र है, फिर त्राहे वह स्त्री शरीर के अन्दर निवास 
करती हो चाहे पुरुष शरीर के अन्दर । इसी से पुरुष झौर स्त्री का अपना-अपना 
व्यक्तित्व अलग रहता है...बन्धन कितने ही अच्छे उद्देश्य से क्यो न नियत किए गये 
हो, है बन्धन ही, और जहाँ बन्धन है, वहाँ असन्तोष है तथा क्रान्ति है ।' 
इसी भॉति 'स्वप्न' की सुभना के चरित्र का विकास भी हुआ है । देश-सेवा 
के निमित उसके हृदय की भावना किसी ठोस कत्तंव्य के बहाने बाहुर फूट निकलना 
चाहती है--- 
पर उत्साहमयी सुमना का भावुक कीति-रसिक उन्नत मन । 
एक गढ़ पीडा से पीडित, रहता था उद्दिग्न प्रतिक्षण । 
ओरो का आनन्द, हुए सुख उसके लिए पराया था धन । 
निजी हुं के लिए सदा वह, व्याकुल रहती थी मन ही मन ।' 
(राम नरेश त्रिपाठी, स्वप्न, पृष्ठ ४३ ।) 
नारी के आदर्शमयी के रूप मे अपने कारण पति को कत्त व्य विमुख नही देख 
सकती । नारी की इस महान भावना का आरोपण,' सुमना” मे सुन्दर ढंग से हुआ 
| नारी के कारण से जग में 
यदि हो पति अपयश का भाजन 
तो सचमुच है घोर पाप का 
फल स्वरूप यह नारी तन ।* (स्वप्न, पृष्ठ ५०) 
राजनैतिक सघर्ष और अधिकार प्राप्ति के इस अभ्युदय काल में साहित्यकार 
ने तारी के विशिष्ठ वर्ग मे बढती हुई अधिकार भावना के परिणामों को भी दृष्टि 


 १--महादेवी वर्मा, पथ के साथी, पृष्ठ ४५॥ 
२-- वही, यृप्ठ ४४ ॥ 


( १९६ ) 


झोभल नही होने दिया है। उसने उनके अधिकार-क्षेत्रो की व्याख्या करते हुए 
उसकी महत्ता और आ्रादर्श को सुरक्षित रखा है--- 

“देवियों ! मैं प्राणियों के विकास मे स्त्री के पद को पुरुष के पद से श्रेष्ठ 
समभता हूँ। यदि हमारी देवियाँ सृष्टि और पालन के देव मन्दिर से हिसा श्रौर 
दानव के कलश क्षेत्र मे आना चाहती है तो उसमे समाज का कल्याण न होगा ।! 

(प्रेमचन्द गोदान, डा० मेहत्ता का कथन) 

राष्ट्रीय चेतना और समान भावना के इस बढते हुए प्रहर मे नारी की समझ 

में यह बात नहीं ञ्रा पाती कि एक प्राणी का दूसरे प्राणी पर क्यो कर अधिकार हो 

सकता है सृष्टि के सम्मुख सभी की तो स्वतन्त्र सत्ता है। 'चित्रलेखा' की चित्रलेखा' 
कुमारगिरि की श्रोर झराकषित होने के उपरान्त बीजग्रुप्त से कहती है-- 

अधिकारी हो इतना नही जानती थी। मनुष्य पर मनुष्य का क्या अधिकार 
है, यह मैं कभी नहीं जान सकी ।/ (भगवती चरण वर्मा) चित्रलेखा, पृष्ठ ७१ ।) 

इसी परम्परा मे राष्ट्रीय कवि ने नारी को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे स्वाव- 
लम्बन का बल प्रदान किया । नारी आदिभौतिक पक्ष में रति का प्रतिरूप है, वह 
विश्व की मधुर कल्पना है और भारतीय परम्परा में पुरुष की अनिवायय आवश्यकता 
के रूप में प्रगट हुई है। साथ ही बौद्धिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी वह उच्च 
है! । पुरुष पर उसका आभार सदैव से ही रहा है-- 

दीन न हो गोपे, सुनो 
हीन नहीं बारी कभी, 
भूत दया मूति वह मल से शरीर से 
क्षीण हुआ वन मे क्षधा से मैं विशेध जब 
मुझ को बचाया मातृ-जाति ने ही खीर से ।! 
(यदशोधरा, पृष्ठ १०४५) 
साथ ही वह अपनी भ्रधिकार सीमा एवं शक्ति से भी अ्नमिन्ञ नही है। स्वय 
को समान भाव-भूमि पर भ्रधिष्ठित करती हुईं वह कह सकती है-- 
तुच्छ न समझो मुझ को नाथ 
अमृत तुम्हारी अजलि में तो भाजन मेरे हाथ । 
तुल्य हष्टि यदि तुमने पाई 
तो हम में ही सृष्टि समाई 
स्वयं स्वजनता में वह आई 
देकर हम स्वजनों का साथ ।॥* (यशोधरा, पृष्ठ १२०५) 
१-- ब्रिलोचन पाण्डेय : ग्रुप्त जी के नारी पात्र, साहित्य संदेश, १६५५-५६, पृष्ठ 
३०४) 


| ( २०० ) 


नारी को महत्ता के शीर्ष पर अश्रवस्थित करने के उद्देश्य से आज का साहित्य- 
कार नारी की, मात्र तारी के रूप मे नही, वरन्‌ अनेक सम्बन्धों के रूप में व्याख्या 
करना चाहता है । तारी मे उसकी नग्न मृत से भ्रागे कुछ और भी है-- 

नर के बाँटे क्या नारी की 
नग्न मृति ही आई ? 
माँ, बेटी या बहिव हाय ! कला 
संग नहीं वह लाईं।' (द्वापर, पृष्ठ ३०) 
० ० ० ० 
या, 

स्त्री को स्त्री सज्ञा' देकर पुरुष कोन छुटकारा है, न होगा। उसे कुछ न 
कुछ और भी कहना होगा । माता कहो, बहिन कहो, पत्नी कहो, उपपत्नी कहो, 
प्रेमिका कहो ..कुछ न कुछ अपनापन जतलाए बिना मात्र स्त्री सज्ञा का प्रयोग करके 
बस स्त्री द्रव्य से छुट्टी तुम को नही मिलेगी । (जैनेन्द्र कुमार “सुनीता” पृष्ठ १०) 

साथ ही उसे सामाजिक स्वीकृति प्रदान करने के बाद उसके अधिकार क्षेत्र 
मे सामजस्य स्थापित करना भी आवश्यक समभा गया है, ऐसा सामजस्यथ, जिसमे 
उसका कत्त व्य क्षेत्र एकागी ने रह जाये--- 

'स्त्रियो के उज्ज्वल भविष्य को अपेक्षा रहेगी कि उसके घर और बाहर में 
ऐसा सामजस्य स्थापित हो सके, जो उसके कत्त व्य को केवल घर या बाहर तक ही 
सीमित न कर दे ।' 

(महादेवी वर्मा--शखला की कडिया घर और बाहर पृष्ड ६५) 
सुधार भावना 


विकास कालीन साहित्य मे नारी-सम्बन्धी सुधार-भावना को प्रेमचन्द और 
_हादेवी वर्मा के रूप मे विशेष व्याख्याता प्राप्त हुए हैं। 'निर्मेला' की निर्मला और 
गबन! की रतन और थोद की किशोरी श्रनमेल विवाह के पश्णिाम स्वरूप जीवन 
मे विभीषिकाशों का सामना करती हुई अन्त में हूट-दूट कर बिखर जाती है। 
स प्रकार की विवाह-स्थिति मे उसका व्यक्तित्व अपने श्राप में कितनी अपार करुणा 
गे मुखर करने लगता है... अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके 
गमने बह सर भुकाकर देह चुराकर निकलती थी, उसकी अवस्था का एक आदमी 
सका पति था। उसे वह प्रेम की वस्तु नही, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे 
गती फिरती, उनको देखते ही उसकी प्रसन्‍नता पलायन कर जाती थी ।” 
( निर्मेला पृष्ठ ३७) 
“लेखक-- सियाराम द्रण गुप्त । 


( २०१७ 


इस प्रकार के श्रनमेल विवाहो की पृष्ठ भूमि मे प्रेमचन्द प्रचलित दहेज प्रथा 
एवं माता पिता की अ्रसावधानी को ही विज्वेष कारण मानते हैं। तारी की सामाजिक 
महत्ता को बनाए रखने के लिए इन दुष्कर परम्परांओं का विनाश आवश्यक है । 
“निर्मला' की चिता को आग देते समय उपन्यासकार जैसे बिवाह परम्परा को भस्म 
कर देना चाहता है।' 

पुरुष के परम्परागत श्रत्याचारों से नारी पीडित है इस काल मे उसके भरहं 
भाव को बल मिलता है, और वह पुरुष के श्रत्याचार के विरुद्ध सम्बन्ध विच्छेद की 
बात सोचने लगती है । 

तलाक की प्रथा यहाँ हो जाने दो, फिर मालूम होगा हमारा जीवन कितना 
सुखी है ।! (प्रेमचन्द . कमंभरूमि की सुखदा का कथन, पृष्ठ २०५) 

सुधार भावना से प्रेरित प्रेमचन्द का उद्देश्य “रूढिजर्जर प्रौर शोषित पीडित 
समाज में नया बल भरते रहना है,” भले ही कोई पात्र जीवन की जठिलता का भार 
वहन करने मे टूट जाय, इसकी, उन्हे चिन्ता नही है। समाज में स्वत चेतना जागे, 
वह स्वय आत्माभिमान के आवेश में नई दिशा प्रो को प्राप्त करने के लिएउठ खडा हो, 
यही उन्होने अपेक्षा की है। नारी को सम्मान की प्रतिष्ठा मिलनी ही चाहिए, ऐसा 
उनका अनुरोध रहा है--- 

स्वदेश की प्रभी तक किसी ने व्याख्या नही की, पर नारियो की मान रक्षा 
उसका श्रधान अ्रग है, और होना चाहिए । (रगभूमि, पृष्ठ ४२४) 

नारी का वैधव्य नारी के लिए उस अपराध के समान है 'जिसके कारण उसे 
मृत्यु दण्ड से भी भीषण दुख भोगते हुए तिल-तिल घुल कर जीवन के शेष, युग बन 
जाने वाले क्षण व्यतीत करते होते है'। इस घुटन के मध्य साहित्यकार के मन में 
पुरुष वर्ग के प्रति एक आक़ोश भावना प्रशन बन कर उपजती है--- 


“विधुर, विवाह पर विवाह क्यो करत जात 
विघवा क्यो विधवा सदेव रहि हहरति 
जन क्यो कजनता किए हूँ ना कुजात होत 
जनि-जनि लाल है जननि, काहें थहरति ।' 
इस रूढि विरुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि मे साहित्यकार नारी 
को पौरुषी अ्रत्याचारों से मुक्त करना चाहता है। समाज पर कट व्यग करते हुए वह 
संकीर्ण मान्यताओं के घेरे में बन्द धर्म संरक्षकों का उपहास करने से भी नही चूकता 
उतर धर्म रक्षकों का उपहास करने से...जिनकी मानवता है... 


क+ "रत... >कर०म काका न-+क मम जन उमनननन»मन्क्क कक 3. 58 


२--अयोध्या सिंह उपाध्याय : मर्म पीड़िता, च.द १६२६, पृष्ठ २४ | 


६ २०२ ) 


भरा करे वह क्‍या हुआ, हमको क्यो कुछ दाह हे 

अटल सनातन धर्म मे पातवक विधवा विवाह है । 
(कुआर जगत नारायण : पातक विधवा विवाह है, चाद १६२७, पृष्ठ ५८०) 
साथ ही वह उनको सावधान करता हुआ कहता है--- 


इस हिन्दू समाज में जब तक बिधवाएँ दुख पायेगी 
हमसे वे श्रपमानित होगी, जीवन घणित बितायेगी ।' 


और इसीलिए यदि घृणा-विस्तार से समाज की रक्षा करनी है, तो हमे 
विधवाश्ी को सम्मानित दृष्टिकोण देना होगा । इसीलिए कबि में विधवाबाला को, 
अपनी वस्तु-स्थिति का सम्पूर्ण करुण चित्र एवं मानवता मलभ सधुर सहानुभूति 
प्राप्त हुई है । 
वह इष्टदेव के मन्दिर की पूजा सी 
वह दीप शिखा सी शानत भाव मे लीन 
वह क्र काल ताडव की स्मृति रेखा सी 
वह टूठे तरु की छुटी' लता सी-दीन 
दलित भारत की विधवा है। 
(निराला : भारत की विधवा) 


विधवा जीवन में सुधार के साथ-साथ सुधार-भावना से' आकर्षित साहित्यकार 
का ध्यान पर्दा-प्रथा की हानियो की ओर भी श्राकृष्ट हुआ है। उसकी हृष्टि मे पर्दा 
और रावण एक ही पक्षी के दो पल्ो के समान है जो मनुष्य की पाशविक आकाक्षाओं 
के चिह्न स्वरूप है । साथ ही वह यह भी मानता है कि परदे के कारण महिलाओं 
के स्वास्थ्य तथा उनकी शिक्षा सम्बन्धी उन्नति में बडा व्याघात पड रहा है। इस 
प्रथा का यूलोच्छेद करने के लिए हमे अपनी समस्त शक्ति का उपयोग करना 
चाहिए. । परदे के अवरुद्ध वातावरण से बाहर आकर जग-जागृति में अपने को 
खोजने का निमन्त्रण इस काल की नारी को वैशिष्ठय प्रदान करता है--- 


ओ धाले, जग जागृति में अस्तित्व खोज ले अपना। 
प्राचीरों के श्रागन में क्यो, देख रही है सपना । 
(चाद १६३४, पृष्ठ ४२) 
साहित्यकार समाज में कल्याण की दृष्टि रचना चाहता है। पवित्र और 
मधुर भावना का विस्तार उसके उस स्वप्न की भाँति है, जिसे वह साकार करने के 


१--देवीं प्रसाद ग्रुप्त : हिन्दुओं, सावधान, चाद १९२६, पृष्ठ 5३७ । 
२--सुमित्रा नन्‍्दन पन्‍्त, : पाँच कहानिया, अवगुन्ठन, पृष्ठ १०२ | 
३--देखिए, मातृमण्डल, सरस्वती १६३०, पृष्ठ ३०३ । 


( २०३ ) 


लिए प्रयत्नशील है। उसकी इस कल्पना के रुचिर प्रदेश मे आर्थिक विषमताञ्रों से 
प्रताडित एव सामाजिक रूढिवादिता से ग्रसित नारी किस प्रकार घृणा युक्त जीवन 
का निर्वाह करते हुए जीती रह सकती है'। वह वेश्यावृत्ति के मूल कारणों को 
खोजता है, तब उसे ज्ञात होता है कि वेश्यावृत्ति का कारण “अर्थ पिशाचो स्वार्थ 
तथा बबंरता में है जो जीवित रहने के लिए आदमी को अपना शरीर तक बेच देने 
के लिए विवश करते है।' (भगवती चरण वर्मा तीन वर्ष, पृष्ठ २११) 


नारी जननी है, लेकिन साथ ही वह रक्षिता भी है, और अपनी रक्षा के लिए 
आर्थिक मान्यता के अभाव में वह पुरुष पर अवलम्बित है, इसीलिए बह भुलाम है, 
और इसीलिए वह सामाजिक स्वीकृति-विहीना है । 
इस काल के साहित्यकार ने उसके जीवन का गहन अध्ययन किया शोर उसने 
पाया कि उनके जीवन का विकास एकागी होता है उनके हृदय की कल्याणमयी 
सुकोमल भाबनाएँ प्राय सुप्त सी रहती है और उनकी जीवन-शक्ति प्रकाश देने तथा 
जगत में उपयोग काये करने वाली विद्युत न होकर, ऐसी विद्युत होती है जिसका 
पतन वृक्षों के पतन का पूर्वंगामी,बन जाती है ।' 
(महादेवी वर्मा ऋखला की कडिया, पृष्ठ ६४) 
और स्त्री की व्विशता का लाभ उठाने के लिए उसने उसे भिन्‍न-भिन्‍न रूप 
दिए---“उसने कही इस स्त्री को देवता की दासी बताकर पवित्रता का स्वाग भरा, 
कही मन्दिर मे नृत्य कराकर कला की दुहाई दी और कही केवल अपने मनोविनोद 
की वस्तु मात्र बनाकर अपने विचार मे ग्रुण ग्राहकता ही दिखाई ।' 
(महादेवी वर्मा . श्तुखला की कडिया, पृष्ठ ६४) 
सौन्दर्य के हट मे अपने सौन्दर्य का विक्रय करने वाली इन भावना कुचली 
नारी-विभूतियों के उद्धार हेतु कबि पुरुष को संयमी ओर विषयारिक्त बनने की दिद्या 
देता है--- 
(विषय के दास न बनते, स्ववश मे इन्द्रिता रखते 
तो लक्षो भगिनियों को ये न गणिका रूप में लखते । 
(शोभा राम : वेश्या विनय, चाद १६२५, पृष्ठ ३६६ ) 
साथ ही नारी को भी अपनी आदरपुर्ण स्थिति के लिए प्रयत्त करना है। 
उन्हें सुशिक्षिता, सम्मानयुक्ता और सुमाता बनना है-- 


सत्‌ शिक्षा से पूर्ण सुशिक्षित हो पतियाएँ 
नही निरादर सहे, मान मनुजोचित पाये। 
(वही, वनिता विनय, चाद १६२६, पृष्ठ ६८१) 


१--प्रेमचन्द : गोदान, देखिए पृष्ठ ४४४ | 


( २०४ ) 


महिलापो में शिक्षा]प्रचा र के |साथ-साथ इस विकास काल;,में सह-शिक्षा का 
भी अनुमोदन किया गया -- 


बालक बालिकाप्रो$की सम्मिलित शिक्षा पर मुझे विश्वास है। विशेषतया 
कालेजों मे तो इसका उपयोगपटवहोना ही चाहिए... .. मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि 
जहाँ कही भी ,इसका उचित रूप में प्रयोग किया गया है, इसके द्वारा श्रच्छा ही फल 

देखने में श्राया है । इससे हानि की बहुत कम सम्भावना है ।' 
(श्रीमती रजवाड़े के भाषण का भ्रश--सरस्वती १६३० पृष्ठ ४२६) 


इस युग मे नारी की सामाजिक समस्याझ्रों के श्रन्तराल मे प्रवेश कर, उनके 
मूल कारणों एवं समाधानों को खोजने का प्रहंंसनीय प्रयत्न किया गया तथा ऐसे 
तथ्य प्रस्तुत किए गए, जिनमे सभी समस्याओ्रो के मूल मे पुरुष वर्ग का विस्तृत 
अहभाव, प्रत्याचार एवं पाशविक प्रवृत्ति ही विभेष रूप से लक्षित हुई । इस प्रकार 
इस काल में सुधार योजनाओं को सवर्था नवीन मान्यताओो के साथ प्रतिष्ठित किया 


गया, जिसका प्रभाव पूर्व युगो की सुधार भावना की श्रपेक्षा अधिक विस्तृत और 
प्रदाक्त रूप से पडा । 


विभिन्‍न रूपों में नारी 


विकास काल नारी को पृज्य भावना, पवित्र और मधुर कल्पना का स्वरूप 
दान करने के क्षेत्र मे उत्कष का काल है। इस प्रसग में इसे हिन्दी साहित्य का 
वर्ण काल कहना चाहिए। जैसा कि इस अध्याय के आरम्भिक पृष्ठों मे कहा जहर 
[का है कि इस काल में पारचात्य साहित्य की रोमान्टिक प्रवृति का प्रभाव छायावाद 
ग़ नामकरण लेकर हिन्दी साहित्य में भ्रभिव्यक्त किया गया। रोमान्टिक कवियों में 
वशिष्ठ वर्ड सवर्थ की प्रकृति-प्रियता, कालरिज का जीवन की सम्पूर्ण इकाई के साथ 
'त्य एव दाशनिक भावना का निरूपण करने का प्रयास, बाइरन का रृढि के प्रति विद्वो- 
त्मक स्वर, शैली की मानवता के प्रति मधुर प्रेम की भावना तथा कीट्स की अनुपम 
पन्दयें वादिता--इन सभी प्रवृतियों को नारीत्व मे समाहित कर, जिस शगारमयी मधुर 
ल्पना को साहित्यिक स्वरूप प्रदान किया गया, उसके आलोक में नारी विषयक एक 
वीन भावना उद्भाषित हुईं, जिसमे न तो रीति-युगीन स्थूल मासलता ही थी भर 
संधियुगीन करुणा भौर दया का भाव ही, और न जाग्रति-कालीन अस्वाभाविक 
व अव्यवहारिक नेतिकादर्श का चरम उत्कर्ष ही। इसके विपरीत इस काल की 
री भावना प्रकृति के साथ सामजस्य पाकर अपने स्वरूप में मधुर ही उठी है। 
की अत्येक चेष्टा कवि के मन को एक अपूर्व और श्रद्धायुक्त भावना के साथ 
गुना कर देती है । इस नवीन स्वरूप की पृष्ठभूमि में शायद उसके व्यक्तित्व का 
; प्रकृति के साथ सामंजस्थ हो जाने का रहस्य ही छिपा हो, जो अपने श्राप में. 


( २०५ ) 


स्वय सौन्दर्य और शक्ति स्वरूपा है और उसी मे प्रतिबिम्बित हो, शायद नारी भी 
धन्य हां उठी हो -- 


ओ जगत की स्वामिनी, भामास्विनी तुम धन्य 
तुम प्रकृति के मुकुर का प्रतिविम्ब+रूप अनन्य । 
(बालकृष्ण शर्मा “नवीन! * नारी विशाल भारत १६३० । पृष्ठ ५०५) 


इसीलिए कवि को नारी मे स्नेह सुन्दरता और सुकुमारता के दर्शन होते हैं, 
जो उसके लिए स्वर्थागार है--- 


'स्नेहमयि, सुन्दरतामयि 
तुम्हारे रोम-रोम से नारि 
मुझे है स्नेह अपार 
तुम्हारा मृदु उर ही सुकुमारि 


मुझे है स्वरगगार । न्‍े 
(घन्त . पल्‍लब, पृष्ठ 5१) 


नारी के सब से कुछ उसे अपार स्नेह है-- 


तुम्हारे ग्रण है मेरे गान 
मृदुल॒ दुबंलता ध्याव 
- तुम्हारी पावनता अभिमान 
दक्ति, पूजन सम्मान । ( वही, पृष्ठ 5१) 


श्रौर इस स्नेह के मध्य प्रकृति का सौन्दर्य भी उसे नारी मे दीखने लगता 


हैं+2+- 


देखता हूँ जब पतला 
इन्द्रधनुषी हल्का 
रेशमी घूँघट बादल का 
खोलती है कुमुद कला 
तुम्हारे ही मुख का ध्यान 
मुभको करता तब अन्तर्धान ।' (पल्लब, पृष्ठ २१) 


( २०६ ) 
इस सौन्दर्य भावना की वृद्धि कवि ने उसे रहस्यमयी बना कर दी है-- 


सजनि, तुम किस मधुव॒न्न की 
कोमल कुसुम सकली हो 
मजु मरालो के किस कुल मे 
हसिनी, कहो पली हो 
( रत्नाम्बरदत्त चन्दोला : सुकुमारी, सरस्वती १६२८, पृष्ठ ६७४) 


सुकुमारी' के लिए 'हसिनी' का सम्बोधन नारी में कितनी पवितत्रा भर देता 
है, और इस स्वरूप में किसी को अपने हृदय का दान देना भी किसी के लिए 
प्रवलम्ब प्रस्तुत करना हो जाता है, किसी की कुत्सित इच्छाश्रो की पूर्ति करना 
नही--- 
लता लजीली किस तरुवर को 
हृदय दान तुम दोगी 
किस के जीवन सागर की तुम 
तरणि, सुमुखि, बनोगी ।' 
( रत्नाम्बरदत चन्दोला : सुकुमारी, सरस्वती १९२८, पृष्ठ ६७४) 


परन्तु, माधुयं की इन लहरियों मे वह इतनी मृदुल नही हो गई है कि उसका 
गौरव युक्त प्रेरक एवं शक्तिमय रूप विच्छिन्न भ्रथवा अ्रहृष्ट ही गया हो । 'चह 
अनुरागसयी पत्नी और त्यागमयी माता के रूप मे' सदैव ही गौरवशालिनी है। ,वह 
पुरुष की प्रेरणा और जीवन का प्रकाश भी है -- 


आश्रोगी, अपने प्रकाश से हिय का दीप जलाने 
वर्षों की अधियाली में पूनो की रात खिलाने ।' 
(वीरात्मा : छायापथ, माधुरी सवत्‌ १६६०, पृष्ठ ६८९) 
चारित्रक ग्रुणो में उसका घर्म -गीत सा स्वरूप पुरुष के लिए अपूर्व शान्ति की 
प्रेरणा सा प्रतीत होता है-- 


करुणा सी मृदू, धर्मगीत सी 
शुद्ध, कल्पना सी सुख संकुल, 
शुप्र उषा सी, दिव्य हास सी, 
रूप सिन्धु सी, मणी सी मजुल ।! 


१--महादेवी वर्मा : तो: शंखला की कड़िया, पृष्ठ ११६ । 


( २०७ ) 


मंजुलमयी होने के साथ-साथ वह भी शक्तिमयी है--- 
जगती का समस्त प्रतिबन्धन 
सागर की लीला लोडन। 
नारि! तुम्हारी एक-एक 
चितवन में शत-शत भू-कम्पन ।' 
(आरसी प्रसाद सिह नारी, विशाल भारत १६३६, पृष्ठ २७०) 
««जो पुरुष के जीवन का आधार ओर पथ की सहचरी बनती है-- 


इस उद्भ्रान्त पथिक के तुम हो 
एक मात्र, प्रियवर आधार 
सूना पथ, तुम बिन जीवन भी 
सुने स्‍्वगें, सोख्य ससार। 
(रमाहकर मिश्र : अवलम्ब, चाँद, १६२६, पृष्ठ ८०१) 
जीवन के वैषम्य मे लम्बे युग से पिस कर नारी के अतुल शान्तिमय हृदय में 
भी अत्याचारों के विरुद्ध विरोध की ज्वाला धधक उठी है। अपना नवीन रूप लेकर 
अरब वह अपने भाग्य की प्रतिकूलता के विरुद्ध युद्ध किया चाहती है । यह उसके शक्ति 
रूप की सार्थेकता हैं। साथ ही पुरुष को दिल्ला देने के अर्थ भे वह अपनी प्रयोजन- 
शीलता से भी अनविज्ञ नही है--- 
क्योकि दुनिया को रेगिस्तान नहीं बनना है, क्योकि उसको लहलहा कर 
हरियाली हो उठना है, इसीलिए क्या पुरुषों के इस जगत में विधाता ने हम स्त्रियों 
को नही रचा है ।' (जैनेन्द्र कुमार : सुनीता में सुनीता का कथन, पृष्ठ ६७) 
इसीलिए अ्रग्ज का युग-लेखक उसका स्नेहुमयी, देवी चण्डी और माया के रूप 
मे आह्वान करता है--- 
दुवको में कहाँ से स्फूर्त भरनी होगी ? वे कहाँ से मद पाएँगे, जीवन की 
स्पृह्ा उनमें कंसे जागेगी ? उसके लिए एक नारी की आवश्लकता है। बह देवी हो, 
बह चण्डी हो, वह माया है ।' 
(जैनेन्द्र कुमार . सुनीता' में सुनीता का कथन, पृष्ठ १३६) 
० 0 ० 
भाभी, मैं देखता हूँ, उन्हे एक प्रतिमा चाहिए।॥ एक नारी, चिरन्तन माता 
एक माया मूर्ति जहाँ से वे स्फूर्त लें और जिसके सम्मुख वे शपथ लेकर आगे बढें ।' 
(वही, पृष्ठ १३८) 
मारी के उपर्युक्त सत्‌ रूप के श्रन्तगंत उसे प्रेरणा ओर दाक्ति का स्वरूप 
१--हरिक्ृष्ण प्रेमी : रक्षा बन्धन, देखिए, र्यामा का चरित्र | 


शी 


( २०८ ) 


प्रदान करने के साथ-साथ कही-कही पर इस युग का साहित्यकार लौकिक भाव- 
भूमि पर भी उतर आया है और परिणाम स्वरूप नारी अपने सम्मान में अपेक्षा कृत 
गौग हो गई है। नारी को इस रूप मे चित्रित करने की पृष्ठ-भूमि में कवि की, 
पलायनवादी प्रवृति एवं जीवन की विषमताओ्रों का सामना कर सकने मे असमर्थ, 
उनसे दूर भाग कर एकान्तवास की भावना ही अधिक प्रवल है। अपने सामाजिक 
जीवन की भ्रसफलता में वह जन-रव से दूर, मधुबन के क्‌ज मे परी सी प्रेयसी का 


शग्राहवान करता है--- 
दूर जनपद रोर अ्रविदित 


लता निर्मित कुृज मधुबन, 
मैं धडकती याच्रना हो 
मुखर तर स्रोतस्विनी हो 
तब, परी सी उतर धीरे 
सहज सुषमा में छिपी सी 
मानिनोी, नभ वासिनी श्राना 
प्रिये, चिर स्वामिनी हो ।॥! 
रामदुलारे भ्ुप्त : तब, सरस्वती, १६३६, पृष्ठ ११६) 
प्राज कवि के स्वर में दुखबाद का स्वर उच्च है। अपनी श्रतृप्त अ्रभि- 
षाषों पूर्ण कर सकने की विवशता मे, वह प्रेयसी को साथ लिए मनखोल कर रो भर 
लेना चाहता है--- 
“इच्छा का इधर रजत पथ, उधर हमारा कटक मय पथ, 
जीवन की बिखरी विभूति पर, दो झआसू हम रो चले ।' 
(असेय : चलो चले,” विशाल भारत १६३४, पृष्ठ ३२८) 
वह नारी के आलिगन में जीवन के अन्य सिरे को पा लेने का प्रत्याशी है, 
क्योकि यथार्थ का यह पक्ष उसके लिए अधकार का दुभ्ेश्य आगार है'। इसीलिए 
जन-कोलाहल से पीडित एवं अ्रद्ान्त वह सब से श्रलग कल्पना के लोक को पा लेने 
की अपेक्षा करता है'। और तब उस एकान्तिकता मे वह प्रेयसी को लेकर विलास 
की सृष्टि करना चाहता है--- 
“कवि की दुलारी आओ, भीने पीत पट ओढ 
फूल सेज ऊपर पडा सुकवि काव्य लीन 
हाथ में सुराही मदिरा की भर लाओ, और 
जयमाल लाओो, फल लाझो काम के नवीन ।” 
(गुलाब . बसन्‍्त समायम, माधुरी १६२६, पृष्ठ ३३६) 


१--नरेन्द्र ' उस पार, चाद १६३३, पृष्ठ २५६ । 


२--प्रसाद : स्वर्ण ससार, चाद १६३३, पष्ठ १। 


( २०६ ) 


और भ्रपनी श्रसफलताओ' की बेहोशी में नारी उसके लिए मात्र मदिरामय ही 
रह जाती है-- 
तेरा मेरा सम्बन्ध यही 
तू मदिरामय, मैं तृषित हृदय 
(बच्चन प्यास, माधुरी १६३६, पृष्ठ ५५) 


पुरुष के साथ-साथ नारी भी हृदय का मकरन्द पान करने वाली तथा प्रेम की 
तृषा का ही स्वरूप बनती है--- 


“चूस-चूस मकरन्द, हृदय की सगिनी ! तू मधु बस्थप सजा 
झोर किसे इतिहास कहेंगे, ये लोचन गीले-गीले ।' 
(दिनकर : भ्रमरी, सरस्वती १६३४५ पृष्ठ ३१३ ।) 
०0 ० ० ० 
दिल के घोरे भ्रा बैठो, तुम बनो प्रेम की प्यास 
ग्रॉलोी पर छा जाशो, जैसे अवनी का झाकाश । 
(उपेन्द्र : अभिलाषा, सरस्वती १६३४, पृष्ठ ४४७) 
उसकी चितवन सदैव ही पुरुष को लालायित बनाए रखती है'। केलिसदन 
उसका ठिकाना है । उसके मदिर-मधुर भ्रधरो की स्थिति केवल चुम्बित होने के ही 


लिए है! । उसकी इस मघुमय सुषमा को भूल जाना आज के निरीह पुरुष के लिए जैसे 
असम्भव बन गया है । 


नारी मे इतनी मघुरता भर कर उपभोग की प्रवृति इतनी प्रबल शायद इसी- 
लिए हो उठी है कि कवि जीवन से निराश है और जीवन को इस विषमता मे वह 
स्नेहपुर्ण दो क्षणो को हँस-बोल कर काट लेने का आाकाक्षी है--- 
आओ, दो दिन के जीवन मे 
ब्रेम भरे दो बोल बोल लो 
जीवन के विषमय प्याले मे 
स्नेह सुरस दो बंद घोल लो ।' 
दो दिन का नर्वर ससार' 
(नरेन्द्र . मेरी समाधि पर, चाद ६६३४, पृष्ठ ३७६) 
(छ छ 8३ 
१--रामकुमार वर्मा : मधुबन, चाद १६३१, पृष्ठ १६१ | 
२--कलासपति त्रिपाठी, उपेक्षित, चाद १६२७, पृष्ठ ६६॥ 
३--नरेनद्र गीत, चाद १६३३, ष्ठ ५२३। 


१--नरेन्द्र : अश्नम्भव है असम्भव, चाद १६३६, पृष्ठ ५३ । 


( २१० ) 


अपनी वाणी मे रख लो 
मेरे उर का सम्बाद। 
आगझो, सो जाझो, भूलों 
इस जाग्रतपन की याद ।' 
(रामकुमार वर्मा : रूपराशि) 
वह स्थूल श्युगारमयी नारी जहाँ कुछ और नीचे उतर आई है, वहाँ श्वृगा- 
रिकता के स्थान में उसका भ्रसत्‌ रूप प्रतिलक्षित होने लगता है । प्रसाद की 'इडा' 
अपनी बोद्धिकता एवं व्यक्ति-स्वातन्त्य की भावनाओं से पूर्ण, संघर्ष और हिंसात्मक 
कम की प्रेरणा बनती है, जो मनु के पुरुष को अतृप्त तथा उतप्त बनाती है, जहाँ 
केवल ज्वाला ही है, शान्ति तथा शीतलता नही । इसी प्रकार 'पचवटी” (मैथिलीरण 
ग्रुप्त) की शूपंगखा तथा 'साकेत” की कैकयी भी अपने स्वरूप से असत्‌ रूप ही प्रकट 
करती है। ग्रुरुभक्त सिह की 'नूरजहाँ की जमीला का चरित्र नारी के इस अ्रसत्‌ रूप 
को निखार देता हैं। उसके चरित्र मे हिसा, ईर्ष्या और षड्यन्त्र विकास पाते है। जहाँ 
प्रेम सात्विकता की प्रतिमृति नही, एक उनन्‍्मादमय खिलवाड है, जहाँ सतीत्व और 
आदर्श के स्थान पर मासल-वासना का साम्राज्य है, साथ ही दुष्टता भी-- 
“कितनी बरसाते देखी हैं, हूँ हीर नहीं कच्ची लकडी, 
मैं गा कर सेंध लगाती हूँ, फिर भी न गई अब तक पकडी ।' 
(पृष्ठ ५३) 
चारित्रिक पतन की ओर उन्मुख 'प्रसाद! रचित 'प्रलय की छाया की कमला 
भी अपने चरित्र भे इसी श्रसत्‌ रूप की व्याख्याता है। लेकिन सतोष का विषय हैं 
कि आरम्भ की असत्‌ कमला अपने स्वभाव में इन्द्रमयी, श्रधिकार वासना से पूर्ण 
श्रौर विध्वस के लिए तत्पर होती हुई भी अन्त मे इन शब्दों के साथ प्रायश्चित कर 
लेती है--- । 
आज सीचती हूँ जैसे पच्मिनी थी कहती 
अनुकरण कर मेरा, समझ सकी न में ।” 
यह प्रसाद का श्रीदर्शवाद है जो नारी को स्वभाव से श्रसत तथा जीवन- 
परयंन्त असत्‌ ही बने रहने में कभी विश्वास नही करता । 
इस विकास काल मे श्रसत्‌ रूप को इस भूमिका के साथ-साथ कही-कही मध्य- 
युगीन नारी भावना भी दीख पड जाती हैं। जहाँ रमणी का रूप झ्रपनी रमणीयता 
में मात्र कामुकता का आ्राधार है-- -' । 
रूप रमणी का रमणीय, लोक॑ मोहकता का है सार 
है प्रकृति भाल रुचिर सिन्दूर, काम कामुकता का आधार ।! 
(हरिश्लौोध. कल्पलता, सौन्दर्य, पृष्ठ ६२) 


( २११ ) 


इस प्रकार की भावना का प्रस्फुटन 'हरिश्रौध' के “रस-कलश”, रामकुमार 
वर्मा की “रूप-राशि” तथा गोपाल शरण सिंह की “माधवी” में यत्र-तत्र हुआ है । 
परन्तु यह रोमान्सवादी रुण्ण-भावना अधिक प्रश्नय प्राप्त नही कर सकी है। इस 
विकास काल मे भी इस प्रकार की रचना का कारण पूर्व धारणाओ एवं मान्यताश्रो 
के प्रति क्षीण मोह की भावना ही है, जो किसी न किसी प्रकार पुराने खेमे के 
साहित्यकारो मे श्रब तक अवशिष्ठ रही । 


प्रतीकात्यक नारी भावना 


विकास-काल में नारी भावना का प्रकृति के साथ सामजस्य हुआ । अ्रत. 
प्रतीकात्मक भावनाओं मे परोक्ष रूप से नारी भावना ही व्यक्त हुई। साथ ही कही- 
कही रहस्यात्मक अनुभूति और दर्शन के समाबेश से एक अपूर्व जिज्ञासा की सृष्टि 
वी गई, जिसमे नारी और भी अधिक महत्वमयी बन गई। छाया का प्रतीक' लेकर 
कवि नारी विषयक अपनी उत्सुकता शान्त करना चाहता है-- 


कौन-कौन तुम परिहत वसना 
क्लान्त मना भू पतिता सी 
वातहत्ना विच्छिन्न जत्ता सी 
रतिश्नान्ता-तज॒ बनिता सी॥' 
(पन्‍्त : छाया, सरस्वती १६२५, पृष्ठ ५९) 
औौर प्रकृति के सौन्दर्य से अपनी प्रेयसी को पूर्ण सौन्दयमयी देखने की 
लालसा भी उसमे है--- 
तारिका सी तुम दिव्याकार 
चन्द्रका की भकार 
प्रेम पखो मे उड अझनिवार 
अप्सर सी लघु भार 
स्वर्ग से उतरी क्‍या सुकुमार 
प्रणय हसिनी क्‍या सुकुमार । 
(पत, तार के प्रति, सरस्वती, पृष्ठ ५१) 
प्रतीकात्मक भावना के अन्तर्गत नारी के मधुर रूप को ही वाणी मिल पाई है । 
उसमे सभी कुछ छविमय, स्वगिक और प्रकाशमय है-- 
आशीर्वाद सी भुकी स्वगे की, भू पर 
पुलकित खग जग, अ्र॒णु-भअरणु तृण-तृण छविधारी 
हम सुक्ष्म शिराश्रो सी छाई विशि-दिशि में 
बहती जिनमें जीवत झभाभा उजियारी |, 
(पन्त . ज्योत्सना, पृष्ठ २८) 


( २१२ ) 


प्रकृति के उपकरणों का योग पत की “नौका-बिहार” तथा “भावी पत्नी के 
प्रति! तथा निराला की जूही की कली' झ्रादि कविताश्रो मे तीत्र हो उठा है। जीवन 
के इस वेषम्य युक्त यर्थाथ वातावरण से दूर, प्रकृति की करोड में जैसे सभी कुछ सुख, 
शान्ति, स्नेह और शीतलता के उपादान प्रस्तुत करते हैं। प्रकृति का यह रुचिर 
वातावरण जेसे स्थूलता मे भी पवित्रता और मांघुर्य भर देता है--- 
«“वेर अग-अग की 
लहरी तरग वह प्रथम तारुण्य की 
ज्योति्मंयी लता सी हुई मैं तत्काल 
घेर निज वर तन ।' 
(निराला, प्रेयसी, माधुरी, १९३५, पृष्ठ ५२२) 
यही सौन्दर्य-भावना जब रहस्य के आँचल में विरचित होती हे, तब माधुये 
के स्थान पर एक दाशनिक गम्भीरता का समावेश हो जाता है। प्रथम चरण मे 
जिज्ञासा की भावना उदित होती है--- 


'परी ! तुम कौन सुकोमल गात 
खेलती जीवन-बन मे प्रात । 
(केदार नाथ मिश्र फूल बाला, चाद १६३३, पृष्ठ ६७७) 
«न्‍यौर द्वितीय चरण मे अलौकिक प्रिय की भावना मधुर रहस्य का रूप 
धारण कर लेती है-- 
वबिरह का युग आज दीखा, मिलन के लघु पल सरीखा । 
दुख सुख में कौन तीखा, मैं न जानी और न सीखा । 
मधुर मुभको हो गए सब, मधुर प्रिय की भावना ले।' 
(महादेवी वर्मा साध्य गीत, पृष्ठ ३१) 


विभिन्‍न सम्बन्धों में नारो 


विभिन्‍न रूपो मे नारी भावना की चर्चा करते समय हम कह श्ाये हैं कि 
विकास-काल के साहित्यकार ने नारी में स्नेह, सहयोग, प्रेरणा और शक्ति के दर्शन 
किए हैं । उसके इस गुणों को प्रेयसी, पत्नी, माता, कन्या तथा भाभी के रूप में भी 
श्रभिव्यक्ति मिली है| दुःखवबाद की मानसिक उत्पीर के इस काल मे नारी का प्रेयसी 
रूप कवि के लिए लालसा की वस्तु बना रहा है। उसको पा जाने की ललक जैसे 
थमने का नाम नहीं लेती-- 


मेरी आँखों पर सुकुमारी की आँखों की चितवन हो 
मेरी सासो मे उसकी सासों का सुरभित स्पन्दन हो ।' 
(रामकुमार वर्मा : रूपराशि, पृष्ठ ७) 


( २१३ ) 


ग्रभावो के बीच मे पराजित उसके व्यक्तित्व के।लिए नारी ही मुक्ति कथा 
हैं 
मेरी करुणा, करुण बना दे 
प्राण तुम्हारे गानो को 
मधुर बना दे मेरी ममता 
मधुरे ! तब मुस्कानो को 
निज परिणय बन्धन में लिख दो 
मेरी मुक्ति कथा सुन्दर। 
(प्रभात गीत, चाँद १६३४५, पृष्ठ ३३७) 
इस काल की प्रेयसी भ्रपनी आत्मा के पूर्ण समर्पण में विश्वासिनी है! । वह 
झपने प्रिय का प्रिय के नाते ही अभिसार किया चाहती है, तथा पुरुष के जीवन को' 
भक्त तथा सजग बनाने के प्रयास मे उसके प्राणो से एक्य स्थापित करती है'। 
उसके प्रेम मे एक निष्ठा विद्यमान है । इस निष्ठा' के सदर्भ मे उसमे निरपेक्ष और 
निष्काम प्रेम की उत्कर्षमयी भावना भी उदित हुई है । 
मैं उन्‍्मत प्रेम की लोभिन, हृदय दिखाने श्राई हूँ । 
जो कुछ हैं बस यही पास है, इसे चढ़ाने झाई हूँ। 
चरणी पर प्रपित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो । 
यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। 
(सुभद्वाकुमारी चौहान . मुकुल) 
उसे अपने इस निष्काम प्रेम की सार्थकता पर अतुल विश्वास भी है--- 
चरणों मे न पडे तो कहना 
मुकुट रत्न मालाएँ 
एक यही आशा लेकर है 
बेठी ब्र॒जन्वनिताएँ ॥ (द्वापर, पृष्ठ १९३) 
झ्रपने प्रिय के लिए आत्म-बलिदान भी वह सासान््य-सी बात समभती है-- 
तुम पर कुछ आच ते आ्ाए श्रिय जीओ मैं मर जाऊं 
दुर्देव अनिष्ट करो क्यो ? मैं बलि हो उसे मनाऊँ।' 
१--गिरीश चन्द्र पन्त : निवेदिता, चाद १६३५, पृष्ठ २३१। 
३--अ्ररविन्द : भ्राद्वान, चांद १६३४५, पृष्ठ २६७ ॥ 
३--रामनाथ सुमन : मेरे प्राणो मे तुम बोलो, सरस्वती १६३४, पृष्ठ १०७ । 
४--सरला के पिता भ्रच्छे बुरे का गणित जानते हैं, सरलता प्रेम का गणित । वह 
इकाई के आगे कुछ देख ही नहीं सकती, उसकी वह इकाई पुबोध है। पन्‍्त, 
उस पार, पाँच कहानियाँ, पृष्ठ ४४॥ 


( २१४ ) 


प्रिय के सम्मुख ज्ञीवल के समस्त ऐदवर्य, सुख साधन एवं गरिमा तुच्छ है । 
वह प्रेमी के व्यक्तित्व में ही विलीन हो जाना चाहती है--- 
मेरे तुम श्वूगार अतुल हो अलकार आभूषण 
हृदय पद्म कब खिला है, बिना प्रेममय पृषण 
बिना तुम्हारे महल अटारी, केवल बन्दीखाना 
उसमे रहने से अच्छा है बन-बन अलख जगाना 
सग तुम्हारे पर्णकुटी यह होगी आानन्दकारी 
करु निछावर एक चितवन पर विश्व-सम्पदा सारी ।* 
नारी के पत्नी रूप की सात्विकता, पवित्रता एवं उच्च आदर्शवादिता को 
सर्वकाल एवं सर्वदेशीय साहित्यकारो द्वारा समान मान्यता प्राप्त हुई है। इस काल मे 
पत्नी का स्वरूप उज्ज्वलतर एवं आदशो युक्त है। अरब वह अपने स्थूल रूप सौन्दये में 
अपने पति को बाघे रह कर उसे कत्तंव्य विमुख नहीं करना चाहती । [वह स्वय 
चाहती है कि वह भी पति के पथ की सहयोगिनी और जीवन की प्रेरणा बने वह 
जिसको भी पति के रूप मे एक बार स्वीकार कर लेती है, उसी पर अपना अ्रगाध 
विश्वास, असीम सेवा और अतुल निष्ठा नन्‍्योछावर कर देती है । पति द्वारा साथ न 
ले चलने की उपेक्षा से विदग्ध प्रशान्त निर्भरी के से प्रवाह मे वह केवल इतना ही 
कह पाती है-- 
जाय, सिद्धि पार्वे वे सुख से 
“दुखी न हो इस जन के दुख से 
उपालम्भ दूँ मैं किस मुख से 
आज अधिक वे भाते, 
सखि, वे मुझ से कह कर जाते । (यजश्ोधरा ) 
इस आरोपित उपेक्षा के बाद भी उसमे इतना बल शेष है कि वह सतोष और 
आशा के स्व॒र में अपने प्रिय की मगल कामना कर सकती है--- 
जाग्रो नाथ, अमृत लाओो तुम सुझ में मेरा पानी 
चैरी ही मैं बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी राती ।/ (यशोधरा) 
पत्नी में पुरुष ने पूर्ण सात्विकता को साकार दिया है, और यह वास्तव में 
उसके गौरवान्वित पद का विशेष माधुर्थ है. । वह पति के लिए प्रेरणामयी हैं, जिसके 


१--सुमित्रा नन्दन' पन्‍्त * दम्पति, पाच कहानिया, पृष्ठ ६५, देखिए पावेती की 
चरित्र, साथ. में, 'अवगुठनां का सरला का चरित्र भी । 
२--रामनरेश त्रिपाठी, स्वप्न, देखिए सुमना का/चरित्र। 


( २१५ ) 
माध्यम से पुरुज भव-सागर पार कर गया है-- 


है रुमना, तेरा अ्रिमलम पद्ि 
तेरी शुभ इच्छा का अनुचर 
तेरा पुण्य प्रभाव प्राप्त कर 
पार कर यया है भव-सागर। 
(रामनरेश त्रिपाठी स्वप्न, पृष्ठ ६४) 


नारी सुलभ स्वाभाव के अनुसार वह भी अपने पति का स्राहचर्य चाहती है। 
तब बह अपने पुत्र का अवलम्ब लेकर एक सयमित मर्यादापूर्ण भावना लिए 
अपने श्रिय का आह्वान करती है, जो इस युग के पत्नीत्व का उत्कृष्टतम इदाहरण 
है 
आग, हे बनवासी 
अब गृह-भार नही सह सकती। 
देव, लुम्हारी दासी । 
राहुल पल कर जैसे तैसे 
करने लगा प्ररन कुछ ऐसे 
मैं अबोध उत्तर दूं कैसे 
यह मेरा विश्वासी । (यश्ोधरा, पृष्ठ ११८ 


पत्नी का शालीन, पुण्य पति परायण एवं सक्रिय रूप बेदेही वनवास 4 
सीता मे लक्षित होता है। साथ ही पत्नीत्व के आदर्श को परिवर्तन! (ले० राघेश्या 
कथावाचक ),' पाप परिणाम” (ले० जमुनादास मेहरा), 'मधुर मिलन” (ले० जगन्‍न! 
चतुबेदी ) आदि नाटकों मे प्रस्थापित कर सामाजिक जीवन मे पूर्ण नेतिकता ' 
प्रतिष्ठा की गई है। नारी का पत्नीत्व रूप कही-कही पर उसके मातृ-स्वरूप से ' 
उच्चतर भाव-भूमि पर प्रतिष्ठित हो गया है--- 

पहले पहल पयोधर देकर जिसके कोमल मुख में, 
मग्न हुई भझ्रति नव्य झनिवंचनीय भ्रजौकिक सुख मे, 
उसी सुमन संग्रह से शिक्षु के कसे बाहु-बन्धन को 
खोल निठुरता से धाई थी मे विरहाकुल वन को ।' 
(रामनरेश त्रिपाठी, पथिक, पृष्ठ २ 
परन्तु इतने से नारी के मातृत्व स्वरूप की प्रतिष्ठा कम नही हो जात॑ 
उसके हूदय में अपनी सन्‍्तान के प्रति भ्रतुल स्नेह विद्यमान है--- 
“प्रिगा दिया नन्हे बच्चे ने बिस्तर को जाड़े मे जो 
सूसी जगह सुलाकर उसको, गई स्वयं ग्रीले भे सो 


( २१६ ) 


जागी सोई उसकी सुध मे जननी उसी के ऊपर बार 
कौन उऋण होगा माता से, धन्य-धन्ध जननी का प्यार । 
(ठाकुर ग्ुरुभक्त सिंह (वन श्री) जाडा, पृष्ठ २६) 
है 0 न्‍ 0 0 
मेरी मलिन गृदड़ी मे भी है राहुल सा लाल 
क्या है अजन श्रग राग, अब मिली विभूति विशाल ।' 
(यशोधरा, पृष्ठ ३४) 


अपनी स्नेह-भावना के इस उत्कर्ष पर वह स्वगिक सौख्य भी सुश्ोभित है--- 
है वह अतुल विश्वास हृदय गम्भीर है ।' 
ही । ्े 0 
कोमल है वह कमल-कान्ति से भी अधिक, 
है वह करुणा-धाय, धरा पर स्वगे है।' 
(श्रीधर वात्सल्य . माता का हृदय, चाद १६२६ पृष्ठ ६१७) 
माँ का मजुल हृदय अपनी सन्‍्तान के प्रति सदेव ही सरलता का सुन्दरस्परोत 
है।। वह 'दयामयी, क्षमामयी, शुचि शान्तिमयी है, झ्ानन्‍्द की सुर सरिता है, दुखो 
की विमला स्वरूप निवारिणी है-- 


“वह सरित सुलभ आनन्द की 
उसका यश अवदात है 
मधुर-मधुर मृदुल ममतामयी 
मज़ुल म्रति भाल है ।' 
(आनन्द बिहारी लाल माता, चाद १६३३, पृष्ठ ५५४) 
इतनी अपूर्व मसता के मध्य वह अपनी सन्‍्तान से इस बात को भी अपेक्षा 
करती है कि वह जीवन क्षेत्र मे कत्त व्यन्परायणता का पाठ सीखे, श्ौर इस तरह वह 
पुरुष के लिए मातृ-स्वरूषा प्रेरणा सी बनती है-- 
माँ ने कहा है... दूध की मेरे 
लज्जा रखना रण मे है सुत ।' (स्वप्न : पृष्ठ ११) 
० 0 ०0 
अपनी कोख पवित्र मान कर 
वह कहती होकर आनतन्दित 
बीर कर्म का मेरे सुत के 
तन पर है स्मृति चिह्न अलकृत ।' (वही, पृष्ठ ४३) 


!--आ्ञान्त देवी कुसुम माँ का सन, चाद १६२६, पृष्ठ ६२ । 


( २१७ 9 


मैथिली शरण की 'मीनल दे! और “कुन्ती' मे माता का रूप अपनी ममता, 
स्नेह, उद्धरता और असीम सक्रियशीलता को लेकर उदित हुआ है। 'बैदेही वनवास 
की सीता माता के रूप मे लव-कुश का स्नेह और सयम के साथ लालन-पालन करती 
है। वह विश्व-प्रेम-भावना की श्रधिष्ठात्री है। माता के सभी कत्त॑व्यों से विज्ञ है, 
ओर इस प्रकार मातृत्व का उच्च आदर प्रस्तुत करती है। इस प्रकार की आदर्श- 
बादिता के साथ-साथ 'यशोदा” के रूप में माँ की करुणा और श्रद्धा के सगम पर 
एकाकार होती हुई उस अपरिमित ममत्व भावना के दर्शन होते हैं, जो भारतीय 
माता की भ्रपनी सम्पति है। बस पुत्र की मग्रलकामना मे उसे पूर्ण तोष प्राप्त हो 
जाता है--- 
प्यारे जीवें, पुलकित रहे, और बने भी उन्ही के” 
विकास-काल के इस आलोक काल मे भी कन्या का स्वरूप पूर्व युर्गों की 
भाँति ही दयनीय और करुण रहा । इतना करुण कि दु ख दैन्य के प्रतीक आसू की 
उपमा भी कन्या से ही दी गई--- 5 
'कन्ता जन्म के समान मेरा जन्म होता मधु! 
जन्म जहाँ लेता, तहाँ दुख भर देता हैं 
(मघुसुइन चतुर्वेदी : ऑँसू, सरस्वती १६३१, पृष्ठ ४१७) 
उसकी शोचनीय दशा पर उसे अश्रुपात करना पडा है-- 
शोचनीय हालत हमारी पृत्रियों की संदा, 
उर में हमारे और शोक उपजाती है ।' 
(गोपाल शरण सिंह : भारत नारद सम्मिलन, सरस्वती १६२८, पृष्ठ ७१) 
परन्तु इस असहाय और सकीर्ण सीमाओं से वद्ध कन्या-वर्म को इस काल 
का कवि निर्देश देना नही भूला हैं--- 
यदि हों खाहइसमत कन्याएँ 
तो क्‍यों वे जीवन खोयें 
क्‍यों व्याही जावे वृद्धों से 
और जन्म मर क्‍यों रोवें ।! 
(आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव नारी जीवन ) 
साथ ही इस युग में पहली बार उसकी स्थिति को आ्रादर्शायुक्त भाव-भूमि 
प्रदान की गई--+ ! 
१-“हरिय्रोध . प्रिय प्रवास, (देखिए घष्ठम सगे) । 
२--बही, पृष्ठ १३० । 


( २१८ ) 


हिन्दू माता चिरकाल से ही अ्रपती कन्या को गोरी और दुर्गा के रूप में 
प्रसव करती आई है ।' (सियाराम शरण गुप्त . गोद, पृष्ठ ३५) 


इस युग में साहित्यकार ने भाभी के रूप मे भी बारी को सम्मान आदर ध्ौर 
पूज्य भावना से अ्रभिसिक्त किया है। जैनेन्द्र कुमार का झ्रावशेबाद इस दिल्ला भे 
प्रभति करता है-- 


भाभी” (वातायन में सम्रहीत एक कहानी) में भाभी का उज्ज्वल चरित्र 
विनय के लिए अन्‍्नपूर्णा के रूप में प्रस्तुत होता है--- 


थहु माभी का प्यार था, जो माँ का प्यार नही होता । क्योकि उससे 
स्निग्ध होता है, स्त्री का प्यार नही होता क्योकि उससे निरपेक्ष होता है, बहिन का 
प्यार नही होता जो क्रमश: पुष्ट और परिपक्व होता है, यह जैसे सोता फूट निकबा, 
हृदय मे से स्वत स्फुटित होता है। फिर भी यह सब कुछ होता है ।” (पृष्ठ १८३) 


इस प्रकार नारी के इस स्नेह सम्बन्ध में पाविन्यपूर्ण अपनत्व भावना की 
ग्ुनगुनाहट अनुभव की गई तथा एक नवोन आरादर्श के परिवेष्ठन में उसे श्रभिव्यक्ति 
मिली । 


विभिन्‍न वर्गों में नारी 


विकास-काल' तक ग्राते-ग्राते समाज के एक विशिष्ठ वर्ग की महिलाओ में 
प्रात्म-सम्मान के प्रति जागरूकता भरा यईं थी। यह महिलाएं विशेष रूप से 
सुशिक्षित एवं कुलीन वर्ग की महिलाएं थी, जिनमे सामाजिक चेतना का प्रादुर्भाव 
हो चला था औौर उस चेतना के भ्रालोक मे बिखरी हुई सामाजिक चेतना के मध्य मे 
भपने प्रधिकार खोजने के लिए, उत्सुक हो उठी धी। उनका सम्पक सामाजिक कार्ये- 
क्रमों से लेकर राजनीतिक क्षेत्र तक विस्तार पा रहा था, तथा उनकी स्थिति को 
स्वीकृति प्राप्त हो रही थी । हिन्दी साहित्य मे भी इस विशिष्ठ नारी वर्ग की स्थिति 
को स्वीकार किया गया, और वह सम्मान तथा अधिकार रक्षा के निमित्त, पुरुष से 
प्रताडित होने पर, प्रात्म-निर्भर होने की बात सोचने लगी* राष्ट्रीय एवं सामाजिक 
नवीन योजनाओं के आलोक में वह उस सम्मिलित परिवार परम्परा का कडा विरोध 
करने लगती है, जिसने उसकी स्थिति को करुणा और वैषम्य की इस दिशा पर ला 
दिया है। गबन' की रतन ऐसा ही सोचती है--- 


परिवार तुम्हारे लिए फूलों की सेज नहीं, काटों की शैया है। तुम्हारी पार 
लगने वाली नौका नही, लुम्हे निगंत जाने बाला जन्तु है ।' 
(प्रेमचन्द संक्षिप्त यबन, पृष्ठ १८३) 


रिक्रज# धन्य» कर व४वजकधम;५न७ ३५) +म कम भा०म ५३» न ३१०७० +मग»लामा न म.ु४०९७०४३१मम का नन० “नमन ९१९५+९ल्‍पकव५ नामक, 


१--प्रेम बन्द : गबम में रत्म का चरित्र । 


( २१६ ) 


गुरुभक्त सिंह की 'नूरजहाँ' से गयास की पत्नी कुलीन वशीया नारी का प्रति- 
निधित्व करती है। वह अपनो मे रह कर अपना सम्मान नहीं चाहती । वह उसके 
प्रात जागरूक है, इसीलिए गयास से प्रार्थना करती है--- 


अपनो में पानी मत खोझो, चुपके से अब चलो निकल 
रोजगार कुछ यहाँ नहीं है, और प्रतीक्षा है निष्फल । 
छोडे आस, विदेश चले हम, यहाँ नहीं कोई आधार 
कही नौकरी कर लेगे, या कर लेगे कोई व्यापार ।' 


इस काल की कुलीन सम्मानित नारी मे बीड्धिक विकास के परिणाम स्वरूप 
अर्तंसघर्ष की भावना भी प्रतिलक्षित होती है (नव्य काल मे इस भावना का अ्रधिक 
विकास हुआ है ।) वह निष्ठा और विश्वास की भावना से परे जीवन की गुत्थियों 
को सुलफाने में तक शक्ति का श्राश्रय लेती है। मुक्ति का रहस्य” (लक्ष्मी नारायण 
मिश्र) की आशा देवी, सुनीता” (जैनेन्द्र कुमार) की सुनीता आदि इसके प्रमाण है। 
ग्रपने प्रिय को प्राप्त करने के लिए भी वे अपेक्षाकृत स्वतन्त्र हैं। 'व्याह' ( वातायन' 
में सग्रहीत) की ललिता अपने अभिभावक की इच्छा के विरुद्ध गरीब सिख-पुत्र का 
वरण करती है । मीरा के प्रेम का पक्ष लेकर विवाहिता को पर-पुरुष से प्रेम करने का 
अधिकार भी नारी देती है । वैयक्तिक बातो के अतिरिक्त राष्ट्रीय क्षेत्र मे भी वे 
कार्यरत हैं' | उच्च शिक्षिका एव आधुनिकता के रूप मे वह साहित्यिक बाद-विवादों से 
लेकर सिगरेट पीने ठक पुरुष का साथ दे सकती है । इस काल में उच्च वर्गीय 
शिक्षित महिला-वर्ग मे अधिकारजन्य जो भावना दु्वह गव॑ का रूप धारण कर 
रही थी, तथा प्रेम की भावना जिस प्रकार आशिक पृष्ठ-भूमि मे उसके लिए मन 
बहलाव का साधन-मात्र बन रही थी, उस ओर से भी साहित्यकार उदासीन नही 
रहा है। सात्विक प्रेम की उत्क्ृष्टता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथांअधिकार मद में 
भूली नारी को निर्देश देने के लिए उसे कहना ही पडा-- 


“इन सब से मैं केबल एक ही नतीजे पर पहुँचता हूँ, तुम पुरुष का घन लेती 
हो, पुरुष को अपना शरीर देने के बदले मे । है न ऐसी बात, और यह वेश्या वृत्ति 
है ।' (तीन वर्ष, पृष्ठ २२५) 


पश्चिम की ओर लालायित श्रॉखों से देखती हुई भारतीय नारी पर भी वह 


कलन्‍+- ॥-“+-राशकफनशानन पान पकटधन- नमन सा “>नानकपनन डमनानन किट पननगयख 


१---सुनी ता मे, देखिए सुनीता का कथन, पृष्ठ ५६ ॥ 
२--देखिये, महांदेवी वर्मा की 'श्ृंखला की कड़ियाँ, पृष्ठ ५६ | 
३--भगवती चरण वर्मा: तीन वर्ष, देखिए प्रभा का चरित्र । 


( २२० ) 


करने से तही चूका है--- 
सीता सावित्री सी नारी 
न हो यहाँ, यह साध हमारी 
ग्रेजुएट होवें अबलाएँ 
योरूप, अमरीका जाएँ 
होवें वहाँ पहुच कर पास 
भारत का भग जावे वास! 
(रामचरित्र उपाध्याय : बेडा पार, सरस्वतो १६२८, पृष्ठ६४८-४६ ) 
इस प्रकार शिक्षित एवं उच्च-वर्गीय महिला समाज मे बढ़ती हुई दम्भ 
भावना के प्रति, उसे समुचित निर्देश देने के उद्देश्य से साहित्यकार को अपना कत्तेव्य 
निर्वाह करना पडता है। वह उसे अ्रधिकारों की सुविधा देना चाहता है। उसे समाज 
मे स्वीकृति और सम्मान मिलना चाहिए, राष्ट्रीय योजनाओं एवं सामाजिक कायें- 
क्षेत्र मे भी उसकी भ्पेक्षा है। परन्तु इत सब के साथ-साथ उसके श्रधिकारों एव 
कर्स व्यों का सामजस्य भी आवश्यक है । 
सामाजिक रूढिवादिता एव परम्परा का सबसे बडा अभिशाप मध्य वर्गीय 
नारी के पल्‍्ले पडा है। इस युग मे भी उसकी अ्रवस्था पृ्वेकाल जैसी ही रही है । 
समाज की नैतिक स्थिति जैसे उसके कथधों पर टिकी है। घर की प्रतिष्ठा की बह 
सरक्षिक्रा है। धर्म उसी के बल पर जीवित है। वह घर की लक्ष्मी है, बस इसीलिए 
अपनी स्थिति में वह सब से अधिक निर्धेन और निरीह है 'मिर्मेला' की निर्मला इस 
मध्य वर्ग की चक्की में अपने व्यक्तित्व को पीस कर रूढ समाज की बुसुक्षा शान्त 
करती है। उसके लिए कही भी स्वीकृति नही है। जीवन को घुला-घुला कर ही 
जीवित रहना जैसे उसके भाग्य मे लिख दिया गया है। इस वर्ग की नारी को हर 
प्रवसस्‍्था में पति-परायण श्राज्ञाकारी भौर सेविका के रूप में रहना है । उसे भ्रपनी 
इच्छाएँ, प्रभिलाषाएँ कुचलकर जीवित रहना पडता है, और इसके साथ ही शारीरिक 
ब्लेशों को भनन्‍्त न होने से उसका सम्पूर्ण जीवन श्रज्ञान पशु के जीवन की स्मृति 
दिलाता रहता है । 
मध्य वर्गीय नारी की सामाजिक स्थिति के विपरीत निम्न वर्गीय नारी 
झ्रधिक स्वतन्त्र एवं प्रसन्‍न है। जीवन की विभीषिकाओं को सहते हुए जैसे वह 
मुस्कराते रहता सीख गई है, भौर मधुर हास के वे कण उसके जीवन 'को अपनी 
निधि बन गए हैं। भ्रभिशप्त भाग्य को लेकर भी जंसे उसके पश्रधरो का हास रील 
सही गया है। वह प्रफुल्ल-वदना कृषक बालिका के रूप में श्रपनी सोम्बता से अपने 
_३--देखिए, सियाराम शरण गुप्त कृत गोद में पाबंती का चरित्र । 
२--महादेवी वर्मा : शंखला की कड़ियाँ, पृष्ठ २४-२५ | 


( २२१ ) 


पास के वातावरण में सौन्दर्य की कलक़ल बिखेरती रहती है-+- 
“कृषक वधूटी खेत काटती, हस-हस कर लेकर हसिया 
गाती गीत 'सुना दो मोहन प्रेम भरी अपनी बसिया ॥' 

० ० ० 


मेली ओढ्सी सभाल, सुधर 
माँव की वधू, कुछ हलके कर 
काटती खेत, हसिया सर.सर 
चुडियाँ रन-रन, तिरती सिठास 
लोटता हास । 
(कुअरचन्द्र प्रकाश सिंह . गीत, सरस्वती, पृष्ठ ३७ ।) 
इसके साथ-साथ उन्हे सामाजिक स्वीकृति भी मिली है, तथा पुरुष वर्ग के 
साथ सम्पर्क स्थापना और स्वस्थ आमोद-प्रमोद का अधिकार भी-- 
इनकी घर वालिया काम मे 
नित्य योग है देती 
नाच और गाने मे भी वे 
सदा भाग हैं लेती, 
बौद्धिक विक्रास के अभाव मे उसमे विचार शक्ति की अपेक्षा कोमल, मृदुल 
एवं निष्ठावान्‌ भावनाओं की प्रबलता है, वह एकनिष्ठ प्रेयसी बन सकती है, प्रेम को 
व्यापार नहीं बना सकती । 
इतना सब होते हुए भी वह श्पनी वस्तु स्थिति मे कितनी दयनीय है. इसका 
सहज अनुमान “गोदान” की धनिया के चरित्र से लगाया जा सकता हैं, जिसमे साहस, 
स्नेह, शौर्य एवं निष्ठा होते हुए भी अभिशप्त वातावरण को विजित करने की भक्ति 
नही होती, और जिसके जीवन की लम्बी-दुःखपूर्ण गाथा आदि से अन्त तक करुणा 
और वैषम्य' की घनी कुहासे के मध्य आवृत रहती है । 72 
सार्वजनिक जागृति ओर नारी 
राष्ट्रीय श्रौर सामाजिक चेतना के इस सुवर्ण प्रहर में जेसा कि पिछले पृष्ठों 
मे कह आए है, नारी की दयनीय अवस्था की ओर समाज सेवियो के अतिरिक्त 
साहित्य-सेवियों का ध्यान भी आक्ृष्ट हुआ। जीवन में शान्ति और उत्कर्ष की 
प्राप्ति के लिए नारी का सहयोग आवश्यक समका गया। उसका अपमान करके, 
ओर इस अपने भ्र॒ध्ध-भाग को निष्क्रिय वना कर पुरुष सुखी नही हो सकता, इस सत्य 


१--भुरुभक्त सिंह * कुसुम कूज, पृष्ठ ३४ । 
२--जैनेन्द्रकुमार . परख, मे कट्टो का चरित्र । 


( २२२ ) 


की प्रतिष्ठा की गई--- 


नारी कल का मान मिठाता 
गुण गौरव की घूलि उडाता। 
क्या सुख पा सकता ? 
जब तेरा श्रधे-भाग बेकार - 
(कर्ण हिन्दू ससार, माघुरी १६२८, पृष्ठ 5१४) 


कवि का विश्वास है कि नारी को महिमा मडित करके ही युग-प्रभात को 
ज्योतित किया जा सकता है-- 


प्रेम स्वर्ग हो धरा मधुर 
नारी भहिमा से मडित 
नारी मुख की नव-किरणो से 
युग प्रभात हो ज्योति ॥ (पन्‍त युगवाणी) 
इसीलिए युग-प्रभात के इस नवीन प्रहर मे नारी सोते हुए राष्ट्र को जगाने 
के निर्मित प्रहरी का स्वरूप लिए है--- 


सोते हुए देश को जगाती प्रहरी सी बनी, 
जीवन सजीवन की शक्ति सी प्रदानी है।' 


हट 0 0 


तुम्ही हो ज्वालामुखी विनाश 
क़ान्ति की हलचल युग निर्माण 
तुम्ही हो महा प्रलय की रात 
तुम्ही हो शक्ति विजय वरदान ।' 


नारी को उसके विशाल स्वरूप का ज्ञान दे, कवि उसमें श्रात्म-सम्मान और 
महला का भाव भर देता है। तब शभ्रपनी शक्ति पर विश्वास करती हुई वह अपने 
विभिन्न स्वरूपों मे जागरण का नवीन गीत गुजरित करती है-- 
“हम नवल वधू, हम जगमाता, 
हम मसुरध सुन्दरी, सुकुमारी ।' 
हम महाशक्ति, हम महाक़रान्ति 
रणचण्डी की तलवार हमें 
निज देश मान पर मिठती हैं बन 
दुर्ग का अवतार हर्मी। 
(शकुन्तला देवी खरे : नारी गान, चाँद १६३४५, पृष्ठ २७) 


( २२३ ) 


इसी विश्वास ने उन्हें राष्ट्रीय योजना में सैनानी स्वरूप भी प्रदान किया 
न 
आदिनी के ऊपर सुभव्य भाव भारिणी 
कृत्तिका सी बामियो के ऊपर चढी हुई 
वामाएँं अनेक, दीघ शूल लिए, दाहिने 
हाथ मे लगाम घरे, बाएँ हाथ मे कसे 
क्षीण कटि, जठटित विचित्र कटि-बधो से 
पीठ पर बाल छोडे, ढाल के से ढग के ४ 
(मैथिली शरण गुप्त : सिद्धराज) 

«ओर राष्ट्रीयता के क्षेत्र में उसके योगदान की भी महत्ता स्वीकार की 
गई है-- 

“परन्तु यह होते हुए भी विशालहृदया नारिया पापी मनुष्य के सब 
अपराधों को क्षमा कर उसे स्वाधीनता दिलाने के लिए इस प्रकार आगे बढी और 
बीरता के ऐसे उदाहरण दिखाए कि ससार के इतिहास में भारतीय नारियों की 
कीर्ति सुवर्ण अक्षरों मे लिखी जाएगी ।' 

(सत्यदेव परिव्राजक ' नारी का प्रनादर, विशाल भारत १६३१ पृष्ठ ७३६) 


इस मागलिक महान समारोह मे नारी पुरुष के साथ-साथ चलती हुई नवीन 
सस्‍्तेंह का सरस सुत्र स्थापित करती है-- 


चल पडी बहन, चल पडे बन्धु, चल पडी जननि, चल पड़े पुत्र, 
पति चले, चली पत्नी उसकी, जुड गया स्वेह का सरस सूत्र ।' 
(सोहनलाल द्विवेदी : भैरवी, दाड़ी यात्रा, पृष्ठ ७३) 


इस काल मे पुरुष ही नारी को जाग्ृति और दिशा-परिवतंन की' प्रेरणा नहीं 
देता नारी भी पुरुष की भावना के क्षेत्र से ठोस पृथ्वी पर उतार लाने के लिए प्रेरक 
झती है-- 

'तुम्हारी कविता उच्च कोटि की है। मैं इसे सर्वांग सुन्दर कहने को तैयार 
हूँ । लेकिन तुम्हारा कत्तेव्य है कि भ्रपगी इस अलोकिक शक्ति को स्वदेश के हित मे 
' लंगाओ"॥ अवनति की दा मे _ श्वूगार और प्रेम का राग अलापने की जरूरत नही 
' होती, 'इसे तुम स्वीकार करोगे । (प्रेमचन्द : रगभूमि, भाग १, पृष्ठ १५५) 

राष्ट्रीय चेतना के साथ-साथ उसमें अब' अपने अधिकारों के प्रति भी 
जागरुकता प्रतिलक्षित होती है । अन्याय तथा अत्याचार चाहे उसके पति द्वारा ही 
क्यो न किए ग्रये हो, वह उनका प्रचण्ड विरोध करती है। वह हिन्दू भहिला के 


( २२४ ) 


करत्तेंव्य[को पशुओं की तरह मूक बने रह कर, पूर्ण करते),रहना अपना धर्म नही 
मानती । बह पति की कुत्सित भावनाओं पर अ्रकुश टरलगानेईके लिए कटिबद्ध होती 
है --वह झ्राज पुरुष के हाथ की कठपुतली बनी रह कर उसके भ्रत्याचारों को सहन 
करनेके लिए) प्रस्तुत नही है-- 
हृदयईनही क्या ललनाप्रों मे, पुरुषो,की है वे कठपुतली 
जो नाचा वे करे इशारे पर, जब खीचे वे सुतली । 
० ० ० 
हो कत्त व्य नारियो का कुछ तो, उतना ही है अधिकार 
बहुत हो गया हृदयहीन पति का पत्नी पर अ्रत्याचार । 
(ग्ुरुभक्त सिह ,नूरजहाँ,' मे मेहर का कथन ) 


भ्राज के दिन अपने अ्रधिकारों की माँग भी वह अधिकार पूर्ण शव्दो में कर 
सकती है... अरब से कभी यह बात मूह से न निकालना । श्रगर मैं आश्िता हूँ तो 
तुम भी मेरे अश्चित हो । मैं तुम्हारे घर का जितना काम करती हूँ, इतना ही काम 
दूसरे घर में करू तो अ्रपना निर्वाह कर सकती हूँ या नही, बोलो ? 
(प्रेमचन्द * 'मगलसूत्र” में पुष्पा का कथन, पृष्ठ १२) 
इस प्रकार से विकास काल में नारी को सत्‌ माधुर्य और गौरवान्वित पद की 
प्राप्ति के साथ-साथ राष्ट्रीय योजनाओं में पुरुष की सहचरी और, स्वय अपनी जागृति 
श्र उन्नति के लिए प्रयत्नशील होने का गौरव प्राप्त हुमा है। विकास काल में 
छायावादी प्रवुत के कारण उसका यह सामाजिक स्वरूप चेतन होते हुए भी श्रधिक 
विकसित नही हुम्ना, परन्तु नव्य काल मे समाजवाद तथा माक्सवाद के बढते हुए 
प्रभाव-क्षेत्र मे नारी को इस आत्म-निर्भर एवं स्वतन्त्र वैयक्तिकता विषयक भावना 
को विकांस का समुचित क्षेत्र मिला, और इसीलिए वह जीवन के सभी क्षेत्रों मे पुरुष 
की सहचरी सहमागिनी के रूप में प्रकट हुईं। विकास काल के अन्तिम प्रहर में हम 
नवीन चेतना ओर प्रगति के चिह्न स्पष्ट देखने लगते हैं, जब साहित्यकार मानव- 
जीवन को नई दिशा की ओर प्ररित करता है-- 
मधुकर, छोड अब मधुगान 
ढल गए सुख स्वप्न के पल, अ्रस्त के दिनमान ।' 
(रामविलास शर्मा : गीत, सरस्वती १६३५, पृष्ठ २०८) 
आथिक विषमबताओों के मवीन वातावरण में जब वह मधु के गीतों की 
मधुरतान छोड़कर दुखियों की ओर उन्मुख है' तब वह स्वगिक कल्पना की मृगतृष्णा 
१--विश्वम्भर नाथ हार्मा कौशिक : पत्नी (कहानी), माधुरी १६२३, पृष्ठ २३४ । 
२--मितल : कवि गा दुखियो की आह, सरस्वती १६३७, पष्ठ ४५३ ।॥ 


( २२५ ) 
मे न खोकर ठोस धरती की बात करना चाहता है--- 


मुझ से न स्वर्ग की बात करो, प्रिय लगता है ससार मुझे 
मैं इसी भूमि पर बलिहारी, यह भी करती है प्यार मुझे । 
(गिरीश : स्वर्ग और ससार, सरस्वती १६३८, पृष्ठ ३१) 


साहित्यकार के इस परिवर्तित दृष्टिकोण मे नारी को भी नवीन अभिव्यक्ति 


मिली, और नव्य-काल में वह सभी बन्धनो से मुक्त जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष हे 
समान अधिकारमयी होकर प्रतिष्ठित हुई । 


-चमउशरकराताएक- वयामकादनहहकरमनान्‍ाा#बमनपाकक, 


उपसंहार 


इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
विकास-काल में नारी को भिन्‍त-भिन्‍न सम्बन्धो एवं रूपों में सम्मान स्थिति,प्रदान 
की गई । उसके सत्‌ रूप में जागृति-युगीन पवित्रता एवं झआदशों के साथ-साथ माधुये- 
भाव की प्रतिष्ठा हुई, और उसे शान्ति प्रदायिती स्वगिक सुख ही विधायित्री के रूप 
में देखा गया । प्रकृति के साथ नारीत्व के सामंजस्य का विकास इस विकास-काल की 
ग्रपती विशेषता है । भौतिक सुखो की अप्राप्यता ने निराश सामाजिक जीवन में जिस 
प्लायनवादी प्रवृति को जन्म दिया, उससें नारी का सत्‌ रूप हुआ, और उसकी 
स्थिति-विषयक परम्परागत मान्यताओं में एक अपूर्व क़ान्ति प्रदधिशत हुई । अब वह न 
तो मध्य-कालीन नारी की भाँति केवल वासना क़ी उत्तेजक सदिरा और पुरुष को 
विलासिता के पक में इबाए रखने वाली प्रेयली ही रही और न जागृति-कालीन 
आरोपित आादशों की रुक्षा का भार सभाल कर पुरुष का दिशा निर्देश करने वाली 
अस्वाभाविक प्रेरक शक्ति ही, वरन भ्रब उसकी पवित्रता में मधुर सौन्दर्य का विनिमय 
करते हुए, उसे वैषम्यो एव असफलताओ के भार से जो पुरुष की पविन्र॒तम सहयो- 
गिनी के रूप में एक नवीन स्वरूप देकर अ्रधिष्ठित किया गया। परन्तु इस नवीद 
स्वरूप भे भी उसे जागृति काल में स्थापित भारतीय सस्क्ृति के श्रालोक में देखने का 
प्रयास ही विशेष रूप से रहा, भौर जहाँ भी उसके पौर्वात्य आद्शों की इस सीमा का 
अतिक्रमण किया, वहीं वह आलोचना की वस्तु बथ गई। 


( २२६ ) 


इस काल मे रीतिकालत्रीन स्थूल श्ुगारिक भावना का अन्त होकर नारी- 
सौदये मे निर्मेल मधुर भाव की स्थापना हुई, यह हम कह आए है । इस कोमल 
अवयबा नारी कौ दार्शनिक रूप मे भी देखने की चेष्ठा की गई, जहाँ वह भोग्य न 
रह कर चितन और जिज्ञासा की वस्तु बन जाती है, और इस प्रकार अपनी स्थिति 
के मौरव भार से उसमे गाम्भीयं भावना अ्रधिष्ठित होकर उसके भाव विस्तार को 
क्षेत्र प्राप्त होता है । 

साहित्यिक क्षेत्र में कविता के नवीन स्वरूप-विकास के साथ-साथ यह काल 
गद्य के विकास का काल भी है। गद्य में सामाजिक समस्याओ्रो, तथा उसके जीवन 
की विषमताभ्रों को विस्तार के साथ उद्घाटन का अवसर इसी काल में मिल सका 
है । इस काल के साहित्यकार ने उसकी बस्तु-स्थिति के प्रति तीवें श्राक्रोश प्रकट 
किया है तथा परिवार, जाति और राष्ट्र के मध्य उसकी समान स्थिति एवं समाना- 
घधिकारो की जोरदार वकालत की है। उसकी दयतीय अवस्था की पृष्ठ-शभूप्रि में 
पुरुष को दोषी ठहराया है, तथा उसे आत्म-निर्भर, आ्रात्म-सम्मानित एवं स्वतन्त्र 
होने का निर्देश दिया है। (इस भावना का समुचित विकास आगामी अ्रध्याय मे 
विवेचित 'नव्य-काल' में हुआ ।) सामाजिक-क्षेत्र मे इस काल के साहित्यकार नारी 
के वाह्य सघर्षो का ही उद्घाटन कर सके, शायद शिक्षा के समुचित विकास एव 
विस्तार के अभाव में अभ्रमी नारी में उस बौद्धिक जागरुकता एवं तकर्शाक्त का 
विकास न हुआ हो जो अन्‍्तद्धंन्दो की भावना को जन्म देती है। अतः इस काल में 
चित्रित नारी-जीवन के संघर्ष में वाह्य विषमताएँ ही चित्रित की जा सकी है, उसकी 
ग्रन्तभ विनाओं का संघर्ष और चित्रण जो नव्य-काल की विशेषता है, अभी केवल 
प्रस्फुटित ही हो सका है विकसित नहीं। जागृति-काल की भाँति इस काल मे भी 
नारी विषयक जिस सुधार भावना को स्वर प्रदान किया गया, उसमे सहानुभूति की 
भावना ही अधिक प्रतिलक्षित होती है। बहुत कम अवसरो पर नारी, स्वय कटिबद्ध 
हो, श्रपनी स्थिति की रक्षा के लिए अग्रसर हुई है। फिर भी, उसके प्रति उपेक्षापूर्ण 
भावना के विनाश, आदशों की कठोर शूखला में श्ुखलित व्यक्तित्व की स्वतन्बता 
एवं नवीन माधुर्यपूर्ण स्वरूप की स्थापना तथा सामाजिक स्वीकृति प्रदान करने की 
दिद्या में साहित्यश।र का प्रबल समर्थन, इस काल की नारी-भावना को लेकर अपनी 
अपूर्व विशेषताएं है । 


४... नव्यन्काल 
(१६३८-१६५७) 


उच्य-काल 
(१६३८-१६५७) 


इस प्रकार विकास काल के अन्तर्गत 'नारी-भावना' का विकास दुत-गति से 
हुआ और नारी के क़मागत स्वरूप में आमूल परिवतेत हो गया। कल्पना-प्रधान 
कवियों ने समाज के इस तिरस्कृत अग के प्रति समस्त सहानुभूति बखेर दी और 
नारीत्व को पुरुषत्व से भी ऊँचा उठा दिया। परन्तु नव्य-काल मे नारीत्व को 
अलौकिकता के छायावादी आादशें वातावरण से उतार कर लोकिक, यथार्थ एवं 
बौद्धिक भाव-भूमि पर समत्व की आरादर्श-स्थापना करते हुए चित्रित किया गया और 


नारी सम्बन्धी गत युग की मान्यताञ्रों को यथांर्थवादी दृष्टिकोण प्रदान करने की 
चेष्टा की गई । 


नव्य-काल राष्ट्रीयता का उत्कर्ष काल है, जागृति का जो शखनाद पिछले 
वर्षों में हुआ था, उसके परिणामस्वरूप, प्रत्युत्तर में सक्रियता की महान भीर इस 
काल मे उमड़ी । विकास-काल में सामाजिक विषमताझों से भयभीत होकर जिस 
पलायनवादी प्रव॒ृति को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था, इस काल में उसकी निस्सारता 
सिद्ध हो गई और कवि फिर से विश्व-मंच पर खेलती हुई मानव-की क््र-सभ्यता के 
विनाश के लिए देश का आवाहन करने लगा--- 


प्रेम के गीत, गा मत भारत 
बीत चुकी दुनिया इन की 
विश्व मंच पर खेल रही है 
ऋर सभ्यता मानव की। 
(शिव रानी विश्नोई---उद्गार,' चाद १६४३, पृष्ठ २८६) 
भ्रब कवि का ध्यान प्रकृति प्रेयसी से हट कर जीवन की बथाथता पर, उसके बीच 
में कसमसाती भर कराहती हुई माववता पर केन्द्रित होने लगा । उसे जगत से प्राष्त 
श्यथा से मधुर सहानुभूति होने लगती है, क्‍योंकि यह व्यथा उसके अपने जीवन की है, 


१--पं० नन्‍द दुलारे वाजपेयी-+नवीन काव्य शैली, हंस, पृष्ठ २९६। 


( २३१ ) 


गिरती हुईं स्थिति को थोडा सा सभाल लिया है। उसने नारी मे एक मूल-प्रेरणा के 
साथ-साथ जीवन की पोषिका' भी हो जाती है। किन्तु इसी काल के इस तीसरे 
विचारक बर्नाई्ड जा ने नारी को काम-वासना के क्षेत्र मे अन्य मनोबिज्ञान-शास्त्रियो के 
विपरीत 'सक्रिय' माना है । उनकी धारणा है कि प्रेम (वासना के उद्भव) के क्षेत्र 
में नारी ही पहले प्रवृत होती है । स्त्री को पुरुष की आवश्यकता प्रकृति की प्रेरणाओ 
की पूति के लिए है, यदि पुरुष विद्रोह करता है तो वह अपने परम्परागत-प्रेम और 
आज्ञाकारिता के अभिनय को त्याग कर प्राकृतिक रीति से, व्यक्तिगत श्रावश्यकताओ 
से बहुत दूर किसी लक्ष्य को पूि के लिए, इस पर अधिकार स्थापित करती है' ४ 


इस काल में यथार्थवाद की भावना को प्रकृतिवाद या नग्नवाद की कोटि तक 
खीच लाया गया । परिचम मे एमिल जोला, इब्सन थियोडोर ड्रेसर इस वाद के प्रमुख 
प्रचार कर्ता रहे । हिन्दी में उपर्यक्त भावनाओं ने बच्चन, नरेन्द्र, अचल, राग्रेय 
राघव, अज्ञेग तथा यदशपाल आदि प्रभृति साहित्यकारो को प्रभावित किया । 


इस प्रकार से इस काल में नारी भावना को विभिन्‍न सिद्धान्तों की पृष्ठ-भूमि 
में देखा जा कर एक नवीन अभिव्यक्ति मिली। उसके हृदय की स्नेह-भावनाओ 
के परस्पर आदान-प्रदान पर आधारित न होकर, श्रर्थ व्यवस्था के मध्य, उससे 
अनुप्राणित होकर मुखरित हुई । इस नए मोड़ को भारत भूषण की “सब से छोटी 
कविता' पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान करती है-- 


तुम अमीर थी 

इसीलिए हमारी शादी न हो सकी 

पर, मान लो तुम गरीब होती 

तो भी क्या फर्क पडता ! 

क्योकि तब... 

मैं श्रमीर होता ! (ओ अप्रस्तुत मन, पृष्ठ १०३) 


जिस प्रकार राष्ट्रीय-भावना के उत्कर्ष ने नारी को समान स्वीकृति प्रदान 
की, उसी प्रकार मनोविश्लेषण विज्ञान की विचार प्रबुद्धता में नारी-मन के अन्त- 
संघर्ष को विकसित होने का अवसर मिला, और वह अधिकार भावनात्रो से पूर्ण 
समान स्वीकृत और आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होकर मी एक प्रकार की घुटन अनुभव 
करती रही । वह यह सोचने पर बाध्य हो गई कि क्‍या वास्तव में नारी का पुरुष से 
स्वतन्त्र कोई अस्तित्व नही हो सकता, यदि हाँ, तो फिर झ्राज सब कुछ पाकर भी, 
पूर्णतया स्वाश्वित होकर भी वह भ्रनमयस्क क्यो है। इसी भअन्तद्धेन्द्र +। * भी तक न 
१--बर्नार्ड शा--प्रिफेसेज ७, पृष्ठ १५६ । शैल कुमारी द्वारा आर्धा फ 2“ गै काव्य 

में नारी भावना के पृष्ठ १६६ पर उत्कथित । 


( २३२ ) 


तो वह कोई उपचार ही खौज पाई है और न कोई निश्चित सार्थक समाधान ही । 
इस अन्तर्सघर्ष की भावना को हम विभिन्‍न वर्गों मे नारी स्थिति की विवेचना करते 
समय भली-भाँति समझा सकेंगे । 
उपर्युक्त-काल की नारी-भावना पर हम निम्नलिखित शीष॑को के अन्तर्गत 
विचार करेंगे--- 
१--वस्तु-स्थिति 
२---समाजवादी तथा क्रान्तिवादी भावना 
३--नवीन आदशों 
४--सुधार भावना 
५--विभिन्‍न रूपो मे नारी 
६--अ्रतीकात्मक भावना 
७--विभिन्न सम्बन्धों मे नारी, एव 
८--विभिन्‍न वर्गों मे नारी । 
वस्तु-स्थिति 
यद्यपि नव्य-काल मे समता और समाजवाद के सिद्धान्तों की जोरदार वकालत 
की गई, और नारी की स्वतन्त्र सम्मानपूर्ण वैयक्तिकता को सभी क्षेत्रों मे स्वीकार कर 
लिया गया, तो भी इसका लाभ एक बहुत ही विशिष्ठ वर्ग के अतिरिक्त सामान्य 
नारी-बर्ग को न हो सका। व्यावहारिक क्षेत्र में नारी की समाजगत वस्तु- 
स्थिति मे पिछले काल की भाँति वैषम्य, करुणा, दयनीयता की मात्रा ही भ्रधिक रही । 
उसके व्यक्तित्व मे समाज का इकाई होने का महत्व प्रदान नही किया गया । नर के 
इग्रितो से सचालित पृत्तलिका के समान ही उसकी स्थिति रही'। जीवन की विवशता 
के बीच वह पर-कटे पक्षी के सम्रान निस्सह ये है'। वह पति की आकाक्षाओं के 
सम्मुख नत-शिर है तथा उसकी भोग्य ॥भौर सम्पति मात्र है|. ॥ जीवन की विषमता 
के दलित वातावरण में उसका 'स्व” शव में परिवर्तित हो जाता है'। उस उपेक्षिता 
१-अग-अभ्रग उसका नर के वासना चिह्न से मुद्रित । 
वह नर की. छाया, इगित सचालित, चिर पद लूठित, 
० ० ० 0 
वह समाज की नही इकाई, शून्य समान अनिश्चित 
उसका जीवन मान-मान पर, नर के है अवलस्बित । 
(पत्त, ग्राम्या, नारी, पृष्ठ ८५) 
२- मेरे पर के हुए है, मेरे पैरों मे जजीरे कसी हुई है । 


(हरिकृष्ण प्रेमी : छाया, ज्योत्सना का कथन, पृष्ठ २२) 
३--बही, पृष्ठ २४, ' 


४--वही, पृष्ठ ४५, देखिए, माया का कथन ॥ 


( २३३ ) 


को अपने भविष्य से अनिदिचत, अपने दुर्भाग्य की अमर कहानी के भार को अपने 
वर्तेमान में ढोये चलना है, बस इतना ही वह जानती है--- 


मैं अभाग्य की अमर कहानी 
आदि जानती, किन्तु व अन्त, 
उस उपवन की कली, उपेक्षित... 
हो जिसका प्रत्येक वसन्‍्त ॥ 
(उमिला श्रीवास्तव, पूजन, सरस्वती १६४२, पृष्ठ १६) 


राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए पुरुष ने स्वार्थवश भले ही नारी का 
आह्वान समान भाव-भूमि पर किया हो लेकिन सामाजिक घरातल पर वह नारी को 
मात्र रूढ़ि पोषित दृष्टिकोण से ही देख पाया है--- 


स्‍त्री इस नीचे बहते हुए गंदे नाली के पानी से ज्यादा नही है । उसका मन, 
उसका झरीर ग्रुलामी की सास्कारिक जंजीर से कस कर फस गये हैं मौर वह जी कर 
भी नहीं जीती । सेवा, श्वगार, सब भूठे दम्भ हैं, जिनकी छाया में तह घुल-घुल कर 
भर रही है । (मार्कण्डेय--पान-फुल (क० स०) वासवी की मा, पृष्ठ २४) 
ग्रथना, " 


स्त्री जीवन की पुति नही, जीवन की पूर्ति का एक उपकरण और साधन 
मात्र है । 


नी 


हट श्छ ॥ ५) 


नारी है क्या । माताल बुक ठीक कहता है। धीर रुद्रधीर, कोमल पुष्यसेन, 
अभद्र मारिश और माताल वृक नारी के लिए सब समान है। जो योग्य बनने के 
लिए उत्पन्न हुई है। उसके लिए अन्यव शरण कहाँ ? 
(यशपाल दिव्या, पृष्ठ 5७ तथा १०३) 
पिछले युग में नारी बाल-विवाह की रूढि से ग्रसित थी, अब वह पूर्ण वयस्का 
हो जाने पर भी अविवाहित ही रह जाती है। तब उसे समाज के तिरस्कारो एव 
व्यंगों का शिकार होना पडता है! । इस काल मे सिद्धान्त-रूप से पुनविवाह के आदर्श 
की स्थापना हो चुकी है, परन्तु पुनविवाहिता पर गौरव नहों किया जा सकता । 
ससुराल में उसकी दशा सासादि के कट्टु व्यवहारों से और भी दयनीय है-- 


नये व्याहें जवान यक्ष्म में उतने क्‍यों नहीं मरते, जितनी नई व्याही 
लडकियां ? यह सासों की क्षुद्रता और निदर्यंता है, जिसके कारण आज इतनी बहुएँ 
१--अज्ञेय : शेखर--एक जीवनी (भाग २) देखिए शशि का कथन, पृष्ठ ७० ॥ 
२--यशपाल : देश द्रोही, देखिए, पृष्ठ १६४५ | 


क+लथ मक्ल्यवनिय: 


( २३४ ) 


इस रोग के हाथो मोत के मुह में जा रही हैं ।॥ 
(उपेस्द्रवाथ अश्क' : पापी (एकाकी) में शान्ति लाल॑ का कथन, पृष्ठ ७६) 
इतना जान कर भी आज की नारी परम्परागत विवाह पद्धति की लीक पर 
चलने के लिए विवश है, विवाह के विषय मे उसको इच्छा कुछ भी महत्व और अर्थ 
नही रखती । 
उपयुत पक्तियों में नारी की वस्तु-स्थिति का सामान्य विवरण प्रस्तुत किया 
गया है । परन्तु भिन्‍न-भिन्‍न वर्गों मे नारी की वस्तु-स्थिति न्यूनाधिक रूप से भिन्‍न 
है । प्रभिजातीय वर्ग की नारी मे लौकिक सुखो के प्रति झ्रामक्ति की भावना विद्यमान 
है । भ्राधुनिक सभ्यता की लहर में वह बहुत आगे तक वह गई है' । शिक्षा के विकास 
ने उसकी स्वच्छन्द प्रवृति को प्रोत्साहन दिया है । उसकी बौद्धिक जागृति प्यार! की 


' शाइवत भावना में विश्वास नहीं किया चाहती उसके शब्दों मे ,. . 


के ५ 2. पल 


'प्यार की जिन्दगी चन्द क्षणो की होती है पार्क उसका आदि है और पलग 
अन्त' । विवाह की व्याख्या भी वह इसी प्रकार करती है--- 


शादी का आदि पलग और भअन्‍्त पालना है ॥! 


वास्तव में उक्त भावना नारी की कूठित आकाक्षाग्रो का परिणाम है। 
उच्चतर समाज में उसके व्यक्तित्व को, उसकी सहज स्वाभाविक स्नेह भावना को 
आरथिक माप-दण्ड पर तोला गया है। उसने जब-जब पुरुष पर अपनी निष्ठा समर्पित 
करनी चाही, उसे बदले मे सोना दिया गया, स्नेह नही, श्रौर जीवन की इसी विडम्बना 
के फलस्वरूप उसका दृष्टिकोण बदल गया और वह अपने व्यवहार मे स्थूल से 


, स्थूलतर होती चली गई । इस मत की पुष्टि के लिए एक उदाहरण हृष्टव्य है--- 


प्रत्येक व्यक्ति जो मेरे जीवन मे झ्राया भविष्य के सुख स्वप्न पैदा करता आया। 
प्रत्येक व्यक्ति को मैंने भावी पति के रूप मे देखा। पर क्या हुआ ? वह व्यक्ति मुझे 
'प्रेजेन्ट्स' दे सकता था, पर अपनी न बना सकता था। धीरे-धीरे मैं इसकी अ्रभ्पस्त 
हो गई ।” (भगवती चरण वर्मा--/इन्स्टालमेट' मे सम्रहीत 'प्रेजेन्ट्स। कहानी मे 
दरशिबाला का कथन, पृष्ठ ११) 

अभिजातीय वर्ग की नारी का इस कुन्ठा जन्य भाव के भतिरिक्त एक दूसरा 


पक्ष भी है, जहाँ वह अतिशय दयनीय है। धन की मार ने उसके कन्ठ को अवरुद्ध 


१--उपेन्द्रनाध अदरक : अलग-अलग रास्ते, देखिए राज और रानी की विवाह विषयक 
विवदता । 

२--लक्ष्मीनारायण मिश्र * मृक्ति का रहस्य, भ्राशादेवी का चरित्र, पृष्ठ ३ । 

३--विनोद रस्तोगी : रुपया, रूप भौर रोटी, लिली का कथन, पृष्ठ १८९ । 

बल ३) ३ 42 पृष्ठ 4 ८ €॥ 


( २३४ ) 


कर दिया है। यशपाल की 'सुमति” इसी प्रकार की प्रतीक है, जो भाग्य की अपार 
परवशता के मध्य जीवन जी रही है । 


मध्य-वर्गीय नारी की वस्तु-स्थिति सदैव से ही दयनीय रही है ॥ विवाह के 
पदचात उसकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता । विवाह के विषय में उसकी 
अपनी इच्छा कोई अर्थ नही रखती' । परिस्थितियों के मध्य उसकी बुद्धि भले-बुरे के 
के ज्ञान से भी वचित हो गई है ॥ पति के घर सास का अह-पोषण ही जैसे उसका 
धर्म रह गया है इस वर्ग की नारी के लिए पति ही जैसे मोक्ष का साधन है । वह 
किसी भी दशा में प्रतिकार नही कर सकती । सिद्धान्त रूप में नारी को आधुनिक 
हवा से बचने को निर्देश दिया जाता है। उस पर पादचात्य प्रभाव एवं गविता होने 
का आक्षेप लगाया जाता है परन्तु अपने घर की सीमाओं के भीतर क्या वह ऐसी ही 
दर्पमयी एवं अधिकार पूर्ण है। वह वास्तव में अपने पति को पूर्ण समपित है इस 
सीमा तक--यह जानते हुए भी, कि उसका पति वेद्यागामी है, उनसे घर में लाता 
हैं--वह पति के साथ-साथ वेश्या की भी सेवा करती है, क्योकि वह घर्म-परायण 
मध्य- वर्गीय हिन्दू नारी है, जिसके लिए केवल पति सेवा का ही द्वार खुला है, भर 
यह उसके करुण जीवन की पराकाष्ठा है । इन्ही अवरुद्ध कारणो से उसके जीवन मे 
एक गहरी नैराश्यापूर्ण भावना शुन्य का मूर्ते रूप लेकर भीतर तक पैठ गई है । 
मध्य-वर्गीय नारी का सजीव चित्रण 'मेंग्रीन” की मालती में हुआ है जिसके जीवन 
में एक महान विरक्ति, निष्क्रियता और उमस व्याप्त हो गई है, जो जीवित होकर 
५ नहीं है । इस वर्ग को नारी अपनी सामाजिक स्थिति मे पूर्णतया पुरुष पर 
भर है - 

स्त्रियों का मरना जीना ही क्‍या, जब तक पुरुष प्रसन्‍त है, वे जीती हैं। 

पुरुष अप्रसन्‍न हो गये, मरना हो गया ।' 
(यदापाल : दादा कामरेड' मे यशोदा का कथन, पृष्ठ ११६-) 
मध्य वर्गीय नारी की भाँति ही सामान्य वर्गीय नारी अपनी स्थिति मे अत्य- 
घिक दयनीय और करुण है। परन्तु उसमे मृकता न होकर वाचालता है, साथ ही 
पुरुष के प्रति आक्रोश की भावना भी विद्यमान-है । वह पेट की भूख को भरते के 
लिए “्यभिचार' का आश्रय लेती है, आठ-आठ पति करती है, फिर भरी अपने को 


दल -इलिशििननल चा जन *. 


१--यहायाल - उत्तमी की मां (क० स०) मे पतिन्रता की सुमति । 
२--राजेन्द्र यादव. खेल खिलोने (क० स० ) की नलिनी ॥ 
३--घधमंबवीर भारती सूरज का सातवां घोडा' की जमुना । 
४--अमृतराय : कस्बे का एक दिन (क० स०) '्राद्वान! मे ललिता की स्थिति 
पृष्ठ ३१ । 
४---उपेन्द्र नाथ अश्क *" काले साहब (क० स०) की “बगूले में वासन्ती ! 
६--अ्रज्ञेय : 'जयदोल' (कु० स०) मे सग्रहीत | 


( २३६ ) 


दोषी नही ठहराती, स्वयं की झाखों मे नहीं मिरती । वह स्वर में अपने निर्दोष होने 
की घोषणा करती हुई कहती है--- 


मैंने कुछ नहीं किया है रे लेखक । क्यो नहीं पूछता उन सारे लोगों से 

जिन्होंने मुझे ऐसा बनाया । देखता नहीं यह पडित, वह जमीदार का छोकरा और 

वह महाजन का छोटा भाई, सभी मेरे साथ भो चुके हैं, पर सब मुझे गाली देते हैं, 

श्र जब-जब मेरे पेट में बच्चा ग्राता, इन्होने पचायत करके उसे नाजायज करार 
दिया और मुझे गाव से बाहर निकाल दिया । 

(मार्कण्डेय , पान-फूल (क० स॒०) में “कहानी के लिए नारी-पात्र चोहिए' की 

जमुना का कथन । ) 


उसके लिए पर-पुरुष से शारीरिक सम्बन्ध भी इतना महत्व नहीं रखता' 
जितना मध्यवर्गीय नारी के लिए। सेक्‍स” सम्बन्धी सामान्‍य वर्गीय नारी की वस्तु- 
स्थिति अभिजातीय वर्ग जेसी ही है । हा, शरीर को विक्रय कर सकने मे ग्रसमर्थ बह 
पुरुषों को डरा-धमका कर भी धन श्रजित कर सकती है। इस दृष्टिकोण से वह 
साहसमयी भी है । स्देव ही साहस, श्रम और निष्ठा सामान्य वर्गीय नारी की 
सम्पति रहे हैं । उसे पुरुष का सच्चा स्नेह मिल जाये, वह सब कुछ करने को तैयार 
है। आखिरी दाव की चमेली बम्बई में जाकर “प्रथा” के विरुद्ध जीविका उपार्जन 
के लिए पान की दूकान करती है, जो अन्य वर्गीय महिलाशो के लिए शायद प्रसम्भव 
कार्य होता | मध्य वर्गीय पत्नी के विपरीत वह सास के ताने एक श्रनिशिचित सीमा 
तक सुनने की श्रम्यस्त नहीं है। सहन-शक्ति का क्षय होते ही वह अपनी सास से कह 
सकती है-- भौर अब जो तुमने ज्यादा कुछ कहा तो तुम्हारा गला घोट दूंगी--यह 
याद रखना ! सब्र की भी हद होती है ।” 


परन्तु इतना सब होते हुए भी वह अपनी आखों में अ्रसीम करुणा का इतिहास 
छिपाये है । अपनी व्यथा में मौन घैये|ं की प्रतिमा-्सी सदैव परिश्रम रत रह कर, 
जीवन में सुखों की श्रोर से उदासीन वह निरपेक्ष भाव से समाज के वक्ष पर अपनी 
दयनीय भ्रश्नुधार को बहाती हुई चलती है । जहाँ उसका समस्त प्रतिश्ोध, प्रतिहिसा 
की भावना भ्रौर वाचालता विगलित हो जाती है । 


१--यशपाल "तुमने क्यों कहा था, मैं सुन्दर हैँ” (क० स०) मे मिट्ठीं के आसू' की 
नायिका । 

२--बही, 'कोकिला डकेत' की नायिका । 

३--भगवती चरण वर्मा लिखित ॥ 

४--अमृता प्रीतम : “पिजर” (उपन्यास) की पूरो। 


( २३७ ) 


समाजवादी तथा करान्तिवादों सम्बन्धी भावना 

समाजवादी आादझों की प्रतिष्ठा के इस युग में हिन्दी साहित्यकार का ध्यान 
समाज के वुशुक्षित एव मानसिक कूठाओं की पृष्ठ-भूमि में ब्रर्ध-विक्षिप्त और शोषित 
वर्ग की ओर अधिक आक्ृष्ट हुआ है । जिस छायावादी रोमान्स प्रवृति ने उसे जीवन 
की यथार्थता से बिमुख कर कल्पना के स्वर्गिक सुखो के प्रदेश मे भुला रखा था, अब 
बह उसे, वित्तृष्णा के रूप मे दीखने लगी । जागरण के इस नवीन प्रहर मे उसका 
रुचि-क्षेत्र परिवर्तित हो गया । वहु गाने लगा--- 


“मेरी छोटी दुनिया कंग्रालो की 
उनके डर की पीर बहा लाता हूँ। 
'रुन भुन मे विश्वास नहीं करता हूँ 
मधुर मिलन की आशय नही करता हू। 
(मित्तल कवि की अन्तर्वेदना, सरस्वती, ४०, पृष्ठ २६०) 


सामाजिक जीवन का यह दलित वर्ग जब अपने यथार्थ स्वरूप मे उसके 
सम्मुख आता है, ठो वह इसकी उपेक्षा नही कर सकता | विलास के बन्धनों को 
ढीला कर उसकी सहायता के लिए सन्नद्ध होता है-- 


'तनिक ढीले तो करो तुम आज अपने प्रणय-बन्धन 

सुन सक्‌ नीरव क्षणो मे, विध्व-उर का करुण स्पन्दत 

विश्व-उर की वेदना की, हृदय मे भकार भर लू। 
(विद्याभास्कर शास्त्री . गीत, चाद १६४१, पृष्ठ १५०) 


इस वर्ग की निरीह वाणी मे इतना दर्द भर गया है कि चाह कर भी कि वह 
क्षण भर अपनी प्रिया के पादवे मे रुका रहे, नहीं रुक पा रहा है--- 


“चाहता भी था कि रुक लू पारवे मे क्षण भर तुम्हारे, 
किन्तु अ्गणित स्वर बुलाते हैं मुझे बांह पसारे 
अनसुनी करना उन्हें भारी प्रवचन, कापुरुषता 
मुह दिखाने योग्य रखेगी न मुझ को स्वार्थं-परता 
(शिव मगल सिंह सुमन”) पर तुम्हे भूला नहीं हूँ । 
झौर इसीलिए वेषम्य से मरे इस वातावरण में वह मधु की बात बन्द कर 
देने का संदेश देता है--- 


“बन्द करो मधु की रस जतियां, जाग उठा अब विष जीवन का 
(नीरज : विभावरी, पृष्ठ ६०) 


( रेरे८ ) 


आज की जाग ते के क्षण मे लेखक जीवन की समस्याम्रों के उद्घादन के 
हित ही लेखनी का उपयोग करने का सदेश् देता है--- 


««-ने आज स्वप्न कल्पना सुरा छको | 
न आज बात आससान की बको, 
स्वदेश पर मुसीबतें, सुलेखकों। 
उसे प्रदान आज लेखनी करो। 
(बच्चन : घार के इधर-उधर, पृष्ठ ६६) 
और इस प्रकार, इप अरुणोदय मे वह जीवन की प्राचीन रुढि-ग्रस्त अकल्याण- 
कारी म,नन्‍्यताओ्रो को समूल नष्ट कर समाज में प्रजातन्त्रात्यक भावना एव स्वस्थ 
मानवता की स्थापना करना चाहता है--- 


नव चेतन झ्राज मनुज़ करें घरणि पर विचरण 

मुक्त गगन मे समूह शोभन ज्यों तारा गण, 

मानव हो मानव--हो मानव में मानवपन 

अन्न वस्त्र से प्रसन्‍न, शिक्षित हो सर्व जन 

खोलो परम्परा के कुरूप वसन नारी नर। 
(पच्त : ग्राम्या, उद्वोधन, पृष्ठ १००) 
समाजवादी समत्व के इस दर्शन-काल में नारी को भी नवीन भाव-भूमि पर 
परीक्षित किया गया । अव वह केवल प्रेम और लालसा के मन्दिर की छायावादी 
पूज्य प्रतिमा ही न रह कर पुरुष के साथ समान भावनक्षेत्र की--अ्रधिकारिणी हो, 
दूसरी प्रकार से व्यावहारिक आदर्शों की भीतति पर पुरुष-वर्ग द्वारा अभिनन्दित हुई' 
नारी-भावना विषयक यह क्रान्ति समाजवाद की अपूर्व देन है। अब वह जीवन की 
सम्पूर्ण विषमताओो में सामजस्य की स्थापना करते हुए यथार्थ की भाव-भूमि पर 
जीवित रहने के लिए स्वस्थ समाधान की खोज मे रत है। “उडान' अपने प्रेमियों की 
झतिवादी जीवन दृष्टियो से सहमी हुई माया अपना मत यो प्रकट करती है--- 


१--तुम नहीं भोग की ही वस्तु मुझ को, श्रस्तु तुम से 
भीख मधु की भी मागता मन भी नही, अलि ज्यों कुसुम से । 
० ० ० ० 
झभाज तक तुम फूल, तितली गीति थी-वह छोड़ता हैं 
प्रीति, कवि कृत प्रेयसी की प्रीति थी, वह छोड़ता हें 
विश्व मधु का कुण्ड था, मन तरी, थे पतवार भुज द्वव 
सुनो नारी ! निरादर की रीति थी, वह छोड़ता हूँ। 
(नरेन्द्र शर्मा : मिट्टी और फूल, पृष्ठ १३४) 


( २३६ ) 


“एक आकादा मे बसता है...दूसरा अ्धियारे गहरे गड़ढे का वासी है। मैं 
दोनो से डरती हैं, ऊँचाई या गहराई मेरा आदर्श नही । गहरे खड़डो या ऊँचे शिखरों 
से मैं ऊब गई हूँ। मैं समतल चाहती हें। (झरक कंद और उडान, पृष्ठ १५२) 


इस माया के रूप में नारी का विद्रोह मुखर हुआ है। वह स्त्री ओर पुरुष 
के पारस्परिक सबनन्‍्धों मे एक नया आधार दढूँढना चाहती है। जिस से जीवन को 
सरल, प्रवाहयुक्त भावधारा के साथ एक दूसरे को समभते हुए बिताया जा सके । 
समाजवादी चेतना की दूसरी देन समता का भाव है। अब नारी पुरुष के 
अत्याचारों के प्रति श्रपने विरोध का स्वर ऊँचा कर सकती है। इस युग की नारी 
स्वतन्त्र वैयक्तिकता की स्थापना मे कटिबद्ध है। पुरुष के अत्याचारों और सकीर्ण 
विचारधाराश्ं मे वह इतनी घुटन और उमस महसूस करती है, कि आत्म-निर्भरता 
का ग्रण लेकर वह पुरुष की छोड कर भी जीने के लिए तैयार है' वह झ्ाज पुरुष-वर्ग 
के कुरूप पहलू से भली-भॉति परिचित हो गई है, वह पुरुष को विजित करने के लिए 
सस्‍्वय पुरुष जैसी कठोर नृशस और अत्याचारी बनते को भी बुरा नहीं मावनती-- 
जननी होते हुए भी स्त्री कितनी निरीह है, कितनी निराश्रय है । जिस 
युए्ष के लिए स्त्री स्वेस्व न्योछावर कर देती है, यातनाएँ सह॒ती है, वही पुरुष पशु 
के समान हृदय-हीन प्राणी है। जब तक स्त्री अपना अधिकार न समझ लेगी, जब- 
तक स्त्री पुरुष के सर वर यैर ने रख सकेगी, तब तक वह भुलाम रहेगी इतना 
मुफ़रे विश्वास है ॥ (भगवती चरण वर्मा--दो बाके (क० स०) में पराजय 
भ्रथवा मृत्यु ' की भुवनेश्वरी, अपने पत्र मे, पृष्ठ १०२) 


इतनी सामाजिक चेतना के साथ-साथ नारी को राष्ट्रीय-क्रान्ति के क्षेत्र मे 
मी उपस्थित कर, उसका स्वरूप-विकास किया गया है। राष्ट्रीय-उदुबोधन के इस 
प्रहर मे कवि नारी से मधु की श्रपेक्षा आग की अपेक्षा करता है--- 


चाहता मैं आज जलती आग, केवल आग तुम से । 
चाहता मैं अब न प्याली में सुरा सा फाग तुम से । 
(अचल, लाल चूनर, पृष्ठ २६) 
क्यो कि-- 
ग्राज नव-युग का तरुण 
त्यौहार द्रोही पर्व आया 
क्या करेगी प्यार--केवल 
प्यार मेरी क्षुव्ध काया 


१-अशक : अलग-अलग रास्ते” मे देखिए रानी का चरित्र । 


( २४० ) 


झ्राज जीवन और ,मरण के 

बीच मे तुम सेतु बन कर, रे 

दो मुझे तूफान श्रगले, 

भेलने का शोय जयकर । (वही, पृष्ठ ३८) 


ग्रौर इसीलिए आज नारी के पायलो की मकर तलवारो की ऋकासे मे 
परिवर्तित हो गई है! । क्योकि समता की भावना से देखी जाने वाली नारी का भी 
तो देश के प्रति कुछ कर्तव्य है। इस नवीन झालोक में उसके जीर्ण बन्धनों की 
खूखला टूट पडेगी, और वह भी उन्मुक्त विहगी-सी स्वतन्त्र हो जाएगी, इसीलिए 
राष्ट्रीय जागृत्ति के प्रति वह भी उत्सुक है-- 


देख प्राची में उदय की 
अरुणिमा कुछ छा रही है 
मुक्त होने का सदेशा 
नवल उषा ला रही है 
फिर विहगिनी सी विचरना 
झ्रब सिटेगा क्लेद तेरा।' 
(सत्यवती शर्मा भारत बाला से, सरस्वती, १६४१ : पृष्ठ १०४) 


नारी मे राष्ट्रीय भावना के विकास के प्रतीक स्वरूप इस काल में कुछ 
ऐतिहासिक महिलाओ के चरित्र भी उपस्थित किए गये । “रजत-रश्मि ” मे दुर्गावती' 
की राजनीति को उपस्थित किया गया, और एक शभ्रादर्श की, कि भारतीय राजनीति 
को नारी की अपरिमित शक्ति की अनिवार्य आवश्यकता है, स्थापना की गई | 
राजनीति मे नारी प्रवेश को, जैसा कि तीसरे ग्रध्याय में देख झ्ाए हैं, अधिक विकास 
का अवसर गाँधी जी की ही प्रेरणा से मिला । 'दडी प्रयाण' के समय कवि ने भी 
उनका श्राह्वान किया । परन्तु इतनी जागरुकता के बाद भी राष्ट्रीय चेतना के इस 
प्रबुद्ध आन्दोलन में भाग लेने विषयक नारी की कठिनाई एवं विवशता को भी दृष्टि- 
झोकल नही किया जा सकतौ--- 


१--सोहन लाल दिवेदी (हुँकार) त्रिपथगाथा, पृष्ठ ७२। 
२--राजकुमार वर्मा लिखित । 
३--आश्रम निवासिनी सकल ललनाएँ माएँ 
बहनें, हमें हैं पशुता से युद्ध ठानना 
लडना तुम्हे भी सत्याग्रह की लडाई घोर 
झवसर श्राते निज घर्म पहचानना 
(अनूप शर्मा : दण्डी प्रयाण, सरस्वती १६३९, पृष्ठ ५६) 


( २४१ ) 


एकान्त वाटिका में जाकर मैं देश जाति की अवनति का 
कारण हल करने को बेठी, माँ की इस भीषद दुर्गति का 
वे” आकर बोले -गॉधी के जलसो मे आने-जाने से 
छिन गई नौकरी भी मेरी, मुहताज हुए हम दाने को 
मैं यह देख, या वह देख । 
( रत्न कुमारी, * मैं यह देख या वह देख सरस्बती १६४२, पृष्ठ १०७) 
फिर भी नारी का यह नवीन स्वरूप, जिसमे राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक 
विषमताञ्रो के प्रति एक जागरूक भावना विद्यमाव है, जो उसके मानस मे प्रगति- 
शील विचारो का उद्वेलल आरम्भ कर सकती है, इस नव्य-काल के इतिहास मे अपना 
विशेष स्थान रखती है, इसमे कोई सदेह नही । 
नंवौन-आादरों 
नव्य-काल मे समता के जिस आदशों की स्थापना के प्रयत्न की हम उपर्यक्त 
पक्तियो मे विवेचना कर आए है, उसी के सदर्भ मे नारी सम्बन्धी नवीन आदर्शो को 
भी प्रस्थापित किया गया । उसके प्रति विकास-काल में जिस काल्पनिक आदशें की 
स्थापना हुई थी, उसे समाजगत व्यावहारिक रूप देकर, अब उसके प्रति जीवन 
समिनी' के रूप मे सम की भावना प्रतिष्ठित हुई-- 
जीवन सगिनी है, जीवन धन 
उसका भी सम ही है जीवन 
हृदय-ठय के सत्य मिलन मे 
मानव नित विचरो है 
अबला मुक्त करो हैे। 
(महावीर सिंह : मुक्ति गीत, चांद १६४३, पृष्ठ ७८) 
इस जीवन सगिनी को वह युग की प्रतिहिसा के रूप मे देखना चाह कर, 
अपने साथ पथ की बाधाओं के मध्य से निकाल ले चलने का आकाक्षी है । आज की 
नारी प्रासादों के विलास वैभव से निकल कर सघर्षमय जीवन के राजमार्ग मे प्रवेश 
करती है-- 
“महलो के वेभव मे. अब तक तुम छवि की छाया सी भूली, 
रागो में स्व॒र बन लहराईं, तिज्ञशि मे शेफाली सी फूली, 
कितनी अतृप्त परवशता थी, तुम चीर जिसे बाहर झाईं, 
कितनी ऊँची दीवारें थी, तुम छोड जिन्हे पीछे झाई, 
झाओ, युग की प्रतिहिंसा बन कर, मेरे साथ चली आझो । 
तुम भेरे साथ चली झाझो ।' 
(अचल : वर्षान्त के बादल, पृष्ठ ६४) 


( २४२ ) 
सघर्ष के इस प्रहर मे कवि को उस सगिनी की अपेक्षा है, जिसके पग हृढ़ता 
से धरातल पर जमे हों । आाकाश-विचरणी प्रेयसी श्राज उसके लिए कोई महत्व की 
वस्तु नही रह जाती--- 
चन्द्र लोक निवासिनी ! नभ की परी। 
गहन अन्तर से तुम्हारा योग्र ही क्‍या ? 
तुम्हारा दान बिल्कुल व्यर्थ है 
लौट जाओ--- 
मुझे तरु की शीतल छाह में शान्ति पाने दो । 
(भारत भूषण भ्रग्रवाल . ओ्रो अप्रस्तुत मन, लौट जाओ चादनी की रात, पृष्ठ ४५) 
इस काल के साहित्यकार का ध्यान उन रूढिगत परम्पराओ्ं की ओर भी 


आक्ृष्ट हुआ है जो इस समता और विकास की भावना को सामाजिक जीवन के 
क्षेत्र में पनपने का अवसर नही दे रही है | नारी की वस्तु स्थिति को, 


कि--थोनि मात्र रह गई नारी 
निज आत्मा कर अ्रपंण ।' (पन्‍्त . युगवाणी) 


वह अधिकार दिलाने के निमित्त चिल्ला-चिल्ला कर कहता है-- 


योनि नही है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित, 
उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न तर पर अवसित ।' 


(पन्‍्त : ग्राम्या, पृष्ठ ८५) 
समता के इस भाव के साथ-साथ नारी के छायावादी पृज्य, प्रेरक एवं मुक्ति 
रूप आदके की परम्परा भी इस काल में बनी रही-- 


नारी, तुम हो अधखुल बन्धन 
नारी, तुम हो मुक्ति चिरतन 
(शिव विलास सिंह नारी, सरस्वती ४७ पृष्ठ २५५) 


वह पुरुष को मौत ममता का अभय दान दिए है, और उसकी स्मृति का 
मगरल कवच पुरुष के लिए कल्याण का स्वरूप लेकर आता है--- 


है तुम्हारी याद का मंगल कवच कल्याण मेरा 
दूर कर देता विषमता से, थके मन का अधेरा । 


( २४३ ) 


इतना ही नही, नारी के रूप सौन्दर्य मे उसके ग्रणो की सुक्ष्म सत्‌ भावना का 
विस्तार भी हुआ है--- 


केवल लखते हो, केशों का कालापन घुधरालापन 
जिस में छिपी सती की ज्वाला, कभी करेगी जग पावन 
नयन भाल मे मन्न देखो, तुम बस चौडापन, चिकनापन 
जिस मे लिखे रखे हैं, विधि ने पावनता के मत्र गहन । 
(आनन्दि प्रसाद श्री वास्तव नारी, सरस्वती ३६ , पृष्ठ ४७०) 


इस छायावादी भावना के साथ-साथ राष्ट्रीय भावना की पृष्ठ-भूमि मे उसे 
एक नया स्वरूप भी प्राप्त हुआ है । वह सम्माचीय एवं श्रद्धेय ही नही, किसलय सी 
कोमल ही नही, ज्वालामयी दक्तिब्ूप भी है--- 


यदि विजयी होकर लोटू मैं तो तुम मेरी जयमाला हो, 
यदि क्रुछ अनर्थ हो, तो न सजल होना, नारी हो, ज्वाला हो ।” 
(चन्द्र प्रकाश शर्मा . सैनिक का पत्र, सरस्वती, १६४०, पृष्ठ ५०१) 


इस काल की नारी भावना को विदद क्षेत्र प्राप्त हुआ है। नारी के प्रेयसी, 
मुग्धकारी रूप पर ही कवि नही ठहर जाता, वह इससे आगे भी कुछ देखना चाहता 


है. 
“विशद स्त्रीत्व का ही मैं मन में करता हूँ नित पूजन 
जब आभा देही नारी आल्हाद प्रेम कर अपंण 
मधुर मानवी की महिमा से भू को करती पावन । 
(पन्‍्त : ग्राम्या, पृष्ठ ६१) 


इसी विशद स्त्रीत्व के आदशे स्थापव के लिए वह उसे विभिन्‍न रूपो मे 
देखता है-- 


मा, भगिनी है, बचन्चु मित्र ू है 
सबसे सुन्दर बडा फूल है, हृदय हार के लिए ।” 
(चन्द्र प्रकाश वर्मा * नारी, चौद १६४४, पृष्ठ १६६) 


सव्य-काल की नारी विषयक नवीन-आदर्श-भावना को लेकर सबसे अधिक 
महत्व पूर्ण वस्तु है--नारी के स्नेह की आथिक भाव-भूमि पर प्रतिष्ठा तथा उसकी 
भावनाओं का मनोविश्लेषण विज्ञान के साथ सामजस्य । इस युग में इस मान्यता को 
विचार-क्षेत्र प्रदान किया गया कि यदि 'स्त्री भी वास्तविक समानता का दावा करती 


( २४४ ) 


हैं, तो उसे मानसिक स्वतन्त्रता पहले अजित करनी होगी, और मामसिक स्वतन्त्रता 
का सम्बन्ध आर्थिक स्वतन्त्रता के साथ स्वाभाविक रूप से सलग्न है। इस विचार 
धारा के अनुसार नारिया सोचती है-- 


'पति तो सभी को मिल जाते हैं, पर धन वैभव, ड्राइंग रूम और मोटर का 
क्या होगा । 


झाज का लेखक स्त्री पुरुष के सम्बन्ध को शाइवत नैसगिक शोर स्वाभाविक 
न मान कर, उसे आधिक व्यवस्था और परिस्थितियों की पीठिका मे ही देखता 
श्रोर प्रस्तुत करता है--- 


शयदि यह लड़की भ्रत्यन्त कष्ट मे न होती और धन सिंह की सहायता इसकी... 
असहाय अवस्था मे एकमात्र अ्रवलम्बन न होती, तो क्‍या यह उससे प्रेम करती ? 
धनसिह इसके जीवन का भौतिक अ्रबलम्ब है ।' 
(यशपाल : मनुष्य के रूप, पृष्ठ ६७) 
आ्थिक सघर्ष के इस युग के साहित्यकार रूप और रोटी को अलग-अलग देख 
पाने मे असमर्थ है। नारी का स्नेह और सौन्दर्य श्र्थाभाव मे शुन्य एवं निस्सार 
स्थिति की सृष्टि करता है--- 


तू सुधा का स्रोत सखि ! पर आज तेरा चाद मुखड़ा 
ललचता है देख रोटी का घिनौना एक टुकडा ।' 


(केसरी : भिखारिन, विद्ञाल भारत, ३६, पृष्ठ ५४७) 


उपर्युक्त श्राथिक आदर्श के साथ-साथ यौन सम्बन्धी आद््ों में भी आमूल 
परिवर्तन हुआ है । अभिजातीय शिक्षित वर्ग की प्रबुद्ध नारी इससे अधिक प्रभावित 
दिखाई पडती है । भ्रब पुरुष के साथ यौन-सम्बन्ध मे उतना अनोचित्य नहीं समझा 
गया, जितना पिछले युगो मे समझा जाता था । पिछले युगो को यह मान्यता कि 
सारा धर्म संस्कृति, सम्मान और पवित्रता नारी के सैक्स” मे स्थित है, भ्रब परिवर्तित 
होकर मानव स्वभाव की एक सामान्य, शाइवत इच्छा के रूप में प्रकट हुई । 
जैनेन्द्र की सुखदा', अज्ञेय की रेखा, यशपाल की उत्तमी' तथा भगवती चरण वर्मा 
की शशिकला" सभी न्यूनाधिक रूप से एक से अधिक पुरुषों से सम्बन्धित हैं । फिर 


१--माकंण्डेय : पान-फूल-- कहानी के लिए नारी पात्र चाहिए, पृष्ठ १३४ | 
२--माकण्डेय : लक्ष्मी के विचार, पृष्ठ १४१॥ 

३--सुखदा' (उपन्यास ) में सुखदा का चरित्र । 

४---नदी के द्वीप! (उपन्यास) की नायिका । 

५--उत्तमी की मा (कहानी ) की पात्रा । 

६--प्रेजेन्ट्स (कहानी) की नायिका । 





( रे४५ ) 


भी लेबक की दृष्टि मे उनमे से कोई भी--दुराचारिणी नही हैं। किन्तु इतना आगे 
बढते हुए भी भारतीय सस्क्ृति की रक्षा"्की गई है। नारी को शअ्रपने इस कम पर 
कभी भी गयव॑ नहीं होता । उसकी यौन सम्बन्धी कृठाएँ एक अजीब सी परिस्थिति मे 
फप कर, अन्तंसघर्ष करती हुई जैसे थक कर टूट जाती हैं। धर्म वीर भारती की 
खुधी' की विवदशता, उसके आध और बारम्बार चन्दर के चरणों का चुम्बन, उसकी 
कु ठाग्नो के आवेग और घुटन के मध्य उसकी पराजय ही लक्षित करते है । 
सुधार-भावना 


नव्य-काल तक ग्राते-आत्ते महिला वर्ग में शिक्षा का प्रचुर प्रचार हो चुका 
है। नागरी जीवन मे बाल-विवाह भी पहले की अपेक्षा कम ही गए हैं। विधवा- 
विवाह एवं अतर्जातीय विवाह भी होने लगे हैं। परन्तु फिर भी रूढियो के प्रति मोह 
पूर्णतया नष्ट नही हुआ है । नारी द्वारा रूढ़ियों के विनाश का प्रयत्न सामाजिक 
स्थिति में श्रब भी व्यवधान उत्पन्न करता है। उसका इस प्रकार प्रगति के पथ पर 
अग्रसर होना परम्पराशो के दास समाज को चोकां देता है । 


“इस अपने देश मे कोई भी स्त्री यदि भ्रधविश्वासों और बेहूदी रूढ़ियों को 
छोड कर आगे बढेगी, तो लोग उस पर सदेह करेंगे। हम लोगों का नैतिक जीवन 
बहुत नीचे पहुँच गया है । (लक्ष्मीनारायण मिश्र मुक्ति का रहस्य, पृष्ठ ६६) 

इस काल मे अप्रत्यक्ष रूप से सुधार योजनाश्रो के लिए विचार-क्षेत्र प्रदान 
किया गया है। उपेन्द्रनाथ भ्रदक ने "अलग-अलग रास्ते” में ताराचन्द के रूप में उस 
कट्टरपन्थी पुरुष-वर्ग को उपस्थित किया है जो अ्रब भी नारी को शिक्षित करने _ 
विश्वास नही करता । मदन और राज पअ्ननमेल विवाह के अभिञ्ञापों कों जीवन भर 
ढोते फिरते है। दोनो की भावनाओं में कोई सामजस्थ नही हो पाता । 

विधवा को भले ही पुनविवाह की स्वीकृति मिल गई हो लेकिन सम्मानित 
जीवन की स्थिति तो कोसों दूर है। समाज द्वारा अपामन और प्रताडना के बीच 
वह उसके व्यवहार के लिए उसे सचेत करती है -- 

“मुझ को क्या ? दिन काट चलू गी झ्रो मेरे निष्ठुर समाज, 
किन्तु किसी दिन टूट पड़ेगी तेर सिर पर प्रलय गाज ।' 
(राम दुलारे शुक्ल : विधवा की झाह, चाद १६४१, पृष्ठ १८ 
पुनविवाह को आज साहित्यकार नारी का सम्मान कहता है--- 
यह नारी का सम्मान हुआ, मत कहो इसे विधवा विवाह ।' 
(गौबधंनदास त्रिपाठी : विधवा-विवाह के प्रति, चाद १६४१ पृष्ठ १०० 
१--ग़ुनाहों के देवता' की नायिका । 
२--( अ्रथ-संघर्ष और अन्‍्तंसंघर्ष की इस भावना को “विभिन्‍न वर्गों में नारी' 
के अन्तगंत अधिक विस्तार से देखा गया है ।) 


( २४६ ) 


बाधित वेधव्य की प्रतिष्ठा करने वाले पुरातन पन्‍्थी वर्ग पर वह व्यग्य करने 
से भी नहीं चूकता-- ० 

“,,...स्‍्त्री और चीज है, उसको यह स्वतन्त्रता मिल ही कंसे सकती है, 
क्योकि उसका जीवन दो कौडी का होता है। पुरुष उसको खरीद जो लेता है। एक 
पति का सुख प्राप्त कर लेने के बाद वह दाम्पत्य सुख को पुन प्राप्त करने की 

अ्रधिकारिणी रह ही कहाँ जाती है। ऐसा होने पर वह दृषित न हो जाएगी ?' 
(भगवती प्रसाद वाजपेयी : दो बहने, पृष्ठ २५) 
। वेश्याओ की स्थिति श्राज भी दयनीय है लेकिन उन्हे इस स्थिति मे पहुँचाने 
का श्रेय पुरुष को ही है । 


(भ्र) नर काम-कॉटो से घिरी 
नर पशु पिपासा से सिची 
ये रूप की फुलवारिया 
ये नारिया, ये नारिया॥ 
(कन्हैयालाल दीक्षित वेशयाएँ, माधुरी १६४०, पृष्ठ ३१८) 
(ब) इस व्यवसाय की जिम्मेदारी हम पर नही, तुम्हारे समाज पर है । 
समाज और धर्म के उन ठेकेदारों पर है, जो पुरुष के पाप पर तो उगली तक नहीं 
' उठाते पर नारी की छोटी सी भूल को क्षमा नही कर सकते।' 
(विनोद रस्तोगी रुपया, रूप और रोटी, पृष्ठ १६१, लिली का कथन) 
वेश्या जीवन की इस विषमता को कवि ने असीम करुणा कै भाव से देखा 
के एक ही दिन में जहाँ रूप की अपरूप कली 
ब्याह भी करती है, और बेवा भी हो जाती है ।' 
(नीरज, : नीरज की पाती, (४) पृष्ठ १०) 
जन सख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि से चितित होकर इस काल में गर्भ निवारण 
एवं परिवार नियोजन का भी समर्थन किया गया है-- 
गर्भ निवारण प्राकृतिक आवश्यकता है। प्रकृति मे यह काम दूसरे तरीके से 
चलता है । सापिनी एक हज़ार अण्डे देती है । परन्तु फिर एक हज़ार बच्चे निकलते 
हैं तो स्वयं ही उन्हे पूछ से घेर, खाने लगती है...यही हाल मछलियो और दूसरे 
जीवो का है.. गर्भ निवारण भी, मनृष्यो को उचित सख्या मे रख कर, उनके जीवन 
को सुखी बनाने का उपाय है ।' (यशपाल * दादा कामरेड, पृष्ठ १३१) 
इस प्रकार से सुधार भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करके उन्हे समाज में 
सस्थापित करने की बेष्टा (भले ही उसका स्वरूप-परिवर्तत हो गया हो) की गई । 


( २४७ ) 


परन्तु इस काल के भारतीय जीवन मे राष्ट्रीय भावनात्रो और राजनैतिक विचारों 
का ही अ्रधिक प्राबल्य रह है। अत. समाज सुधार की भावना कुछ मध्यम सी 
दिखाई पडती है । दूसरे, अब पहिले की श्रपेक्षा नारी ,की सामाजिक 
स्थिति मे, चाहे वह सिद्धान्त रूप में ही क्यो न हो, काफी विकास हो गया था। अत 
सुधारी के प्रत्यक्ष प्रचार के लिए प्रत्यक्ष रूप से अ्रपेक्षाकत कम कहा गया । 
विभिन्‍न रूपों में नारी 


नव्य-काल में नारी भावना को जिन विभिन्‍न झूपो के अन्तर्गत अभिव्यक्ति 
मिली उतमे उनके सत्‌ स्वरूप का माधुयपूर्ण, प्रेरक एवं शक्ति रूप तथा अ्रसत्‌ स्वरूप 
के अन्तर्गत मोहमयी, झसयमी तथा वासना-जन्य-भावना ही श्रधिक अभिव्यक्त हो पाई 
है । साथ ही कवि-जीवन की पूर्व--युगीन असफलता की' पीडा ने उसके सौन्दर्य मे 
जहाँ अपने को भूलने की चेष्टा की है वहाँ वह केवल पुरुष की वासना का क्रीडा- 
क्षेत्र बन जाती है, और उपभोग्य के स्तर से अधिक ऊँची नही उठ पाती । इस काल 
में इन्ही तीन विशिष्ठ धाराओं मे नारी भावना को स्वरूप प्रदान किया गया है। 


नारी मे छायावादी भाव धारा से अनुप्राणित अ्नुभूतियों मे कबि किरण के 
नूपुरो सी मधुरता देखता है। 


तुम तो दिया की जोत सी 
तुम तो भमकते भूमरो सी 
अप्सर. के रूप सी 
तुम तो किरण के नूपुरो सी 
(अचल . लाल चूनर, पृष्ठ २३) 
विषमता के विक्षुब्ध वातावरण मे वह जननी और देवी के स्वरूप मे सौख्य 
और अपनत्व का महिमा-मण्डन करती है'। उसके सत्‌ रूप से प्रभावित मन की 
भावनाएँ उसके चरणो की दिव्य गगाधार में मज्जित हो जाना चाहती है-- 


मुड चली हैं चरण वन्दन में, हृदय की साधनाएं 
0 ०0 0० 
शरण दो अपने चरण की, दिव्य गगाधार मे प्रिय 


१--सोहन लाल“डिवेदी : चित्रा, पृष्ठ १०-११, (ग्राम-वधू) । 
२--वही, पृष्ठ २५, (आगमन) । 


( रडें5 ) 


मधुरता के इस वन्दनीय सरूप सौन्दयं मे कवि निर्मल तेज का भी वर्णन 
करता है-- 
प्राण, यह नव रूप, 
पावक सा अ्खण्ड, सतेज यह निर्मल तुम्हारा रूप 
नमित मै--- 
जैसे कि मेरे शीश पर छाई प्रकाशित पलो में 
नभ की सलोनी धूप ।' 

(भारत भूषण श्रग्रवाल ओ प्रस्तुत मन, पृष्ठ ५) 
उसके मन की पवित्रता गगा की मुक्त धारा से कम नही है ।” उसमे एक 
निष्ठा है जो उसके उज्जवल पक्ष को और भी उज्जवल बना देती है। वह वस्तु- 

वादिता के इस नैतिक क्षेत्र से दूर प्रेम श्रौर दया की देवी है--- 





| “बस्तु वादिता की दुनिया क्या मुल्य तुम्हारा आाक सकेगी । 
। तुम हो प्रेम दया की देवी | तुम न बाधा आक सकोगी । 
(चन्द्रप्रकाश वर्मा सेनिक का पत्र, सरस्वती १६४०, पृष्ठ ५०१) 
| 


इस देवत्व भाव के साथ-साथ वह पुरुष के जीवन मे पावन श्रचना के लिये 

अलौकिक जाज्वल्यमान आरती थाल” की रब्मि-मालाओ को साथ लिये आ्राती है, 

| जिनमे उसके समर्पण की भावना केन्द्रीभूत हो गई है । पुरुष के अधियाले जीवन के 
लिये वह प्रेरणा का स्रोत भी है । 


“रात के कज्जल तिमिर मे भिलमिलाती 
प्रात की कचन किरन सी कौन तुम हो ?* 
(नीरज प्राण-गीत पृष्ठ २५) 
इसी प्रेरणा के रूप मे कवि उसको देखता और सम्मान देना चाहता है-- 


अधियारा जिससे शरमाए 
उजियारा जिसको ललचाए 
ऐसा दे दो दर्द मुझे तुम 
मेरा गीत दिया बन जाये। - 
(नीरज दर्द दिया है, पृष्ठ ४) 


कक, 


१--मा्कण्डेय . पान-फूल (क० स०) की “वासवी की माँ” में सीता का कथन, 
पृष्ठ २४१।॥ 

२--वही, पृष्ठ ३२ । 

३-- भगवती प्रसाद वाजपेयी : दो बहने (उपन्यास) में आशा का चरित्र । 


अिल+जननननीननक न +बकननकान 9. दिन... अनाततीपकीशानग पिनान्‍कला लिन जनओि पएएा धर 


( २४६ ) 


नारी की पवित्रता और उसका माधुये' प्रात का तीर्थ और अधेरे देश में 
पुनम का दर्पन' बन जाता है जहाँ से वह सौदर्य के साथ-साथ प्रेरणा का दान भी 
करने लगती है । उसकी मृदुलता मे शक्ति का सशक्त स्रोत भी प्रभावित होता है-- 


तुम मजुल होकर जग मे, ले शक्ति अनोखी आई 
बन कर दुर्गा काली सी, तुने है छठा दिखाई ॥ 
उसमे जीवन की विषम परिस्थितियों मे आपत्तियो से डटकर सामना करने 
की सामर्थ है । नारी के इस शक्ति रूप का विकास पार्वती” में भली भाँति हुम्रा है 
जहाँ आरम्भ से अन्त तक नारी शक्ति-स्वरूपा दुर्गा के रूप मे ही वदित की गई है। 
'उसकी शक्ति को शिव के शीश्ञ पर सदा आसीन मात्रा गया है। इतना ही नही, 
बिना शक्ति के “शिव' रक्षा मे स्वयं शिव भी असमर्थ है। वह मानव संस्कृति की 
निकष निर्मला तथा मगल माता के साथ-साथ सस्कृति की झोभा दाक्ति भी है।' 
इस प्रकार इस सास्कृतिक महाकांव्य मे--- 


युग-युग की आतकित और लाछित नारी 
महिमा मडित हुई, प्राप्त कर गरिमा सारी ॥ 
नारी मे वह असीम शक्ति एव आस्था विद्यमान है जिसके बल पर वह पुरुष 
को पतन के पाताल से ऊपर उठा लेने की सामर्थ रखती है--- 
“में उन्हे पतन के पाताल से ऊपर उठा लाऊँगी । उन्हें ससार का पुण्य और 
पाप दोनो देखने दो । आग मे जल कर उनके खोट समाप्त हो जाने दो ।! 
(हरिकृष्ण प्रेमी : छाया” मे 'छाथा का कथन, पृष्ठ ६० ) 
इस काल में नारी के इस महान्‌ स्वरूप की उद्भावना के साथ-साथ असत्‌ 
ग्रकल्याणकारी रूप को भी कही-कही व्यजित किया गया है। नारी मे यदि सत्‌ 
वृतियों का असीमित भण्डार है तो नारकीय वासनाओ्नो की स्थिति भी कम नही है । 


यदि कही नरक है इस भू पर, तो वह भी नारी के श्रन्दर, 
वासना वर्ते में डाल भ्रखर 

वह अध गतें मे चिर दुस्तार 

नर को ढकैल देती सत्वर । (पन्‍्त ग्राम्था, पृष्ठ 5२) 


ह-तीरज . दर्द दिया हैं, गीत क्रमाक ३, पृष्ठ ७। 

२--गोवद्धंत दास त्रिपाठी : नारी चांद १६४१, पृष्ठ २३१। 
३--वृन्दावन लाल वर्मा देखिए मृगनयनी” में तिन्‍्नी का चरित्र ॥ 
४--डा० रामानन्द तिवारी (पावती) महाकाव्य)। 


0०2७ ८७७ ५:५६ कीए8- ७ बा 57७ 20००७: ७७ जूक ८ आय कक “पर 4 माय ज आकार ०“ अब +० पके ॥ 455 4 76% 242७७ 2 


( २५० ) 
वह वास्तब मे पुरुष की दुबंलता है। एक तत्व-हीन मृगतृष्णा है-- 


“बहुत लिख चुका कामिनी के कटाक्ष सैनो पर 
वहुत चुका हूँ रीक किसी के सुरा भरे नेनो पर 
पर इस मृग तृष्णा मे मुझ को तत्व नहीं मिल पाया 
बहुत उड चुका, कोमल कलित कल्पना के डेनों पर ।' 
(सुरेन्द्र मोहन मिश्र कवि तो युग का निर्माता है, सरस्वती १६५२, पृष्ठ ३८०) 


इतना ही नही वह उसे स्थूल प्रणय की खिलाडिन के रूप में देखना भी नही 
भूलता--- 
किन्तु नारी, सिर्फ नारी 
हो, तुम्हे मैं जानता हूँ, 
तुम प्रगयः की हो खिलाडिन 
मैं तुम्हे. पहचानता हैं।' 
(अचल . लाल चूनर, पृष्ठ २४) 
वह प्रणय के इस खेल मे इतनी भावुक और मासल सुख में इतनी रुचिवान्‌ 
है कि उसकी प्रकृति उस खालिस घी की सी हो जाती है कि जो पुरुष के सामीप्य' 
की आच पाते ही पिघलने से नहीं बचाई जा सकती । बर्नार्ड शा ने नारी की उस 
मकडी से तुलना की है जो प्रारम्भिक अ्रवस्था मे अपने खाद्य (मकक्‍्खी) की प्रतीक्षा 
करती है किन्तु एक बार पकड मे आ जाने पर यदि मकक्‍्खी भागने का प्रयत्न करती 
है तो अपनी निष्क्रियता को त्याग कर उसे जाले मे लपेट कर भ्रसहाय कर देती है' । 
इसी भावना से श्रनुप्राणित साहित्यकार ने नारी को एक खूबसूरत बिल्ली माना है-- 
'एक खूबसूरत बिल्ली जो ग्रादमी को चूहे की तरह पकड लेती है। दुनिया को देखो 
शंकर देव ६*' 


परन्तु इतना होते हुए भी साहित्यकार ने नारी भावना के असत्‌ रूप को 
उचाड़ कर ही नही छोड दिया है। सास्क्ृतिक आद्शों की भी उसे रक्षा करनी है। 
अतः नारी के असत्‌ रूप का पर्यवसान सत्रूप में हुआ है और वह भारतीय नारी 
की स्वाभाविक महानता है। वैसे नारी अपने उत्थान और पतन दोनो की पराकाष्ठा 
का स्पर्श करती है, जब वह ऊँची उठती है तो बहुत ऊँची, कि सारा विश्व उससे 
बहुत नीचे रह जाता है, प्रौर जब गिरती हैं, तो बहुत नीचे, इतना कि कोई थाह भी 
न ले सके-- 


१-- यशपाल : “उत्तमी की मा, में उत्तमी का प्रारम्भिक चरित्र । 


२---बर्नार्ड शा--प्रिफेसेज, ७, पृष्ठ १५६॥ 
ऐ--हरिक्ृष्ण प्रेमी : छाया (नाटक) मे रजनी कान्त का कथन, पृष्ठ ४३॥ 


( २५१ ) 


गिरी, तो आ गिरी पाताल के अधेरों में 
उठी तो छोर सितारों के छू लिये तूने ॥ 
(अइक कैद और उड़ान के आरम्भ मे ) 


छायावादी जीवन की अतृप्त अभिलाषाओो ने जिस निराशा और ललक की 
उद्भावना की, उसमें कवि की अनुभूतिया प्रेयसी के स्थूल सौन्दये में ही सब कुछ 
प्राप्त करने की आ्राशा लेकर केन्द्रित हो गई । पलायनवादी भावना नव्य-काल मे 
नरेन्द्र, अचल, बच्चन और आरसी प्रसाद सिंह के काव्य में तेजी के साथ मुखर हुई 
हैं । अपनी अ्रतृप्त वासनाओ का पूर्ति-क्षेत्र रमणी को मान, जेसे उसे पा लेने, समेट 
लेने और उसमे खो जाने की चाह बलवती होकर इनके काव्य मे मुखरित हुई तो 
नारी का एक दूसरा रूप--रीतिकाल जैसा स्थूल रूप--अ्रकारान्तर से फिर काव्य 
रचना का विषय बना । परन्तु नव्य-काल की स्थूलता को रीति-कालीन स्थूलता से 
माधुयं एवं सम्मान भाव को लेकर पृथक किया जा सकता है। इस काल के कवि में 
अपनी प्रेयसी के प्रति पूर्ण सम्मान भावना, उसके प्रति समपित हो जाने की भावना 
विद्यमान है, जब कि रीति-कालीन मे जैसे नायिका का जन्म ही प्रणय का खेल खेलने 
के लिये हुआ है । वह स्वय आत्म-समपिता है । नायक की भोग्या है। नायक उस 
पर कभी समर्पित नही होता । 

कवि चादनी की निमंल शून्यता के वातावरण मे अ्रपनी प्रेयसी की स्मृति 
करता हुआ खिली हुई निशा का जैसे कोई श्रर्थ ही नही मानता । चाद उसका 
उपहास करता हुआ उसकी वेदना को उभार देता हैं--- 


आज ऐसी चादनी मे, प्राण यदि तुम साथ होती 
जड धरा पर शशि कलाएँ, खिल सहज साकार होती । 
आह, होती साथ यदि तुम, चाद यो सर पर न चढता 
शुन्ध की सोलहो कलाएँ, दासिया बन पास होती ।' 
(नरेन्द्र चादनी मे, सरस्वती १६३८, पृष्ठ १६३) 


वह नारी के उभार पाकर विकसते हुए रूप को असमर्थ आंसक्ति ने देखता 
जान पड़ता है-- 
'घोडषी तुम हो गई अब पूर्ण हे सुकुमारि। 
हो चला परिपूर्ण जीवन-बाहिनी का वारि 
उमड़ श्रावण की नदी सा निकल, बहू, निबंन्ध 
सखि ! तुम्हारे विकल यौवन का समागम अन्ध 
लालसा रस से मदालस आज भूतल नारि ।! 
(आरसी प्रद्भाद सिंह षोडधी, माधुरी १६३६ पृष्ठ ७०५४) 


( २५२ ) 


रूप के इस छरहरेपन को अपनी बाहुओ मे समेट लेने की प्राकाक्षा भी इस 
निराश, आसक्तिपूर्ण, बुभुक्षित कवि मे कम नहीं है-- 
'तुम दुबली पतली, दीपक की लौ सी सुन्दर 
मैं भ्रन्धकार 
मैं दुनिवार 
मैं तुम्हे समेटे हूँ सौ-सौ बाहो मे, मेरी ज्योति प्रखर । 
(नरेन्द्र रूप शिखा, सरस्वती १६३६, पष्ठ ५०५) 
रूप की इस आसक्ति के साथ-साथ श्रनुकूल दान्‍त वातावरण उसकी इस 
वासना को उभार देता है और निशि के शान्त प्रहरो मे जैसे नारी ही उसकी मात्र 
भोग्य वस्तु बन जाती है -- 
आई प्रिये रात 
झब तो तजो मान 
बहती मलय वात 
पहले बुलाया निकट, अब किया दूर 
कोमल हृदय पर झ्रदय यह पदाघात 
झाई प्रिये रात । 
(सर्वंदादन्द वर्मा आई प्रिये र।त, सरस्वती १६४०, पृष्ठ १२३) 


या, 
भय न कर मुझ से, तनिक तू भर आजा पास मेरे 


तू खिसकती जा रही है 
दूर हटती आ रही है 
झाग सी जो लपलपाती 
तू दहकती जा रही है 
आज भ्राया चाहता, क्‍या बाग में मधुमास मेरे ।' 
(आरसी प्रसाद सिंह . सम्बोधन, सरस्वती १६४५, पृष्ठ ४०) 
झौर उन्माद के प्रहरों भे वह सौन्दर्य के उपभोग मात्र को पाप मानने के 
लिये तैयार नही है--- (धमंवीर भारती : ग्रुनाह का गीत) 
रूप की यह ललक और प्रणयाकाक्षा अतीत की सुधियो के सग्रहीकरण का 
उपकरण बनती है-- 
आज पिपासा के तारो पर छेड वही तृष्णा के गीत 
झाज निराशा की मीड़ो पर जाग उठे बरबाद अतीत 
अपनी बेसुध मादकता मे कह दे सब जी की बातें 
फिर से भूल उठे झाखों में सपने बन रीती रातें ।' 
(अ्रचल : वर्षान्त के बादल, पृष्ठ २७) 


(२४५३ ) 


विदा के क्षणों की भी रूपासक्ति उसमें ललक का उत्तेजन गरतोी है। संगीत 
की लहरी मे वह विदा का दुख भूल जाना चाहता है। 
आज विदा की बेला मे, जी भर झाखो को भाए जा 
कौन कहेगा बार-बार, तू गाती चल, गाए जा (वही पृष्ठ २८) 


अचल की ही भाँति बच्चन के कवि में भी निराशा, पलायनवाद और 
आसक्ति के विभिन्‍न चित्र देखने को मिलते है। देह के स्पर्श सुख पर उसकी 
लालायित दृष्टि जैसे टिकी रह कर सहन-झ्क्ति से शुन्य हो गई है। और हार कर 
उसे अपने मन की वासना को प्रकट करना ही पड़ता है--- 


पास आओो, चन्द्रमा के होठ चूम 
कृतलो के बादलों के साथ घूम 
भ्राज तुम पाताल को श्राकाश कर दो ।* 
(मिलन यामिनी, पृष्ठ २८) 
अथवा, 
अब तुम्हे डर लाज किस से लग रही है । 
ग्राख केवल प्यार की अब जग रही है 
मैं मनाना जानता हूँ माच कर लो। 


(मिलन यामिनी, पृष्ठ ३३) 
उसके लिए समपंण का क्षण ही जैसे चरम सुखानुभूति का क्षण है, वहाँ सभी. 
कुछ है-- 
««पृपष्ति क्‍या होगी अधघर के रसकणो से 
खीच: लो तुम प्राण ही इन चुम्बनों से 
प्यार के क्षण मे मरण भो तो मधुर है (वही, पृष्ठ ४३) 


उपर्युक्त रोमान्सवादी भावना, वास्तव में कवि के देन्य, उसकी कारुणिक 
अवस्था एव उसके अभाव ग्रस्त जीवन का ही रहस्योद्घाटन करती है। उसकी 
उच्यंललता में भी एक निरीह भावना विद्यमान है। उसके अपने आपको भूलने के 
प्रयत्त में भी अपनी स्थिति के प्रति एक भीत चेतना उपस्थित है, जिसको वह यौवन, 
सौंदर्य एवं वासना के सीने आंचलो में छिपा सकने में असमर्थ है। वह नारी को 
ठोस स्थूल शऋूगार की भाव-भूपषि पर उतार लाया है, लेकिन वहाँ भी वह उसकी 
मनुहार करना, प्रणय के लिये उसकी सम्मति प्राप्त करना एवं उसे सम्मान देना 
नहीं भूलता। यही कवि की दयनीयता और भौतिक मासल भाव-भूमि पर भी नारी 
भावना की महत्ता का--प्रतिष्ठा का---युष्ट प्रमाण है और इसी के आलोक में नव्य- 
काल की प्रेयसी को रीति-कालीन त।यिका से पृथक भी किया जा सकता है | 


( २५४ ) 


प्रतीकात्मक नारी-भावना 

नव्य-काल की प्रतीकात्मक नारी-भावना सामान्य रूप से गत युग की 
अवदिष्ठ पू जी ही है। प्रतीको के माध्यम से अ्रभावग्रस्त एवं वाप्तना कठित कवि ने 
अपनी श्षुगार भावना को ही अधिक प्रकट किया है--- 


“गूंथी है जुगनुश्रों से मोरपखी किशमिशी चोली 
दिए ग्ुलनार माथे पर दफक की रेशमी रोली ।' 
(भ्रचल : वर्षान्त के बादल, पृष्ठ €) 
अथवा, 
सृष्टि के प्रारम्भ मे मैंने 
उषा के गाल चूमे। (बच्चन . सतरगिनी) 


उसकी वासना का उद्रेक इतना प्रबल है कि वह कालिदास की कला के लिये 
भी कुमारी बालिका के झआलिगन का रूपक प्रस्तुत करता है-- 
किसी कुमारी के आलिगन सी कवि कला तुम्हारी 
कर देती सचार तड़ितां का श्रो' सुरलोक बिहारी !' 
(वर्षान्त के बादल, पृष्ठ ४४) 
अपनी श्ुगारमयता को मुखरित करने के साथ-साथ कवि ने प्रतीको के 
माध्यम से तारी का सत्‌-रूप भी देखा है । पत की “भारतमाता' का रूप दृष्टव्य है--- 
भारत माता, 
ग्राम वासिती । 
चितित, भृकुटी, क्षितिज्ञ तिमिराकित 
नभित नयन नभ, वाष्पाच्छादित्‌ 
आनन श्री छाया. शशि उपमित 
ज्ञान मृढ 
गीता प्रकाशिनी ।' 


नव्य-काल का साहित्य यथार्थ के बहुत निकट है, भ्रत छायावादो प्रवृत्ियी 
को इस युग में भ्रधिक प्रोत्साहन प्राप्त नही हो सका । इस काल में तिरोहित होती 
हुई प्रतीकात्मक नारी-भावना भी छायावाद की ही देन थी, यह हम पिछले अध्याय 
में देख आए हैं। 


विभिन्‍न सम्बन्धों में नारी 


विभिन्‍त सम्बन्धो के श्रन्तगंत नारी-भावना प्रेयसी, पत्नी और माता के रूपमें 
झभिव्यक्त हुई है। नव्य-काल मे प्रेयसी के दो स्वरूप मिलते है। एक तो भाव जगत का, 


( २५५ ) 


जिसकी कल्पना कवियों द्वारा हुई है और दूसरा समाजगत, जिसे उपन्यासों और 
कहानियो में चित्रित किया गया है। कुँठाओ का मारा कवि प्रेयसी को अपरिहारये 
प्रेम का आलम्बन बनाता है । प्रेयसी वह आकर्षण है कि उसके धागे में बधा हुआ 
कवि उसके पास आसक्ति की पूर्णता का स्वप्न सजोये चला आता है--- 


खीचती तुम कौन ऐसे बन्धनों से 


जो कि रुक सकता नहीं मैं । 
(बच्चन मिलन यामिनी ) 


वह गीत की मधुरता को लिए उस पर समपित हो जाना चाहता है-- 
“एक यही अरमान गीत बन, प्रिय, तुम को अपित हो जाऊं ।' 
(मिलन यामिनी, प्रथम भाग, गीत क्रमाक €) 


भाव जगत में ही नारी का एक दूसरा प्रेयसी रूप भी है, जहाँ वह प्रिय की 
प्राप्ति के लिये कठोर साधना कर सकती है। उसकी सुकोमल अ्रवयवता में 
अ्परिमित शक्ति निहित है। साधना शक्तिमयी का यह रूप पावंती' मे उज्ज्वलतम 
श्राभा को लिये आता है--- 
“आ्रीष्म मे प्रज्जलित करके अग्नि ज्वाला धार 
बैठ उनके मध्य, मुख पर अनमिल स्थित धार 
विजित कर आदित्य की उज्जवल प्रभा उद्याम 
देखती अग्निमेष हग से सूर्य को अविराम ॥' 


समाजगत परिस्थितियों में प्रेयसी का जो रूप मुखरित दहश्ना है उसका 
सम्बन्ध विशेष रूप से भ्रभिजातीय वर्ग की सुशिक्षित प्रबुद्ध मस्तिष्क महिलाशो से 
है जे पहचरी है, अनुचरी नही ; जिस पर पादचात्य प्रभाव पूर्णतया लक्षित है, 
जिसका स्नेह श्राथिक भाव-भूमि पर अकुरित, पलल्‍लवित एबं प्रफुल्लित होता है तथा 
जिसके लिये प्रिय की अपेक्षा घन ही अ्रधिक महत्वपूर्ण है । और इसीलिये उसके 
लिये योन-सम्बन्धी पवित्रता अधिक महत्व नही रखती । 

पत्नीत्व का आदशे इस काल में भी उच्च रहा है । वह मनुष्य की शारीरिक 
क्षुवा पूति का ही साधन नही, वरन्‌ उससे अधिक उँची उठी हुई है-- 

“वेश्या देती है श्रपने आप को, और पाती है द्रव्य । पर पराश्चित कुलवधू 
अपने समपंण के मूल्य पर दूसरे पुरुष को पाती है, किसी दूसरे पर भी अधिकार 
१--देखिए, मिलन यामिनी (बच्चत) के मध्य भाग के गीत क्रत्माक, ७, १०, १४, 

१९, २४, २५, और २३० । 
२--देखिए (अ) अपने खिलौने, (भ० च० वर्मा) की सीमा। 
(ब) मनृष्य के रूप (यशपाल) की मनोरमा | 


( २५६ ) 


पाठी है। वेश्या का जीवन मोटी बत्ती और राल मिले तेल से पूर्ण दीपक की, प्रतिकूल 
परिस्थितियों मे, मुँकलाती लो की भाँति, क्षणिक तीक्न प्रकाश कर श्षीघ्र ही समाप्त 
हो जाता है, कुलवधू का जीवन मध्यम प्रकाश से टिमटिमाते दीपक की भाँति है । 
(यशपाल दिव्या, पृष्ठ १४०) 
पति के लिये पत्नी अपना स्वस्व न्योछावर कर देने की क्षमता रखती है । 
उसकी एक निष्ठा के सम्मुख समस्त सृष्टि का शिर नत है । पति के लिये वह अपने 
अभिभावकों को छोडने का दुःख भी बाहर से रो कर ही प्रकट करती है, परन्तु 
अन्तमन में वह प्रसन्‍न हो रही होती है। पन्‍त के हास्य में वधू बनती हुई इस 
बालिका का चित्र देखिए--- 
भीग रहा मीठे उमग से 
दिल का कोना>कोना 
भीतर-भीतर हसी देख लो 
बाहर-बाहर रोना ।' 
परन्तु नारी का मातृ स्वरूप सर्वोत्कष्ट है। उसके हृदय मे ममता का वह 
ग्रगाध समुद्र आलोडित है, जो शैल शिलाझो को भी विगलित कर देता है, उनमे 
जीवन डाल देता है--- 


मा ने बढ कर जैसे ही कण्ठ लगाया 
हो उठी कटकित पुलक कर्ण की काया 
सजीवन सी छू गईं बीच कुछ तन मे 
बह चला स्तिस्थ प्रस्रवण कही से मन में ।' 
(दिनकर : रद्मिरथी, पृष्ठ ६७) 
स्नेह से सिक्त पूत धारा सदेव ही उसके आचल से बहती रहती है-- 
भीगा-सा उसका अन्तस्तल 
पग उसके कुछ चचल-चचल 
आखो मे कोमल स्नेह, ज्योति, चेहरे पर मृदु उतलास विमल 
वह नारी है, वह मा है , 
(विशाल भारत : १९४५, पृष्ठ २०६) 


१--(अ) यशपाल : उत्तमी की माँ (क० स०) में 'करवा का*ब्रत' की लाजों । 
(ब) भ्ररक : पापी” (एकाकी) में छाया। 
(स) अमृता प्रीतम . 'पिजर” (उपन्यास) की पूरो। 


( २५७ ) 


मां की ममता और स्नेह से ऊपर उसकी त्याग भावना है। मा बनने से पूर्व 
उसे अपने सजाव झ्गार की चिन्ता रहती है परन्तु पृनमयों होने पर वह उसकी 
कमीज और शलवार' की ही चिन्ता करती है, अपने श्वूगार के उपकरणो की नही” । 
पुत्र वत्सला का समस्त श्इंगार, धन ऐदवर्य केवल उसकी कोख का लाल ही रह 
जाता है। जिस पर वह अपना सर्वेस्व न्योछावर करके जैसे सब कुछ पाती चलती है । 


पुवंयुगीन असहाय कन्या को इस काल में जैसे एक क्षीणकाय विरोध करने 
का अवसर मिला है। अपने अभिभावकों से वह अपने विवाह करने विषयक निर्णय 
पर प्रश्न करती है--- 


मेरा ही विवाह होने वाला है इतना जात मुझे 
किन्तु नही कुछ कहने का है स्वत्व कहो क्यों तात मुझे 
भेल सकूगी मैं यह पीडामय जीवन अब अधिक नही ॥ 
लेने को ये प्राण तुम्हे क्या मिला न कोई बधिक नही।” 
(बलभद्र प्रसाद गुप्त : वृद्ध-विवाह, चाद १६४१, पृष्ठ ३७४ ) 


शिक्षा के विकास ने निवचय ही कन्या रूप का विकास किया है। श्राज वह 
उतनी निरीह, नि सहाय और अश्यक्त नही है, जितनी विकास-काल तक हम देख झाए 
हैं। झ्राज के प्रबुद्ध युग मे उसे भी अपनी स्थिति का ज्ञान हो चला है और वह अब 
दूसरों के निर्णय को मृक पशु की भाँति मानने को तैयार नही है। 
विभिन्‍न वर्गों में नारी 


नव्य-काल में विभिन्‍न वर्गों के अन्तर्गत नारी-भावना का अध्ययन करने से 
एक विशेष प्रकार की कठिवाई होती है और वह है विभिन्‍न वर्गों की नारी को प्रथक- 
पृथक उपयर्गों में विभाजित करने की समस्या । बौद्धिक जाग्ृति के इस काल में जब 
नारी ने शिक्षित होकर अपने स्व की प्रतिष्ठा करनी चाही, और जब वह इस दिशा 
में अग्रसर हुई तो, कुछ दूर भ्रागे बढ़कर उसे जैसे झंका हुई कि उसके द्वारा गरहीत 
पथ कहीं गलत तो नहीं है। उसके मस्तिष्क में परस्पर विरोधी विचारों में संघर्ष 
हुआ है । उस में वह जितनी भ्रधिक गहरी पेठती गई, उसे लगा कि वह उतनी ही 
ग्रधिक उलभती जा रही है । उलभन विशेषतया कुलीन और मध्य-वर्गीय महिलाओं 
को लेकर ही है। निम्न वर्ग की महिलाएँ क्‍योंकि अशिक्षिता है, श्रत वे इस संघ मय 
भावना से स्वतन्त्र है, इस अन्तसंघर्षं की भावना के मूल कारण हैं, पुरुष के समाच 
सामाजिक जीवन एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने की लालसा, आत्म-निर्भर जीवन के आ्रादर्शं 
का स्वप्त और योव-सम्बन्धी परवशता। कुलीन-वर्ग की नारी इन भावनाओं से 
झधिक प्रभावित और इसीलिए अझधिक पीडित है ॥ 


१---उपेन्द्र नाथ अदक : काले साहब में सग्रहीत “बगुले' की नज्जों 


( २५८ ) 


आधुनिक पारचात्य सिद्धान्तो पर आधारित शिक्षा ने भारतीय महिला-वबर्ग 
को पारचात्य महिला-वर्ग की स्वतन्त्र वैयक्तिकता एवं आत्म-निर्भर जीवन व्यवस्था 
की दिश्या में अधिक आकर्षित और प्रेरित किया है। इस भावना ने उसे अपने स्व 
की प्रतिष्ठा के प्रति जागरूक किया है, और इसीलिए वह व्यक्ति की सम्पति बनने 
मै विश्वास नही करती। एक स्त्री का एक आदमी से बध जाना उसकी ग्रुलामी ही 
है' । और गुलामी किसी भी दशा मे श्रद्धेय या अभ्रनुकरणीय नहीं हो सकती । पुरुष 
यदि नारी के जीवन-विस्तार को अपने प्रेम और अधिकार की सीमित परिधि मे 
बाध लेना चाहे तो श्राज की प्रबुद्ध नारी उसे स्वीकार नही करती, वह उसका विरोध 
करती है। क्योकि उसे अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व की रक्षा करनी है। पुरुषों की 
सकुचित मनोवृत्ति पर आघात करती हुई वह कह सकती हैं--,पुरुषो को सहने का 
अभ्यस्त होना चाहिए कि स्त्रियां भी अपना व्यक्तित्व रखती है। जो कोई उन्हे देख 
लेगा या छू लेगा, वे उसी की नही हो जाएँगी । जरा घर से बाहर भी निकलो । जरा 
और तरफ ध्यान दो | फिर केवल पुरुष के सदेह पर ही प्राण दे देने की इच्छा न 
रहेगी ।' (यशपाल : दादा कामरेड, शैल का कथन, पृष्ठ १२०) 

यह शिक्षिता नारी पति-पत्नी के अलग-अलग श्रस्तित्त पर विश्वास करती 
है । उसके लिये सबसे विशेष वह स्वय है और उसके परचात्‌ कुछ और । वह पुरुष 
के साथ-साथ चलते में विश्वास करती है। उसका बौद्धिक ज्ञान राष्ट्रीय एव 
सामाजिक भावनाम्रों के विकास में भी उपयोगी होता है। दृष्टि-विस्तार के साथ- 
साथ उसका क्षेत्र भी विस्तीर्ण होता चलता है । 

अधिकार-भावनाओो के साथ-साथ सौन्दर्य प्रसाधन के लिए भी शिक्षित कुलीन- 
वर्गीय नारी पार्चात्य महिला-वर्ग से ही प्रेरणा लेती है । उसमे ग्रांत्म-प्रद्शेन की 
भावना भी विकसित होती है । एक बाह्य आडम्वर और प्रदर्शन-भाव उनकी प्रकृति 
में जैसे पाइचात्य प्रबुद्धता के साथ-साथ प्रवेश कर जाता है। भूठी प्रतिष्ठा की 
भूख उन्हें अकुलाए रखती है' । ग़र॒हणी के सम्मानित रूप को वे धीरे-धीरे विस्मृत कर 
रही हैं? । और कोरी शिक्षा का अहम भाव जैसे उनके उस भारतीय भर्यादित स्वरूप 
पर घूल' उडा रहा है, जो शताब्दियो से भारतीय सस्क्ृति की अमूल्य निधि रहा है । 


१--यशपाल : दादा कामरेड' मे देखिए दल के विचार, पृष्ठ ३१, ३६, ४० ॥ 
२--उपेन्द्र नाथ अहक * स्वर्ग की ऋलक' में उम्रा । 

३--यशपाल . दादा कामरेड की शैल, साथ ही देखिए 'देशद्रोही' की राज ॥ 
४--भगवती चरण वर्मा : (श्र) अपने खिलौने! की मीता । 

(ब) मनुष्य के रूप (यशपाल) की मनोरमा । 
५--अमृतराय : (कठघरे, क० स०) में सावनी समा, पृष्ठ €२-१०३ ॥ 
६--यहापाल * “कम्बल दान” कहानी की सिसेज्ञ बलूरिया । 
७--स्वर्य की भलक' की श्रीमती श्रद्योक । 


( २५६ ) 


इस नवीन सामाजिक प्रतिष्ठा के अतिरिक्त इसी वर्ग की नारी का एक अन्य 
रूप भी है जो करुणास्पद है। जहाँ नारी अ्रधिकार गविता न होकर अपने स्थिति- 
क्षेत्र मे निरीह, मुक एवं विवद्य है जहाँ उच्चता का दम्भ निर्वाह करने मे उसे किसी 
सामान्य मानव से मिलने भी नहीं दिया जाता क्योकि इससे उसकी सामाजिक 
कुलीनता एवं प्रतिष्ठा की मान हानि होती है। 'पिजरा' ('स्वर्य की भलक' मे सम्रहीत 
एक कहानी) की शान्ति तथा 'पतित्रता' (“उत्तमी की मा” में सम्रहीत) की सुमति 
ईर्स प्रकार की महिलाएँ है जो चादी के वातावरण में या तो अपनी स्वतन्त्रता खो 
बैठी हैं या एक अपमान जनक शैथिल्य सर पर लादे जीवन निर्वाह कर रही हैं । इस 
घुटन मे नारी की अपार परवश्वता प्रतिलक्षित होती है। उसे पुरुष की वासना का 
खिलौना मात्र बनना है, जहाँ उसकी बौद्धिक जागरूकता, उसकी स्वच्छन्द कल्पना 
सब शमित हो, एक उदासीनता की अवतारणो करती दिखाई पड़ती हैं। उसकी 
स्थिति एक व्यापारिक नारी से भी गई बीती है। 

“इतने पर भी सुमति सेठ का बड़ा ध्यान रखती । मुंह की नागवार बदबू, 
जिसे फिल्‍मी अभिनेत्री १५ मिनट के लिये ५० हजार २० मे बर्दास्त नही कर सकती, 
उसे सुमति जीवन भर के लिये बर्दास्त कर रही थी ॥' (पतिब्रता ) 

झभिजातीय व्यवस्था मे नारी का दूसरा स्वरूप है प्रेम के विषय को लेकर। 
उसके लिये प्रेम कोई पूत, स्वगिक एवं हृदय की उच्चतम भावना नही है वरन्‌ एक 
शारीरिक झाकषंण मात्र है। भ्रभी तक पुरुषों ने भ्रपनी वासना की तृप्ति के लिये 
उसे खिलौना समझा था, अब वह पुरुष को अपने मवोविनोद का साधन समभने 
लगती है और इसीलिए उसका संग्रह करती है। 


बस, झाई कलेक्ट मैन! । कंसे-कसे श्रजीब नमूने होते हैं ।--चमडी के नीचे 
सद एक से । भ्रसम्य, अ्रसंस्कृत, लोलुप, पशु ।' 
(शेखर--एक जीवनी (भाग २) मणिका का कथन) 
वह प्रेम का सुहृढ आधार अर्थ को मानती है। प्रेम का पौधा वहीं प्लावित 
हो सकता है जहाँ उसे घन की खाद मिले ॥ साथ ही वह प्ात्मा की वस्तु न होकर 
पूर्ण रूप से भौतिक और स्थूल जगत की शाइवत आवश्यकता है । 
प्रेम ब्रेम कुछ नही है, शरीर है और बुद्धि है ; एक शरीर को पकडता है, 
एक पैसे को । बस यही प्रेम है'। ओर जब इस प्रकार प्रेम को आधिक महत्त्व प्रदान 
१-- (भर) भगवती चरण वर्मा : दो बाके, (क० स०) में संग्रहीत, विवशता की लाला। 
(ब) वही, : अपने खिलोने (उपन्यास) की मीना । 
(मं बही, : राख और चिनगारी, की गीता । 


![( २६० ) 


किया गया तो, उसकी पवित्रता एवं विशालता के साथ-साथ नैतिक मापदण्डो में 
भी परिवर्तन हो गया । अब प्रेम की एकनिष्ठा का सिद्धान्त फूठा ठहराया गया। 
स्‍त्री को वह पुरुष प्यार कर सकता है, उसे भोग सकता है जो उसे प्रसन्न कर 
सके, उसे सुख दे सके चाहे वह कोई भी क्यो न हो। पर-पुरुष सम्बन्ध से भले ही 
वह थोडी डरती हो, ;: क्योकि उसमे भारतीय सस्कारो के चिन्ह अवद्येष हैं । 
परन्तु वह उसे बहुत बडा प्राप नहीं मानती | पत्नी होने के बाद भी वह दूसरे 
पुरुष की भोग्या बन सकती है। इसे वह अपराध भी नहीं समझती । वह क्षुद्र 
व्यभिचार को फैशनेबल रूप मे देखने की अभ्यस्त हो गई है। इस प्रकार नारी 
भावना के विभिन्‍न विकृत रूप इस वर्ग में अन्तंसघर्ष करते चल रहे है । अ्रधिक 
स्पष्ठता के लिये प्रस्तुत अवतरण पर्याप्त होगा । 

, एक ओर कौल बहिनो के रूप मे नारो क्षुद्र व्यभिचार के फंशनेक्‍्ल 
रूप, दूसरी ओर मणिका के रूप मे शक्ति का विकृत और भ्रष्ट रूप, जो ग्लानि- 
जनक था, पर तिरस्कार्य नहीं--उसकी उपेक्षा नहीं होती थी ॥--मणिका की-- 
उसकी श्रेणी की आत्मा रोग ग्रस्त थी, किन्तु थी आत्मा, और वह रोग भी एक 
उसका अकेला नही था, वह आधुनिक आत्मा का रुझान ही था।' 

: शेखर एक जीवनी, भाग २, प्रष्ठ २० : 


इस वर्ग की नारी का तीसरा पहलू है श्रन्तर्दद़् । उसने पुरुषो को चुनोती 
दी । पुरुषो से अपने अ्रधिकार प्राप्त किए। अपनी स्वतन्त्र वेयक्तिकता की प्रतिष्ठा 
की । वह आत्म निर्भर बनी, उसे आशथिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई । परन्तु क्‍या 
इतना सब होकर वह सुखी हो सकी ? इसका अभ्रधिक सही उत्तर झायद “नही ही 
है । 'बाहर-भीतर ” की सुशीला, भाग्यवती और कमलादेवी इसी प्रकार का सत्रषे 
करती हुई महिलाए हैं। अपनी स्वतन्त्र वेयक्तिकता के दम्म में उन्होंने अपने पतियों 
श्रथवा प्रेमियो को खो दिया है, लेकिन सब कुछ पाकर भी क्या वे कुछ भीषा 
सकी ६। इस अन्तर्संघष का कारण है उनका भारतीय होना। भारतीय होकर वे 
भले ही पारचात्य सस्क्ृति और पाइचात्य महिलाओ के समाव अधिकारमसयी बन 
जाए, परच्तु उनकी सी रुचि वे दहायद कभी भी न अपना सकेगी । अन्तस॑धर्ष के 
इस क्षेत्र मे शिखर की रेखा को लीजिए--- 


मुक्ति आज नारी चाहती है--मुक्ति के लिये नौकरी, नौकरी के लिये 
मुक्ति, दोहरा घोखा है । 

रेखा पुरुष की दासी न होना चाह कर विवाह होने के परचात्‌ भी स्वतस्त्र 
जीविका की खोज में निकलती है । लेकिन जीविका खोजने के लिए उसे चरद्रमाघव 


१--नागिनें और बुलबुले . . किशोर शाहू . में 'धुएँ की लकीरे' की गीता ६ 
२--भगवती चरण वर्मा , 'इन्सटॉलमेन्ट' में सग्रहीत कहानी । 


( २६१ ) 


की सहायता की अपेक्षा होती है। अपनी 'कठित बुभी हुई श्रात्मा को स्नेह से 
भरदाने' के लिये उसे भुवन को अपनाना पडता है। परन्तु भुवन उसे सदैव की 
निश्चिन्तता नही दे सकता, ञ्रत उसे डा० रमेश से विवाह करना पडता है। इस 
प्रकार अन्तद्व न्द, मन की पीडा और अरध-तृप्त सैक्स” की पिपासा को लेकर वह 
एक चक्र बनाती हुई फिर वही था जाती है जहाँसे उसने आरम्भ किया था । 
जिक्षिता होते हुए भी वह भारतीय ससस्‍्कारो से पोषित नारी नैतिक उच्छशृखलता 
को बहुत आगे तक नहीं खीच ले जा सकती और अन्त मे उसे इस मानसिक 
भ्रष्टाचार से ग्लानि हो उठती है । उसमे एक अपूर्व समपंण भावना के निर्मल स्रोत 
का उदय होता है जिसकी शीतल लहरो मे उसकी अहकार अग्नि बुझ जाती है--- 
“नही सुही, मै खिलौने नही चाहती । खिलोनो से बहुत खेल चुकी । मैं तो 
ग्रब स्‍्वय एक खिलौना बनना चाहती हूँ (भ्रगडाई लेती है) कोई खेलाए, घुमाए, 
इधर से उधर पटक दे, फिरा दे (अश्रचानक सुहास की ओर मुडकर) सच ।! 
: अइक पक्का गाना क० स०» मे सग्रहीत बहने की रमा, पृष्ठ ५४ 
और यह भारतीय नारी का आदर्शवाद है, जो गिरकर भी उठने की क्षमता 
रखता है । नारी का जीवन समान भूमि पर पुरुष का, दूसरे का सहकार लेकर ही 
पनप सकता है, उसके बिना वह अधूरी है-- 
अर्थ सत्य तुम, अ्रर्ध स्वप्न तुम, अर्थ निराशा आशा 
अर्धे अजित जित, श्र तृप्ति, तुम, अधे अतृप्त पिपासा 
प्राधथी काया आग तुम्हारोी, आधी काया पानी 
अर्धान्गनी नारी ! तुम जीवन की आधी परिभाषा ।' 
: नीरज : विभावरी, पृष्ठ ४६ : 
भारतीय समाज में मध्यवर्गीय नारी की स्थिति सदेव ही अनिश्चित, 
ग्रपम नित तथा अभिशप्त रही है। उसका सावेजनिक क्षेत्र से बहुत कम सम्पर्क 
रहा है। राष्ट्रीय जागरण के इस काल में उसे कुछ स्वीकृति अवश्य मिली है । 
राजनैतिक वातवरण मे भी वह यदा-कदा दिखलाई पड़ जाती है और इस तरह 
घर की चाहर दीवारी के बाहर के ससार से भी वह धीरे-धीरे अपना परिचय 
बढाने के लिये अग्रसर होती है'। जीवन की आथिक विषमताओं ने उसे जीविका 
उपार्जन के लिये विवश कर दिया है। बडे नगरों मे इस वर्ग की महिलाए सावं- 
जतनिक कार्यकत्री भी हैं ; उनमे शिक्षा का भी समुचित विकास हुआ है। परन्तु इस 
क्षेत्र मे आने के लिये उन्हे पुरुष से विद्रोह क्रना पडता है। यह एक अजीब सी 
बात लगती है कि सिद्धान्त रूप में पुरुष नारी की सामाजिक समानता पर जोर 


१--यशपाल * दादा कामरेड, की यद्योदा ॥ 
२--यशपाल : मनुष्य के रूप, की पारो। 


( २६२ ) 


देता है, भाषण देता है, लेख लिखता है, परन्तु व्यावहारिक क्षेत्र मे बहुत कम, 
नगण्य अभिभावक अपनी महिलाझों को सार्वजनिक कार्योंके लिगे भेजना चाहते 
है या उन्हे समान स्वीकृति देते है । दादा कामरेड' की यशोदा को सामाजिक क्षेत्र 
में कार्य करने की ललक है और इसके लिये उसे अपने पति अमरनाथ से विद्रोह 
करना पड़ता है । 

मध्यवर्गीय नारी के हृदय में समाज का भय बुरी तरह बैठा हुआ है ॥ इस 
का कारण शायद यह रहा हो कि इस वर्ग की व्यवस्था मे सारे पुन्य, शक्ति, 
देवत्व एव नैतिकता की सैद्धान्तिक प्रतिष्ठा नारी मे कर दी गई है । यदि वह अपनी 
स्थिति से थोडा सा भी इधर उधर हिलती इलती है तो लगता है जैसे सारा धर्म, 
सारी सस्क्ृति लड़खड़ा कर गिर पड़ेगी और इसालिए वह अ्रपनी स्थिति के प्रति 
इतनी अ्रधिक सजग है कि उस सजगता के मध्य उसके अपने व्यक्तित्व के विकास 
के अ्रवसर भी नष्ट हो गए हैं । उसके प्रत्येक कर्म में नैतिकता प्रतिष्ठित होती है । 
पर पुरुष के यहा एक रात रहने मात्र से उसे मृत्यु का आलिगन करना पड़ता है ॥ 
निर्दोष होते हुए भी समाज-भय से भ्रपमान सह लेना पडता है? । 

पारिवारिक जीवन मे भी वह अभ्रसमथेताओ का भार लिए है। जहाँ जीवन 
के प्रति आकषंण एवं लालसा नष्ट प्राय” हो गई है'। एक निरीह विवशता और 
उदासीन वायु मल के बीच में जेसे उसका जीवन घिसद-घिसट कर जी रहा है । 
विकास के समुचित अवसरो से हीन उसका दृष्टिकोण पहले जैसा ही सीमित है, 
साथ ही उसमे कलह प्रियता, शंकालु प्रवृति तथा ककंशता आदि दुग्नु णो का विस्तार 
है । पुरानी गलित रूढियो पर उसे विश्वास है' और इस तरह पूर्व युगो की श्रपेक्षा 
किसी प्रकार से उसकी दशा अधिक सुधरी हुई नहीं कही जा सकती | आर्थिक 
दुब्येवसथा से पीडित समाज में नारी ही सबसे बडा मनोविनोद है । इस भावना ने 
नारी स्थिति के पतन को थोडा और आागे बढाया है* । 

इस प्रकार नव्य युग की मध्य वर्गीय नारी अपनी असमर्थताओ के बोझ से 
भुकी जा कर प्रबुद्ध चेतना के समाज को लालायित आँखो से देखती हुई, और अपनी 
विवशताग्रो तथा सीमाओं से परिसीमित, उस क्षितिज पर दृष्टिगोचर होती हैं जहाँ 

१--यशपाल : तुमने क्यो कहा था कि मैं सुन्दर हैँ" मे सकलित 'आबरू' कहानी की 
घान्ति । ! 

२---बही, देखिए गवाही” की तारा । 
३--अज्ञेय : जयदोल . क० स०: में सकलित 'मेग्नीन' की मालती । 
४-- भगवती प्रसाद वाजपेयी : निर्याततत ' उपन्यास की उमा । 
४--अमृतराय . कस्बे का एक दिन, में संकलित, आवृहान,' कहानी की बीरू की माँ । 
६--अमृतराय : कठघरे' मे समग्रहीत, 'सावनी समाँ,' कहानी में चरिद्रका का परिवार । 


(| २६३ |) 


आत्म, मन की महान साधना के पश्चात्‌ जीवन की सुरूपता के प्रति एक उदासीन 
आसक्ति शेष रह जाती है । 
मध्यवर्गीय नारी के विपरीत निम्नवर्गीय नारी मे सुख दुख और उत्साह, 
विवशता के रंगीन चित्र देखने को मिलते हैं। उसमे जीवन के प्रति आस्था, उस 
जीवन को चलाते रहने के लिये एक गति और पूर्ण कार्य निष्ठा लक्षित होती है । 
जानते हुए भी कि जीवन अ्रभिशापमय है, दुर्देव सदेव ही उसके साथ लगा है, वह 
जैसे दुख की असीमता मे मुस्कराते रहने की श्रभ्यासी हो गई है! । जीवन के प्रत्येक 
दिन में सुबह से शाम तक वह कारयरत है । वह मज़दूरी करती है, गाँव मे हाट 
लगाती है, पत्ते बेचती हैं, घास काटती है और लोगो का कलुष साफ 
करती है । 
'सुथरे पर यह दाग उभारे, उज्ज्वल पर यह धब्बे डारे, 
इनको धोना अपना कास, भज ले सजनि, हरि का नाम । 
छीयो राम, छीयो राम । 
: घोबन का गीत, विशाल भारत १६५१, पृष्ठ २५७ : 
कार्यरता इस परिश्रम विमुर्धा नारी मे सत्‌ रूप का विकास होता है। 
उसके श्रम-विन्दु जैसे काम-भावना को धो डालते हैं-- 
जो बंटा रही तुम जग जीवन का काम काज । 
तुम प्रिय हो मुझे, न छूती तुमको काम-लाज । 
: पन्त : ग्रास्या, पृष्ठ ८दढ : 
वह अपने श्वेद कणों को बहा कर अपना पेट भरती है। किसी की दया 
पर आश्रित नही रखती । इसी लिए वह स्वाभिमानिनी है!। निर्धनता ने उसे 


१--अ. लक्ष्मीनारायण लाल : बया का घोसला औझौर साँप, की जमुना । 
भबः उपेन्द्रनाथ अहक : पत्थर-अलपत्थर : की यासमन । 

२--४अ्र* राजा राम खरे . मजदूरिन, सरस्वती १६३८, पृष्ठ ३४३ ॥ 
:बः मैं मजदूरिन चली काम पर लिए फावड़ा कुदाली । 
मुझे देख कर विहंस॒ उठी, वह प्राची मे ऊषा की लाली। 
हीरादेवी . मजदूरिन का गीत, सरस्वती १६५२, पृ० ३१३ । 

३--कन्हैया लाल दीक्षित : पत्ते वाली, माधुरी, १६३८, ए० ५७६ | 

४--हूरि झकर शर्मा : घसियारिन, विशलभारत १६३६, पृष्ठ ५१६ ॥। 

५---अ्र. कान्ति चन्द्र सौरिक्सा : बटन वाली “ कहानी”, सरस्वती १६३६, १० १२ | 
ब: कोई सेंत का खाती हूँ जो लात-गारी सहूँ। रात दिन छाती पर बज्जः 
जैसा गागरा-बाल्टी ढोती हूँ। बन्न कर दू' तो सरने लगें रानी लोग | 
: भार्कंण्डेय: हुंसा जाई पश्रकेला, : क० स० : में सग्रहीत, कल्यानमन, क॑ 
मंंगी, पृष्ठ २१ । 


(२६४ ) 


सत्य और ईमानदारी के दो वर दिए हैं जो उसकी अमूल्य निधि है'। वच््‌ के रूप 
में वह पूर्ण निष्ठावान है, पत्ति उसके लिये देवता है । सास स्वसुर की श्राज्ञा उसके 
लिये शिरोधाय है । 
सास सुसर का कहा मानना। जहाँ बैठाए, वही बैठना, जहाँ उठाए 
वही उठना 
:मार्केण्डेय. देखिए 'हसा आई ग्रकेला' . क० स०. की 'सोहमईला' . 
निम्त वर्गीय नारी के जीवन पृष्ठो पर इतनी गहरी निष्ठा, साहस विश्वास 
ओर कत्तंव्यपरायणता के साथ-साथ करुणा और निरीहता की कथा भी लिखी हुई 
है जो उसके भाग्य का अ्रपरिहायं अश है। एक बार विपथा होने पर फिर समाज 
से उसके लिए कोई स्थान नही रह जाता--उसके भ्रष्ट हो जाने से कुल कलकित 
हो जाता है। उस पर आरोपित यह नैतिकता उसके जीवन की दयनीयता को स्पष्ट 
करती है। जिस काम को करने से पुरुष का कुछ भी बनता-बिगडता नहीं, उसी 
को केवल एक बार भूल से कर लेने पर भी उसका जीवन हमेशा के लिये विनष्ट 
हो जाता है। अपनी निर्धघेतता मे वह अधरों पर मलिन विषाद को लिए 
चलती है-- 
नेत्र मे भिक्षक का ससार 
शोर होठो पर मलिन विषाद, 
रुक्ष काले, बिखरे कृश केश । 
जीणं चिथडो मे कम्पित गात । 
£ कन्हैयालाला दी क्षित : पत्तेवाली, माधुरी १६३८, पृष्ठ ५७६ : 
और इतने बडे दुर्भाग्य के बीच उसे पति का स्नेह भी नहीं मिलता । अपनी 
इतनी महान्‌ सेवाओ का उपहार उसे भारी मार मे मिलता है। 
“रोज धोबी नही पीटता अभ्रपनी जोरू को ? मुगरी से पीटते है मु गरी से ।' 
ममृतराय भोर से पहिले” मे संग्रहीत सत्यमेव जयते,' के रमलू को कथन 
इस प्रकार जीवन की व्यस्तता के बीच मे वह श्रपने होठों पर मुस्कराती 
हुई अपने अन्तर मे रोती है। जिसके मौन आँसुओ को कोई भी सहानुभूति नहीं 
दे पाता । 
इस वर्ग की नारी का ग्राम्य स्वरूप सुख दुखों की सुन्दर-सजल दृष्टि से 
देखा गया है, जिसमे प्रकृति की पवित्रता एवं सौन्दर्य विद्यमान हैं । 


१--उपेच्द्रनाथ प्रशक . कहानी की लेखका और भेहलम के सात पुल, में मौसी 
का चरित्र । * 

२--भगवती चरण वर्सा : श्राखिरी दाव, की चमेली के विषय में राभेश्वर के 
विचार, पृष्ठ २५॥। 


( २६५ ) 


'ेड़ो पत्तों मे जो, लावण्य निखरता 
वही खेल रहा उसके मुख मण्डल पर 
या, 
वन देवी जैसी आती चली नगर में 
हिरणी सी जाती ठिठक, सकुच कुछ लखकर । 
: सोहन लाल दिवेदी : चित्रा, ग्राम्य कन्या, पृष्ठ ६-७ । 
उसकी आँखों में वासना न होकर स्वागत का भोला भाव अकित है-- 
है कही वासना नही उधर 
है कही कामना नहीं उधर 
है आवभगत सी ग्राँखों में 
जैसे पाहुन हो आया घर ॥' 
: वही, ग्राम्य बधू, पृष्ठ १० : 
उसमे उन्मुक्त हास की प्रवृति भी है--- 
हंतती खल खल 
अबला चंचल 
ज्यो फूट पड़ा हो ख्रोत सरल 
भर फेनोज्ज्वल दशनों से अश्रधरों के तट । 
: पन्‍्त $ ग्राम्या, ग्राम्य युवती, पृष्ठ १७ : 
उसका कायें रत मुद्रामय सौन्दर्य भी अवलोकनीय है-- 
बीच खेत में सहसा उठकर 
खड़ी हुई वह युक्‍ती सुन्दर 
लगा रही थी पानी कुककर 
सीधी करे कमर वह पल भर 
खडी हो गई सहसा उठ कर 
घेरे उसे जहाँ दल के दल 
उठते हैं कुहरे के बादल । 
: राम विलास शर्मा : रूप तरंग, कुहरे के बादल : 
मधुरता की इतनी सूष्िट करने वाली इस ग्राम्य बाला के भाग्य मे दुर्देव 
भी गहरा लिखा हुआ है--- 
दुखों से पिस 
दुदिन मे घिस 
जर्जर हो जाता उसका तन 
ढह जाता असमय यौवन धन 


(| २६६ |) 


बह जाता तट का तिनका 

जो लहरो से हस खेला कुछ क्षण । 

: पन्त : ग्राम्या, अम्य युवती, पृष्ठ १६ : 

इतने पर भी उसे कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है । चिर देन्य झऔर अविद्या 

के तम से पीड़ित होकर भी वह स्नेहशील, ममतामयी भ्रौर माधुयंपूर्ण है। तथा 
कुलीन मानवी मे श्राज जिस अधिकार भावना का दर्प प्रवेश कर गया है और 
जिसके परिणाम स्वरूप उसकी स्थिति में जो अहंकार भावना बद्धमूल हो रही है, 
उसका प्रायश्चित एवं उसके अ्रभावों की पूर्ति जैसे इसी ग्राम्य नारी के शाध्वत 
मु्णों के द्वारा हो रही है। कवि का विश्वास है-- 


कर रही मानवी के अभाव की आज पूत्ति 
अग्रजा नागरी की--यह ग्राम वधू निदिचत । 
: पन्‍्त : ग्राम्या, पृष्ठ २१ : 


उपसंहार 


नव्य-काल में नारी भावना के उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि बुद्धिवाद के बढ़ते हुए प्रभाव ने जहाँ एक झोर शभ्रभावग्रस्त जीवन 
द्वारा खोजे गए नारी के छायावादी मधुर रूप की प्रतिष्ठा कम की, वहाँ दूसरी 
ओर उसे जीवन की यथार्थतान्रों का परिचय कराते हुए सामाजिक प्रतिष्ठा करने 
के हेतु, संघर्ष मय वातावरण भी प्रदान किया । इस काल की नारी में बौद्धिक-पक्ष 
की प्रधानता होने के कारण निष्ठा का भाव समाप्त हो गया। समान स्वीकृत्ति 
प्राप्त कर लेने तथा आत्म निर्भर हो जाने के परिणाम स्वरूप उसमे एक दर्प की 
भावना बद्धमूल हुईं । अपनी स्वतन्त्र वेयक्तिकता के अभ्रहंकार भाव मे सेक्स” सम्बन्धी 
नेतिक नियम भी ढीले पड़ गए और वह भी पुरुषों के समान झाचरण करने का 
दावा करते लगी। उसे सामाजिक जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र में पहली बार 
अर्घांगिनी का रूप मिला तथा उसमें बद्धयूल हीत भावना की समाप्ति हुई । 


( २६७ ) 


बढते हुए पादचात्य-प्रभाव ने उसे इतना सब कुछ दिगा। परन्तु उसकी 
आत्मा में अन्तनिहित भारतीय संस्कार उसे इस दिशा में समय-समय पर कचोटते 
रहे हैं। वह बार-बार रुक कर यह सोचती हुई प्रतीष होती है कि क्या अधिकार 
प्राप्ति की दिशा मे उसका यह प्रयत्न उसकी भारी भूल तो नही है, शोर यही पर 
उसकी दर्प-भावना का खोखलापन प्रतिलक्षित होता है। एक शोर वाहय जगत में 
अपनी सत्ता की दूु दुभि और अपनी स्वतन्त्र आत्म-निर्भर वैयक्तिकता का अह तथा 
दूसरी ओर पुरुष की अनिवार्य आवश्कता और भारतीय सस्क्ृति के उसकी आत्मा 
में गहरे पेठे हुए आदर्श-सस्कार--इन सबके परस्पर सधर्णष भे उसकी श्राज की आत्मा 
कठित हो उठी है। उसकी स्थिति तिराहे पर खडी उस अ्रमित पथिका की सी है 
जो एक राह से चल कर आती हुई, उसी भागे लम्बी फैली हुई राह को सशकित 
होकर देखती है कि कही यह उसका गलत मार्ग तो नही है, और बीच मे से काटती 
हुई तीसरी राह के प्रति उसके मन में प्रत्याशा उत्पन्त होती है, कि हो सकता है, 
इसी पर चल कर वह सही ढंग से चल सके और चली आई हुई राह से तो बह 
लौटना भी नही चाहती है, क्योंकि उससे वद्ध भर गई है, ऊब गई है ओर फिर 
वह उसकी पराजय भी तो है । 

फिर भी अ्रभी उसे सोचना है, निश्चित करना है तथा नवीन और प्राचीन 


के बीच संधि करनी हैं। हो सकता है बह तीसरी राह को ही अपनाए | 


सहललफराटेमत0 कम्कररजओ। अपापाकाफााढ 


( २६८ ) 


आधुनिक हिन्दी साहित्य में तारी--संचयन 
(१८५७-१६५७ ) 


पिछले पृष्ठो मे नारी भावना के गत सौ वर्षो का साहित्यक स्वरूप उपस्थित 
करने का प्रयत्त किया गया है । उत्थान-कालीन नारी मे सुधार भावनाओं के 
विकास का प्रयास अधिक रहा है। परन्तु साथ ही रीति काव्य से प्रभावित श्गार- 
मयी एकान्त प्रिय नायिका के प्रणय-सम्बन्धी रंग बिरगे चित्र भी दृष्टि झ्ोकल 
नही किये जा सकते । इस प्रकार नवयुग के प्रारम्भिक साहित्य में नारी को 
मध्य युगीन स्थूल श्वगारिकता एवं नवयुगीन सुधार भावना के सधि स्थल पर खडी 
हो, अरुणोदय की ओर लालायित दृष्टि किए देखा जा सकता है । 


द्वितीय उत्थान में सुधार भावना को बल प्राप्त हुआ । नारी को उसकी 
दयनीय स्थिति से ऊपर उठाने की चेष्टा में नारी विषयक आाद््शों की स्थापना 
हुई । उसको रीति-युग के विपरीत पुरुष की भोग्या न बन कर उसकी प्रेरणा और 
दक्ति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । सामाजिक आदर्श की उच्चतर मनोभूमि पर 
अधिष्ठित हो कर जैसे वह पुरुष से बहुत ऊंची हो गई। इस प्रकार की साहित्य 
रचना का मूल कारण उसको वासना शौर माँसलता के क्षेत्र से बाहर निकाल 
लाना था । उसे इतनी आदशंमयी बना देने का प्रयास इसीलिए किया गया कि 
नव-जाग्रत भारत में वह पुरुष की वासना को उभार न देकर, उसकी सहचरी के 
रूप मे उसका पथ प्रशस्त करे। यद्यपि वह आदर्श कोरा आदर्श ही था और बहुत 
अग्ों मे पूर्व साहित्य की प्रतिक्रिया मात्र था, फिर भी इस भावना ने नारी में 
नैतिक गुणो एवं पृज्य भाव की प्रतिष्ठा करने मे यथेष्ठ सहयोग दिया । 


विकास-काल आधुनिक हिन्दी साहित्य का वसत काल है) सामाजिक चेतना और 
राष्ट्रीयता के इस विकास काल में नारी को सार्वजनिक जीवन मे कार्य क्षेत्र प्राप्त 
हुआ । सामाजिक स्वीकृति के साथ-साथ उसे केवल नारी रूप में न देखा जाकर, 
प्रेयसी, पत्नी, माता, कन्या श्रौर बहिन आदि के भिन्न-भिन्न सम्बन्धों में भी निकटता 
से देखा गया तथा उसके प्रति सकीर्ण मान्यताओों का विनाद्य एव उसकी स्थिति के 
प्रति सम्मानित-हष्कोण का विकास इसी युम्र में विशेष रूप से हुआ । दूसरे, पश्चिम 
की रोमान्सवादी विचार धारा से प्रभावित हिन्दी कवि-वर्ग ने उसके जाग्ृति कालीन 
अव्यवहारिक एव आरोपित आदर्श रूप में मधुर भाव की स्थापना कर, उसमें पूत 
सौन्दय की स्थापना करते हुए उसे पूजा की वस्तु बना दिया। नारी को इस 
. साधुयेपूर्ण भरेक आदर्श को प्राप्ति विकास काल में पहली बार हुई । स्राथ हो 


( २६६ ) 


नारी के सामाजिक सम्मान की प्रतिष्ठा के लिये इस काल के साहित्यकार द्वारा 
प्रबल समथन की भावना अभिव्यक्त की गई । 


नव्य-काल की नारी भावना बौद्धिक विचार भूमि पर अ्वतरित की गई है। 
उसमे शिक्षिता होने का दम्भ है। आत्म-सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और अपने 
अधिकारो के लिये वहू पुरुष से संघर्ष किया चाहती है। आत्म-निर्भर जीवन- 
व्यवस्था मे उसकी आस्था है। परन्तु साथ ही वह यह भी अनुभव करती है कि 
पुरुष से स्वतन्त्र हो, उसकी आत्मा को शान्ति नही मिलती । अपनी अपरिपक्‍्व, 
विशक्षिप्त विचारधाराञो मे वह स्वय ही उलभ गई है । उसकी शभित कुण्ठाए उसके 
व्यक्तित्व मे एक प्रकार का क्षुब्ध वातावरण उपस्थित कर देती हैं | पुरुष उसके 
सम्मुख अनिवार्य आवश्यकता के रूप में प्रकट होता है। बौद्धिक जागरूकता के 
आलोक में अपनी स्वतन्त्र सत्ता बनाने का उसका स्वप्न जैसे तिरोहित होने लगा 
है । उसने अधिकार प्राप्ति के अहकार भाव में अपने स्वभाव की जिस शाइवत 
निष्ठा, समर्पण भावना को छिपाने की चेष्टा की थी, वह जैसे उसकी कुण्ठाश्रो से 
भझॉक-भॉक कर प्रकट हो रही है । 

दूसरी ओर, नव्य-काल की नारी भावना वासना की पृष्ठ भूमि पर भी 
चित्रित की गई है । हम उसके विभिन्‍न रूपो के अन्तर्गत इसकी विवेचना कर आए 
है । इस काल में नैतिक विश्रष्टता और स्थूल श्राकर्षण के आसान चित्र प्रस्तुत 
करने का मुख्य कारण बादी प्रवृति का विकास है। साम्यवादी आधार पर नारी 
को वर्गीय भूमिका पर प्रदर्शित करके असास्कृतिक आक्रमण करने की जो प्रवृति 
चल रही है उसी ने नारी के स्वत्व को हीन-स्वरूप मे उपस्थित करने का प्रयास 
किया है। माक्सवादी, क्योकि, वर्ग को गिरा हुआ दिखाना चाहते है, श्रत. नारी 
वर्ग को भी पतित दिखाने की चेष्टा हुई है। माक्सवादी विचारधारा से प्रभावित 
कलाकारों ने भी नारी के चरित्र के साथ खिलवाड ही किया है। उसके नग्न रूप 
को वासना की उत्त जना से श्रज्वलित कर वर्गीय भूमि पर दिखाते हुए, उसकी 
सॉस्कृतिक महत्ता को उपेक्षित कर, उसे वादों के सकीर्ण घेरे मे आबद्ध कर 
दिया है । 

इस प्रकार आज की नारी दोनो प्रकार से सघर्षात्मक भूमिका पर खडी हुई 
अपने आागत के निर्णय में प्रतीक्षाकुल है। उसने स्वय भी, स्वतन्त्र वेयक्तिकता के 
अनुष्ठान -- प्रयास में अपने लिये जटिलताएँ उत्पन्न कर ली है, तथा कलाकारो 
हढ्वारा भी उसको भौतिक माँसलता झौर वादी-प्रवृत्ति के रूप में चित्रित करने का 
प्रयास ही अधिक रहा है। इसी बिघटत के असमजस में श्रस्वस्थ वह, आज भी 
संधि-स्थल पर खड़ी है। उसे श्वीघ्र ही झपने भविष्य के भाग का निर्णय लेना है । 


-उरएन्गालऋ5 कक -अिवापापरा25हे। दृरइका++कपक, 


द्वितीय खग्ड 


प्रसाद के नारी--चरित्र 


भकररा/---६ 


प्रसाद के नारी सम्बन्धी सामान्य आदर्श 


: १: श्रादशं निर्मारण के उपकरण 
:२: नारी आदतों 
: ३: समन्वित कऋल्पता 


झआारस्भ 


हम पिछले पृष्ठों मे भारतीय नारी की सामाजिक स्थिति 
और हिन्दी साहित्य में भारी-चित्रण की विवेचना कर चुके हैं। विवेचना 
करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि नारी सम्बन्धी सामाजिक 
वस्तु स्थिति, मान्यता एवं आदर्शो का सर्वागीण चित्र उपस्थित किया जा सके, तथा 
उसके आलोक में हिन्दी साहित्यकारों ने सामाजिक परिपादव मे सनारी-भावना की 
जो चित्रपटी प्रस्तुत की है, उसको भी विभिन्‍न रूपो मे विस्तार के समभने की 
चेष्ठा की गई है । सामाजिक एवं साहित्यिक नारी के इस विवेचन की पृष्ठभूमि 
में तत्कालीन किसी भी साहित्यकार के नारी-चरित्रो का श्रध्ययन्त और अनुशीलन 
सुगमता से, वेज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किया जा सकता है । अत. प्रसाद के नारी 
चरित्रो के अभ्रध्ययन के लिए उपयुक्त विवेचना पीठिका के रूप मे मानी गई है और 
इसी पीठिका के आधार पर प्रसाद के नारी-चरित्रो का अध्ययन उपस्थित किया 
गया है। आरम्भ मे हम प्रसाद के नारी सम्बन्धी सामान्य आदशों की विवेचना 
करना चाहते है । 


(एक) े ह 
ग्रादर निर्मारण के उपकरर 
किसी भी कलाकार के आ॥रादर्श या विचार सामान्यत निम्नलिखित तथयों 
पर आधारित होते है--- 
* भ्र: जीवनी 
: ब : भ्रध्ययन 
: स: सामाजिक परिपाहव 
: द; निजी अनुभव 
इसीलिए प्रसाद जी के नारी-आदशों की सामान्य विवेचना करने से पू्व॑ 


भी उपयु क्त बातों के आधार पर उन की सक्षिप्त परिचयात्मक विवेचना झावश्यक 
हो जाती है । 


( २७६ ) 


(श्र) जीवनो 
(क) श्रारम्भ 

“सूघनी साहु' के नाम से प्रख्यात काशी के एक कान्‍्य कुष्ज वेईय परिवॉर 
में सवत्‌ १८८९ में प्रसाद जी का जन्म हुआ। इनके पूर्वज मूलत: कन्नौज के 
निवासी थे | किसी कारणवश वे सेदपुर मे बत॒ कर चीनी का व्यापार करने लगे | 
किन्तु उस मे हानि हो जाने के कारण इनके पितामह ने काशी जाकर गोवधंत 
सराय नामक मुहल्ले में इच्र, तम्बाकू, सुर्ती तथा सुघनी का व्यापार आरम्भ 
किया । पितामह शिव रत्न साहु ने एक प्रकार की सुर्ती गोली का आविष्कार किया 
जो पान के साथ खाई जाती थी । इस सुर्ती को शीघ्र ही लोकप्रियता प्राप्त हो गई) 
औरं शिव रत्न साहु 'सु घनी साहु' के नाम से विख्यात्र हो गए। 

शिव रत्न साहु के दो पत्नियाँ थी । बडी पत्नी से शीतल प्रसाद जी हुए थे, 
जो जीवन भर अविवाहित रहे । दूसरी पत्नी से ५ पुत्र हुए, जिनमे प्रसाद जी के 
पिता देवी प्रसाद सबसे ज्येष्ठ थे । देवी प्रसाद जी के भी पॉच सताने हुई, जिन मे 
देवकी सब से बडी थी और जय शकर “प्रसाद!” सबसे कनिष्ठ । जय शकर 'प्रसाद' 
से पूर्व इन के कई भाई बहिनो की मृत्यु हो चुकी थी । अत इनकी दीघे आयुष्य के 
लिए इतकी माता मुन्‍्नी देवी ने गोला-गोकर्णनाथ की मन्नत मॉगी थी। “इन्हें नाक 
छेद कर बुलाक धारण कराई गई और फभरारखण्ड के बेंजनाथ भगवान की 
उपासना--आराधना द्वारा इन्हे विशेष रूप से भक्त बालक का पद दिया गया । 

इनके पितामह बडे उदार और दानी थे। इस उदार-भाव की परम्परा 
प्रसाद जी तक चलती रही । ग़ुत्त रूप से ब्राह्मणो, दीन' दुखियो तथा विद्यार्थियों को. 
दान दिया जाता था। इसी उदारता और दानशीलता के कारण काशी मे इनके 
परिवार का महत्त्व काशी-राज के दरबार के बाद का था | पारिवारिक वातावरण 
धामिक था| सभी शिव के उपासक थे। कास्मीरी प्रत्यभिज्ञाइशेन की विचारधारा 
इस परिबार में स्वीकृत चली आ रही थी, जिसका प्रभाव प्रसाद जी की विचार* 
धारा' एवं साहित्यिक कृतियों पर यथेष्ह रूप से पडा है । 

प्रसाद जी का परिवार सम्मलित परिवार था। पितामह शिव साहु के 
उपरान्त इनके पिता को पारिवारिक कार्य-भार सभालना पडा । लेकिन जब प्रसाद 
जी केवल ११ वर्ष के ही थे, इनके पिता का स्वर्गंवास हो गया और पारिवारिक 
उत्तरदायित्व इनके बडे भाई शम्भुरत्न जी के कनधो पर जा पड़ा। इस समय 
प्रसाद जी क्वीनूस कालेज मे ८वी कक्षा में अश्रध्ययन कर रहे थे। शम्भु रत्न जी ने 
इन से कालेज छुडा कर इन की सस्क्ृत और अ्रग्रेजी की पढ़ाई का प्रबन्ध घर पर 

ही कर दिया, तथा ये दीन बन्चु ब्रह्मचारी से वेद और उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त 


१--महाकवि प्रसाद पृष्ठ १-२। 


( २७७ ) 


करने लगे । आरम्भिक पाठ उन्हे मोहन लाल भुप्ता से मिला था तथा उनके साथ 
इन्होने सस्क्ृत, हिन्दी तथा उद्दू का अध्ययन किया था। 

दम्भुरत्न जी पारिवारिक परम्परा के अनुकूल अ्रतिशय उदार तथा' खर्चीलि 
थे । सम्मलित परिवार को भाँति व्यवसाय भी सम्मलित था। श्रत इनके खर्चीले- 
पन को लेकर गृह-क्लह आरम्भ हुई । वेसे चाचा भतीजे सभी दुकान पर जाते थे । 
घर में अब भी सबका खान-पान साथ ही था, लेकिन शअ्रदालत में एक दूसरे के 
विरोधी थे । इस मे काफी धन तथा समय नष्ट हुआ, इस समय तक प्रसाद जी 
भी दुकान पर बैठने लगे थे । 

जब प्रसाद जी केवल १४ वर्ष के ही थे, इन की माता का देहावसान हो 
गया । इसी वर्ष सम्पत्ति सम्बन्धी मुकदमे का फैसला हुआ था । जीत शम्भुरत्न जी 
की ही हुई थी, उन्हे नारियल बाज़ार वाली दुकान पर कब्जा मिल भया था, लेकिन 
बदले में प्तारा कर्ज चुकाने का भार भी उन्ही के सर झा पडा । इसके दो वर्ष बाद 
शम्भु रत्न जी का भी स्वगंवास हो गया। बड़े भाई का यह श्रकाल निधन प्रसाद 
जी के लिए वज््पात से कम न था। अरब वे सभी विषमताओ को भेलने के लिए 
अकेले रह गए । व्यापार की देख-रेख, परिवार की सम्भाल, विधवा भाभी, भाई के 
समय का भारी ऋण तथा अपनी गृहस्थी जम्ताने को कल्पना और आतर-अप्रसूत 
भावनाओं का उद्धलत--सत्षी ने प्रसाद के कोमल व्यक्तित्व को भकभोर देना 
चाहा, लेकिन युवक प्रसाद ने पूर्ण कौशल के साथ इन सभी विषमताओ मे 
सामजस्य बनाते हुए, सतुलन रखकर, सभी कठिन परिषस्थितियो का सफलता पूर्वक 


सामना किया। 
२० वर्ष की अ्रवस्था में प्रसाद जी ने अपना पहला विवाह किया। इनकी 


पत्नी १० वर्ष जीवित रही । उनके निधन के पद्चात्‌ प्रसाद जी की मनोवृत्ति घामिक 
हो गई तथा वे पठन-पाठन में अ्रधिक समय देने लगे । परिस्थितियों ने इन्हें दूसरे 
विवाह के लिए विवश किया । दुर्भाग्यवश इनकी दूसरी पत्नी का निधन भी एक ही 
श्र उपरात हो गया । इससे प्रसाद जी के जीवन में विरक्ति की एक रेखा सी खिच 
गई । लिकिन उस बिरक्ति में पलायन, वेराग्य या निषेध का प्राबल्य कही भी नहीं 
है। वे अपनी गति ले पारिबारिक समस्याओं को सुलकााने तथा शेष समय अपने 
प्रध्ययन-मनन में लगे रहे । दूसरी पत्नी की मृत्यु के उपरान्त उन्होने क्विह न करने 
का नि5चय कर लिया था | किन्तु घर मे विधवा भाभी का जीवन दुःख की ग्रनन्त 
रेखा की भाँति उनके सामने प्रश्न चिन्हें बना रहता था,............ भाभी के 
झनुरोध को वे न टाल सके, ........ उन्होने छचित यही समझक्का कि अपनी भाभी के 
मन का मान रखें, अपने भाभी के निर्देश पर गृहस्थी बसाएं, घर का सूनापन उनके 
लिए खलने की वस्तु न रह जाये ।” और तब इसलिए उन्होने त्तीसरा विव्राह कर 
£--सुधाकर पाण्डेय . कामायनी समीक्षा, पृष्ठ १३१॥ 


(९७६ ) 


लिया । रत्नशकर जी उनके तीसरे विवाह से उत्पन्न संतान हैं । 

दूकान, घर और साहित्य की त्रिधारा मे बहते हुए प्रसाद जी ने झपना अल्प 
कालिक जीवन पूर्ण किया। १६३६ मे राजयक्ष्मा से पीड़ित उन्होने अपने प्राण 
विसजित किए । प्रसाद जी ने अपने व्यक्तित्व का विकास स्वय किया था। उन्होने 
अपन्ती पारिवारिक-परिस्थिति को सभाला तथा १६२६-३० तक अपने आप को 
पिछले ऋण भार से प्रायः सर्वथा मुक्त कर लिया था। साथ ही गृहस्थी की 
समस्याओं को समय देने के साथ साथ उन्होने हिन्दी को अनुपम साहित्य-कृतियाँ' 
प्रदान की । ध्तीत की स्वणिम चित्रपटी और वतंमान का' वैषस्य दोनो का मनों- 
वैज्ञानिक अ्रध्ययलत कर अपने समाधान प्रस्तुत करते हुए भविष्य' की भव्य कल्पना 
का पथ प्रशस्त किया और अपने साहित्य को शझ्रागामी पीढियो के लिए प्रकाश स्तम्भ 
के रूप मे छोड गए । “मनुष्य होने के नाते प्रसाद जी की अपनी कमजोरियाँ थी, 
किन्तु उन कमजोरियों पर एक तपस्वी की भाँति, एक साधक की भाति उन्होने 
सर्देव ही विजय पाने का प्रयत्न किया। प्रारम्भ से श्रन्त तक उन्होने संघर्ष किया । 
उन्होने भ्रपना रास्ता स्वय बनाया, यह उनके व्यक्तिगत चरित्र की विशेषता थी' 


(ख) व्यक्तित्व--स्वभाव और अभिरुचि 


प्रसाद जी का व्यक्त्वि असाधारण था। वे मध्यम्न कद के व्यवित थे, तथा 
उनका शरीर पुष्ट और सुगठित था । वे भौर आकृति के सुढार प्रसन्न मुख-मण्डल 
वाले सुन्दर पुरुष थे। उनकी रततारी रसीली आँखे, घु घराले बाल, मस्तानी 
चाल-ढाल तथा भावपूर्ण बोल-चाल लोगो को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर 
लेती थी । प्रसाद सौदय और प्रेम के कवि है--कत्त व्य भी उनके लिए सौदये था । 
प्रकृत्या वे बडे सुरीले थे । उनका स्वर महीन था। सभमीत के प्रति स्वाभाविक रुचि 
थी? कभी कभी मन पसन्द धुनो की धीमे से गुनगुनाते, तो मन का दर्द काकता सा 
दिख्तई पडता । 

जैसा कि श्राचार्य वाजपेयी जी ने लिखा है ...बाहर से उनका व्यक्तित्व 
देखकर कोई उनकी मुस्कान से मुग्ध होता, कोई उनकी व्यवहार पठुता और मंत्री से 
मोहित हैति, किन्तु उनके इस दिव्य और मोहक वाहय के भीतर जाकर अपनी ही 
कृति में आनन्द मेनाने वाले, कीति की लिप्सा न रखने वाले, भली बुरी समीक्षाओं से 
समान रूप से तटस्थ' रहने वाले, निस्पृह्त और दिव्यकर प्रसाद जी को बहुत कम 
लोगो ने देखा / 

इसी प्रकार शिवपूजन सहाय जी के शब्दों मे 'स्मित पूर्वाभिभाषी प्रसाद का 
व्यक्तित्व, विशिष्ठ मानवोचित ग्रुणी के कारण बड़ा हृदयग्राही था। उनकी सरल 





(--सुधाकार पाण्डेय . कामायनी समीक्षा, पृष्ठ १८। 
२--प० ननन्‍्द दुलारे वाजपेयी * जय शकर प्रसाद, पृष्ठ १६॥ 


है २७६ ) 


वाणी की मधुरिमा उनके मुक्त हास्य की विमलता, उनके स्वस्थ शरीर की गठन, 
उनके सुखद शील की आय॑ता, उनके स्वाजित पाडित्य की प्रौढता, उनके सहिष्णु 
स्वभाव की कुलीनता, उनकी सद्य" फला--स्मृति-शक्ति की प्रखरता, उनके सामा- 
5िक जीवन की उच्चता, उनके निष्कपट व्यवहार की शालीनता, उनकी निस्पृह 
साहित्य सेवा की महत्ता--सब ने मिलकर उनके व्यक्तित्व को विशद बनाया थक। 
वैसा मोहक और उत्प्रेरक व्यक्तित्व आज हिन्दी-जगत में सावधानता से टटोलना 
पड़ेगा । 

डा० नगेन्द्र ने भी प्रसाद के ग्रम्भीर सघषंमय एव उ्लनो से पूर्ण जीवन 
की परिप्थितियों मे शान्त तरलता को हास भरते हुए देखा है--शान्त गम्भीर सागर, 
जो अपनी झ्राकुल तरगो को दबाकर धूप में मुस्करा उठा" है, या फिर गहन आकाश 
जो भभा और विद्युत को हृदय मे समाकर चॉदनी की हसी हस देता है, ऐसा ही 
कुछ प्रसाद का व्यक्तित्व था ।' 

प्रसाद जी स्वभाव से विशाल हृदय और स्वतन्त्र विचारो के व्यक्ति थे। 
अपने मित्रो का स्वागत वे बडी आकषक आत्मीयता से मुस्कराते हुए करते । किसी 
के प्रति वैमनस्य या ईर्ष्या का भाव उनके मन मे उत्पन्न न होता । वे शिष्ठाचार का 
बड़ा ध्यात रखते थे । अपशब्दों का प्रयोग भुलकर भी नही करते। उनके मुक्त 
स्वभाव में भी एक मर्यादा रहती थी । इसीलिए अ्रशिष्टता से उन्हे चिढ थी। वे 
अत्मसम्मान की मर्यादा को समभते थे, इसी से दूसरो का सम्मान करना उन्हे इष्ट 
रहा । वे किसी से लाभ या स्वार्थ साधने की आशा नही करते थे । अपने ऐश्वर्यं को 
लेकर उन्हे भश्रभिमान न था | हाँ, उन्होंने अभिमान सदेव उन्हीं को दिखाया, जो 
अपने को कुछ समभते थे तथा बनते थे। यह काशी के वातावरण के गठन का फल 
था । प्रसाद जी को कोतूहलपूर्ण वार्ताएं सुनने का चाव था। यात्रा वर्णनो की 
सुनने के लिए बड़े श्राकृष्ट रहते थे । 

प्रसाद जी बड़े व्यवहार कुशल थे। वे अपने प्रनुभवों मे परिपक्व, भले बुरे 
के यथार्थ पारखी तथा हृढ ब्रती लोह-पुरुष थे। यात्रा . और कवि सम्मेलन. ..इन' 
दोनो के प्रति वे बडे शिथिल रहे है । उनकी दिन-चर्या बडी सामान्य रही है । उनमे 
न तो कही धूम-धाम को ही स्थान है, तन कही विज्ञापन को ही । लौकिक विज्ञापन से 
सर्वथा दूर रहकर भ्रात्मचुख की खोज करने वाले प्रसाद जी प्रकृति से दूर नही 
दिखाई देते । ग्रहस्थी ओर व्यापार उनकी लौकिक भ्रवृति के परिचायक है, किन्तु 
चिन्तन मनन उत्तकी अभ्यान्‍्तर निवृति का सदेश देते हैं ... उपनिषद्‌ और गीता 
दोतो का समवेत रूप ही प्रसाद जी की दिनचर्या मे प्रतिफलित हुआ था । 
१--शिव पूजन सहाय : प्रसाद का साहित्य : संकलित , पृष्ठ २२। 
२--सुधार पाण्डेय : कामानी समीक्षा, पृष्ठ १७। 
३--महाकवि प्रसाद, पृष्ठ ७३ 





रे 
+ 


( २८० ) 


प्रसाद जी झ्रास्थावान धारमिक प्रवृत्ति के पुरुष थे। शिव उनके उपास्य 
थे | वे खान-पान मे परहेज मानते थे तथा शकुन श्रादि पर उन्हे विश्वास था । 
प्रसाद जी में विद्रोह की, एक गहरे परिवर्तेन की धारणां तो थी, परन्तु उस धारणा 
को प्रकाशित करने की उनकी प्रणाली था साधन क्रान्तिकारी नथे ...उनके 
सस्कार तथा मन की रचना कुछ ऐसी थी कि वे विद्रोह के किसी क्रियात्मक 
आन्दोलन का नेतृत्व करने की क्षमता नही रखते थे । उनकी निस्सगता की धारणा 
भी इसमे बाधक थी।। 
प्रसाद जी अ्रच्छे भोजन के शौकीन थे । नई-नई पाक प्रणालियों का आविष्कार 
कर स्वय भी अच्छा भोजन बना लेते थे। उनका भोजन हमेशा सात्विक होता 
था। मास भदिरा से उन्हे वूणा थी। पान और आहार के पदरचात तम्बाकू के अति- 
रिक्त भर कोई व्यसन न था। बागवानी, शतरज, सभगीत, मूर्तिकला, चित्रकला 
आदि में इनकी भ्रभिरुचि थी । कभी-कभी किसी महान्‌ लेखक की कहानी पर बनाए 
गए फिल्म को भी देख लेते थे। प्रसाद जी को रेशमी बस्त्र पहनने का शौक था। 
किन्तु घर पर प्राय खादी ही पहनते थे। जीवन के उत्तर काल मे वे पूर्णतया खादी 
ही पहनने लगे थे। कभी कभी दुपलिया टोपी पहन कर बाहर निकलते, जो उन पर 
खूब फबती थी । प्रसाद-ग्रह के सर्व प्रिय भ्रगो मे मन्दिर, फुलवाडी और अखाडा रहे 
हैं। प्रकृति-प्रेध् की शिला तो बाल्य-काल से ही रखी गई थी। तब एक बार उन्होने 
अपनी माता और बहिन के साथ धाराक्षेत्र, श्रोकारनाथ, पुष्कर, उज्जैन, ब्रज तथा 
अ्रयोध्या की यात्रा की थी। दूसरी बार अपनी दूसरी पत्नी के निधन के उपरान्त वे 
यात्रा पर गए थे। वे दोनों बार प्रकृति के असीम सौन्दर्य से प्रभावित हुए, इसीलिए 
प्रकृति इनकी रचनाझो मे ओत-प्रोत है । 
(ग) जीवन दशेन, विचारधारा 
प्रसाद जी के जीवन का सुवर्णिम अरश॒ उनका बाल्य-काल है। किशौर होने 
पर उन्हे जीवन की वेषम्यपुर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा । इस सघर्ष में 
उन्हे ससार के व्यावहारिक अनुभव हुए । उन अनुभवों के आधार पर सुख-दुख की 
व्याख्या करते हुए उन्होने अपना मार्ग प्रशस्त किया | वही व्याख्या उनके साहित्य का 
प्राण है। संघर्ष, दुख की अनिवायेता, करुणा, विश्वात्म भाव ...इन सब की गहरी 
छाप केवल उनके अ्रध्ययत और मनन का ही परिणाम न थी, वरन्‌ यह उनके जीवन 
का एक वास्तविक सत्य भी था, जिसमें से होकर वे निकले थे । उनके साहित्य में 


अतीत के स्वरिम स्वप्नों की भरमार है, इसलिए कि अपने युवाकाल मे भी वे 


१--विनोद शकर व्यास * प्रसाद श्रौर उनका साहित्य, पृष्ठ २० । 
३--राम नाथ सुमन : :प्रसाद और उनका साहित्य! : मे श्री व्यास द्वारा 
उत्कथित, पष्ठ २० | 


( २८१ ) 


बाल्य-काल की स्वणिम अनुभूति और महान्‌ ऐश्वयं का स्वप्त नही भूल सके थे, 
जिसे उन्होने देखा श्रौर कल्पित किया था । 

जीवन का इतना वेषम्य सहते हुए प्रसाद में जीवन के प्रति अपार पसक्ति 
थी, क्यो कि वे जीवन अ्रबभ्य है, जीवन सौभाग्य है' पर श्रट्ट विश्वास करते थे । 
अपने अन्तिम समय मे भी जब डाक्टरो ने निराश होकर उनसे कहा--'जो कुछ 
कहना हो कह दीजिए', तब भी प्रसाद जी ने केवल यही कहा था. ..'साँस लेने मे 
बहुत कष्ट हो रहा है, उसे दूर करते की दवा दीजिए ॥! 

प्रसाद जी नियतिवादी थे । उन्होने अ्रपने छोटे से जीवन मे कई बार अप ने 
स्नेह को खडित होते देखा था । नियति के निर्मेम विधान के सम्मुख इसी कारण 
वे जीवन भर भुके रहे । जीवन की इन कठोरताम्रों ने उन्हे नियति पर विद्वास 
करने के लिए विवश कर दिया था । लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीबन की किसी 
भी दिशा को पलायनवादी भावना से प्लाबवित नहीं होने दिया । कर्म पर उनकी 
असीम आस्था थी । शिव के वे महान्‌ उपासक थे, फिर भी अन्य देवताझञ्रो तथा 
धर्मो के प्रति वे सदेव सहिष्णु रहे । जाति पॉति बी सकीर्णता भी उनमे नही थी। 
वे किसी कार्य को नीचा नही मानते थे। ब्राह्मण का श्रादर करते हुए शूद्र का 
असम्मान वे निन्‍दनीय मानते थे | वे अपना काम अपने हाथो करने और जानने के 
पक्षपाती रहे । 

एक बार प्रसाद जी ने जागरण' के अग्रलेख मे लिखा था--कलाकार की 
कसौटी उसकी कला है न कि उसका व्यक्तित्व । वाल्मीकि और व्यास का आदर 
रखते हुए तो यह कहवा पडता है कि बिना जले हुए, विदग्ध साहित्य की सृष्टि नह ) 
हो सकती, और तब कलाकार अपनी कला मे व्यक्तित्व को खोकर कला के ही रूप 
मे प्रतिष्ठित होता है।' प्रसाद जी ने स्वयं भी विदग्ध होकर अपने साहित्य की रचना 
की थी । उनके ब्यक्तित्व भौर साहित्य दोनो मे सामनजस्य की एक श्रणी सी फैली 
हुई प्रतिलक्षित होती है । कही कोई विरोधाभास या वैषम्य नही है । लगता है कि 
जैसे दोनो का समन्वय किसी वैज्ञानिक पद्धति से किया गया हो» स्वय उनके पुत्र 
श्री रत्नशकर ने प्रसाद की दिनचर्या' सस्मरण से लिखा है--“उनके साहित्यिक 
जीवन तथा घरेलू जीवन का एक ही सत्य था, वह था सामरस्य का सत्यों । और 
यही सामरस्य की भावना उनके साहित्यिक एवं व्यावह्रिक जीवन को भी एकाकार 
करने मे प्रतिफलित हुई है । 


१--गुलाब राय प्रसाद जी की कला, पृष्ठ ७ । 

२--डा० प्रेम शकर : प्रसाद का काव्य, पृष्ठ र८। 
३--रत्न शकर 'प्रसाद' , प्रसाद का साहित्य मे, पृष्ठ २५ । 
४--वही, पृष्ठ २० । 


हक आज कुख् कननसंे: आजववाप “डिक डश्मोजवपसण-काजओं.. इशसदुपचित 2 ५ 


( २८२ ) 


(ब) अ्रध्ययत-- 


प्रसाद जी के गम्भीर और विशाल अध्ययन के आधार पर उनके नारी 
सम्बन्धी आद्क्षों और मान्यताओं को परिपुष्टि प्राप्त हुई है। उन्होंने वैदिक साहित्य 
से लेकर स्मृति, पुराण, उपनिषद, इतिहास तथा बौद्ध और शैव दर्शन का अ्रध्ययन 
कर तथा उनसे प्रभावित हो भ्रपने विचारो को स्वरूप प्रदान किया । उनकी विचार 
धारा के विकास में ससक्ृत और भारतीय इतिहास का विशेष योगदान रहा है | 
भारतीय इतिहास मे उन्होने उसके सुवर्णयुग--ग्रुप्तकाल को ही झपने नाठकों की 
पीठिका के रूप मे प्रस्तुत किया है। दूसरी ओर कालिदास, भवभूति, भारवि, माघ 
वाल्मीकि, व्यास आ्रादि प्रभृति साहित्यकारों की रचनताए उनके साहित्य मे एक 
वीथिका सी बनाती चलती है। 


वैदिक साहित्य मे--जैसा कि हम पृष्ठभूमि” मे कह आए हैं, नारी सम्मान 
के प्रति एक विशेष झादर की भावना व्यक्त हुई है। उनमे स्त्री और पुरुष परमात्मा 
के दो रूप माने गए हैं -- 


स्वेच्छामय” स्वेच्छया च॒ द्विधारूपो वधभूव हु । 
स्त्रीरूपो वामभागाशों दक्षिणाद्: पुमान्‌ स्मृत । 


दहन शास्त्रो और उपनिषदों का अध्ययन भी प्रसाद जी की रुचि का 
विषय रहा है | इन दर्शन ग्रन्थों मे जीव सृष्टि की दो स्वतन्त्र धाराएँ मानी गई है । 
एक स्त्री धारा ओर दूसरी पुरुष घारा-- 


नैव स्त्री न पुमानेष न चैवायम नपुसक: 
यचच्छरी रमादत्ते तेन तेत स लक्ष्यते ।” 
(इवेताइवतर उपनिषद) 


वैदिक साहित्य मे नारी को पुरुष के समान ही मान कर नही रहा गया है ॥ 
उसे पुरुष से उच्चतर बनाने की चेष्टा निरन्तर कार्यान्वित हुई है भौर इसीलिए 
इनका स्तवन किया गया है (ऋगवेद ४॥५७।६।७) । प्रसाद जी पर इन वैदिक 
मान्यताओं का बथेष्ठ प्रभाव पडा है । बेदिक साहित्य की प्रेरणा से प्रसाद ने अपने 
झुग के अनुकूल जीवन के आदर्शो की प्रतिष्ठा की है। नारी को, जो इनके युग में 
भ्राकर परवशता ओर दैन्य का जीवन बिता रही थी, इन्होने फिर से सम्मान, 
सहानुभूति ओर आस्था प्रदात की । 


सस्‍्कृत साहित्य से प्रसाद जी का अटूट सम्बन्ध रहा है। कही कही उनके 
आदशें कालिदास, भवभूति झादि साहित्यकारों के बहुत निकट आा जाते हैं । 
कालिदास को सामान्यतः प्रणय और श्वुगार का कवि माना जाता है परन्तु संस्कृत 


( २८३ ) 


कवियों मे वही अकेला ऐसा कवि है (वाण को छोडकर) जिसने अपने युग की 
चेतना को अपने काव्यो मे तरलित कर दिया है। यदि कालिदास सस्क्ृत साहित्य 
का चोटी का रस सिद्ध कवि है तो दूसरी शोर भारत के प्राचीन इतिहास के ज्वलन्तमय 
युग का दीपस्तम्भ और पौराणिक ब्राह्मण धर्म तथा वर्णाश्रमधर्म का सच्चा प्रतीक 
भी ।' प्रसाद के विषय में भी यही बात सच्ची उतरती है। महान कवि, नाटककार 
श्रौर भ्रतीत के गायक होने के साथ-साथ वे अपने युग के व्याख्याता भी है । कालिदास 
का युग प्रुप्तकाल माना जाता है। ग्रुप्त काल भारतीत इतिहास का सुवर्ण-युग रहा 
है, प्रसाद जी ने भी इसी श्रतीत का चित्राँंकन किया है। इस बिन्दु पर दोनो 
सांहित्यकार एक हो जाते है। मानव भाव के विविध रूपो का आकलन कालिदास 
की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता रही है । विजातीय आकर्षण से सधर्ष की उत्पत्ति और 
तदुपरान्त सामजस्य की स्थापना पर कालिदास का विश्वास रहा है। 
कालिदास ने नारी पात्रो के प्रति एक सहज सम्मान की भावना को अ्रधिष्ठित 
किया है । कालीदास की नारी अपने स्वरूप मे साध्वी, श्रद्धामयी, मूृतिमयी तथा 
सत्क्रिया स्वरूपा है | ग्रहिणी के रूप मे वह अपार गव॑ रहित, पूर्ण समपित तथा विश्व 
मैत्री की सदेश-वाहिका रही है। कालिदास के युग के अनुसार उसमें सपत्नीक 
भावना का श्रभाव भी है । कालिदास की नारी भी केवल प्यार करने की सुविधा 
मॉगती है । स्त्री-पुरुष के प्रथम दृष्टि के प्रेम पर सस्कृत कवि भी विश्वास करता 
है। नारी की स्वतन्त्रता का भी वह हामी है । परन्तु स्वच्छन्दता, जो नैतिक नियमों 
का उललघन करने को तत्पर होती है, कालिद स को मान्य नही है। दुष्यत द्वारा 
सीमाल्‍लोघन करने की तत्परता मे शकुन अपने आत्म सम्मात और मर्यादा की रक्षा 
करती हुई उसे रोक देती है--पौरव, रक्ष विनय, मदनसतप्तापि न खल्वात्मन 
प्रभवामि । 
(अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ पृष्ठ २४, गोविन्द प्रकाशन, अहमदाबाद ) 
कालिदास ने “प्रभुता तबेब कह कर पुरुष पर नारी की महत्ता को स्वीकार 
किया है। वे नारी के शारीरिक आकर्षण की श्रपेक्षा उसके आत्मिक सौदयें को 
अधिक महत्त्व देते हैं। सौदर्य का महत्त्व भी तभी है जब कोई उसका प्रेमी हो 
'व्रियेषु सौभाग्य फला हा चारुता। बारी मे सौंदर्य के साथ-साथ तपरइचर्या का 
होना भी अनिवार्य है, उसी के तेज मे ही उसका सौन्दयं निखार पाता है। इसलिए 
अपूर्व सुन्दरी होते हुए भी पावेती को शिव की तपस्या करनी पडी है। नारी को 
इतने महत्व प्रदान के साथ-साथ कालिदास उसके लिये स्मृति विहित मार्ग की 
योजना करते हैं। उच्छुखलता उन्हे लेश-मात्र भी ब्रान्य नहीं है। शकुन्तला को 


१--भोला शकर व्यास * सस्क्ृत कवि दशन, पृष्ठ ७१॥ 
२--अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌, ७वाँ अ्रक, इलोक ३२॥ 


( रे८४ड ) 


जरा सी कत्त व्य विमुखता के लिये दुर्वासा के शाप का भागी होना पडा । कालिदास 
की नारी की सबसे बडी विशेषता उसका सदैव श्राशावादिनी होना है । 


कालिदास के उपरान्त भवभूति के उत्तर राम चरित” में सीता नारी का 
एक नवीन आदर्श उपस्थित करती है। वहाँ उसका अपना कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
नही है। वह पूर्ण श्रात्म-समपिता है। राम का सुख उसका ध्येय है---प्रिर्याह खलु 
सर्वेस्थाय॑पुत्रो विशेषतों मम प्रियसख्या :: उसके प्रणय में निष्काम भावना का चरम 
उत्कर्ष प्रतिलक्षित होता है। भवभूति ने नारी को करुणा की मूर्ति के रूप में 
देखा है --- 
'करुणस्यथ मूर्तिरधग दरीरिणी 
विरहव्यथैव. वनमेति जानकी ।' 
(उत्तर रामचरित पृष्ठ ६७) 


वह कोमल, भावुक भ्रौर सवेदनशील है तथा स्वभाव से ही प्रेम करने वाली 
है। 'प्रकृत्यैव प्रिया सीता ।' कालिदास और भवभूति दोनो महाकवियों की विशेषता 
नारी के प्रेम की एकनिष्ठा की भावना को लेकर है। भवभूति की सीता में 
भारतीय श्रादर्शानुकूल नारी के सभी उदात्त ग्रणो--पावित्रय, साहस, घेर्य तथा औदार्य 
की समाविष्टि हुई है। यहाँ भी प्रेम के क्षेत्र मे व्यष्टि का समष्टि मे पर्यवसान 
होता है । जब राम लोक हित के लिए स्नेह, दया, सौख्य झौर यहा तक कि सीता 
को भी त्याग देने की बात कहते है तो सीता उनका समर्थन करती हुई कहती है--- 


अत एवं राघवकुलधुरन्धर शायेंपुत्र.' 


कालिदास की भाँति भवभूति भी रूप की श्रपेक्षा श्रादर्शों की मद्दत्ता 
प्रस्थापित करते हैं । 

भारवि के 'किरातार्जनीय से प्रसाद जी को अपने नाटकों की राजनैतिक 
पृष्ठ भूमि, युद्ध स्थल वर्णन, राजकीय समाज, मन्‍्त्रणाएँ, सामनन्‍्ती विलास गृह भ्रादि 
के चित्र प्रस्तुत करने मे सहायता प्राप्त हुई है। भारवि राजनीति के प्रकाण्ड पडित 
थे | युधिष्ठिर की उक्तियाँ इसका प्रमाण हैं। राजनीति की ही भाँति वे काम-« 
झ्मास्त्र के भी भ्रच्छे पडित रहे है। परन्तु उनमे कालिदास की सी रसिकता नही | 
भारवि का शूंगार भाव-पक्ष की अ्रपेक्षा अपने कला-पक्ष मे महान्‌ है। वे प्रणय के 
नही वरन्‌ प्रणय-कला के कवि हैं । 


भारवि की भाँति माघ का 'शिशुपाल वध' भी उनके कलावादी कवित्व का 
उत्कृष्ट उद्धहरण है । उनमे पाडित्य की प्रचुरता है। कलावादी होने के कारण 
ऊनमें शब्द और श्रर्थ दोनों के सान्दयें पर ध्याव देने की प्रवृत्ति श्रधिक दिखाई 
यड़ती है । 


( २८५ ) 


सस्क्ृत काव्य धारा के मूल स्रोत वाल्मीकि-रामायण का अध्ययन प्रसाद 
जी की विज्येष चिन्तना का विषय रहा है। जीवन के स्थायी तत्वो से श्रनुप्राणित 
श्रौर उन पर आधारित यह काव्य कृति अपनी प्रमुख विशिष्टता--उदात्तता--को 
लेकर प्रस्तुत होती है । आदि कवि वाल्मीकि के इस काव्य-मन्दिर की पीठ स्थली 
है राम तथा जानकी का चरित” | राम चरित्र की उदात्तता, पूर्ण मानव के रूप में 
अपने मे महान्‌ है। जानकी के शील सौन्दर्य का तेज अपनी सम्पूर्ण शीतलता के 
साथ निसृत हुआ है। उनके उत्कृष्ट चरित्र मे उदात्तता मूर्तिमान हो उठी है। 
परित्याग के समय भी उनका घधैयें तथा मन की उदारता सस्क्ृत साहित्य मे अपना 
सानी नही रखती । प्रसाद जी के नारी पात्रों मे नि'सुत उदात्तता का यह ग्रण विश्व 
कवि वाल्मीकि की लेखनी के चमत्कार से श्रनुप्राणित है । 


रामायण की ही भाँति व्यास के महाभारत से भी प्रसाद जी प्रभावित हुए 
हैं। उनके ककाल का वर्ण सकर समाज महाभारत के अ्रध्ययन की देन है। उन्होने 
अ्रपने समाज मे महाभारत कालीन समस्याओं और विषमताओो को लक्ष्य किया 
था। महिलाओो की स्थिति का अध्ययन इस दिशा मे विशेष चिन्तन का विषय 
बना । सामाजिक व्यवस्था की उच्छुखलता मे किस प्रकार जीवन विभीषिकाओओं 
की केन्द्र स्थली बन जाता है और सामाजिक व्यावहारिकता की गति में किन 
परिस्थितियों के कारण शथिल्य झा जाता है, प्रसाद जी ने इन सबका मनन किया 
था, परिणाम स्वरूप उनका विश्लेषण ही उनके साहित्य का विषय बना । 


सस्क्ृत साहित्य के इस अध्ययन के साथ-साथ प्रसाद जी ने शैव दशेन, 
बौद्ध दर्शन तथा इतिहास का भी गहन अध्ययन किया था। उनका परिवार शैव 
मत का अनुयायी था। शौैव दर्शन आगम ग्रन्थों का एक प्रकार है। दशैव दशेन के 
अन्तगंत प्रत्यभिज्ञा दर्शन से प्रसाद जी अत्यधिक प्रभावित थे । इसी दर्शन के आधार 
पर उनके नारी सम्बन्धी दार्शनिक दृष्टिकोण का विकास हुआ है । जिस तरह 
सत्रीतत्व और पुरुष-तत्व के योग से साधारण ससृति की उत्पत्ति होती है उसी 
तरह प्रत्याभिज्ञ-दर्शन में भी आनन्द-रूपा शक्ति एव चित्त रूप शिव को सोम 
तत्व तथा अग्नि तत्व एव नाद तथा बिन्दु कह कर दोनो के पारस्परिक सघटनात्मक 
सामरस्य से, सम्पूर्ण विश्व का विकास सिद्ध किया है । 

(तन्त्रलोक, भाग २, पृष्ठ १८, १२८, १६२, १६३) 

प्रसाद साहित्य मे उक्त दर्शन की अन्य विशेषताएँ नियतिवाद, स्वतन्त्रता- 
वाद, अभेदवाद (आ्राभासवाद) समरसता तथा आ्ानन्दवाद के रूप में अभिव्यक्त हुई 
है । इस दशंन का विकास काश्मीर प्रदेश मे होने के कारण, इसे काइमीरीय शैव 
दर्शन भी कहा जाता है । 


१--बलदेव उपाध्याय * बाल्मीकि, आलोचना (भ्रक २५, पृष्ठ ३६) 


( २८६ ) 


बौँव दर्शन के साथ-साथ बौद्ध दर्शन का प्रभाव भी प्रसाद साहित्य में स्पष्ट 
रूप से देखा जा सकता है | बौद्धदर्शन के अनुसार सारा ससार दुख पूर्ण है, दुखों 
के कारण है, दुखों का नाश हो सकता है श्रौर इसके लिये उपाय भी हैं। प्रसाद मे 
दुखबाद का स्वर बहुत ऊचा है। उनके अ्रजातशत्र, चन्द्रगुप्त, स्कन्दग्रुप्त एव कामायनी 
मे इसके उदाहरण बिखरे पडे है । साथ ही वे इस दर्शन की दूसरी मान्यता क्षणिक- 
बाद से भी प्रभावित है। इस सदर्भ मे कामायनी की ये पक्तिया दृष्टव्य है । 
जीवन तेरा क्षुद्र अश है। 
व्यक्त नील घन-माला में । 
सौदामिनी सधि सा सुन्दर | 
क्षण भर रहा उजाला से | (पृष्ठ १६) 
महायान सम्प्रदाय के अनुसार बुद्धत्व को वही प्राणी पा सकता है जिसमे 
प्रज्ञा के साथ-नाथ महाकरुणा का भाव भी विद्यमान हो। बोधिचर्यावतार पडिका' 
में लिखा है कि बोधिसत्व या जीवात्मा का एक ही धर्म है कि वह महाकरुणा को 
प्राप्त करे । 'महाकरुणा की भ्राप्ति से ही बुद्धत्व की प्राप्ति होती है ।* ' 
प्रसाद जी को करुणा की यह प्रेरणा बौद्ध साहित्य के अतिरिक्त भगवद्गीता 
से भी प्राप्त हुई है। गीता मे करुणा को शान्ति प्राप्त योगी का एक लक्षण बतलाया 
है और कहा है कि जो व्यक्ति परम शान्ति को प्राप्त कर लेता है वह समस्त 
प्राणियों से द्वेष रहित हो जाता है, सबका मित्र बन जाता है तथा सभी के प्रति 
करुणा का भाव रखने लगता है । 
प्रसाद ने भारतीय साहित्य के इस अध्ययन के साथ-साथ पादचात्य साहित्य 
का भी श्रष्ययन किया था। वे स्वच्छन्दतावाद के प्रवर्तक थे। अ्रत पाइचात्य 
स्वच्छन्दतावादी कवि उनके श्रध्ययन के मुख्य विषय रहे है। १६ वी शती मे 
योरुपीय स्वच्छन्दतावादे की इस काव्य घारा का विकास बाइरन, शेली और कीट्स 
में पूर्ण विकसित हुआ है | बाइरन मे विद्रोह और क्रान्ति की भावना का उत्कर्ष 
है । वह ग्राष्यात्मिकता और नंतिकता का आरोपण नही करता ; भावना का प्रवेग, 
सौन्दर्य ही उसके काव्य मे सशक्त होकर आते है। इसके विपरीत शैली में कोमल 
कल्पना की अ्रवस्थिति हुई है। स्नेह, सहानुभूति के साथ-साथ करुणा की छाया सी 
उसके साहित्य मे विस्तृत है । प्रसाद को शैली की यह करुणा भली लगी है--लेकिन 
दोनो कवियों की करुणा मे महान्‌ श्रन्तर है। शैली मे निराशावाद का स्वर ऊँचा 
है । वह जीवन से उदासीन है । वह कहता है-- 
दिन श्रौर रात का उल्लास न जाने कहां चला गया। नवल मधुमास, 
।. श्रीष्म और शिश्षिर वृद्ध होकर मेरे छोटे से मत को शोक और पीड़ा से भर देते हैं, 
किन्तु उल्लास कभी नही श्राता, ओह ! अरब कभी नहीं झाता ।' 


| 


( २८७ ) 


दूसरी श्रोर प्रसाद की करुणा मे शक्ति श्रौर विश्वास की भावना जीवन के 
लिये सदेश और सम्बल बन कर आती है--- 

नीरव जीवन ओर एकान्त व्याकुलता, कचोटने का सुख मिलता है । जब 
हृदय मे रुदन का स्वर उठता है तभी सगीत की वीणा मिला लेती हूँ। उसी मे 
सब छिप जाता है।” (पृष्ठ ६०, स्कन्दगुप्त) हु 

स्वच्छन्दवादी कवियों मे कीट्स प्रेम की तीव्नरतम अनुभूति को लेकर उपस्थित 
हुआ है । इसीलिए उसमे मासल रोमान्स की भावना विशेष रूप से अभिव्यक्त हुई 
है । अपने प्रणय की असफलता में वह शान्त, गम्भीर और सतुलित नहीं रह सका 
है ।---उसके जीवन-दरशंन मे सामजस्य का अ्रभाव है। फेनी ब्राउती के विषय को 
लेकर अपने साथी ब्राउन को लिखे गये पत्रों मे उसकी मासल पिपासा जैसे तृप्ति 
के अभाव मे चिल्ला-चिल्ला कर रो उठी है। एक पत्र मे उसने लिखा है-- 

मैं मर सकता हूँ, लेकिन उसे नहीं छोड सकता। है भगवन्‌, भगवन्‌, 
भगवन्‌ ! मेरे सदृक मे सब कुछ है, जो भाले की धार के समान शरीर मे प्रवेश 
करता हुआ उसकी याद दिलाता है। उसके विषय मे मेरी कल्पना बहुत स्पष्ट है 
ब्राउन ! मैं उसे देखता हूँ, मैं उसे सुनता हूँ। ब्राउन | मेरी छाती में श्रगारे दहक 
रहे है ।' 

क़ीटस की भाँति प्रसाद को भी प्रणय की श्रसफलता का सामना करना पडा 
था । परन्तु प्रसाद मे सयम, उदारता, धेयें और गम्भीरता का अभाव कभी नही 
रहा । 

क़ीट्स में उत्कट कोमलता की भावना विद्यमान थी | उसने स्वय लिखा है --- 

««»जब मैं स्कूल का विद्यार्थी था तब मैं नारी को पवित्र देवी के रूप मे मानता 
था। मेरा मन एक कोमल नीड की भाँति था जिसमे उनमे से कोई न कोई निद्रा 
लेता रहता था। भले ही उसे इसका पता न हो। मैं उन्हे पुरुष से भी उच्च समभता 
था ।...लेकिन अब जब मैं नारी के साथ होता हूँ, मेरे मन मे बुरे विचार आते है । 
मैं उन्हे शका से देखता हूँ । मैं न तो चुप ही रह सकता हूँ, न बाते ही कर सकता 


हूँ । 

उपयु क्त स्वछन्दतावादी कवियों के श्रतिरिकत प्रसाद जी का अध्ययन इब्सन, 
फ़ायड्‌ और बर्नाडंशा के विषय को लेकर भी रहा है। नये युग मे टी० एस० 
इलियट तथा गेटे झ्रादि के साहित्य से प्रसाद जी परिचित रहे है। उनके इस बिस्तृत 
अध्ययन के परिणाम स्वरूप उनके साहित्य में वेविध्य का सौन्दय निखरा है। अध्य- 
यन और मौलिक उदभावनाओं के सामंजस्य से प्रसाद ने जिस साहित्य की 
रचना की है उसका महत्व अपनी मान्यताश्रों तथा आरादर्शों को व्यवस्थित, र्पष्ठ 
और सही रूप से प्रस्तुत करने के सदर्भ में बहुत अधिक बढ जाता है। 


( रे८य ) 


५ स) सामाजिक परिपाश्व-- 

प्रसाद के अभ्युदय का काल भारत की राष्ट्रीय जाग्रति एवं सामाजिक 
चेतना का काल है। १६ वी शती के उत्तर काल मे बहुत सी छोटी २ राष्ट्रीय 
ससस्‍्थाओं की स्थापना होकर श्रत में राष्ट्रीय काग्रेस के रूप मे एक सुहृढ राजनेतिक 
ससस्‍्था का निर्माण हो चुका था और प्रसाद के साहित्यिक जीवन आरम्भ करने के 
समय तक यह अपने स्वरूप में शक्तिशाली एवं सुनिश्चित लक्ष्य लेकर चलने वाली 
सस्‍्था मान ली गई थी। १६०४ में जापान जेसे छोटे से देश ने रूस पर विजय 
प्राप्त कर ली । भारत को इससे प्रेरणा मिली और दूसरे ही वर्ष १६०४ मे कांग्रेस 
के काशी अधिवेशन में तिलक ने स्वतन्त्रता के जन्म सिद्ध अधिकार होने की घोषणा 
कर दी । इसी वर्ष बगाल-विभाजन के विरोध-स्वरूप राष्ट्रीय कॉग्रेस का क्षेत्र- 
विस्तार और भी दठीजव़ गति से हुआ और धीरे-घीरे महिला-समाज का भी 
राजनैतिक एवं रचनात्मक कार्यो मे आवाहन्‌ होने लगा। वास्तव मे प्रसाद-युग 
राजनैतिक क्षेत्र मे गॉधी-युग है क्योकि इस काल मे देश का स्वरूप गाधी जी द्वारा 
निदिचत किया गया श्ौर वे ही इसके निर्माणकर्ता माने गए । इनके ही नेतृत्व मे अ्रब 
श्राध्यात्मिक लाभो से अधिक महत्त्व वैज्ञानिक उन्नति तथा राष्ट्रीयता को दिया जाने 
लगा । देश-सेवा के लक्ष्य को सम्मुख रखकर इनके निर्देशन मे जाति-पाँ त तथा लिंग 
के समस्त बाधा बन्धन नष्ट हो गए । नारी सम्मान, सत्यनिष्ठा एवं भ्रहि सा पालन के 
बास्त्रों को लेकर वे विश्व बधुत्व के लक्ष्य-पथ पर बढने लगे, इस काल की शभ्रन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों ने भी भारत मे विकास पाती हुई इस विचारघारा का साथ दिया 
तथा मानवतावादी प्रष्तिठा की भावना को प्रश्नय प्राप्त हुआ । 

राष्ट्रीय जागृति के इस प्रहर मे गाँधी जी ने युगों से उपेक्षित महिला के 
महत्व तथा उसकी आवश्यकता को समभा । उनकी अ्रहिसा नीति को सफल बनाने 
के लिए नारी ही सर्वश्र ष्ठ अ्रस्त्र हो सकती थी । इटली मे अ्रहि सा पर भाषण देते 
हुए उन्होंने कहा था-- 

अ्रहि सा की यही विशेषता है कि नारी पुरुष के समान संघ में भाग ले 
सकती है। भारत मे भ्रहिसा सघण्ष मे नारी ने पुरुषों की अ्रपेक्षा अधिक योग दिया 
है । भ्रहिसा-युद्ध की नीति मूलतः सहन शक्ति पर आधारित है, और नारी से बढ 
कर सहन-शक्ति किसमें हो सकती है। (यम इन्डिया, १४-१-१६३२) 

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दिनों मे महिलाओ मे राष्ट्रीय चेतना का 
विकास व्यापक रीति से हुआ । भारतीय इतिहास मे क्षत्रिय राजवंशों के बाद पहली 
बार नारी खुलकर राष्ट्रीय क्षेत्र मे अवतीर्ण हुई और उसने अपनी इच्छा से धामिक 
तथा जाति सम्बधी बन्धनो को तोडते हुए पुलिस की भिडकियाँ, लाठी प्रहारों श्ौर 
जेल की यातनाम्रों को सहा; न्यायालयों में खड़ी हुई और श्रूपृर्व उत्साह के साथ देश 
के चरणों पर अपने प्राणों की बलि दी । 


( २८६ ) 


(प्रसाद युग भारत की राजनैतिक विकास-भावना के साथ-साथ सामाजिक, 
साहित्यिक, एव सॉस्क्ृतिक विकास का युग भी है, इसी युग मे नवीन विचार 
धाराओो को भी भारतीय भूमि मे प्रस्फुटित होने का अवकाश मिला । इनमे माक्स- 
वाद, बुद्धिवाद, जनवाद, श्रन्तर्राष्ट्रीयतावाद तथा मानवतावबाद विशेष रूप से उल्लेख- 
नोय है । इन सभी विचार धाराओो ने समान रूप से मानव के मूल्य और महत्व की 
प्रतिष्ठा करनी चाही, भ्रब भारतीय बिचोरको को चिन्तन और मनन के लिए एक नवीन 
भाव-भूमि प्राप्त हुई । फलस्वरूप परिसीमित नारी को अवरुद्ध परिपाटी के बाहर 
निकालकर उन्मुक्त बौद्धिक आलोक मे देखने का प्रयत्न किया गया | प्रसाद पर इस 
मानवतावादी विचारधारा का प्रचुर प्रभाव पडा है और यह सास्क्ृतिक, मानवता- 
वादी भावना उनकी मूल साहित्यिक विचारधारा बनकर अभिव्यक्त हुई है । 

इस युग की सामाजिक सुधार सस्थाओ में विशेष श्रायं समाज, प्रार्थना समाज, 
रामक्रष्ण मिशन तथा ब्रह्म विद्या समाज ने अन्य समाज सुधारो के साथ-साथ नारी 
जाग्रति की भावना को विशेष बल प्रदान किया महर्षि दयानन्द द्वारा प्रस्थापित आये 
समाज इन सभी सस्था्रो मे अ्रग्रगण्य रहा क्योकि इसके माध्यम सैद्धान्तिक उपदेशों के 
स्थान पर रचनात्मक कार्यो को व्यवहार मे लाया गया । भारतीय सस्कृति का प्रचार, 
बाल विवाह निषेध, विधवा विवाह का समर्थन और गुरुकुलो की स्थापना शआयये- 
समाज के प्रमुख कार्यक्रम रहे है। स्त्री-शिक्ष। के लिए आरायं-कन्या पाठशालाओ की 
स्थापना का सर्वोत्तम प्रबन्ध है । इसके साथ ही स्वामी दयानन्द ने युग निर्माता की 
भाति देश के सुप्त मस्तिष्क को प्रबुद्ध करने का प्रयास किया । उनका सत्यार्थ-प्रकाश' 
इस दिशा में अपना निजी महत्व रखता है । सामाजिक जीवन को उत्पेरित करने और 
अतीत सस्क्ृति के पुनरुद्धार के निमित्त उनके आये -समाज' का कार्य प्रशसनीय रहा 
है। उसमे प्रतिक्रिया की भावना के स्थान पर नव-निर्माण की वास्तविक लालसा 
प्रमुख रही है । आत्मविश्वास की भावना से देश के उदास मस्तिष्क को चेतन करते 
हुए, वेदिक सभ्यता एवं सस्क्ृति की प्रायोगिक श्रष्ठता प्रामाणित करने मे उनका 
योगदान महत्वपूर्ण है । 

इसी दिशा मे बम्बई मे स्थापित प्राथना समाज ने भी समाज-सुधार कार्यों 
को आगे बढाया है। प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्यकर्ताओं मे लालशशकर उमियशकर 
रहे है । अनाथ बालिकाओो एव महिलाओं को आश्रय देकर उनकी शिक्षा क। प्रबन्ध 
करना तथा उन्हे स्वावलम्बी जीवन निर्वाह करने के उद्देश्य को लेकर लाना प्रकार के 
प्रशिक्षण देना इस सस्था की विशेषता रही है । इस समाज के संस्थापक महादेव 
गोबिन्द रानाडे तथा भडारकर की समाज-सेवाएँं भ्रपना विशेष महत्व रखती हैं । 

इस काल की दूसरी सस्था रामक्ृष्ण मिशन द्वारा धामिक क्षेत्र मे उदात्त 
दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई | स्वामी रामकृष्ण मूलत' सभी धर्मों को एक मानने के 
पक्षपाती थे । उनकी परम्परा मे उनके शिष्य विवेकानन्द हुए, जिन्होंने भारतीय 


( २६० ) 


श्रद्व तवाद के व्यावहारिक रूप को विश्व के समक्ष बडे स्पष्ट रूप से बल तथा 
बिश्वास के साथ रक्‍्खा। वे आध्यात्मिक भावनाओं के प्रसार द्वारा वेदान्त के 
सिद्धान्तो की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। उनका मार्ग सुधारवादी था। समाज मे 
व्याप्त अ्न्धविश्वासो पर स्थापित झ्राडम्बर को एकाएक मिटाने के स्थान पर वे उनमे 
सुधार करने के पक्षपाती थे । स्वामी रामक्ृष्ण ने एक स्थान पर स्वय लिखां है... 
पुराने सभी विचार अन्ध विश्वास हो सकते है, परन्तु श्रधविश्वासों के विशाल समूह 
में सत्य की सुवर्ण कणिकएँ है । क्या तुमने ऐसा साधन ढ़ढ निकला है जिससे सुवर्ण 
को सुरक्षित रखते हुए उसकी अशुद्धि को दूर कर सको ।” उन्होने भारतीय सस्कृति 
एवं भारतीय साधनो के माध्यम भारत के उद्धार, उन्‍नति और विकास की बात को 
बल दिया । प्रसाद जी इस मिशन के सिद्धांतों से काफी प्रभावित थे । 

राजाराम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाजा को आगे चलकर केशव 
चन्द्र सेन का सरक्षण एवं दृष्टिकोण प्राप्त हुआ । यह भी रामक्ृष्ण मिशन की भाँति 
पहले तो सुधारवादी ही अधिक था । बाद मे केशव चन्द्र सेन के समय मे इससे क्राँति 
के बीज प्रस्फुटित होने लगे थे । समता और परोपकार इस स स्था के मूल मत्र थे । 
वेदान्त-धर्म 'समाज' द्वारा मान्य था, परन्तु मूर्ति-पूजा इसके सिद्धांतो के विरुद्ध थी । 
इस काल में श्रीमती एनी बीसेट ने भारतीय आद्शों एवं परम्पराओं की प्रतिष्ठा 
का प्रयत्न किया । इनकी सस्था “ब्रह्म विद्या समाज का प्राचीन भारतीय सस्क्ृति 
के नवोन्मेष मे महत्त्व पूर्ण योगदान रहा है । परन्तु इस सस्‍था का स देश केवल 


बुद्धिवादियों तक ही सीमित रह गया, अत. लोक प्रचार के श्रभाव में इसका अधिक 
विकास व हो सका । 


इसी सद्भ मे हम गाँधी जी की सामाजिक विचारधारा पर भी कुछ कह 
लेना चाहते है। उन्होने सामाजिक क्षेत्र मे साहित्यिक प्रसाद की भाँति समन्वय और 
सामजस्य का श्रादर्श प्रस्तुत किया है । मानवतावादी आदर्श की स्थापना, व्यापक 
झौर विराट धामिक भावनाएं, भारतीय सस्क्ृति का पुनरावतंत, प्रवृति-निवृति का 
समन्वय, प्राणी मात्र के साथ ऐक्यु-स्थापना का आदर्श तथा सबसे विशेष नारी 
स्वातन्त्रय--गॉधी जी की सामाजिक विचार धारा के विशेष बिन्दु रहे हैं। इस युग 
मे उन्ही के माध्यम भारत ने व्यावहारिक क्षेत्र मे नारी को सम्मान देना सीखा है । 
मानव जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नही है जिसमे गाँधी जी मे मौलिक सशोधत्त 
न किया हो । केवल विचार में ही यही, आचार मे भी उन्होने क्रान्ति की है। गाधी 
जी भारतीय स स्कृति की स वेदनशील प्रकृति से भली भाँति परिचित थे और इसी 
लिए उसमें परिस्थिति और वातावरण के अनुकूल परिवर्तन या क्राति की जा सकती 
है, इस पर उन्हे अठूट विश्वास था और उन्होने प्रयोगात्मक रीति से इस सत्य को 


१--सुधाकर पाण्डेय द्वारा 'प्रसाद की कविताएं पृष्ठ २२ पर उत्कथित्‌ 
२--बसन्तलाल मुरारका स्मृति ग्रन्थ, पृष्ठ १६ । 


( २६१ ) 


प्रस्यापित भी कर दिखाया, जो उनके सामाजिक जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है । 


उपयु क्त विवेचन के साथ साथ प्रसाद युगीन हिन्दी साहित्य की गतिविधि 
को जान लेना भी अप्रासगिक न होगा । प्रसाद युग सक्रान्ति का युग था, राजनीतिक 
उथल-पुथल, सामाजिक आदशो-प्रतिष्ठा, सास्क्ृतिक पुनरुद्धार एवं साहित्यिक विचार 
परिवर्तन सभी क्राति की उत्प्रेरक भावनाएं एक धारा मे सन्निहित होकर नवीन 
भारत की सृष्टि कर रही थी । जिस प्रकार प्रसाद-जीवन में दृकान, ग्रहस्थी और 
साहित्य साधन” की त्रिवेणी प्रवाहित हुई, कुछ उसी प्रकार साहित्यिक क्षेत्र मे भी 
उन्होने एक साथ चार-चार विरोधी युगो का प्रतिनिधित्व किया। प्रसाद के परिवार 
मे परम्परा से ही साहित्यिक लोगो का आचागमन बना रहता था । झ्रत: बाल्य काल 
में भारतेन्दू युग के अवशिष्ट स स्कारो से उनका परिचय हो चुका था। उनकी 
प्रारभ्मिक कविताए भी ब्रजभाषा मे ही रची गई थी । हिवेदी युग मे उन्होने स्वये 
लिखना झ्रारम्भ कर दिया था । उसके उपरान्त छायावादी कविता के अ्रधिष्ठाता वे' 
स्वय बने, जिसको महादेवी, निराला और पत के द्वारा सज्जापूर्ण व्यवस्था एवं 
झभिव्यजना की व्यापकता प्रदान की गई और अपने उत्तर काल में 'कामायनी” 
ककाल' श्रोर 'तितली” द्वारा प्रगतिवाद का पथ भी उन्ही के द्वारा प्रशस्त किया गया । 


भारतेन्दु युग मे समाज सुधार आन्दोलन काफी प्रौढ़ हो चुका था। जाति 
भेद, शिक्षा एव नारी समस्या उसके सम्मुख विशेष रूपसे विद्यमान थी । नारी सम्बंधी 
सुधारों का आरभ्भ भारतेन्दु युग की सबसे विशिष्ट देन है जिसको द्विवेदी काल 
में महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी तथा सत्यदेव परिव्राजक आदि साहित्य- 
सेवियो द्वारा विशेष महत्व दिया गया । छायावादी काल मे उसमे सात्विक मधुरिमा 
की सज्जा एवं महान्‌ आदर्श की कल्पना प्रतिष्ठित की गई तथा उसको उच्चतर 
भाव भूमि में श्रधिष्ठित किया गया। फिर प्रगति युग मे मानवतावादी दृष्टिकोण के 
विकास स्वरूप उसमे समानता के भाव की खोज की गई । 


इसी काल मे राष्ट्रीय जागरण की उद्घोषणा भी हुई । श्रतः स्वराज्य की 
प्राप्ति के लिए नारी का सहयोग भी आवश्यक समझा गया । १६१७ के बाद नारी 
व्यावहारिक रूप से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के समारोह मे भाग लेने लगी और उसकी 
परम्परागत परिबद्ध एव परिसीमित सीमाओ की लक्ष्मण रेखा मिटा दी गई । 


प्रसाद ने भारतीय समाज की इस परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों का 
गम्भीर अध्ययन किया था । दूसरे तत्कालीन समाज के प्रभाव से भी वे अछूते न रहे 


थे। उन्होंने नारी की दयनीय वस्तु स्थिति को बहुत निकट से देखा था और तब 
सामाजिक मान्यताओं की प्रतिक्रिया स्वरूप वे उसके लिए अपने साहित्य मे स्वतंत्रता 
और सम्मान की उद्घोषणा लेकर प्रकट हुए । 


( २९२ ) 


(द) तिजी पअ्रनुभव-- 
प्रसाद जी का जीवन किशोरावस्था से लेकर अन्त समय तक अश्रनुभवो की 
कसोटी पर कसा जाता रहा है और ऐसी दा मे उन्हें कइ॒वे मीठे सभी प्रकार के 
अनुभव हुए है। प्रतिकूल परिस्थितियो एव अश्रसम घटनाओं में कभी कभी उनके 
डुखवाद का स्व॒र बहुत ऊचा सा उठता दिखाई पडता है। जैसे ले चल मुझे भुलावा 
देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे! (लहर) वाली कविता मे , तब ऐसा लगता है मानों 
कवि, जीवन की इस विषमता से ऊब गया है, उसमे विरोध, प्रतिशोध करने की 
शक्ति भी नही रही है भौर इसी लिए वह कोलाहल की अवनी से दूर, ताराओ की 
घनी छाया के तले, तारको के हुलकते हुए प्रदेश मे, जहाँ सागर की कोमल लहरिया 
अम्बर के कानों मे निश्छल प्रेम कथा कह रही हो--जाकर अपने जीवन की चिन्ताश्ो 
को भुलावा देता चाहता है और कभी लगता है कि वह इस जगत के छल और 
भ्रवचनापूर्ण व्यवहार से शिथिल पड़ गया है, उसे कही भी अपनत्व एव मैत्री पूर्ण 
व्यवहार नहीं मिल पा सका है और शायद इसी लिए वह प्रत्येक शब्द को आ्रॉसुम्रों 
के व्यथा भार सा उठाता हुआ कह लेता है -- 
कहा मित्रता, कसी बाते ? श्ररे कल्पना है सब ये 
सच्चा भित्र कहा मिलता है ? दुखी हृदय की छाया सा 
(प्रेम पथिक, पृष्ठ १५) 
क्रिन्तु अभावों, अवसादो श्र प्रवचना पूर्ण इस जगत मे पूर्ण रूपेण वैषम्य ही हो, 
ऐसा नही है। 
जीवन की घनी विषमताओ के बीच प्रसाद का झ्राशावाद अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
लेकर अभिव्यक्त हुआ है। उनके मन के कोमल अश को भी किसी की स्नेह धारा 
ने प्लावित किया हैं। जिस समय कवि श्रपनी घोर निराशा के प्रहर मे शिथिल प्राण 
हो, निरचेष्ट हो चला था, तब कोई अ्रपूर्व सौन्दयं-कौतृहल बनकर उसके जीवन में 
प्रविष्ट हुआ था .., 
दश्षि मुख पर घू घट डाले 
भ्र चल मे दीप छिपाये 
जीवन की गोधूलि मे 
कौतूहल से तुम आये । 
प्रसाद जी आंसू के इस कौतूहल पूर्ण सौन्दर्य का परिचय 'फरनो' मे दे आए थे । 
कर गई प्लाविव तन मन सारा | 
एक दिन तव अपाग की धारा ॥ 
हृदय से भरना ..« 
बह चला, जेसे दुगजल ढरना. 


( २९३ ) 


प्रस्तुत प्रकरण से अपने विषय के अनुकूल हमे प्रसाद जी के नारी सम्बन्धी 
अनुभवों को ही देखना है। इसकी अ्रपेक्षा कि हम इस विषय को प्रसाद-जीवन के मध्य 
से उठाए , यह भ्रधिक सगत होगा कि यदि उनके झआारम्भिक जीवन काल से ही तारी 


सम्बन्धी सम्बन्धो के आलोक में उनके तद्विषवक विचारों के विकास को देखा 
जाय । 


प्रसाद का नारी-सम्बन्ध माता, पत्नी, भाभी तथा प्रेमिका के चार रूपो में 
देखा जा सकता है । प्रसाद जी भ्रभिजातीय कुल मे उत्पन्त हुए थे। उनका पारिवा- 
रिक वातावरण' सुसस्क्रत तथा धामिक था प्रतः सामान्य अथवा मध्य वर्गीय नारी की 
वैषम्य पूर्ण परिस्थितिय्गे मे उत्पन्न कुण्ठा और कलह न तो वे देख ही पाए और न 
उन्हे उसका शिकार ही होना पडा, दूसरे परिवार मे सबसे छोटे होने के कारण 
बहिन और माता का उन्हे पूर्ण दुलार मिला । १०-११ वर्ष की पअ्रवस्था तक, जब 
तक उच्च वर्गीय परिवारों मे बच्चे को केवल दुलराया ही जाता है, प्रसाद जी अपनी 
माता का दुलार पाते रहे। बाद मे नियति की प्रतिकूलता के सम्मुख उन्हे माता के 
स्नेह से वचित होना पड़ा । इस प्रकार प्रसाद जी का नारी से माता के रूप का 
पहला अनुभव और सम्पर्क, असीम स्नेह, दुलार और ममता से पूर्ण रहा। माता के 
इस स्नेह ने प्रसाद के कोमल मस्तिष्क पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है और प्रसाद 
ने नारी के मातृत्व पद को ही सर्वश्रेष्ठ रूप माना है, प्रसाद साहित्य के श्रध्ययन से 
यह बात सहज ही स्पष्ट हो जाती है । 
पत्नी के रूप मे नारी उनकी करुणा की ही श्रधिकारिणी बन सकी । उनके तीन 
विवाह हुए । वे अपनी पहली पत्नी को बहुत प्यार करते थे। दूसरी पत्नी की मृत्यु के 
बाद उन्होने तीथें यात्रा की थी । उनके यौवन काल में भी उनका स्नेह-सूत्र कई बार 
टूठा और परिणाम स्वरूप उसमे बार-बार गाँठे डाली गई । उन गाठो मे केवल करुणा 
का रस ही बन पाया और उनके समस्त साहित्य क्षेत्र मे विकीणं हो गया । 
माता की मृत्यु के उपरान्त प्रसाद जी ने अपनी श्रद्धा अपनी भाभी के चरणों 
मे समपित की। वे उनसे लगभग १४ वर्ष ज्येष्ठ थी क्योकि भाभी भाभी थी, मा नही , 
अत. माँ के प्रति बाल्य काल का कोमल स्नेह और अपनत्व भाव अब युवा होने पर 
माँ के अभाव मे, माँ की श्रपेक्षा भाभी से अपेक्षाकृत दूरी के कारण, भाभी के प्रति 
श्रद्धा श्लोर सम्मान में परिवर्तित हो गया । उन्होने जीवन भर भाभी को माँ माना । 
झोर इस प्रकार से अ्रपने पुत्र रूप को अक्षुण्ण बनाए रखा। नारी के प्रति उनकी 
असीम श्रद्धा-भावना का मूल भाभी के स्नेह से पोषित हुआ है । उधर भाभी आज भी 
किसी के द्वारा प्रसाद जी को बात उठाई जाने पर आाखो मे भ्रांस्‌ भरे हुए “ मेरेलिए 
तो वह केवल शंकर था ” कह कर पृत्रवत्‌ स्नेह की भाँकी प्रस्तुत करती हैं। इस 
बात मे कोई श्रत्युक्ति नही होगी, यदि यह कहा जाय कि प्रसाद जी ने भाभी का 
सम्मान करके तारी का शम्मान करना सीखा । 


( २९४ ) 


अब हम प्रसाद की नारी-सम्बन्धी मनोवेज्ञानिक धारणा के विषय परू 
आते हैं, जिसका सम्बन्ध उनकी प्रेम-घटना से है । यह ठीक है कि किसी कलाकार 
की महत्ता की भाप उसके व्यक्तिगत जीवन के आधार पर न होकर उसके द्वारा 
निसृत कला के झ्राधार पर होनी चाहिए। परन्तु कला की चित्रपटी मे उसके जीवन 
की अनुभूतिया एव अनुभवों के कण इस तरह घुले मिले रहते है कि उनको भ्रलग 
कर उनकी कला का सही मृूल्याकन करना कभी-कभी कठिन सा हो जाता है । इस 
बात से किसी प्रकार भी इन्कार नही किया जा सकता कि कलाकार की कला मे 
उसके जीवन की ग्रभिव्यक्ति किसी न किसी रूप मे हो ही जाती है । 


प्रसाद की नारी सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक धारणा “लहर की कुछ कविताओं 
तथा आसू” के आधार पर निदिचत की जा सकती है। सबसे पहले हमे यह निश्चित 
करना है कि प्रसाद ने किसी से प्रेम किया था | उनके जीवन में सयोग के कुछ क्षण 
अवश्य थे, परन्तु उन थोडे से सयोग क्षणो मे प्रेम के भ्रनेक प्रसग आये, पर वह 
सयोग काल इतना लघुतम था (या इ तना लघुतम लगा) कि प्रिय जब तक आलिगन 
में आए, समय पूरा हो गया और प्रिय उनसे बहुत दूर चला गया । कभी लोटा 
नहीं, इतना सब कुछ हम उनकी आत्म कथा” में देख सकते है। “लहर' ही मे 
सग्रहीत एक दूसरी कविता उस प्रिय के सरल, सौम्य और अपनत्व से पूर्ण होने का 
प्रमाण देती है । पक्तियाँ इस प्रकार है... 
स्नतिग्ध सकेतो में सुकुमार 
बिछल, चल थक जाता तब हार 
छिडकता अभ्रपना गीलापन 
उसी रस मे तिरता जीवन 
तुम्हारी आँखों का बचपन (पृष्ठ २३) 
लेकिन यह बचपन सदेव कवि के सम्पर्क मे न रह पा सका, तभी अपनी 
करुणा में अभिसिक्त अ्रत मे वह कहता है ... 
आज भी है क्या नित्य किशोर 
उसी क़ीडा मे भाव विभोर, 
सरलता का वह अपनापन 
आज भी है क्‍या मेरा धन ?” (पृष्ठ २३) 


बिरह की यह अनुभ्ति श्रासु मे अधिक तीज्र हुई है । इस विषय मे डा० प्रेम 
झकर की यह उक्ति कि भरना की प्रयोग-शाला की प्रथम आविष्कृति ऑस है।' 
बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 





१-- लहर” (कविता सकलन ) ; पृष्ठ ११। 


( २६५ ) 


आँसू के कवि ने श्रॉसू के आलम्बन का रूप वर्णन कई पदो मे किया है, 
विशेष रूप से पद ३० से लेकर पद ४० तक । सौन्दर्य के प्रतीक उस रूप में कवि 
धूर्ण रूप से समर्पित है। 
लावण्य शैल राई सा 
जिस पर वारी बलिहारी 
उस कमनीयता कला की 
सुषमा थी प्यारी प्यारी (पृष्ठ २०) 


यह प्रमाणित करने के लिए कि उनका प्रिय पराथिव जगत का वासी था, 
निम्नलिखित दो पद देखे जा सकते हैं--- 


बाँधा था विध्‌ को किसने 

इन काली जंजीरो से 

मणि वाले फणियो का मुख 

क्यो भरा हुआ हीरो से ? (पृष्ठ २१) 


्े 
काली झाखो में कितनी 
यौवन के मद की लाली 
मानिक मदिरा से भर दी 
किसने नीलम की प्याली (पृष्ठ २१) 
तो सौन्दर्य के साथ कवि का सयोग हुआ और वह भी उस समय जब उसके 
जीवन की स्थिति वैषम्यपूर्ण औौर हताश हो' रही थी-- 
पतभड़ था फ्ाड खड़े थे 
सूखी सी फुलवाडी मे 
किसलय नवकुसुम बिछाकर 
आए तुम इस क्यारी में 
यहा पर थोडा सा 'सूखी सी फुलवारी' को समझते चले। कभी प्रसाद का 
जीवन हरी भरी फुलवारी सा सुख सौरभ पूर्ण रहा होगा। परन्तु प्रिय के आगमन 
के समय किसी निराशा, समस्या या जीवन की किसी विषम शुत्यियो मे फसे रहने के 
कारण वह पतभड सा भोड और भखाड़ों से पूर्ण सूखी फुलवारी मात्र सा हो गया, 
ऐसे समय मे किसी रूपवान्‌ का स्नेह की आशीष का उपहार लिए आगमन कितना 
उत्साहमय और सुख पूर्ण हो सकता है, यह प्रसाद का कवि ही जान सका श्र इस 
लिए उसने बाद मे उसके कठोर बन जाने पर भी, उस पर अपनी निष्ठा और श्रद्धा 
बनाए रखी । प्रसाद के लिए तो इतना ही काफी था कि उनको किसी ने महान 
निराशा के अवसर पर सानन्‍्त्वना और स्नेह दिया है । 


( २९६ ) 


फिर यह संयोग का क्षण पूर्ण हो गया । बिरह के क्षण कवि के भाग्याकाश 
पर घिर गए। बह नारी जो पूर्ण ममता के साथ उसे स्नेह देती रही थी, उसे छोड 
कर चली गई । यहा पर सहसा ही कीट्स की ला बेली डेम सैण्स मरसी' को स्मृति 
आ जाती है। इस कविता के नायक की भाँति प्रसाद के आसू' का नायक भी पहले 
तो कलपता है, वियोग का आवेग उसे छटपटाने के लिए विवश कर देता है, उसकी 
बिरह वेदना उसे कचोटती हैं, फिर उसका विस्तार होता है, ओर यहो से आासू का 
नायक कीट्स की कविता के नायक से भिन्‍न हो जाता है । वह देखता है कि गुलाब 
के पौधे की भाति उस जीवन मे सुख भ्रौर दुख दोनो ही तो है। सुख- दूख,सयोग- 
वियोग, आशा-निराशा, और उत्थान-पतन . . .यही तो इस जीवन का क्रम है। यह 
सब कुछ उतना ही सत्य है, जितना विश्व की मिट्टी, पानी, प्रकाश और अधकार । 
और इस प्रकार वह इस निष्कषष पर पहुँचता है कि इन विषमताभो में सामजस्य 
का नाम ही तो जीवन है । 

इस प्रकार आसू! मे प्रसाद जी के तीन व्यक्तित्व--प्रेमी, कवि श्यौर दाशे निक-- 

मिले हुए हैं। उनका कवित्व प्रेमी के विरह को बल देता है फिर जब वह विरह के 
चारों ओर भटक लेता है, तब उनका कवि दाशेनिक और प्रेमी का मेल कराकर उसे 
विश्व-मण्डल की ओर ले जाता है।' 

हम देख आए है कि भ्रास्‌ की अ्रन्तिम परिणति भाव » विस्तार और दाझों- 
निकता मे होती है | सुख के बीतने पर सुख की याद ही सुख देती है और क्योकि 
सुख की स्मृति से ही सुख प्राप्त होता है, इसी लिए उस. सुख के आ्रालम्बन के प्रति 
किसी प्रकार की प्रतिक्रिया या प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं हो पाती, बल्कि 
उसके प्रति एक सम्मान भावना का उदय होता है, जैसा कि आँसू से स्पष्ट है। यह 
कवि सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। दूसरी ओर, करषि देखता है कि उसकी 
प्रेयसी उसके प्रति समस्त ममता, स्नेह, सौहाद और समर्पण. लेकर आयी, वह अपने 
स्वभाव से कोमल, मृदु और भोलापव लिए है, परन्तु इतनी कोमलता, नैसगिक 
भावुकता और पूर्ण समरपंण भावना से विहित होते हुए भी वह इतनी कठोर हो सकती 
है, कि कवि को एकाकी छोडकर चली जाए और यही निजी अनुभवों पर आधारित 
कवि की नारी सम्बन्धी /मनीवैज्ञानिक धारणा है, जिसकी प्भिव्यक्ति उसने अपने 
साहित्यिक नारी चरित्रों के उद्घाटन मे की है। देवसेना, मधूलिका, चम्पा, लेला, 
मगला और कमला आरादि प्रसाद की ऐसी ही नारी क्ृतियाँ है जो कुसुमादपि कोमल 
सहृदया एव प्रेम भावना से परिसिक्त होते हुए भी आत्म-सम्मान या परिस्थिति 
विशेष के कारण वज्ञादपि कठोर बन जाती हैं । प्रसाद के नारी सम्बन्धी मनोवैज्ञा- 
निक दृष्टिकोण वाले प्रकरण मे हम इसकी विश्द विवेचना करेंगे । 


(--शुलाब राय - प्रसाद जी की कला, पृष्ठ ४४। 


( २९७ ) 


नारी आ्रादशों 

(क) दाहनिक कल्पना '-- 
्् सष्टि के विकास की कहानी के दो मूल तत्व है, पुरुष और नारी ; जो 
सृष्टि मे रहते है, उसे परिचालित करते है और साथ ही उसकी 
उपलब्धियो के उपभोक्ता भी है। सम्पूर्ण विश्व का जीवन इनके जीवन पर निर्भर 
करता है। इसलिए सृष्टि की विषमता मे सतुलन बनाये रखने के लिए इन दोनो 
तत्वों का परस्पर एक्य, संगठन और सहयोग परम आवश्यक है। प्रसाद जी ने 
मानव के विश्व की इस चिरन्तन समस्या को उठाया है। उसका अध्ययन, मनन किया 
है और अपने समाधान प्रस्तुत किये हैं । उन्होने पुरुष और नारी दोनो को सामाजिक 
मनोवेज्ञानिक, सास्कृतिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोणों से देखा और परखा है और वे इस 
निर्णय पर पहुँचे है कि यदि पुरुष अपनी परुषता, अभ्रहकार, ई््या और स्वार्थ भावना 
की सकीर्ण परिपाटी को छोडकर श्रद्धा भावना को अपनाते हुए विश्व कल्याण के 
प्रशस्त पथ पर आगे बढे और नारी उसे सहयोग देती हुई अपने उदात्त ग्रुणो.. .दया, 
माया, ममता, माधुय, सेवा, विश्वास, समर्पण, उदारता और करुणा--के रत्न पैथ पर 
लुटाती चले, तो सारे विध्व मे आनन्द की वृष्टि हो सकती है। उन्होने नारी मे उस 
चेतन शक्ति की स्थिति पाई है जो पुरुष की कठोरता पर सम्पूर्ण सहदयता से शासन 
करती हुई मन को अन्तर्मुखी करने मे समर्थ होती है। उनकी मान्यता है कि श्रद्धा 
स्वरूपा नारी के भ्रभाव मे ही समस्त विभीषिकाए आरम्भ होती है, विश्वास उठते 
ही मन की उच्छन्खलता बढ जाती है, वह वहिमुखी हो जाता है ........- फिर 
श्रद्धा ही उसे आनन्द दान देती है ...'वह एक प्रवृतिमुलक आस्थामयी वृत्ति है जो 
निवृत्ति का अन्त कर देती है। श्रद्धा (नारी) एक आऑस्तिक सदवृति है जो चेतन 
शक्ति का उदात्त रूप है, मन में उसके प्रविष्ट होते ही इन्द्रियां भी कार्यरत हो जाती 
है। प्राणी की समस्त क्रियाशक्ति जागृत हो उठती है, मन को उसके प्रश्न का उत्तर 
मिल जाता है। | 

इतना ही नही प्रसाद जी ने उसे सर्वेमंगला के रूप मे भी देखा है। जीवन 
के पथ पर वह पुरुष की सहायिका रही है। विश्व का कल्याण केवल उसके हाथों 
ही सभव है। वह बुद्धि और हृदय का समन्वय कराते हुए वेषम्य पूर्ण वातावरण में 
सामनन्‍्जस्य स्थापित कर सकती है। उसके द्वारा ही विश्व बच्चुत्व के आदशें को 
व्यावहारिक स्वरूप मिल सकता हैं। मानवता का प्रध्माद नारी ही बाट*« सकती है 
और इन सबसे विशेष सामरस्य की स्थापना के मूल में नारी का ही विशेष हाथ है। 


प्रसाद जी ने इन सब की विस्तृत और ठोस व्याख्या की है और विश्व-शान्ति, 
मानवतावाद और अखड प्रानन्द की प्राप्ति के लिए एक स्वस्थ निर्देश दिया है। 


१--डा० प्रेम शकर प्रसाद का काव्य, पृष्ठ ३३१ तथा पृष्ठ ३४० । 


( र९८ )। 


प्रसाद जी की इस दाशनिक नारी कल्पना को पृष्ठभूमि से उनके वेदिक साहित्य एव 
जैव दर्शन के विशाल श्रध्ययन का सिचित रस उद्वित हुआ है, जिसकी सरलता मे ते नारी 
के वास्तविक महत्व को सही ढग से समझा सके है। यहा पर जब हम प्रसाद जी 
दाशंनिक कल्पना की बात कह रहे है तो हमे यह न भूलना चाहिए कि प्रसाद जी 
ने जीवन को दर्शन से देखा है और जीवन से दर्शन को ” इसीलिए उनकी दाशनिक 
पोठिका हमेशा की व्यवहायं रही है। और उस पर मानवतावाद के आनन्‍्दपृर्ण 
भवन का निर्माण सफलता पूर्वक हुआ है 

नारी की इस दाहंनिक प्रभिव्यक्ति के समानानन्‍्तर ४“ 4# ने नारी के प्रेम, 
सेवा तथा समर्पण सम्बधी आदर्श पर भी प्रकाश डाला है *जिसके पर्णिाम स्वरूप 
जीवन के सभी पहलुओ मेउसकी श्र ष्ठता स्थापित हो गई है और वह सभी क्षेत्रों में 
पुरुष का नायकत्व सा करती दिखाई पडती है । सघर्ष कालीन इस विषम युग-चेतना 
में नारी की प्रतिष्ठा-स्थापना का सफल प्रयत्न प्रसाद जी की झपनी उपलब्धि है। 


(ख)« सुस्कृतिक भूमिका :-- 

«2, प्रसाद जी का युग सॉस्‍्क्ृतिक जागरण का युग रहा है। वे अपने 
राष्ट्र के अतीत गौरव से श्रत्यधिक प्रभावित थे । उनके नाटकीय पात्रों 
मे राष्ट्रीयता एवं भारतीयता का सन्तनिवेश विशेष रूप से हुआ है। उनका 
छोटे से छोटा पात्र भी राष्ट्रीय चेतना का चमचमाता नक्षत्र है। उनकी राष्ट्रीयता 
सकीण्णंता की परिधि मे श्राबद्ध नही है और सर्वत्र मानवता की भावना को विशेष 
महत्त्व दिया गया है । 

४ प्राचीन भारतीय संस्कृति प्रसाद को मुग्ध किए थी । वे मानसिक रूप से 
जैसे उसी युग मे रहते थे और उसी का स्वप्न देखते थे । इसलिए भारतीय सस्क्ृति 
के बिखरे अवयवो को जोड़कर उन्होने अपनी भावुकता, चिन्ता ओर कल्पना द्वारा 
उसमे प्राण-सचार किया ।' 

भारत के प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास के विचार-पटल पर उन्होने अपने नारी पात्रों 
की सृष्टि की है। उनकी साँस्कृतिक नारी राष्ट्रीय गौरव से पूर्ण, उदात्त भावनाओं से 
युक्त भर पुरुष वर्ग की प्रेरणा के रूप मे श्रवतरित हुई है । उनमे अपने 'स्व' के प्रति 
पूर्ण सम्मान की भावना सन्निहित है । वे देश और जाति के कल्याण के लिए आत्मो- 
सर्ग के महात्‌ भाव से पूर्ण, श्रपनी सास्क्ृतिक निष्ठा के प्रति मौरवमय तथा अपने 
कत्तंव्य के प्रति सचेत हैं। उनका तेज किसी भी प्रकार की कुण्ठा पर विश्वास नहीं 
करता । प्रसाद की यह सॉँस्कृतिक नारी-भावना अलका, कानेंलिया, तितली, शैला, 
मल्लिका, सरमा, जयमांला तथा मधूलिका श्रादि पात्रियों के चरित्र मे प्रस्फुटित और 
१--रामलाल सिंह : कामायनी अनुशीलन, पृष्ठ १८० । 
२--जुलाब राय : प्रसाद जी की कला, पृष्ठ ६० | 


( २६९६ ) 


विकसित हुई है। इस वर्गीकरण में आने वाली सभी नारिया उदात्त ग्रुणों से 
पूर्ण है। उनको अपने स्वाभिमान का विचार है, वे स्वभाव से कोमल हैं, परन्तु 
उनकी कोमलता परिस्थिति के अनुरूप कठोर होना भी जानती है। भारतीयता से 
प्रेम, उत्सगें भावता का चरम्‌ उत्कषे, जीवन की प्रत्येक स्थिति में पुरुष का साथ देने 
के लिए सनन्‍नद्ध तथा उत्साही, स्वावलम्बन और गौरव-भावना से परिपुष्ट--प्रसाद की 
सास्क्ृतिक नारी की अपनी विशेषता है । 


प्रसाद के इन सॉँस्क्ृतिक पात्रों की श्रवतारणा भारतीय वातावरण के उछू 
युग मे हुई है जब गाँधी जी के आवाहन्‌ पर देश की असख्य महिलाएं राष्ट्र के लिए 
भ्रपनी आवश्यकता की पुकार सुनकर आत्मोसगग की महान्‌ भावना से परियुक्त, काट 
क्षेत्र मे उतर आई थी और उन्होने स्व॒राज्य-प्राप्ति के लिए पुरुष-बर्ग के साथ के 
से कधा भिडाकर जन-श्रान्दोलन को एक विशाल स्वरूप प्रदान कर दिया था। तः 
भारतवर्ष ने युगो के पश्चात्‌ पहली बार भारतीय नारी के देशानुराग में मिश्रि' 
उसके स्वाभिमान और उसके अच्तस्‌ में निहित उत्सर्ग की भावना का दर्शन किय 
था । प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास की क्रोड में नारी के इस राष्ट्रीय स्वरूप के 
उद्घाटन कर राष्ट्रीय आन्दोलन को साहित्यिक ग्रेरणा दी और समयानुकूल ना* 
के इस नवीन स्वरूप की प्रतिष्ठा करते हुए उसे गौरव भी प्रदान किया। इस जअका 
से सास्कृतिक जीवन मे नारी को सम्मानपूर्ण एवं महत्व का स्थान देते हुए प्रस 
जी ने उसे घर की सीमाओ्रो से बाहर लाकर उसकी शक्ति, साहस और तेज का स॒ 
मूल्यांकन किया तथा समाज के सम्मुख उसकी श्रेष्ठता स्थापित की और साथ 
भारतीयो को उसके इस विस्मृत स्वरूप का दर्शन कराया | 
(ग) मनोव॑ज्ञानिक पक्ष :-- 

प्रसाद जी के नारी चरित्र-चित्रण की, अन्य महत्वपूर्ण विशेषता उन 
मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन प्रस्तुत करने मे है । शारीरिक गठन, 
झाधार पर नारी के स्थायी ग्रुणों का अनुशीलन उनके गम्भीर चिन्तन । 
विषय रहा है। वे यह माच कर चले हैं कि कोमल अवयवा नारी का हृदय » 
कोमलता का पालना है, दया का उद्गम है, शीतलता की छाया है और श्रनन्य भ| 
का आदर है ।' उसका हृदय अभिलाषाओो का, ससार के सुखो का क़ीडा स्थल हैं 
वे शीघ्र ही उत्साहित और उसी परिणाम मे निराश हो जाने वाली होती है। द्‌ 
माया, ममता, सौहार्द, एक निष्ठा, विद्वास, समर्पण, आकाँक्षा, संवेदनशील 
नियतिवादिता, औदाय और उत्सग आदि उदात्त वृतियों के साथ साथ उसमे ई 


१--अजातशत्रु पृष्ठ १११-११९२ | 
२--नीरा . (आँधी में सकलित ) पृष्ठ १०८॥ 
३--ककाल (उपन्यास ), पृष्ठ रे८ । 


( ३०१ ) 


है और तब वह आत्मपीडन के सिद्धान्त को बल देती हुई मौन होकर, बिना प्रतिवाद 
किये सब कुछ सह लेना चाहती है-- 


इस पतभकड की सूनी डाली, और प्रतीक्षा की सध्या 
कामायनि | तू हृदय कडा कर धीरे-धीरे सब कुछ सह ले । (पृष्ठ १७७) 


_. नारी मनोविज्ञान को प्रस्तुत करने में प्रसाद जी ने कुछ नवीन उद्भावनाश्रो 
का भी स्परश किया है और जहाँ नारी चरित्र अन्तर्भावनाओश्रो के परस्पर सघर्ष के 
परिणाम स्वरूप बडा रहस्यमय हो उठा है । उदाहरण के लिए हम दिवदासी' की 
पद्मा को लेगे | रामस्वामी पद्म को प्यार करता है और पद्मा उससे अधिक अ्द्योक 
की ओर आक्ृष्ट है । अ्रशोक का मूक प्रणय भी पद्मा की ओर ही निहारता है। 
परिस्थितियों के मध्य अशोक से रामस्वामी की हत्या हो जाती है । बस यहाँ से पद्मा 
के चरित्र मे परिवर्तन होता है, वह सभा मण्डप के स्तम्भ से टिकी हुई, दोनो हाथो से 
अपने एक घुटने को छाती से लगाए अर्ध॑स्वप्नावस्था मे बैठी रहती है । रामस्वामी 
ने उसके लिए प्राण दे दिए, भ्रत वह रामस्वामी को भूल नही पाती श्र अपने 
पूर्वे के प्रिय तथा अब के उस पुरुष हत्यारे को, जो उसे प्यार करता था, किस 
प्रकार प्यार करे, वह सोच नहीं पाती और इसी अन्तंसघर्ष की वेदना मे उसका 
जीवन तिरोहित होता चल रहा है । 


१ नारी अपने जीवन में भाने वाले पुरुष को पूर्ण निष्ठा से प्यार करती है, 


उसकी अनन्यता अपने मे पूर्ण और प्रौढ होती है । परन्तु इतने पर भी पुरुष द्वारा 
यदि इसकी उपेक्षा का उपक्रम होता है अथवा उसके आत्म सम्माव को कही ठेस 
पहुचती है तो वह अ्रपने श्रवयवों की समस्त कोमलता को एक ओर रख कर कठोर 
ओर परुष बन जाती है॥ उसके स्नेह का ग्रुनगुना ताप प्रतिहिसा के रूप में प्रलय की 
बाड्वज्वाला सा उबल उठता है और तब उस क्षण उसमे सब कुछ क्षार कर देने की 
शक्ति सचित हो जाती है। वह अपनी अप्रतिम साधना के प्रति किए गए विश्वासधात 
को सहन कर सकने मे हमेशा अ्रसमर्थे रही है। प्रतिशोध के लिए वह कितनी भी 


कठोर और क्र बन सकती है। यह प्रसाद साहित्य की अपनी मोलिक खोज ' 


है । देवसेना, ध्र॒व स्वामिनी, मधूलिका, लैला, चम्पा, चूडी वाली श्रौर कालिन्दी 


| 


के चरित्र इस सदर्भ मे देखे जा सकते है। इस प्रकार प्रसाद के अनुसार कोमलता , 


आर कठोरता नारी जीवन के दो विशेष अग रहे है, जिसका विस्तृत विवेचन 
तद्विषयक अगले प्रकरण में किया जायगा। 


(घ) नेतिक सावभूमि-- 
प्रत्येक समाज की सामाजिक स्थिति वैधानिक एवं नैतिक नियमों से मर्या- 


| 


( ३०२ ) 


दत ध्ौर परिसीमित होती है। ये नैतिक नियम व्यक्ति के विकास, व्यवस्था और 
परक्षण के लिए होते है, नियमों के अन्धपालन के लिए नही । काल परिवर्तन के साथ 
प्माज में भी परिवर्तेन होता है, और तदनुरूप सामाजिक मान्यताएँ एवं आस्थाएँ 
भी बदलती है। इन सब परिवतंनो के साथ साथ नैतिक नियमो मे भी परिवर्तन 
होता है। लम्बे युग से चली श्राई हुई नैतिक मान्यताएँ कभी कभी रूढि मे परिवर्तित 
हो जाती है और परिणाम स्वरूप उनकी प्राण शक्ति समाप्त प्राय हो जाती है। इन 
रूहियो के साथ प्रगतिवादी भावनाओोे का सामजस्य नहीं हो पाता, इसलिए 
समाज में इनके परस्पर संघर्ष से एक विकषंण उत्पन्न होता है। इस प्रकार के सघर्षे 
से बचने के लिए परिस्थिति को प्रधानता देनी पडती है और तदुनुसार नये नेतिक 
नियमों का नियमन करके उनकी सामाजिक प्र तिष्ठाः को शक्ति सम्पस्त बनाता होता 
है । परिस्थिति और समय की माँग के अनुसार व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा के 
लिए नैतिक नियमो में परिवर्तन भ्रावश्यक ही नही, प्रनिवारयं है ; यही तथ्य प्रसाद 
का नीति सम्बन्धी दृष्टिकोण उपस्थित करता है। 

5 प्रक्नाद जी का सम्पूर्ण साहित्य व्यक्ति स्वातन्त्रय की आवाज़ ऊँची उठाता है। 
नारी भी इसका अपवाद नही है। स्वतन्त्रता के अन्तर्गत ही उनके नारी चरित्रो 
का विकास हुआ है | । जो वस्तु स्वतन्त्रता के माध्यम से उपलब्ध होती हो, वही 
मान्य है, प्रसाद इस सिद्धांत को लेकर चले है। उन्होने आज की विवाह सस्थझ्ो का 
अध्ययन प्रस्तुत किया है जो प्राण-हीत, अपने स्वरूप में क्षत-विक्षत श्ौर नैतिकता 
के नाम पर महान आडम्बरपूर्ण विश्वुखलता की सृष्टि कर रही है। विवाह सस्थाओओं 
की इस असफलता से क्षुब्ध, उन्होंने अपनी नारी को स्वतन्त्र प्रेम का अधिकार दिया 
है और वह उनकी दृष्टि से नीति मान्य और समाज स्वीकृत है । वे समाज के बोझ 


को व्यक्ति पर नही डालना चाहते । उनका कहना है कि के ही सामाजिक नियम 
नीति सम्मत हो सकते हैं जो व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा कर सके तथा उसके 
ब्यक्तित्व को विकास की प्रेरणा दे सके । यदि नारी अपने स्वत्व की रक्षा' के लिए 
सम्पूर्ण समाज से विद्रोह मोल लेती है और यदि उसमे पुर्णं निष्ठा की भावना विद्य- 
मात है, तो उसका यह कार्य किसी प्रकार से नीति विरोधी नहीं कहा जा 
सकता । 

लेकिन प्रसाद के कोश मे स्वतन्त्रता का अर्थ उच्छु खलता नही हैं। ऐसा कार्य 
जिससे सामाजिक व्यवस्था का भ्रतिक्रमण होता हो, प्रसाद को मान्य नही है | इसी 
लिए उनके जिस चरित्र ने भी लालसा और महत्वाकाँक्षा के वश्ीभृत हो, स्वतन्त्रता 
के नाम पर उछ खलता का प्रदर्शत किया है, उसे कभी भी परिणाम में झपने किये 


( ३०३ ) 


पर गर्व नही हो सका है। उसे किसी न किसी रूप मे अपने अतिक्रमण के लिए 
पारचाताप करना ही पडा है। दामिनी, अनन्त देवी, छलना, किशोरी, तिष्य रक्षिता 
तथा कमला के चरित्र इस कथन की पुष्टि कर सकने मे समर्थ है। 


कभी कभी नारी को अ्नीति की ओर ले जाने की दिज्ला मे समाज भी 
उत्तरदायी रहा है । प्रसाद ने अ्पने कुछ चरित्रो के माध्यम से इस यथार्थ की झोर 
भी पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है । लेकिन समाज में व्यवस्था और सतुलन 
रखने के आदर्श को लेकर चलते वाले प्रसाद जी ने ऐसे पात्रों को भी, जो अपने 
अनैतिक कर्मो के लिए आशिक रूप से ही उत्तरदायी है, क्षमा नही किया है, और 
उन्हे भी अपने किये पर पाइचाताप कराया है। इस प्रकार नैतिक मान्यताओं के 
क्षेत्र में प्रसाद क्रॉतिकारी भावता को लेकर पूर्ण नैतिक साहस के साथ अ्रवतर्ति हुए 
है जिसका विकास आज के सामाजिक जीवन की एक अपरिहार्य आवश्यकता मानी 
जानी चाहिए। 


सामाजिक स्वरूप--- 


यद्यपि प्रसाद जी के आदर, युग की प्रगति के अनुकूल, उनकी स्वतस्त 
विचारणा के परिणाम थे, बिन्‍तु यदि हमे पाइचात्य विचारक़ो से तुलबा करनी हो, 
तो हम कहेगे कि प्रसाद जी के सामाजिक आदर्श फ्राँस की राज्य-क्राँति के बाद 
प्रतिष्ठित होने वाले समता और स्वतन्त्रता के आदर्शो से मिलते जुलते हैं। फ्राँस के 
विक्टर ह यूगो और इग्लैड के सुप्रसिद्ध समाज-शास्त्री मिल की विचारणा के बहुत 
निकट प्रसाद जी की सामाजिक विचारणा है । इसका कारण मुख्यत. भारतीय परि- 
स्थिति तथा तत्कालीन योरुप की समानता ही है । एक उदार जनसत्तात्मक भावना का 
विकास, और परम्परागत अभिजात्य का विरोध प्रसाद जी के कल्पना-शील, नवोन्मेष- 
शाली साहित्य की आधार भूमि है'। प्रसाद जी ने अपने युग की सामाजिक विचारणा 
झ्औौर उससे पारिभाषित नारी मूल्य का गहरा मनन और चिन्तन किया था। नारी के 
प्रति पुरुष के अन्यायो और उसकी प्रताडित एव उपेक्षित दयनीय अवस्था उनवी श्राखों 
के सम्मुख नाच उठी थी । धर्म के थोथेपन और मिथ्या आडस्बर के निर्मम काटेदार 
तारो में नारी के व्यक्तित्व को बॉधकर पुरुष ने ज॑से नारी जाति के उपकारो का 
बदला चुकाया था | प्रसाद जी ने इसी परम्परागत अन्याय का प्रायदिचित करने के 
हेतु नारी को सामाजिक स्वीक्ृति प्रदान की है। 


प्रसाद साहित्य मे युग की अ्रभिव्यक्ति के अनुकूल, नारी जीवन की विभिन्‍न 
समस्याओो पर विचार प्रकट किए गये हैं। उनमे पुनविवाह, शिक्षा, विधवा-स्थिति, 
वैदयाव॒ति, असमान विवाह, सपत्नीक भावना, सम्बंध विच्छेद, तथा अन्‍्तर्जातीय विवाह 


( २०४ ) 


की समस्याएँ विशेष रूप से ली गई है। उनके उपन्यास और कहानियो मे इन्ही 
समप्यात्रो को लेकर वस्तु-स्थिति को चित्रित करते हुए समाधान के लिए अ्रध्ययन 
और. चिन्तन प्रस्तुत किया गया है। नारी को सामाजिक स्थीकृति दिलाने के क्षेत्र मे 
प्रसाद जी का महत्व इस बात को लेकर विशेष हो जाता है कि उन्होने भारतीय 
वाताव रण, परिस्थिति और सस्क्ृति के अनुकूल ही इन समस्याझ्रो का निदान 
किया है। उनके समय मे पारचात्य लहर का जो तीत्र प्रभाव भारतीय मस्तिष्कि 
मे आन्‍न्दोलित हो रहा था, प्रसाद जी, अपने देश की समस्याश्रोी के समाधान के 
लिए उससे तनिक भी प्रभावित नहीं हुए, सभी स्थानों पर उनका भारतीय स्वर 
ही गँजन करता दिखाई पडता है। 

(पुरुष -नारी जीवन और वर्तमान जगत में विद्यमान सधघर्ष की तह मे 
छिपी शाइवत समस्याओं को प्रसाद की अन्वेषिणी प्रतिभा की अँखो ने उसी खूबी 
के साथ देखा है, जिस खूबी के साथ सूरदास ने बॉलक स्वभाव को एक एक 
बारीकियो को देखा था। और इसीलिए प्रतिक्रिया स्वरूप वे युग की सामाजिक 
नारी भावना मे क़ाति लेकर सामने झ्राए। उन्होने नारी स्वातन्त्रय का शखनाद 
किया तथा उस प्रबुद्ध एव नवचेतना के युग मे नारी के उस स्वातन्श्य का समर्थन 
किया जिससे पुरुष और नारी मे समरसता की स्थापना हो सके तथा दोनों 
एक दूसरे के हितो एवं भ्रधिकारो की रक्षा कर सके । 

इसी प्रसग में प्रसाद जी ने नारी को प्रेम की स्वतन्त्रता देने तथा समाज 
में स्वच्छन्द प्रेम की असम्भावना एवं वेवाहिक सस्था की व्यावसायिकता पर भी 
अपने विचार प्रकट किये है। इस क्षेत्र में उनके सामाजिक विचार क्रान्कारी 
कहे जा सकते है, क्योकि वे उन जजेर परम्पराओो को आदर्श बनाए रखने में 
विद्वास नहीं करते जिनकी उपयोगिता प्रगति के आलोक मे शिथिल और निष्प्राण 
हो गई है । उनके विपरीत वे उन अग्रगरामी विचारो, प्रथाओ और मान्यताशो का 
स्वागत करते हैं जो युगानुकूल जीवन के लिए सिद्ध हो चुकी हैं । प्रसाद जी नियम, 
धर्म, और सस्क्ृति जीवन के लिए मानते है, जीवन उनके लिए नहीं । लेकिन 
उनके इस स्वातन्त्रय आदश का श्र्थ उच्छूखलता नही है । इस विषय को लेकर वें 
हमेशा ही सतुलित रहे हैं। आधुनिक पादचात्य प्रभाव से एक विशिष्ट नारी वर्ग 
में जो दर्पपूलक अह कार भावना का प्रादुर्भाव हो रहा है, प्रसाद जी को वह कभी 
भी मान्य नही रहा। जहाँ नारी बौद्धिक क्षमता से युक्त हो कर अपनी शक्तिमत्ता 
पर अ्रहकार करती हुई पुरुष के समान अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व की उद्घोषणा 

१-शम्भुनाथ पाण्डेय : ध्रव स्वासिनी और प्रसाद, 


(जयशकर प्रसाद . चिन्तन व कला मे सकलित), पष्ठ १६७॥ 
२--राम लाल सिंह : कामायनी अनुशीलन, पृष्ठ (८८ । 


( ३०५ ) 


करती दिखलाई दी है, बरही पर वह प्रसाद के आदश नारी-चरिन्न से नोचे उतर 
प्राती है प्रसाद की दृष्टि मे नारी स्वातन्त्रय जीवन म सामजस्यपृण स्थिति का 
सहायक बन कर ग्राता है, उसमे विषमता और विकषंण उत्पन्त करने के लिए नही । 
नारी स्वातन्त्रय के पीछे प्रसाद जी का यही सामाजिक आादश निहित हे। 


उपयु क्त पत्तियो में नारी शआ्रादर्श' के अन्तर्गत हमने प्रसाद जी के नारी 
सम्बधी दाशनिक, सास्क्ृतिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक तथा सामाजिक आब्रादर्शों का 
परिचय मात्र दिया है, जिसे श्रगले श्रध्यायो की पृष्ठ-भूमि के रूप मे ही समझा जाना 
चाहिए | इस परिचय के आधार पर ही इन विविध श्रादर्शों की विस्तृत विवेचना 
अगले प्रकरणों में स्वतन्त्र रूप से की गई है। यहा पर इन विविध आद्शों की 
समन्वित कल्पना के विषय में थोडा सा कह कर हम इस प्रकरण को समाप्त करेगे । 
समन्वित कल्पना 

, सभी क्षेत्रों मे समन्वय और सामन्‍्जस्य की प्रस्थापता करने वाले प्रसाद ने 

नारी आदर्श -सम्बधी विभिन्‍न पक्षो मे भी सामजस्य का आआ्रादर्श प्रस्तुत किया है । 
सामजस्य उपस्थित करने वाले इन तत्वों मे एक सुव्यवस्थित श्ूखला और परम्परा 
परस्पर जुडी हुई है जो प्रसाद के दूरगामी बौद्धिक विकास और निदिचत पुरोगम एव 
कल्पना का परिचय देती है | इन विभिन्‍न तत्वो का क्रमबद्ध विकास सामाजिक भाव 
भूमि से आरम्भ होकर दाशंनिक स्वरूप मे पूर्ण होता है । 

प्रसद जी नारी की सामाजिक दुराघस्था से क्षुब्ध थे। उन्होने प्रधिकार 
विहीन, भविष्य हीन और दयनीय नारी को पुरुष की क्ररता, श्रन्याय और श्रत्या- 
चारो का शिकार बनते देखा था । नारी की यह शोचनीय स्थिति ही उनकी प्रति- 
क्रिया का कारण बनी और वे नारी स्वतन्त्रता के समर्थक तथा उसके अधिकारों के 
पक्षपाती बनकर साहित्यिक क्षेत्र मे अवतीण हुए । 


इसी सदर्भ मे उन्होने नारी के शिक्षा सम्बधी आदर्श को भी प्रस्तुत किया 
है । उनका विश्वास था कि उच्चतर सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए उनका 
शिक्षित होना आवश्यक है, जिसके झ्रालोक में वह स्वयं अपने विकास-क्षेत्र को 
पहचान कर उसका उपयोग कर सके । इसीलिए शिक्षा विहीन नारी की कंल्पना 
प्रसाद साहित्य मे नहीं की गई है। उनकी नारी सॉस्क्ृतिक आदर्शों की प्रबुद्ध पीठिका 
के रूप मे चित्रित हुई है। प्रसाद जी नारी को देश काल के अनुकूल, गृहस्थी तथा श्रन्य 
उपयोगी क्षेत्रो मे शिक्षित करने के पक्ष मे थे । 

समाज का नियमन एवं सचालन कुछ परम्परागत आाद्शों और मान्यताश्रो 
के ग्राधार पर होता है। कुछ नैतिक नियम होते है जो व्यक्ति के अधिकारु्षेत्र की 
व्याख्या करते हैं, उसका सामाजिक जीवन में निर्देशन करते हैं तथा उसकी सीमाओं 


( ३०६ ) 


को निर्धारित करते हैं। प्रसाद की सामाजिक नारी इन्ही रूडि जर्जर नैतिक नियमों 
की सकीर्णता में ग्राबद्ध और अवश श्रपने व्यक्तित्व का हृ्त-समारोह देख रही थी , 
ग्रत: उसकी स्थिति के विकास के लिये यह आझ्रावश्यक था कि इन परम्परा से चली 
आई हुई श्रस्वस्थ नैतिक मान्यताग्रो के स्थान पर नवीन नैतिक श्रादर्श उपस्थित 
क्रिए जाए और प्रसाद ने भ्रतीत की स्वस्थ और स्वच्छ भारतीय विचारधारा की 
पृष्ठ भूमि मे नवीन नैतिक आ्रादर्शों की प्रतिष्ठा की तथा उसकी वेयक्तिक स्वतन्त्रता 
का आदर्श प्रतिष्ठित किया । इपी प्रसग मे वे नारी मनोविज्ञान का सुक्ष्म अध्ययन 
भी प्रस्तुत करते चले । क्योकि मान्यताश्रों और नियमो का सम्बन्ध, उनकी स्वीकृति 
अथवा अस्वीकृति मानव मनोविज्ञान पर बहुत अशो मे निर्भर होती है । 


प्रसाद ने अपने तारी चरित्रो की स्वतन्त्रता का प्रतिपादन किया। उनको 
सावेजनिक क्षेत्र में स्वीकृति प्रदान की और इस प्रकार से नवीन नेतिक आाद्झों के 
मध्य उनकी स्वतन्त्रता को प्रतिष्ठित किया । नारी के आदद्ा प्रतिष्ठान की यह चेष्टा 
भारतीय सस्कृति, भारतीय इतिहास और भारतीय मान्यताश्रों से सम्पन्त है, इस 
तथूय की पुष्टि के लिये प्रसाद ने भारतीय इतिहास से ली गई सॉस्क्ृतिक नारियों 
क्रो प्रस्तुत किया ) भारतीय सस्क्ृति के परिपादवें में अपने नारी चरित्रों का 
चित्राकन प्रसाद कला की एक उदात्त विशिष्टता है । 


सास्कृतिक स्वरूप मे नारी को पुरुष के समान सभी क्षेत्रो मे स्वीकृति देने 
के बाद उसके स्वरूप को दाह निक पृष्ठभूमि में देखने का प्रयत्न प्रसाद के, ना के 
प्रति, असीम सम्मान भाव को पुष्ट करता है। जहाँ वह कल्याणी, सर्वे मगला और 
पुरुष की मार्ग दशिका, ग्रानन्ददायिनी बन कर अ्रवतरित होती है । 


इस प्रकार से प्रसाद जी ने बडे कौशल के साथ नारी को सामाजिक 
दुरावस्था से ऊपर उठा कर नतिक भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करते हुए उसे समान 


स्वतन्त्रता प्रदान की तथा उसकी परम्परागत हीन भावना को विनष्ट किया | फिर 
सॉस्कृतिक रग-मच पर उसे पुरुष की सहायिका और सहयोगिनी के रूप मे भाग 
लेने का अवसर मिला। यहा वह पुरुष के समान सभी क्षेत्रों में समान कौशल, 
योग्यता ओर बौद्धिक विकास के साथ हृष्टिगत होती है। परन्तु प्रसाद जी नारी 
को पुरुष के समान ही बना कर ही सतुष्ट नही रह गए। दाझ्यनिक भाव क्षेत्र से 
ले जाकर उन्होने नारी को नवीत प्रतिष्ठा प्रदान की, जहा वह लोक रक्षिका और 
पुरुष की मार्ग दर्शिका के रूप से अवतरित हुई और सामाजिक क्षेत्र मे उसके 
साथ अन्याय और अत्याचार करने वाला पुरुष यहाँ दार्शनिक भूमि तक झाते-आते 
जसे उसके सम्मुख तत-शिर हो गया और नारी उसके लिये असीम सम्मान भर 
श्रद्धा की वस्तु बन गईं । वही उसके जीवन की पूर्णता और सार्थकता बन कर जैसे 


( ३०७ ) 


विश्व के वेषम्य में उतकी कल्याण कामना और उसके प्रति मातृत्व-स्नेंह का 
स्वरूप लेकर आई :-- 
तुम अ्जस्र वर्षा सुहाग की 
झौर स्तेह की मधु-रजनी 
चिर अतृप्ति जीवन यदि था तो 
तुम उसमे सनन्‍्तोष बनी (कामायनी पृष्ठ २२६) 
नारी सम्बन्बी विभिन्‍न दृष्टिकोषों का यह क्रम-बद्ध गुम्फन प्रसाद की 


समत्वववादी कल्पता का आदझ्श प्रस्तुत करते हुए उत्की नारी भावना को हिन्दी 
साहित्य में अमरता प्रदाव करता है । 


( ३११ ) 
(भ्र) वस्तु स्थिति, समस्या श्रोर समाधान 


प्रसाद जी ने अपने युग मे परम्परा से चली आ रही सकीर्ण मान्यताश्रो की 
परिधि से झाव॒त नारी जीवन की व्यथा को देखा और उसका अध्ययन किया है। 
उन्होने देखा कि महान्‌ करुणा की पृष्ठभूमि में कराहती हुईं उसकी वस्तु स्थिति-- 
ब्यक्तित्व एव अधिकार विहीत होकर पुरुष की नृशसता का भौज्य बन रही है। 
सामाजिक चेतना के हस अरुणोदय में प्रसाद जी ने अपने साहित्य, विशेषतया 
कहानी तथा उपन्यासो मे नारी स्थिति के सजीव चित्र उपस्थित किये हैं श्लौर उनके 
अस्तित्व की वास्तविकता को पाठको के सम्मुख उपस्थित कर, इस सदर्भ मे, 
मस्तिष्क का उपयोग करने के लिये दिश्षा प्रदान की है। उन्होने सामाजिक विषमता 
के बीच नारी के भ्रधिकार शून्य व्यक्तित्व को देखा है , जहा उसका अस्तित्व केवल 
'पुरुषो की पूंछ' होने तक ही सीमित है। वह “दुबंल भौर अबला है, उसका समाज 
ही ऐसा हैं जहाँ म्रधिकार ञ्रादि के विषय मे सोचने विचारने के लिये कुछ है है 
नही ।” “कोई घमे, कोई समाज स्त्रियों का नहीं है--सब पुरुषों के हैं--स्त्रियों 
का एक धर्म है, वह है श्राघात सहने की क्षमता रखना । दुर्देंव के विधान ने उनवे 
लिये यही पूर्णता बना दी है, यह उनकी रचना है । 'हिन्दुओ के समाज के पार 
दुर्बंल स्त्रियों पर ही शक्ति का उपयोग करने को क्षमता बच रही है और यह 
श्रत्याचार प्रत्येक काल और प्रत्येक देश के मनुष्यों ने किया है। स्त्रियों की निसग' 
कोमल प्रकृति और उनकी रचता इसका कारण है । । 


“ककाल' की ग्ुलेनार के जीवन में प्रसाद जी ने अबला नारी के 
पराकाष्ठा प्रदर्शित की है और तारा के जीवन मे मन के रुदन के लस्बे 
को । गाला के शब्दों में--नारी जाति का निर्माण विधाता की एक भुमलाहट है 
लेखक का कहना है कि पुरुष के लिये नारी सब कुछ बलिदान कर देती है लेब् 


१---ककाल, पृष्ठ १७०, १७२, तथा १७६। 
२--ककाल, पृष्ठ २७५--२७६ । 
३--कंकाल, पृष्ठ २५६ । 


( ३१२ ) 


उसके इस बलिदान का कोई मूल्य नहीं......अपने निर्बेल और अवलम्ब खोजने 
वाले हाथो से यह पुरुष के चरणों को पकड़ती है, और वह सदेव ही इसको 
तिरस्कार घृणा और दुदंशा की भिक्षा से उपकृत करता है । उनकी दृष्टि मे श्राज 
का पुरुष श्रद्धा के उदार, समर्पण को निष्काम उत्सगे न समक कर नारी को 
विवशता और अपना अधिकार मान बैठा है। धर्म के नाम की दुह्ई देकर भारी 
की महत्ता को दबाए रखने की परम्परा सी जेसे उसकी नसो में बह रही है | “ध्रुव 
स्वामिनी” के रामग्रुप्त जैसे सामाजिकों ने नारी को विनोद और उपहार की वस्तु 
समान कर उसकी सहन-श्क्ति श्रौर नैतिक निष्ठा की हसी उडाई है। इस तरह भ्रपनी 
स्थिति मे वह करुणा और दैन्य का अपार भार लिये पुरुष के पुरुषार्थ का प्रहसन 
उपस्थित करती है । । 

प्रसाद जी ने नारी की सामाजिक वस्तु स्थिति को भिन्‍न भिन्‍न वर्गो में भी 
देखा है। 'तितली” की श्याम दुलारी भ्रभिजातीय वर्ग की कट्टर हिन्दू महिला है 
प्रौर स्पशस्पिश पर बुरी तरह विश्वास करती है। शैल द्वारा उनके पैर छुए 
जाने पर उन्हे स्‍्तान करना पडता है। वह यह सहन करने से श्रसमर्थ है कि 
विदेशीय एवं विजातीय शैला उसके पुत्र इन्द्रदेव के साथ रहे । वह सोचती है -- 

अच्छा, ,..... . झ्राज वह मेम की छोकरी भी साथ श्रावेगी। इस 
निर्लेम्जता को कोई ठिकाना है | (पृष्ठ ४१) 

दयाम दुलारी की हो भाँति 'भिखारिन कहानी की निर्मल की माँ भी 
अभिजातीय वर्ग की सम्रान्त महिला है। अ्रध-परम्पराप्नरो पर उसे भी विश्वास है । 
वह भी जाति-पॉति तथा धर्म पुण्य के प्रति निष्ठावान्‌ है। दूसरी ओर इस वर्ग मे 
नारी का सौन्दय्य पुरुष के मनोविनोद का साधन मात्र है, पूजा और आराधना की 
वस्तु नहीं । इरावती' के सम्राद इरावती को रंगशाला में देखना चाहते है' । 
'चूडी वाली के विजय कृष्ण चूडी वाली की भावनाओं से भ्रपनी कुण्ठाप्रो की सहज 
क्रीड़ा का तादात्म्य कराते है। 'बिसाती' कहानी की शीरी के चरित्र मे इस 
अभिजात्य वर्ग की घुटने और विवशता साकार हो उठी है। उसका स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व, कुलीतता के घेरे मे छठपटाता है। “नूरी' की नारी इस कुलीनता की 
दासता से छुटकारा पाना चाहती है। “झ्रुवस्वामिनी' का जीवन इस वर्ग की नारी 
का प्रतिनिधित्व करता है । जहाँ वह सुबर्ण पिजर से अ्रनमयस्क, पशु-सम्पत्ति सी 
समझी जाकर रामगुप्त की कापुरुषता का आखेट मात्र है। जहाँ धर्म के नाम पर 
स्त्री की भ्राज्ञाकारिता की पेज्ञाचिक परीक्षा बलपूर्वक ली जाती है। यहाँ नारी 
को लगता है कि जसे पराधीवता की एक परम्परए सी उसकी नस-तस मे, 
१--अ्रुत स्वाभिनी, पृष्ठ ५३ ९ 
२--इरावती, पृष्ठ ४१ । 


( ३१३ ) 


उसकी चेतना मे न जाने किस युग से घुस गई है' । वह धनियो के प्रमोद 
का कठा-छटा हुआझ्ला सा शोभा वृक्ष -मात्र है । कोई डाली उल्लास से आगे बढी, 
कुतर दी गई । उसका जीवन जेसे जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और प्राभारी' 
होकर किसी के अभिमान-पूर्ण आत्म विज्ञापन का भार ढोते रहने मात्र के 
लिए ही निश्चित हुआ है। 

प्रसाद साहित्य में मध्यवर्गीय नारी का जीवन उदासीनता की 
करुण कहानी के रूप में अभिव्यक्त हुआ है । “परिवर्तन! की मालती जोवन के एक 
छोर से दूसरे छोर तक मलिन छाया का दुख सदेश बविख्ेरती रहती हैं। प्रसाद 
साहित्य मे मध्य वर्गीय जीवन के वर्णन अधिक नहीं मिलखते। सामान्य वर्गीय 
नारी के चित्रांकन मे प्रसाद जी को विशेष सफलता मिली है। इस वर्ग की 
नारी का व्यक्तत्वि अपेक्षा कृत स्वतन्त्र है। वह वासना का भ्राहार बनने की अपेक्षा 
उसका तिरस्कार करते हुए मेहनत मजदूरी करना पसन्द करती है। 'तितली' 
की मलिया में आत्म -सम्मान की अपूर्व भावना निहित है। 'भिखारिन”! की भिखा 
रिन, भिखारिन होते हुए भी प्रात्म प्रतिष्ठा का पल्‍ला नही छोडती । अ्रभिजातीय 
वर्ग की भाति यहाँ भी भ्रध-विश्वास की मात्रा कम नही है ।ककाल' की किशोरी को 
महात्मा के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्त होने का विश्वास होता है। यहाँ भी उसकी आत्मा 
का हनन होता है । धर्म के नाम पर वह भ्रष्ट होती है। 'इरावती'की कालिन्दी मन्दिर 
की परिचारिका के रूप मे पुजारी की वासन्ग-तुप्ति का साधन बनती है। नारी का 
योवन जैसे धन से खरीद लेने की वस्तु है । उसकी असहाय अवस्था का लाभ उठाने 
के लिए धनी समाज सदेव तत्पर है" । वह धातु के कुछ टुकडो पर बिकी हुई हाड 
माँस का समूह-मात्र है, जिसके भीतर एक सूखा हृदय पिड है? । उसका जीवन सुख 
की भूमिका से दूर, दुखो के श्रपार विस्तार मे अवस्थित है। 'विशाख' की चन्द्रलेखा 
जीवन की विडम्बना से हारी है। वह सुख की परिभाषा तक नहीं जानती । 

सखी री, सुख किसको हैं कहते ? 
बीत रहा है जीवन सारा, केवल दुख ही सहते १ (पृष्ठ १३) 

विभिन्‍न वर्गों मे नारी-स्थिति की सामान्य विवेचना के साथ-साथ विभिन्‍न 
परिस्थितियों मे नारी स्थिति का अवलोकन भी आवश्यक हो जाता है। 
१--शअ्रुव स्वामिनी, पृष्ठ ५४ । 
२--चन्द्रग्प्त, पृष्ठ २०५। 
२३--श्षुव स्वामिनी, पृष्ठ र८ । 
४--पाप की पराजय : (प्रतिध्वनि), पृष्ठ २६ । 
२--दुखिया . (प्रतिध्वनि), पृष्ठ ५६ ॥ 
६-“दासी (शआआँधी ), पृष्ठ ५६। देखिए, फिरोजा का चरित्र। 


( ३१४ ) 


प्रसाद जी ते हिन्दू विधवा की दयनीय स्थिति का मासिक अ्रक्त किया है। 'घीसू' 
की बिन्दों का जीवन विडम्बनाओ्रों से पूर्ण, दारुण दुखों की श्रवतारण करता है-- 
'उसका यौवन, रूप रग कुछ नहीं रहा । बच रहा थोडा था पैसा, बड़ा सा पेट 
ग्रौर पहाड से आने वाले दिन ।' 

कंकाल की विधवा रामा पर दुराचार का लॉछन लगता है। ममता' का 
वैव्यध उप्तके सुख पूर्ण जीवन का सम्बल नष्ठ कर देता है। “ग्रामगीत' की रोहिणी 
अपने पतृप्त प्रेम को ग्राम-गीतो मे मुखर करती हुई वेधव्य जीवन की पीडो को 
थपकियाँ देती रहती है। ग्रजातशत्रु की मल्लिका एक स्थाम पर कहती है--“यह 
वैधव्य दुख नारी जाति के लिए कैंता कठोर श्रभिशाप है। यह किसी भी स्त्री को 
अनुसव न करता पडे । इसके साथ-साथ प्रस्थापित सामाजिक मान्यताश्रों की रक्षा 
के निमित्त पिता कुछ दिनो के लिये अभ्रपने घर से भ्रनुपस्थित रही हुई पुत्री को स्थान 
नही देता और सद्ग्ृहस्थ होने के प्रभिमान मे पुत्री को स्वेरिंणी का विशेषण प्रदान 
करता है'। निर्वतता के अभिशाप में पीड़ित तारी का विक्रय होता है । 
परिस्थितियाँ उन्हे नतेंकी और वेश्या बनने पर विवश करती है और केवल इसी 
रूप में वे समाज के मध्य अपने जीवन का निर्वाह कर सकती है। 

प्रसाद जी ने नारी सम्बन्धी सामाजिक जीवन के इस सत्य के उद्घाटन के 
साथ-साथ उनकी समस्याझ्रो पर भी अभ्रपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। 
इस दिद्या मे पुनविवाह, असमान विवाह, वेश्यावृत्ति, सबन्ध-विच्छेद, भ्रन्तर्जातीय 
विवाह तथा शिक्षा प्रचार श्रादि उस काल की सभी प्रमुख समस्याओो को प्रसाद 
साहित्य मे स्थान मिला है । 

पुनविवाह्द को लेकर प्रसाद जी के विचारों मे विकास क्रम की रेखा स्पष्ट 
दिखाई पडती है । ऐसा लगता है कि पहले प्रसाद जी वेधव्य की पवित्रता पर ही 
अधिक विश्वास करते थे । इसीलिए 'प्रेम पथिक' की विधवा पुतली को अपने प्रिय 
किशोर के शरीर की श्रपेक्षा हृदय मात्र से मिलने की ग्रायोजना की गई है। यहाँ 
प्रेम की एक निष्ठा की रक्षा के निमित्त व्यावहारिक विवाह की श्रपेक्षा आत्मिक 
मिलन को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। परन्तु विजया” से विधवा सुन्दरी कमल 
को प्राप्त कर लेती है। चित्तौर उद्धार में भी विधवा-विवाह को स्वीकृति प्राप्त 


१--घीसू : आँधी, पृष्ठ ७२ । 
२--श्रजातशत्रु, पृष्ठ ८5२ । 
' ३--ककाल, पृष्ठ ३६। 
४--ककाल, पृष्ठ ३४ । 
५--आँधी' में समग्रहीत कहानी । 
६--छाया' मे सग्रहीत । 


( ३१५ ) 


हुई है। उनकी इस भावना का उत्वष॑ं प्रुव-रवामिनी मे लक्षित होता है । जब पति, 
पति के कत्त व्यो को पृर्ण कर सक्ने मे ऋसमथ हो, :साद ने, यहा आकर, तब नारी 
को पुनविवाह का अधिकार दिया है। इस विषय पर प्रसाद पुरोहित के स्वर से 
घोषणा करते हैं--'धर्म का उद्देश्य इस तरह पद-दल्ति नही किया जा सक्ता। 
माता ओर पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से नहीं टूट 
सकते, पर यह सम्बन्ध उन प्रमाणों से भी दिद्वीन है... .. यह रामउप्त मृत ओर 
प्रत्राजित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पदित और कर्मो से राज 
किल्विषी क्लीव है । ऐसी अवस्था मे रामग्ुप्त का ध्रुवरबाम्नी पर बेई ऋध्वार 
नही । 

असमान विवाह के दुष्परिणाम भी प्रसाद जी से दृष्टि-व्मुख नहीं हुए हैं । 
उनकी दृष्टि मे मैत्कि मर्यादा वी मान प्रत्प्टा के र्ये यह आवश्यक है क्ि पति- 
पत्नी मे शारीरिक समानता हो। 'जनभेज्य का नाग्यज्ञ' की दाम्नी अपने वृद्ध 
पति वेद से सन्तुष्ट नही हो पाती ॥ फलस्वरूप अपनी निसमं-प्रवृत्ति को तृप्त करने 
की आशा से वह युवा शिष्य उतक की ओर आक्ष्ति होती है। वह यौवन की 
मदिर आर्काँक्षाओ से उन्मत्त, व्थिय वासना की मृग तठष्णा में पथ अ्रष्ट हो ६घर- 
उधर भटकती फिरती है । इससे व्यत्तिगत एव सामाजिक दोनो प्रकार के क्षेत्रों मे 
अ्रसतुलन उतपन्‍न होता है। एक और नेतिक मर्यादा का हनन होता है, दूसरी श्रोर 
सामाजिक परम्पराशञ्रो की जजेरता लक्षित होती है। अस्भमान व्विह की असपलता 
की ओर लक्ष्य करते हुए प्रसाद जी स्वतन्त्र चुनाव तथा रव्यवर आदि को माच्यताञ 
को प्रस्थापित नहीं किया चाहते है। प्रसाद का विश्वास है कि स्त्री-पुस्ष में 
समभोते की परम आवश्यकता है और वही विवाह का रूप ले सक्ता है। इसी 
सदर्भ मे उन्होने सम्बन्ध-विच्छेद के अश्न को भी उठाया है। वया नारी के 
लिए प्रेम की एकनिष्ठा का अर्थ जीवन भर पुरुष की पाशविकता, भत्त्याचारों और 
ऋरताओ को सहते रहना ही है ? प्रसाद का उत्तर है-- नही। जहाँ पुरुष अपने 
झधिकार क्षेत्र के मद में उन्मत्त, नारी को वैयक्तिक स्वतन्त्रता का मूल्य और महत्व 
नही मानना चाहता, विपत्ति-काल में उसवी रक्षा नही कर सकता, उसके प्रति 
झपने कत्तं व्य का निर्वाह नही कर पाता, वहाँ वह उसका पति कहलाने का 
ग्रधिकारी नही है। प्रसाद ने ऐसी अवस्था मे नारी को सम्बन्ध विच्छेद का अधिकार 
दिया है। श्रुव स्वाभिनो ऐसी ही नारी है जो पति के प्रेम से वचित है। श्रेमी तक 
पहुँचने में असहाय है | जो अच्त.पुर की दीवारों के भीतर बन्दी है, फिर भी वह 
साम्राज्ञी कही जाती है। रामगुप्त--उसका पति--उसे उपहार की वस्तु समभता 
है जो आवश्यकता पड़ने पर किसी को भी दी जा सकंती है। किन्तु झ्ुव स्वामिनी 
का नारीत्व अन्यायो का आधघांत सहते-सहते अन्त मे विस्फोट कर उट्ता है। उसके 


( ३१६ ) 


व्यक्तित्व में लेखक ते नारी-तत्व का ओजपूर्ण प्रतिपादन किया है। यहाँ '्रुव 
स्वाभिती' का लेखक यह बतला देता चाहता है कि स्त्रियाँ पुरुष की सम्पत्ति नही 
है । वह दामपत्य-सम्बन्ध को सहज ही ढुकरा देने वाली वस्तु वही मानता, किन्तु 
पुरुष यदि शब्तते उत्त दायित्व को भूल जाए, माँगी हुई शरण न दे, स्वेच्छाबार करे 
तो ग्रापत्तिकाल में स्त्रियाँ श्रुव स्वामिनी की भाँति अपना पथ निश्चित कर सकती 
है । इामात्य जीरव की सकता पूर्वक चनाते के लिये पति ओर पत्नी दोतो का 
एक दूसरे के प्रति एकनिष्ठ होना ग्रावश्यक है। जिस प्रकार पति पत्नी से एकनिष्ठ 
होते ही माग कर क्षकता है, ठोक उस्ती प्रक्रार पत्नी भी पति से यदी अपेक्षा कर 
सकी है। कहान! का बायब लतिका को पाकर भी यमुता और घटी की ओर 
प्राकषित होता है| परिणाम स्वरूप सधर्य की पीठिका निर्मित होती है और दोनो 
में सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । 

प्रधाद जी ने जातिवाद की सह्ीर्गता में पिधती हुई मानवीय भावनाग्रों का 
करुग क्रत्दन देवा था। सामाजिक-नक्षेत्र मे अ्रत्तर्जातीय विवाह निषिद्ध थे। ऐसे 
विवाहियों के अति समाज के पाप्त उपेज्ञा और घृणा ही थी। सामाजिक अनुशासन 
की इस अर्गता को तोडता सहन ने था। स्वय प्रध्ाद जी 'मी अपनी पूर्व कृतियों में 
इतता साहब भह्ठी ऋर सहे थे कि ग्रस्तर्जातीय विवाह का खुना समेत कर सकें। 
तदह-तुगाविती! (छा4) में तायक लाथिक को कलकत्ता से ढ॒ठा कर सबसे दूर 
घिलोव ले जाया जाता है, जहाँ उनके विवाह पर व्यग्यः बाणों की वर्षा करने के 
लिये प्रमाज नहीं आएगा। लेकित वहाँ भी मंदत और मृणालिती का विवाह 
समारोह, एक दूसरे के प्रति अधीम प्रेम दोते हुए भी, पूर्ण न हो सका, श्रौर सदन, 
सृणालितों को सिलोन में ही उसके माता-पिता के पास छोड़ कर एक दिन भारत 
लौट झाया । उसकी इस विवदता में जातिवाद का प्रश्न ही प्रमुख था। परल्तु, 
अपनी उत्तर कृतियों से प्रसाद जी ने धीरे-धीरे श्रपने साहस का परिचय दिया हैं। 
जनमेजयव का तागयरज्ञ में यादवी सरमा वाग का परिणय ग्रहण करती है। जनमेजय 
मणिमाला के साथ प्राबद्ध होता है । किन्तु इन विवाहों की पृष्ठ भूमि में स्वतन्त्र प्रेम 
की वकालत नही की गई है, बल्कि दो परस्पर विरोची जातियों मे एकता एवं मैत्री 
स्थापवा के प्रादर्श को लेकर ही ये विवाह-व्यापार रचे गए हैं। चन्द्रग॒ुप्त और 
कार्नेलिया का विवाह दो सस्कृृतियों के सम्मिलत के महान आदेश को लेकर 
आयोजित हुप्रा है। साय ही अच्तर्जातीय विवाहों की आयोजता में प्रेम-भावता को 
भी स्वीकृति पढने उहचे यही प्रदात की गई है। आगे चलकर “कंकाल में मंगल 
और गाना का वित्राह शुद्ध प्रेम पर आधारित है। 'तितली” के इच्धदेव शैला को भी 
इसी प्रसार से अपनाते हैं। यहाँ तक झति-पआ्राते प्रधाद जी प्यार करने की स्वतत्वता 


( ३१७ ) 


पर विश्वास करने लगे हैं श्रोर अन्दर्जातीय विवाहो की प्रष्टि के लिये उ्म्हे जो 
जांतीय हित या सॉस्डरतिक आदर्श की आड हेनी पड़ी था, उरुकी झआावद्य्क्ता भी 
झब नही रह जाती हैं । 
उपर्यूक्त समस्याश्रो और समाधानों के साथ-साथ प्रसाद जी के साम!जिक 
झध्ययन का एक और मुख्य विषय है, वेश्यावृत्ति। इस प्रथा से प्रसाद जी सबसे 
झधिक पीड़ित है। उन्होने इस वर्ग के प्रति अपनी महान्‌ करणा झअश्व्यत्त की है। 
नारी के प्रति उनके मन मे सम्मान-भादना का अत्दिय भडार है ६ एक स्थान प्र 
कंकाल! के मगल के मुख से वह कहते है-- परन्तु मैं तो आज तक यही नहीं समझा 
कि सुन्दरी स्त्रियाँ क्यो वेश्या बने । ससार का सबसे सुन्दर जीवन वंयो रूब्से बुरा 
काम करे । (पृष्ठ ३१) पुरुष ने स्वय अपनी वासना की तृप्ति के लिये वेश्यावृति का 
झाविष्कार किया । भ्रगणित महिलाओं से माँ और बहिन बचने का ऋध्वितर छीन 
लिया । उल्टे उन्हे दुराचारिणी भी घोषित क्या। नारी का इससे बडा दुर्भाग्य 
झौर क्या हो सकता है। प्रसाद ने ऐसी, समाज द्वारा पतिता नारी मे भी एकरिष्ठा 
झौर सत्य प्रेम की प्रतिष्ठा की है। “अजातशन्रु मे द्यामा विरुद्धक से कहती है-- 
“क्या तुम मनुष्य नही हो । श्रान्तरिक प्रेम की शीतलता ने तुम्हे कभी स्पशें नही 
किया ? जीवन की कृत्रिमता मे दिन-रात प्रेम का वानिज करते-क्रते कया ,प्राकृतिक 
स्नेह का स्रोत एक बार ही सूख जाता है। क्या वार-ब्लासिती प्रेम करना नही 
जानती ।' (पृष्ठ ७२) । प्रसाद जी का दावा है कि ऐसी मह्लिओ वे भी रन है, 
झौर वे सम्मानित सामाजिक बन कर रहना चाहती है। चूडोवाली” बारविलारिनी 
होते हुए भी व्जिय कृष्ण के प्रति एक निष्ठ है। 'सालवंती के मन वा कोना 
सवेदनशीलता से भीगा हुआ है । वह अपनी परवशता के मध्य बुलबघुओ के व्यन्य 
वाण सहन करती है। उसका अच्तर रो उठता है, जब उससे यह कहा जाता है-- 
'तुने वेश्यावृत्ति के पाप का आ्राविष्कार किया है। तू वुल-पृत्रों के वन की 
दावास्नि की प्रथम चिनगारी है। तेरा मुँह देखने से भी पाप है। (इन्द्रजाल, 
पृष्ठ १४७) 
प्रसाद जी ने इस समस्‍या के समाधान हेतु समाज के कुल-पुत्रो से भागे 
झाकर समाज द्वारा प्रताडित इन महिलाओ को पत्नी रूप मे स्वीकार करने को 
झपेक्षा की है। जिस राष्ट्र मे जिस वृत्ति को प्रोत्साहन मिला है, राष्ट्र का कत्त व्य 
है कि उसकी सृव्यवस्था भी करे। प्रसाद जी कौसाये, शील शोर सदाचार खण्डिता 
इन ग्राणियों के लिये विवाह का विधान बतलाते है और उनका कहना है कि इस 
समस्या का निराकरण केवल इस प्रकार से ही हो सकता है। वेध्यादृत्ति के ल्वथि 
उन्होने कभी भी नारी को दोषी नही ठहराया है । एक स्थान पर वे कहते हैं-- सब 


( रेशृ८ ) 


वेश्याग्ं को देखो --उनमे कितनों के मुख सरल हैं, उनकी भोली भाली अंद़ें 
रो-रो कर कहती हैं, मुझे पीउइ-पीठ कर चबजता सिखलाई गई है'। समाज के इसने 


पत्ित प्राणियों छे प्रति प्रमाद जी क्षी सहानुभूति का उद्रेक प्रबल रूप से निःसृत 
हुआ है । 


सामाजिक चेतना के प्रहर मे प्रसाद जी नारी-प्रमाज, विशेषतया मध्यवर्यीय 
नारी समाज में व्यापक अविद्या के अवकार को हष्टि ओकल नहीं कर सके है' 
ककाल' में मगल की प्रेरणा से माला ग्राम्य बाकिकाप्रों को पढाने का भार ग्रहण ' 
कस्ती है । प्रताद जी का विश्वास है कि यदि घरो के भीतर अभ्रधकार को समूल 
नष्ट करना है तो महिलाश्रो को शिक्षित होना पडेगा, जिससे वे भी विस्तृत 
सपाज में अरे अ्र.वकारो का प्रयोग कर सक्रें। लतिका नारी शिक्षा के लिये 
सेध्त दात दे देती है जिनसे शिक्षा के साथ वे इस योग्य बनाई जाएगी कि घसे 
में, पर्ों मे, दीवारों के भीतर नारी जाति के सुक्, स्वास्थ्य प्रौर संयतत स्वतन्त्रता 
की घोषणा करें, उत्हें पहुवता पडुआड, जोवल के अुझत्रों ते अवगत करें । उनमे 
उन्नति, सहानुभूति, क्रियात्मक प्रेरणा का प्रकाश फैलाए'। 


प्रसाद जी ने अपने युग की इन विद्िष्ठ समस्याओ्रो के साथ-साथ कुछ गौण 
समस्याप्रो पर भी प्रसगवश प्रकाश डाला है। उन्होंने बहु-विवाह ग्रौर वृद्ध-विवाह 
का विरोब किया है। उतकी लेखवी से व्यावसायिक विवाह की भावना पर कुठारा- 
वात हुआ है। सपत्ती समस्या भी, जो प्रसिज्ातीय वर्ग मे विशेष रूप से अ्रवस्थित 
है, उनकी विन्तना का विषय बनी है। “श्र जातशत्रु में छलना और वासवी तथा 
स्कन्द गुप्त की देवकी और अनन्त देवी का परस्पर सधर्ष बताकर उन्होंने एक 
विवाह की मान्यता प्रतिष्ठित करनी चाही है। निम्त वर्गीय महिलाशों की आभूषण 
प्रियता तथा उसके दुष्परिणामो पर उनकी हृष्टि गई है। प्रेम के क्षेत्र में जाति 
प्रथा की समस्या का खण्डन करके उन्होंने भ्रभिजातीय वर्ग के युवक को निम्न, वर्ग 
की बारी से प्रेम-विवाह करने की सुविधा दी है' । 

इस भ्रकार प्रसाद जी ने उत सभी सामाजिक समस्याओं का स्पर्श किया है 
जो तत्कालीव समाज सुधारकों के सम्मुख उपस्थित थी। और इस दिशा में उत्तके 
साहित्यिक समाधान भी समाज सुधारकों की विचारधारा के समान ही समस्याओ्रो 
का निदान खोजते हैं, 
१--कंकाल, पृष्ठ २०८ | 
२--ककाल, पृष्ठ २८२ । 
३--नौरा, आँधी, पृष्ठ १०० । 


( ३१६ |, 


(ब) आदशें -- 

उपर्युक्त विवेचना के अ्रन्तगंत प्रसाद जी द्वारा उठाई गई नारी सम्बन्धी 

भस्याओ्रो को लिया गया है। समाज मे नारी स्थिति सम्बन्धी क्या आदश होना 

चाहिए, प्रसाद जी न इस प्रइन पर विदद व्याख्या प्रस्तुत की है। इस विषय को 
लेकर प्रसाद जी की विचार धारा मे विकास हम्मा है, लेकिन इस विकास ,क्रम मे 
कोई व्यवधान लक्षित नहीं होता । प्रसाद का साहित्य नारी-स्वांतन्त्रथ की 
उद घोषणा करता है । वह भारतीय जीवन की उन रूढि-जर्जर परस्पराओ, झादशों 
और मान्यताओो 2 अ छ्ाराघात करता है, जिसने सामाजिक प्रगति का पथ, 
प्रवरुद्ध कर रखा है नाटको को राष्ट्रीय भाव-भूमि प्रदान करते हुए उन्होने 
नारी के क्षेत्र-विस्तार की वकालत की है। विजया, कार्नेलिया, अलका, मल्लिका 
ग्रादि जीवन के व्यापक क्षत्र मे अपने कत्तंव्य का निर्वाह ऋरती है। राष्ट्रीण 
उद्बोधन मे वे पुरुष की सहचरी बन कर ग्रवतीर्ण होती है। उनकी . सकीणें 
सीमाग्रो की शूखला टूट जाती है और वे अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकने में 
दत्तचित्त हो, राष्ट्रीय योजना श्रो मे भाग लेती दिखाई पडती है। इस प्रकार प्रसाद 
साहित्य मे "नारी को हम ये के बाहर राजसभा में उपस्थित देखते है । स्वछन्दता 
से वह अपना मत भी प्रकट करती है। अवस्था और परिस्थिति के श्रनुसार हम 
उसे युद्ध-क्षेत्र मे भी उपस्थ्ति पाते हैं। उसे विद्रोह के लिये अग्रसर देखते हैं । 
विद्रोह का नेतृत्व करते पाते हैं” * * उपर्युक्त महिलाओो के रूप मे “यही कहने 
का प्रयत्न किया गया है कि नारी घर के बाहर भी पुरुष के समान ही हर काम को 
करने की क्षमता रखती है और हर काम करती रही है । 

सामाजिक जीवन में ही नही, पारिवारिक-क्षेत्र मे भी प्रसाद जी नारी के 
स्वृतन्त्र व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करते है। उनका कहना है कि पत्नी पति की दासी 
नही, सहचरी और सहयोगिनी है । 'जनमेजय का नाग यज्ञ' में वासुकी दशरप्रा से 
पूछता है--क्या पति होने के कारण तुम पर मेरा कुछ भी अधिकार नहीं है ?' 
तब सरमा उत्तर देती है-- 

आप को और सब अधिकार है पर मेरी सहज स्वतन्त्रता के अपहरण 
करने का नही “मैं आपके साथ चलूंगी, पर अपमानित होने के लिये नही ।' 
(पृष्ठ ३६) 

प्रसाद जी को धारणा थी कि कला, सौन्दर्य और नारी का अपमान ही 
मानवता को विनाश की ओर ले जाता है । भ्रत मानवता की रक्षा के लिये यह 
आवश्यक है कि नारी का सम्मान करना सीखा जाए। और उसे सम्मान देने से 
१--परमेश्वरी लाल गुप्त . प्रसाद के नाटक, पृष्ठ ११६॥। 


( ३२० ) 


पूर्व उसे स्वतन्त्रता देना आ्रावश्यक है। “कामायनी' में श्रद्धा भोौर इडा दोनों क। 
स्वतन्त्र गति एवं प्रेम द्वारा नारी-स्वातन्त्रय-प्रान्दोलचस का वह समर्थन करते हैं। वह 
नारी-स्वातन्त्रय-समस्या के विषय मे प० जवाहर लाल नेहरू के निम्नलिखित मत 
से पूर्ण सहमत थे-- 'हमारे देश की रचना का बुनियादी पत्थर स्त्री-स्वातन्त्रय होना 
चाहिए और उसी आधार पर समाज का निर्माण होना चाहिए, क्योकि हमारे 
समाज की इमारत को नीव नारी देती है । 

'प्रसाद जी का समस्त साहित्य स्व की अनुभूति जागृत करने का महत्‌ 
(पर साथ ही सरस) प्रयत्न है। परन्तु इस स्व का श्रर्थ प्रसाद जी के कोश मे 
“थअ्रह” नही है | प्रसाद जी ते तारी स्वातन्त्रय-आ्रान्दोलन का जोरदार समर्थन किया 
है, ठीक है । यह भी ठीक है कि वह उसे राष्ट्रीय, सामाजिक एवं सॉस्क्ृतिक सभी 
क्षेत्रो मे समान अधिकार देने के पक्ष मे रहे है। परन्तु इसका अ्र्थ यह नही हो 
जाता कि नारी अश्रपनी मूल प्रवृत्तियो को भुला कर केवल श्रधिकार प्राप्ति की 
श्राकाँक्षा से पुरुष वर्ग के साथ निरथंक और परिणाम मे अहितकर होड करती हुई 
सामाजिक भावभूमि में श्रसन्तुलन ओर वेष्म्य की अ्वतारणा करे। अपने परवर्ती 
नाटक अजातशत्रु' मे कह आए हैं--/विश्व भर मे सब कर्म सब के लिये नही है। 
इसमे कुछ विभाग हैं अवश्य ।. ..मनुष्य कठोर परिश्रम करके. जीवन सग्राम मे प्रकृति 
पर यथादक्ति अधिकार करके भी एक शासन चाहता है, जो उसके जीवन का परम 
ध्येय है, उसका एक शीतल विश्राम है और वह स्नेह-सेवा-करुणा की मूर्ति तथा 
सान्तवना के अभय व रद हस्त का भ्राश्रय, मानव समाज की सारी वृत्तियों की कुन्जी, 
विश्व शासन की एक मात्र अधिकारिणी, प्रकृतिस्वरूपा स्त्रियों के सदाचारपूर्ण 
स्नेह का शासन है । क्योकि स्त्रियों के संगठन मे, उनके शारीरिक एवं प्राकृतिक 
विकास में ही एक परिवतंन है जो स्पष्ट बतलाता है कि वे शासन कर सकती है, 
किन्तु श्रपने हृदय पर । वे श्रधिकार जमा सकती है उन्त मनुष्यो पर--जिन्‍्हो ने 
का विश्व पर अ्रधिकार किया हो...तब उन्हे दुरभि-सधि की क्‍या आ्रावश्यकता 

। 

उनकी इसी भावना का विकास “तितली” में हुआ है। 'तितली” की मूल 
समस्या नारी के अधिकार-क्षेत्र को लेकर चलती है| इसमे उनके चिन्तन का विषय 
है कि क्या 'नारी-जीवन की सार्थकता अपना एक स्वतन्त्र व्यत्तिगत बनाए रखकर 
पारिवारिक जीवन की उपेक्षा करते हुए, समाज सेवा का व्रत धारण करने में है 
१”रामलाल सिंह (कामायनी अनुशीलन), पृष्ठ १९८ पर उत्कचित । 
२--अजातशन्नु, पृष्ठ १२५ । 
३-वही, पृष्ठ १२४। 


( ३२१ ) 


भ्रथवा गृहस्थी के भीतर अपने प्रेम और श्रद्धा के केन्द्र पति के प्रति अपने कत्तेंव्यो 
का पालन करते हुए समाज के रक्षण, निर्माण और विकास के योग देने मे । 

प्रसाद जी ने शैला और तितली के चरित्रो के माध्यम से इस समस्या का 
का उद्घाटन किया हैँ | शैला पादइचात्य आंदर्शों की पीठिका मे अपने जीवन दर्शन का 
निर्माण किया चाहती है । वह इन्द्रदेव के भ्राश्नय मे रहती हैं । एक प्रकार से वह 
इन्द्र देव की दया पर निर्भर हैं । फिर भी वह सोचती हँं--'नहीं, समाज का सगठन 
ही ऐसा है कि प्रत्येक प्राणी को धन की ग्रावश्यक्ता हैं । इधर स्त्री को स्वावलम्बन 
से जब पुरुष लोग हटा कर उनके भाव और अभाव का दायित्व अपने हाथ मे ले लेते 
है, तब धन को छोड कर उनका क्या सहारा है ।' (तितली, पु० २००) 

वह भ्रपना पृथक व्यक्तित्व बनाए रखने की चेष्टा मे काम करके धन कमाना 
चाहती हैं । उसमे उस महान समपेरा भावना का अ्रभाव है जो भारतीय नारी की 
अपनी विशेषता हे । प्रसाद जी ने शला के चरित्र मे पाव्चात्य आद्शों की श्रपूणंता 
और अव्यावहारिकता की ओर सकेत किया हे । शैला काम करके भी सुखी नही है । 
पत्नी बन कर भी इन्द्रदेव के प्रति उसकी निष्ठा पूरं रूप से मुखरित नहीं हो पाती 
है। वह बार-बार बाथम की शोर भुकती है। उसकी यह भावना उसे पारचात्य जीवन 
की देन है । इस प्रकार शला अपने व्यक्तित्व का विलय कर सकने मे अ्रसमर्थ है। 
दूसरी ओर अपनी सम्पूर्ण उदात्तता एवं कतंव्य निष्ठा को लिए हुए तितली की चरित्र 
रघ्मिया विकीर्ण होती है | उसमे प्रेम की एकनिष्ठा है। सुगहिणी का आदर्श है। 
वह अपने पति पर पूर्ण समर्पित और विश्वासी हे तथा उसमे जीवन की 
विभीषिकाझ्ो का सामना करने की अपूर्व क्षमता हैं । वह भी सामाजिक कतेंव्य को 
पूरा करती हूँ। ग्राम्य बालिकाओं के लिए पाठशाला का आयोजन उसी 
के द्वारा होता है। ससार भर के परम अछुत, समाज की निर्दय महत्ता के 
काल्पनिक दम्भ का निर्देशन, छिपा कर उत्पन्न किये जाने योग्य सृक्ष्टि के बहुमुल्य 
प्राणी, जिन्हे उनकी माताए भी छूने मे पाप समझती हैं; व्यभिचार की सन्‍्तान--ये 
सब बालक उसके यहाँ प्राश्रय प्राप्त करते है । वास्तव मे तितली लोक सेघिका और 
लोक सरक्षिका के रूप मे अवतरित होती है । लेकिन लोक के प्रति अपने कर्तव्य की 
भावना के विस्तार मे उसने अपनी गृहस्थी को, अपने मधबन को और शअ्रपने पत्नौ 
रूप को नही भुला दिया है। यही उसकी महानता है और इसी बिन्दु पर वह हौैला से 
कई गुना ऊँची उठ जाती है। श्रपने व्यक्तित्व और चरित्र के माध्यम से वह यह स्पष्ट 
कर देती है कि भारतीय समाज मे नारी जीवन का मूल्य असीम त्याग की भावना मे 
अ्रवस्थित है । 

इस प्रकार प्रसादजी ने इस प्रदन को कि नारी का सही स्थान कहाँ है, उसके 
अधिकार और कर्ततव्यो के क्षेत्र और उनकी सीमा रेखा किस प्रकार निर्दिष्ट हो सकती 
है, 'तितली' की नायिकाओो के माध्यम से हल करने को सफल चेब्टा की है । उनके 


( ३२२ ) 


अनुसार नारी का सबसे पहला और आवश्यक स्वरूप पारिवारिक जीवन के भीतर ही 
विकसित होना चाहिए ! होला ने पारिवारिक जीवन के पथ से विपथ होकर क्या 
पाया ? जीवन भर अशान्ति और विकर्षण । प्रप्नादजी ने नन्‍द रानी के मुख से 
नारी के अधिकार क्षेत्र को व्याख्या दी है--'मैं तो जानती हू कि स्त्री, स्त्री ही 
रहेगी । कठिन पीडा से उद्विग्न होकर भ्राज का स्त्री-समाज जो करने जा रहा है, 
क्या वह वास्तविक है ।' तितली के शब्दों मे भी 'हिन्दू स्त्री का श्रद्धापूर्ण समर्पण 
उसकी श्रद्धा का प्राण है ।' 


परन्तु प्रसादजी की मान्यता है कि यदि नारी पारिवारिक जीवन को प्राथ- 
मिकता देकर अपना स्थान निर्दिष्ट कर ले, तभी उसका जीवन सफल और उचन्चत बन 
सकता है और तभी वह अपने सामाजिक कर्तव्यों के प्रति भी समुचित न्याय कर 
सकती है । अन्यथा, स्वतन्त्र बन।ये रखने की मृग-सरीचिका में वह आ्रात्मिक ग्रशान्ति 
की तृषा से सदेव ही व्याकुल ह ती रहेगी । 
इसी प्रसग में प्रसादजी के, श्राधुनिक नारी मे बल प्राप्त करती हुई अधिकार 
भावना विषयक विचारों को भी देख लेना चाहिये । हम ऊपर कह आए है कि 
2 ने नारी को सामाजिक स्वतन्त्रता देने के पक्ष मे जोरदार वकालत वी है । 
किन जहा नारी अपनी निसर्ग कत्तंव्य-भावना को भूलकर समानाधिकार की प्रति- 
इन्द्विता को ले, महत्ता प्राप्त करने की आकाक्षा से प्रकट हुई है, वहा प्रसादजी ने उसे 
अपनी सहानुभूति प्रदान नही की है । बल्कि जीवन को विभीषिका मे उसे उलभा कर 
सोचने के लिये विवश कर दिया है कि अ्रधिकार प्राप्ति श्लरौर महत्वाकाक्षा पूति का 
उसका यह पथ उसके लिए श्र यस्कर नही है । नारी को वास्तविक महानता उसके 
नारी रूप में है, पुरुष रूप मे नही | इस प्रकार 'जहाँ रूप और सौन्दर्य से गविता 
नारी अपने जीवन की स्वाभाविक जान्ति को छोडकर, घर की उपेक्षा कर, सामाजिक 
क्षेत्र मे पुरुष से स्पर्धा कर महत्वाकाक्षाश्रो का शिकार बनती हुई अपने लिये हो 
धूमकेतु बन जाती है, वहा प्रसादजी की करुणा आँसू बहती हुई!” उस अ्रभागिन को 
उसके भविष्य के प्रति सचेत कर देती है । झभजातशत्रु की 'मागधी! (वह्यामा) में 
स्वतन्त्र वैयक्तिता की भयकर कामना है। जीवन' के थपेड़ो से चोट खाती हुई वह 
प्रन्त मे गौतम के सम्मुख नत हो जाती है। शक्तिमती नारी की श्रपेक्षा पुरुष अधिक 
है । वह अबलाओो की रोदनशील प्रकृति लेकर भाग्य के भरोसे बेठ रहने की श्रपेक्षा 
प्रतिशोध के लिये कटिबद्ध होती है । वह स्पष्ट रूप से समानाधिकार की बात कहती 
है-- यदि पुरुष इत कामो को कर सकता है तो स्त्रिया क्‍यों न करे । क्या उन्हें 
भ्रन्त करण नही है ” क्या स्त्रिया अपना कुछ अस्तित्व नही रखती । क्या उनका जन्म- 
सिद्ध कोई अधिकार नही है ॥** 


टकाब्मं लक न कललेनन -िननआ फंल-क अननाम लक 





'सिव्लाइमना)न#मा 3 सपामतामनलाकनडाममननर, 


१- इन्द्रनाथ मदान जयशकर प्रसाद : चिन्तन व कला, पृ० १६५।॥ - 
२- अजातशत्रु, पृ० १२३-१२४। 


( रेरई ) 


परन्तु इस भ्रविकार के तेज से तप्त नारी को नारीत्व की साकार प्रतिमा 
मल्लिका के मम्मुख क्षमा-याचना ही करती पड़ी है-- 


वह मेरी भूल थी देवि ! क्षमा करना | वह बरबंरता का उद्रेक था--पाशव 
वृत्ति की उत्त जना थी।?' 
“कामना नाटक में भी कामना के रूप मे अतृप्त और गसतोषी नारी का चरित्र 
उपस्थित किया गया है । जो सतोष को छोड कर विलास की ओर अग्रसर होती है । 
और फूलो का देश उच्छ खलता की क्रीडा-स्थली में परिवर्तित हो जाता है । 


इसी वर्ग की दूस ) नारी 'स्कन्दगुप्त विक्रम;दित्य' की अनन्त देवी है। जिसके 

चरित्र मे आधुनिक नारी की बढती हुई दर्प भावना अभिव्यक्त हुई है । वितली की 
माधुरी भी प्रभुत्व की आकाक्षिनी है । इच्द्रदेव के उसके प्रति विचार दुष्टव्य है-- 
“वह मुभसे स्तेह ओर सात्वता की आशा करने वाली निरोह प्राणी नहों रह गई है, 
वह तो अपने लिये एक दृढ भूमिका चाहती है, ओर चांहती है मेरा पतन, मुभी से 
विरोध, मेरी प्रतिद्वन्द्विता । तब तो हृदय व्ययित हो जाता है । यह सब क्यो ? 
झायथिक सुविधा के लिए । * प्रभुत्व का नशा, ओह, कितना मादक है। मैने थोडो- 
सी पी है । किन्तु मेरे घर की स्त्रियाँ तो इस एकाधिकार के वातावरण मे मुझसे 
भी अधिक । सम्मिलित कुटुम्ब कैसे चल सकता है ।*' 

प्रसाद ने आधुनिक नारी की इस अधिकार भावना पर व्यग्य भी प्रस्तुत किये 
हैं। 'कामना' मे प्रमदा दम्भ से कहती है - स्त्री पुर॒ुषो की दासता में जकड गई है, 
क्योकि उन्हे ही सुबर्ण की अधिक आवश्यकता है। आशभूषरण उन्ही के लिये है। मैंने 
स्त्रियों की स्वतन्त्रता का मन्दिर खोल दिया है । यहाँ वे नवीन वेशभूषा से अद्भुत 
लावण्य का सृजन करेगी । पुरुष स्वयं उनके अनुगत होगे । मै वेवाहिक ,जीवन को 
घुणा की दृष्टि से देखती हु । उन्हे धर्म भवन्तों को देवदासी बनाऊंगी 47 

झौर अधिकार भावना के पय पर बहुत दूर तक चली आने के बाद स्वय कामना 
के भी कुछ इसी प्रकार के उद्गार उमडते है--मैं पविन्न कुमारी हु । मैं सोने से लदी 
हुई परिचारिकाओो से घिरी हुई, अपने अभियान साधना की कठिन तपस्या करूगी ४, 
अहना न होगा कि प्रसाद ने नारी के इस जीवन दृष्टिकोण को कभी भी समादरित 
नही किया है। जहा नारी अ्रनन्‍्त साधनों से अपने सुख को अभ्रविकाधिक सुख पूर्ण 
बनाना चाहती है, वही उसका पतन प्रसाद ने दिखलाया है। ग्राधुनिक नारी की यह 
दपपूर्णा भावना का उत्कर्ष जो मूल रूप मे पाइचात्य शिक्षा और सस्क्ृति की देन है, 
हमे काम/यती की “इडा' मे देखने को मिलता है। 





१--अजातशत्रु, पृ० १२६ | 
२--तितली, पृ० १०९-११० । 
३--कामना, पू० ६६ । 


४--वही, पृ० ७३ । 


( रे२४ ). 


'प्रसाद जी ने इडा के चरित्र मे आधुनिक युग की बौद्धिक क्षमता से युक्त एक 
ऐसी सबल नारी का व्यक्तित्व खडा किया है जो श्राज के वैज्ञानिक युग की समस्त 
शक्तिमत्ता एव दुबंलता का एक साथ पूरा-पूरा श्राभास देने मे समर्थ है। आधुनिक 
युग की नारी जिसे हम झल्टा-मा्डर्न के विशेषण से विभूषित करते है, और जो अपनी 
बौद्धिक पूर्णाता के साथ पुरुष के साथ रहकर छलना करती है, इडा के व्यक्तित्व मे 
कुछ कुछ देखी जा सकती है । वस्तुत इडा व्यवसाय युक्त बुद्धि का वह रूप है, जो 
झपने चरम विकास की परिणति होने पर सघर्ष और विप्लव की भूमिका प्रस्तुत 
करती है।'' 


'कामायनी' की इडा का अहम्‌ प्रबुद्ध होकर सामाजिक जीवन मे विडम्बनाओञो 
की सृष्टि करता हुआ, 'नारी के दप, अहकार तथा बौद्धिक वेभव” आदि का घातक 
रूप व्यक्त करने में सफल है। इडा के चरित्र से प्रसाद जी की इस भावना को प्रभि- 
व्यक्ति मिलती है कि केवल प्रबुद्ध मस्तिष्क लेकर ही समाज की कल्याणमयी भूमिका 
की नीव सुदृढ नही की जा सकती है । उसके लिये मन की कोमल भावना का विकास 
झरत्यावश्यक है क्योकि कोरी बौद्धिकता की सदेव पराजय होती है, और उसके द्वारा 
जीवन के विविध तत्वों मे अपेक्षित सामजस्य होने की सभावना नहीं रह जाती । 
सामजस्य का झभाव सामाजिक वातावरण मे विश्व खलता उत्पन्न करता है । जिससे 
समाज की चेतन व्यवस्था को हानि पहुचती है। प्रसाद जी इस विशेष नारी वर्ग की 
इस एकागी अधिकार-भावना से शकित थे, इसीलिये इडा के व्यक्तित्व, व्यवहार और 
उसके परिणाम तथा पराजय से उन्होने इस विद्ेष वर्गीय नारी समुदाय को सोचने 
आर समभने की दिशा प्रदान की है। सामाजिक जीवन के क्षेत्र मे आधुनिक नारी 
का यथार्थ चित्रण और दिशा निर्देश प्रसाद जी की दूरगामी दृष्टि के परिच,यक है । 


इस प्रकार प्रसाद जी के सामाजिक आदर्श की समन्वित कल्पना करते हुए 
हम कह सकते है कि वे नारी को स्वतन्त्रता देने के पक्ष मे थे। रूढ़िवादिता की सकी 
भ्राचीरों मे अपने व्यवितत्व का दमन करने के लिये विवश नारी को उन्होने अपने 
झन्तस्‌ की समस्त सहानुभूति प्रदान की है। वे उसे उस परिबद्ध वातावरण से निकाल 
कर सामाजिक जीवन के विस्तृत क्षेत्र मे अपने व्यवितत्व का विकास करने के उहूं इय 
से लाने की उद्घोषणा करते है । उसे जीवन के समस्त कार्य-कलापो और व्यापारों 
में पुरुष की सहयोगिनी और सहचरी मानते है। वे उन्हे ध्रुवस्वाभिनी के समान पुरुष 
के अत्याचारों और भन्‍्यायों का प्रतिकार करने का अधिकार भी प्रदात करते है 4 
प्रसाद की नारी सम्बन्धी सामाजिक विचारधारा मे पत के इस भाव को कि--- 


'मुक्त करो नारी को मानव 
चिर वन्दिनी नारी को 


,क्ाइक कक कक ऋ्रेसपक कफ 4०० कप. उस केक कक. ऋरछ का... आक. जाणकापाफ 


कानयकर०७४४०३७०+क०सकयाशतपरदशसक 


१--इल्द्रताथ मदान द्वारा सकलित “जयशकर प्रसाद चितन व कला' मे, 
पृष्ठ १०३ पर । 





( ३२५ ) 


युग युग की बबेर कारासे 
जननी, सखी प्यारी को-+ 


पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान हुई है। परन्तु इसके साथ-साथ जहा नारी स्वयं 
पाइचात्य प्रभाव मे आकर समानाधिकार के माग की “निलंज्जता” कर बेठती है, वहाँ 
प्रसाद उदास हो जाते है । जन्म से ही अधिकारमयी नारी को अ्धिकारो की माँग 
करती देखकर वे पीडित हो उठते है। उनकी दृष्टि मे यह नारी का अ्रपनी सम्मानित 
अवस्था से पतन है । इसीलिए उन्होने भ्रधिकार एवं दर्पपूर्ण नारी का परिणाम दु ख, 
पराजय और होनता मे ही दशित किया है । उनका विश्वास है कि नारी शअ्रपनी 
दुर्बलताशो के परिणामस्वरूप ही दु खी जीवन बिताती है । यदि वह अपनी पारि- 
वारिक पृष्ठभूमि मे सुदृढ़ निश्चय लग्न हो, अपने कर्त्तव्यो का पालन करने के [लिए 
तत्पर बने तो निश्चित ही जीवन मे सुचारुता एवं व्यवस्था का अ्रधिष्ठान हो सकता 
है । इस प्रकार 'स्त्रियो की दुबंलता की दुहाई देकर, और उनके सुधार की आवाज 
ऊँची उठाकर श्रौर समाज में उन्हे उचित स्थान देने का दावा करके भी प्रसाद जी 
का आदर्श भारतीय ही रहा है। पश्चिम के आदर्श की उन्नति का मार्ग उन्होने नहीं 
माना? ।' इस प्रकार प्रसाद जी के मन मे नारी के प्रति अपार श्रद्धा श्रौर सहानुभूति 
की भावना विद्यमान है । किन्तु वे उसे पाश्चात्य आधुनिका के रूप मे न देखकर 
केवल करुणा तथा कोमलता की प्रतिमूर्ति भारतीय नारी के रूप में देखना चाहते हैं । 
क्योकि उचका विश्वास है कि--“कठो रता का उदाहरण है पुरुष, कोमलता का विश्ले- 
षणा हैं स्त्री" । 
वेवाहिक संस्था और स्वच्छन्द प्रेम 

प्रसाद जी की सामाजिक विचारधारा का विकास स्वच्छन्द प्रेम भौर वंवाहिक 
सस्था के विषय को लेकर हुआ है । वैज्ञानिक युग की व्यक्तिवादी भावना के विकसित 
होने पर स्वच्छन्द प्रेम समाज के बीव भाव-ग्रहण करता सा प्रतीत होता है। प्रसाद जी 
इसके विरुद्ध हैं । क्योकि इसमे न तो एकनिष्ठा की भावना ही विद्यमान है और 
न किसी प्रकार का स्थायित्व ही । एकनिष्ठा श्रौर स्थायित्व के अभाव मे ऐसा भ्रम 
सुख, ऐश्वर्य और ज्ञान्ति के विपरीत मानसिक कुण्ठा और दुराचार को शश्रय देता 
है । इस समस्या को उन्होने सबसे पहले 'एक घृ ट' में अ्रभिव्यक्त जिया है । वे व्यक्ति 
की स्वतन्त्रता के हामी हैं, प्रेम के क्षेत्र मे भी स्वतन्त्रता उन्हे मान्य है, परन्तु जब 
स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता बनकर उच्छु खलता की सृष्टि करती है, प्रसाद जी उसका विरोध 
करने लगते है। 'एक घृट' मे इसीलिए विवाहित जीवन को स्वच्छन्द जीवन की अपेक्षा 
उच्चतर और श्रेष्ठ माना गया है। वतलता के शब्दों मे जैसे प्रेम की एकनिष्ठा बोल 
रही है--- 


१--गुलाबराय * प्रसाद जी की कला, पृ० १७५ ॥ 
२--अम्भुनाथ पाण्डेय : प्रसाद जी की नाट्य-कन्रा और भ्रजातशन्रु, पृ० ३१। 


( ३२६ ) 


'मैं जिसे प्यार करती हु वही--केवल वही व्यक्ति मुझे प्यार करे, मेरे हृदय 
को प्यार कर, मेरे शरीर को--जों मेरे सुन्दर हृदय का आवरण है--सतृष्ण देखे । 
उस प्यास में तृप्ति न हो, एक-एक घूट वह पीता चले, मै भी पिया करूँ, समभे' ?! 


यह सत्य है कि “आत्मा का स्वास्थ्य, सौन्दर्य और सारल्य प्रेम को स्वतन्त्रता' 
में ही है| परन्तु प्रेम के क्षेत्र मे निर्बाधता और स्वच्छन्ता को ही एकमात्र नियम 
मान लेने से पति पत्नी वृत भी आत्मा के बन्धन स्वरूप ही उपस्थित होते है। प्रसाद 
जी इसे अतिवाद मानते है, जो आनन्दवाद का स्वस्थ और सुन्दर रूप नहीं है । इसी 
से स्वतन्त्र प्रेम का प्रचारक आनन्द प्रेमलता के परिणय-सूत्र मे बंध जाता है और 
झपनी भ्रूल समझ लेता है । व्तेमान युग मे नर-नारी के यौनाकर्षण को प्राकृतिक 
धर्म मानकर बेवाहिक बन्धनों के स्थान पर अबाध यौन-सयम की जो पुकार उठी है, 
जान पडता है, इस एकाकी द्वारा प्रसाद ने उस विचारधारा के समर्थकों पर ब्यग्य 
किया है" । इस प्रकार से प्रसाद जी ने स्त्री और पुरुष के सम्बन्ध की सबसे उत्तम 
ग्रवस्था विवाह को ही माना है । 


उनकी सामाजिक कृति “ककाल' भे आज की विवाह ससस्‍्था की' विडम्बना पर 
विचार प्रकट हुए है । इस रचना का निर्माण पक्ष अतिथय व्यक्तिवादी या एनाकिस्ट 
है । किसी भी सामाजिक सस्था, प्रणाली या परिणाम मे उसका विश्वास नहीं है । 
व्यक्ति की प्राकृतिक चेष्टाओ, सहज कर्त्तव्यो और किसी भी कृत्रिम भार से रहित--- 
व्यवहार मे उसकी भ्रटल आस्था है । प्रसाद जी का वह व्यक्तिवाद सात्विक प्रेममय, 
उत्कृष्ट चेष्टामय, शुद्ध, निर्दमभ्भ, शक्तिमय और सतत आयोजनवमय है ।* 


इसी व्यक्तिवादी प्रेरणा से उन्होने विवाह सस्थाओ की अव्यावहारिकता 
तथा असफल व्यवस्था पर दृष्टिपात किया है । जिस सामाजिक सस्था की स्थापना 
समाज की सुव्यवस्था के उ्दं श्य से की गई थी, उसका फूहडपन ककाल मे स्पष्ट हो 
जाता है। श्रीखन्द-किशो री, मगल-यमुना, लतिका-बाथम सभी तो विवाह-सस्था द्वारा 
झनुगृहीत है, लेकिन इनमे से कोई भी विवाह-सस्था की एकोन्मुख पवित्रता का रक्षण 
कर सकने मे समर्थ नही है। मानव अभ्रपतती भावकता और सवेदनशीलता के कारण 
अ्रपनी कमजोरियो का शिकार है । किप्ती-न-किसी स्थान ,पर उससे त्रुटि का हो 
जाना बहुत ही स्वाभाविक है । परन्तु उसकी त्रुटि के लिए--केवल एक बार के 
पतन के लिए, तेवल एक बार आदर्श विमुख हो जाने पर उसके प्रति समाज की 
कोई सहानुभूति नही रह जाती । प्रसाद जी ने 'ककाल” मे मानव जीवन के व्यापारों 
की पृष्ठभूमि मे परिस्थितियों के व्यग्य को उभार देकर इन विवाह-सस्थाझ्रो की 





१-एक घूट, पृष्ठ ४० । 
२--रामरतन भटनाग्र : प्रसाद साहित्य और समीक्षा, पृष्ठ १२० । 
३--प० नन्ददुलारे वाजपेयी * जयशकर प्रसाद, पृ० ४२-४३ । 


( ३२७ ) 


पवित्रता के खोखलेपन को प्रदर्शित किया है जिसे अहलीलता का नाम देकर नैतिकता 
की फूक से नही उडाया जा सकता । ककाल के यथार्थ चित्रण में जहाँ श्बलीलता है, 
वहाँ अरलीलता उददं इय नही है ' । 

यहाँ आकर प्रसाद जी को मूलरूप से "नारी और पुरुष के स्वाभाविक आक- 
षेंणा और उनकी स्वतन्त्र गतिविधि के हामी होने के कारण प्रचलित पाविश्यवादी 
विचारधारा के प्रति विद्रोह करना पडा है। उनके अधिकाश पात्र इसी विद्रोही 
मनोभावता की उपज है और उपेक्षा तथा भगोडेपन का-सा जीवन वप्रतीत करते हैं, 
घर यह भगोडापन नवीन सामाजिक एवं सास्कृतिक साधना का अंग बनकर आया 
है | वह भ्रपना विशिष्ट उदं इवथ रखता है, निरुद्द श्य नही है* ।* 

प्रेम की स्वतन्त्रता को मान्यता देने के पक्ष मे होकर प्रसाद जी ने अपनी 
परवर्ती रचनाओ में इस आशय के विचार प्रकट किये है । वे नारी के लिये स्वतन्त्र- 
प्रेम के अधिकार की माँग करते है, जहाँ जाति, वर्ग, परिस्थिति और देशकाल को 
सीमाओ का कोई परिबन्धन नही है ! इसीलिए उनके कथा-साहित्य मे स्व्रतस्त्र प्रेम 
के कई प्रसग देखने को मिलते हैं। 'विजया” कहानी की नायिका विधवा होकर भी 
प्रेम करने के अधिकार को अक्षण्ण बनाए है । 'नौरा' कहाती की नीरा देन्य और 
निर्धनता का जीवन बिताते हुए भी अ्भिजातीय वर्ग के पुरुष को प्रणाय दे सकती 
है | इससे भी प्रागे प्रसाद जी ने वेश्या के अतस्‌ में सात्विक प्रेम का उदय दिखाया 
है? । इन सब में जर्जर और प्राण॒हत परम्पराओ्नो एव नैतिक मान्यताश्रो की अवहेलना 
की गई है और उसके स्थान पर प्रेम की स्वतन्त्र सत्ता का अधिष्ठान हुआ है। प्रसाद 
जी ने जीवन के इस बहुमूल्य व्यापार-प्रणय के क्षेत्र मेश्नारी की विवशता को करुणा -- 
गीली श्रांखो से देखा था । उस्तकी वैषम्यपूर्णा स्थिति से प्रपीडित उन्होने नारी को 
प्रशय की सुविधा प्रदान करने की माँग की । इसी प्रसग मे' उतकी दृष्टि वेवाहिक 
जीवन की विडम्बनाओ की ओर आकर्षित होती है । वहाँ उन्हे लगता है कि यह 
विवाह-सस्था अपना आदआं प्राप्त कर सकने में भ्रसमर्थ है । तब प्रेम और विवाह के 
सम्बन्ध को लेकर एक प्रदन उठता है । वे विवाह से प्रेम को उच्च स्थान पर ग्रति- 
ष्ठित करते है। उनके 'ककाल' के स्वर मे नवयुग की चेतना बोल उठती हैँ - 

“बण्ठी, जो कहते है श्रविवाहित जीवन पाशव हुँ, उच्छु खलता हैँ, वे आन्त 
हैं । हृदय का सम्मिलन ही तो विवाह है । मैं सर्वेस्व तुम्हे भ्र्पण करता हु भर तुम 
मुझे, इसमे किसी मध्यस्थ की भ्रावश्यकता क्यो--मत्रो का महत्व कितना । भगड़े 
की, विनिमय की, यद्दि सम्भावना रही, तो समपंण ही कैसा । मै स्वत॒न्त्र प्रेम की 
सत्ता स्वीकार करता हु, समाज न करे तो क्या ॥ 








१--राम रतन भठनागर . प्रसाद साहित्य और समीक्षा, पृु० १७६ । 
२--प० नन्‍्द दुलारे वाजपेयी - जयशकर प्रसाद, पृ० ४६। 


द्क 


३--देखिए, “चूडीवाली' तथा 'सालवती' कहानियाँ । 
४--ककाल, पृ० १७५०१७६ । 


आ 


( रेरं८ ) 


ऊपरी सतह से देखने पर ग्रसाद के विचारों मे मतभेद होने की सम्भावना हो 
सकती है। (एक घू ट' मे उन्होने स्वतन्‍्त्र प्रेम को विवाहित जोवन से हीन सिद्ध 
किया है। यहाँ वे प्रेम को वैवाहिक जीवन से श्रेष्ठतर मानते है । किन्तु (एक घू ट' में 
ज़िस स्वच्छन्द प्रेत का निदर्शन किया गया है, उसमे हृदय के सम्मिलन और एकनिष्ठा 
को कोई स्थान नही है । किन्तु 'ककांल' के स्वतन्त्र प्रेम में हृदय का सम्मिलन और 
एक-दूसरे के प्रति निष्ठा की भावना ही प्रमुख है । निष्ठा का उत्कर्ष समपंण की इस 
सीमा का स्पर्श करता है जहाँ मध्यस्थ, विनिमय और भंगड़े की सम्भावना ही नहीं 
रह जाती है। विवाह सस्था का भी तो यही आदर्श है, लेकिन क्या वह अपने झ्राद्श 
का पूर्ण निर्वाह कर सकने मे समर्थ है । यदि नही, तो फिर उसकी आवश्यकता ही 
क्या रह जाती है । स्वतन्त्र प्रेम यद निष्ठा, समपेण और विह्वास के स्वर मे दो 
मनो को परस्पर मिला देता है, तो अवश्य ही वह इलाघतनीय है, चाहे ऐसा करने से 
किसी सामाजिक रूढि का प्रतिकार ही क्यो न होता हो । प्रसाद प्रेम और विवाह मे 
इसी आदर को प्रतिष्ठा करते हैं। परन्तु उनकी विचार-कल्पना ने यटी पर विश्राम 
नही ले लिया है। समाज के स्थाय्रित्व की भी उन्हे चिन्ता हैं । यह ठीक हैँ कि समाज 
मनुष्य के लिये है, मनुष्य समाज के लिए नहीं । लेकिन क्योकि समाज मनुष्य का है, 
ग्रत. उसकी रक्षा, उसकी व्यवस्था एवं स्थायित्व का भार मनुष्य पर ही आ पडता 
हैं । हृदय के सम्मलन मात्र तथा स्वतन्त्र प्रेम की भावना को यही तक खीच लाने 
से सामाजिक जीवन व्यवस्था की अवस्थिति के प्रति कर्त्तव्य की इतिश्री नहीं हो 
जाती हूँ । उसके लिए स्वतन्त्र चुनाव या स्वयवर सहायता नही दे सकते । परस्पर 
समभेभेते के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए प्रणय को सामाजिक स्थायित्व, व्यावहारिकता 
एवं सुव्यवस्था की रक्षा के लिए वित्राह का रूप देना ही चाहिए । भले ही उसका 
महत्त्व प्रणय की उत्क्ृष्टतम भावना के सम्मुख बिल्कुल हीत ही क्यो त हो । इस 
प्रकार प्रसाद जी मानव मत की तिसमग्ग प्रवृत्ति का पूर्ण सम्मान करते तथा उसे जीवन 
की सर्वोत्कृष्ट भावना बताते हुए भी, सामाजिक व्यवस्था के प्रति उदासीन नही हो 
जाते । आत्मिक दर्शव के साथ भौतिक दर्शन का यह सामजस्य, जिसका प्रतिपादन 
प्रसाद-साहित्य मे हुआ है, किसी भी प्रकार अवास्तविक नहीं कहा जा सकता । 
उनकी दृष्टि मे प्रसय का स्थान किसी भी अन्य भावना की अ्रपेक्षा श्रधिक सुनिश्चित, 
उच्चतर एव श्रष्ठ हैं और विवाह वेवल प्रणय श्रौर समाज की मान्यताओं एवं 
आाद्शों के ब्रीच एक समभोता मात्र । 


इस प्रकार से प्रसाद जी ने प्रेम को व्यवसाय से उच्चतर भावभूमि पर 
प्रतिष्ठित किया हैं। जिवाह की व्यावसायिकता पर, जिसने सामाजिक जीवन में 
उच्छु खलता एव विच्छिन्नता उत्पन्न कर दी है, तीवू आलोचना पअ्रभिव्यक्त की हैं और 
इन सबसे ऊपर स्वतस्त्र प्रेम की सम्मावना पर यदि पुरुष और स्त्री दोनो परस्पर 
समभोते के परिणाम स्वरूप स्वतन्त्र व्यक्तित्व का श्रनुभव कर सकने से समर्थ हो, 
अपने विचार प्रकट किये हैं । प्रसाद के मत मे विवाह और सामाजिक समझौते के 


( ३२६ ) 


बीच यह सामजस्य लेखक की मौलिक कल्पना का प्रसाद हैं। 


प्रसाद जी के सामाजिक विचारों की विवेचना करते समय एक अन्तिम किन्तु 
महवत्त्पूर्रा प्रश्न रक्त जाता है और वह हैँ कि प्रसाद ने नारी-चित्रर में जीवन तत्व 
का स्पर्श किस सीमा तक किया है । साहित्य को सदैव ही जीवन से प्रेरणा मिलती 
रही है और जीवन के कार्यकलाप युग-दर्शन की पृष्ठभूमि मे ही व्यवहृत होते रहे 
हैं। प्रसाद जी यथार्थ के आदशेवादी कलाकार कहे जा सकते हैं । मानवीय परि- 
स्थितियों मे जीवन के दु ख-सुख की प्रॉलमिचौनी व्यवहारों मे परिवर्तित करती 
चलती है । ये व्यवहार युग-युग की मान्यताग्रो के अनुसार परिचालित होते है । 
प्रसाद ने अपने युग की नारी-समस्या को निकट यथार्थ की आँखों से देखा था । 
उन्होने विभिन्न पक्षो मे हो रही उसकी उत्पोडा को अनुभव किया था और तब मानव 
धर्म के निर्वाह के नाते उन्‍होंने इस समस्या को अपने हाथो मे लेकर मौलिक समाधान 
"एक उज्ज्वल आदर्श की आकर्षक आाकाक्षा' के रूप में प्रस्तुत किया । शक्ति के 
उन्मेष-काल मे यदि '“कृटुम्ब की सूष्ठा, समाज की विधातृ, सेवा, त्याग, सौन्दर्य 
एवं शक्ति की प्रतीक नारो का अधिकार-शुन्य, आालोकहीन तथा नारीत्व रहित रूप 
साम्प्रत समाज ने न दिखाया होता, तो नारीत्व की मूर्ति श्रद्धा जैसी नारी का चित्रण 
करने वाली कामायनी का दर्शन न हुआ होता" । 


प्रसाद ने इस बात को स्पष्ट रूप से देखा था कि सिद्धान्त रूप में पुरुष द्वारा 
सदेव से ही नारी की महिमा का गुणगान होता रहा है । परन्तु व्यवहार में उसके 
रूप और अभिव्यक्ति मे श्रपार भिन्नता है । नारी सब जगह पुरुष से उत्वीड़ित और 
प्रताडित है । उसके इसी उत्पीडन की कहानी प्रसाद जी ने ध्ू वस्‍्वामिती के रूप मे 
प्रस्तुत करके, पुरुष-वर्ग की निलंज्जता एवं अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की आवाज 
ऊँची की है। युग के नवोन्मेष मे नारी, चेतना की शक्ति लेकर अपने प्रति किये 
गये अत्याचारों का विरोध करती हुई, पुरुष के समान जोवन-निर्वाह का अधिकार 
चाहती है । लेखक यहाँ पर व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा करता है। एक व्यक्ति का दूसरे 
व्यक्ति पर अनुशासन उसे सह्य नही है । वह समाज की सीमित सम्भावनाओं के 
विरुद्ध तथा रूढिबद्ध जाति-प्रतिष्ठा के विरोध मे, सामाजिक परिस्थितियो के मध्य 
जीवन की उच्छ खल शक्तियो का इतिहास प्रस्तुत करते हुए, व्यक्ति स्वातव्य की माँग 
उपस्थित करता है। वह सकीरणा, बबंर और प्राखहीन परम्परामो और मान्यताओं 
को लोक-मगल विधान के पथ का व्यवधान बना रहने देता नही चाहता ओर इसी लिए 
ययार्थ की पीठिका पर समस्याओं को प्रकट करते हुए बह॒न्पाठको को उन पर विचार 
करने की सुविधा प्रदान करता है । इसी सन्दर्भ में प्रसाद ने पश्चिमी सभ्यता को 
अपूर्णाता की ओर भो सकेत किया है। जहाँ जीवन की मान्यत।एँ व्यक्तिवाद के चरम 
बिंदु का स्पर्श कर मानसिक असतोष और सामाजिक व्यवस्था मे असतुलन का कारण 





१--रामलाल सिंह कामायनी अनुशीलन, पु० १८३ । 


( ३३० ) 


बनती है । पौर्वात्य समाज की विषमता का भअ्रध्ययल और सनन उन्होने भली प्रकार 
से किया है । उनके साहित्य मे गृहीत नारी जीवन की समस्याएँ प्रत्येक घर की 
समस्या है | वे कल्पना द्वारा अतिरजित नहीं को गई है । उन्होने समस्याओरो के 
उद्घाटन में हृदय परिवतंन के सिद्धान्त का आददशो प्रस्तुत नही किया है। श्री गुलाब- 
सयजी के इन शब्दों मे-- हमारी स्त्री जाति अपने हृदय की दुर्बलताश्रो का शिकार 
है और मनुष्य के स्वार्थ की क्रीडा । प्रसाद जी के चरित्रो की विशेषता यह है कि वे 
अतिरजित नही है, उन्होंने चित्रकारी नहीं की है, फोटोग्राफी की है । प्लेट पर जो 
जैसा रहा है, वैसा उतार दिया है। किसी-किंध्षी चित्र के ऊपर र॒ग भी चढा दिया 
गया है, बस । यह दोनो पुस्तक ('कक्राल' और 'तितली ) वर्तमान हिन्दू समाज के 
यथार्थ वित्रण है'--प्रसाद साहित्य के यथार्थ चित्रण को पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त 


हुई है। , 


अकरणु---८ 


प्रसाद की नारी--नेतिक दृष्टिकोण 


ः्श्र:ः नीति--स्पष्टीकरण 
नतिक आदरशों 


“से; बाह्य तथा आन्तरिक आचरण एवं स्वरूप 


नीति---स्पष्टीकरण 


पूर्व प्रकरण में प्रसाद जी की सामाजिक नारी-भावता का अ्रध्ययन प्रस्तुत 
करते हुए हम कह आए है कि उन्होने नारी के स्वातत्य की जोरदार वकालत की 
है । उनका विश्वास है कि स्वतन्त्रता की रक्षा किये बिना सवा का विकास सम्भव 
नही है और इसीलिए वे उसी वस्तु को उतादेय और हितकर मानकर चलते हैं, जो 
स्वतन्त्रता के माध्यम से प्राप्त की गई हो ! नारी-स्वातन्त्य का विचार सामाजिक 
मान्यताओं तथा चारित्रिक नियमों से प्रतिपादित होता है । चरित्र का अर्थ, व्युत्पत्ति 
के अनुसार आचरण को प्रकृति ग्रथवा प्रथा ही समझना चाहिए । आचरण और 
व्यवहार के द्वारा नीति का निर्माण होता है। इस प्रकार नीति आचरण के निरणाय 
से सम्बन्धित होती है, यहा पर आचरण का भ्रर्थ भ्रच्छे शौर बुरे व्यवहार के अर्थों 
मे प्रयुक्त हुआ है । नीति भले और बुरे श्राचरण सम्बन्धी हमारे निरंय का व्यवस्थित 
लेखा प्रस्तुत करती है । ढ 


समाज की सुदुढता, सुव्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए नेतिक मर्यादाओं एवं 
प्रतिमानो क। स्वीकार्य श्रावरयक हो जाता है । सामाजिक जीवन का सतुलन इन्ही 
नेतिक आदर्शों के पालन पर निर्भर करता है । परन्तु कभी-कभी परिस्थिति झ्रथवा 
युग विकास के परिणामस्वरूप परम्परा से चली आई हुई मान्यताएं और नियम 
नये जीवन-दशंन के साथ मेल खाने मे असमथ्थ होते हैं। वास्तव मे उनकी प्राण-शक्ति 
नष्ट हो गई होती है और वे सतुलन एवं परिपोषण के स्थान पर वैषम्य और 
विडम्बना की भ्रवतारणा सी करते दिखाई पडते है । ऐसी अवस्था मे इन नेतिक 
रूढियो से युक्त होना आवश्यक हो जाता है और व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण 
बनाए रखने के उद दय से उनका बहिए"्कार करना आरम्भ वर देता है और उसके 
स्थान पर नवीन जागृति के आलोक मे नए आदर्शों, सिद्धान्तो और मान्यताझो की 
प्रतिष्ठा मे दत्तचित्त होता है । जिससे समाज को नई परिस्थितियो के मध्य स्वस्थ 
प्राण-शक्तित प्राप्त होती रहे और उनके विकास में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न 
न॑ हो । इस प्रकार से विभिन्न परिस्थितिया और युग की नवीन चेतना का दरशेन, 
समाज के नैतिक आद्शों मे परिवर्तत, विकास तथा क्रान्ति का सूत्रपात कर, नवीन 
उद्भावनाओ झौर विद्वासो की सुष्टि करता है, जिससे मानवता और समाज के 
हितो की न्यायपूरां रक्षा की जा सके । 


( ३३४ ) 
नंतिक आदश 


प्रसाद जी नैतिक आ्रादर्शो की प्रतिष्ठा मे व्यक्तित की स्वतन्त्रता को सर्वोपरि 
मानकर चले हैं । वे नीति की उस सकीरों शिक्षा मे विश्वास नही करते, जो व्यक्ति 
की भावनाओं पर कुठाराघात कर, जीवन की निमर्ग प्रव॒त्तियो को, खोखले आदर्शों 
की दुह्ाई देकर, हनन करने का उपदेश देती है । उनके मत मे व्यक्ति को व्यवित 
होने के नाते अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्णो अवसर शोर सुविधा प्राप्त होनी 
चाहिए । सामाजिक नियमों को उसका पथ प्रशस्त करना चाहिए न कि वे उसका 
भार्ग अवरुद्ध करे ) क्योकि मनुष्य के लिए समाज है, समाज के लिए मनुष्य नही । 
इसीलिए प्रसाद व्यक्ति को अहितकारी, पथ अवरुद्ध करने वाले तथा सकी आदशों 


के बहिष्कार का अधिकार देते है । 


भारतीय भूमि मे नारी का नेतिक आदश एकनिष्ठ, अनन्य भक्तिमयी, दया- 
वान, उदार तथा शुद्ध आचरणमयी होने मे है । जीवन के सभी क्षेत्रों में उससे सयम, 
सहानुभूति ओर झदार्य अपेक्षित है, प्रसाद जी भी इसका विरोध नही करते । लेकिन 
नारी द्वारा अपने व्यक्तित्व को कुचल कर इन आद्शों की स्थापना का आचरण 
उनकी दुष्टि मे सामाजिक ऋ रता है। समाज ने नारी के कोमल कन्धों पर सामाजिक 
पवित्रता, सास्कृतिक महत्ता एव धामिक उच्चता का इतना बड़ा बोभ लाद दिया 
गया है कि उसके जरा से हिलने-डुलने पर भी लोक-अमगल की श्राशका चीत्कार 
कर उठती है । यह समाज का उसके प्रति महान्‌ अन्याय है । प्रसाद जी इस अन्याय के 
विरोध का स्वर लेकर खडे हुए हैं और इसीलिए उसे तथाकथित सम्मानित जीवन की 
मृग-मरीचिका के शीर्ष से उतार कर स्वतन्त्र वातावरण में समात अवसर देने की 
ग्रायोजना करते हैं । इस प्रकार से प्रसाद जी का नारी सम्बन्धी नैतिक आदर 
परम्परा-युकत न होकर स्वतन्त्रता को भाव-भूमि मे श्रारोपित, प्रस्फुटित ओर विक- 


सित हुआ्ना है । 


नारी को स्वतन्त्रता प्रदान करने के क्षेत्र मे पुरुष ने बडी सकीशांता प्रदर्शित की 
है । समाज की विश्यवु खल स्थिति का यह भी एक कारण है । जैसे-ज॑से पुरुष नारी की 
स्वतन्त्रता का प्रपहरण करना चाहेगा, नारी-वर्ग उसके विरोध मे प्रतिद्ञोध की 
भावना से आविभू त, अधिक स्थतन्त्र होने की चेष्टा करेगा । इसी प्रयास में ग्रसतुलन 
के कारण उसके प्रबाध स्वतन्त्र होने का भय भी बना रह सकता है और यही अ्रबाध 
स्वतन्त्रता सामाजिक वेषम्य तथा व्यक्तित्व के विघटन का कारण बनती है । इसी* 
लिए तारी को उतनी स्वतन्त्रता तो अ्रवद्य देनी ही चाहिये, जितनी पुरुष अपने लिये 
अनिवाये समझता है। अन्यथा सामाजिक सगठन में विक्षप्ति की सभावना प्रकट हो 
सकती है । नारी स्वतन्त्रता के प्रइ] को लेकर “उर्वशी” में उर्वशी का केथन उक्त 


कथन की पुष्टि करता है । 


( हे३५ ) 


“इसी स्वतन्त्रता को छीनने के लिये श्रागे चलकर अनेक कठोर नियम बनेगे । 
बडे-बडे प्रलोभन और बडी-बडी धमक्रिया होगी पर फिर भी हमारा यह दल बना 
रहेगा और स्व॒नन्त्र रहेगा! । 

प्रसाद जी नारी को सर्वप्रथम प्यार करने की सुविधा देते है । नारी की प्रणय 
सम्बन्धी इस स्वतन्त्रता पर ही उसकी अन्य प्रकार की स्वतन्त्रता आ्राधारित है। प्रणय 
को भावना, प्रमाद जी के मत मे, सबसे हक 2 स्वाभाविक और श्रंष्ठ है और 
इसलिए उस पर सबका समान श्रधिकार है | वाहत की चित्रागदा अपने जीवन 
में आने वाले पहले व्यक्ति अजु न को समर्पित होती है. उप्मी से उसका विवाह सम्पन्न 
होता है, विवाह के पश्चात्‌ अजु न चले जाते है। कई वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर 
भी वियोगिनी चित्रागदा अजु न को नही भूल पाती । उनका प्रणय चित्रागदा की गोद 
में ब॒न्नवाहन बन कर खेलता-पलता और बडा होता है । तब एक दिन अपने ही कुमार 
से पराजित अजु न चित्रागदा की सेवा पाते है। चित्रागदा की एकनिष्ठा अजुन का 
मध्तक नत कर देती है । देवसेना” स्कन्दगुप्त से प्यार करती है और जीवन भर 
उसी से प्यार करती रहतो है । उसके जीवन मे केवल स्कन्द ही प्रथम और भ्रन्तिम 
व्यक्ति है जो उसके प्रणय का स्वामी हो सकता है । परिस्थिति की विषमताओ मे वे 
दरीर रूप मे नहीं मिल पाते है लेकिन उससे देवसेना की एक निष्ठा पर कोई अन्तर 
नही पडता । 'वह अभिमानी भकक्‍त के समान तिष्काम होकर” जीवन भर उसी की 
उपासना करती रहना चाहती है । सुवासिनी ? का प्रणय प्रथम बार राक्षस के सम्मुख 
उद्वित होता है । अपने प्रण॒य की निष्ठा के लिये वह अपने बाल-सहचर चाणक्य की 
स्मृति को पास भी नही आने देना चाहती । वनलता ” भी प्रणय के क्षेत्र मे स्वतन्त्र है । 
परन्तु एक बार वह किसी को समपित होकर सदा के लिये उसी की हो जाना चाहती 
है, और बदले मे यह भो चाहती है कि वह पुरुष भी केवल उसी पर प्रारूप से 
समपित हो जाये । चमेली“ का प्रणय किशोर के साथ विकास पाता है। सामाजिक 
परम्पराओ्रो मे आबद्ध उसका विवाह किसी दूसरे व्यक्ति से हो जाता है परन्तु किशोर 
के प्रति उसकी निष्ठा नही टूटती । अपने वंधव्य की स्थिति मे उसे एक बार फिर 
किशोर का सामीप्य लाभ होता है और वे मत के ब-धनो मे अ्रपदी पूर्व निष्ठा के 
परिणामस्वरूप एकलय हो जाते हैं । अपराधी कहानी की वनपालिका राजा को 
अनजान मे अप्रत्याशित रूप से समपित होती है । राजा चले जाते हैं, परन्तु वन- 


| अीममक्‍मपंनपननपपननननानमन नमन मनन. 


१--चित्राधघार, पृ० २४ । 
२--स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य की पात्री । 
३--चन्द्रगुप्त की पात्री । 

४--एक घूट की पात्री । 

५--प्रेम पथिक की पात्री । 
६--श्राकाश दीप से सकलित । 


( १३१३६ ) 


पालिका जीवन भर उनके प्रण॒य के पुष्प को अपनी क्रोड मे सहेजे रहती है। अपनी 
समस्त निष्ठा के साथ वह महाराज के पुत्र का पोषण करती है। इसी प्रकार के 
प्रणयी एकनिष्ठ चरित्र मधूलिका*, चम्पा*, नेरार, विलासिनी“, न्री*, बेला*, 
लेला” , फिरोजा” भ्रादि मानवियो के व्यक्तित्व मे व्यक्त हुए है जो अपनी स्व- 
तल्त्रता से प्रण॒य के क्षेत्र मे पदापंण करती है, और श्रपनी नैतिक एकनिष्ठा के साथ 
अन्तिम समय तक उसका निर्वाह भी । 


इस प्रकार से प्रसाद जी के नेतिक आदर मे पूर्ण स्वतन्त्रता की समाविष्टि 
तो है परन्तु साथ ही एकनिष्ठा की छ्तें भी अनिवार्य हो गई है । क्योकि एकनिष्ठा 
के अभाव में असयमित चेष्टाओ एवं कार्यकलापो के परिणामस्वरूप व्यक्तित्व तथा 
समाज के विघटन की समस्या खडी हो जाती है । प्रसाद जी ने किसी भी ह24 मत 
एवं निर्बाध स्वतन्त्र तारी-चरित्र को प्रशस्त और सफल नही बनने दिया है (८ के 
सम्पूर्णा साहित्य मे जिस चरित्र ने भी स्वतन्त्रता की मर्यादा का अ्रबाध स्वतन्त्रता की 
सीमा तक अ्रतिक्रमण किया है, उसका पतन अ्रवश्यम्भावी हो गया है । वह जीवन की 
विडम्बनाओं के चक्र में घूमता हुआ्ना अन्त मे या तो प्रायदिचत कर सुधार के, पथ 
पर लग आता है अथवा उसी विकर्षण मे अपने जीवन का शअ्रन्त कर देता है (पता 
जी की नैतिक म'न्यता का यह महत्वपूर्ण श्रश भ्रतन्तदेवी, मागधी, दामिनी, मगला, 
राजकुमारी, उर्वशी, कालिन्दी, छलना, शक्तिमती, त्रला, लालसा, मैना, विजया, 
कमला, कामना, सुरमा आदि पात्रियो मे चित्राकित हुआ है। ऐश्वर्य-लाभ की लालसा 
से उद्दौप्त भ्रनन्‍्तदेवी * वृद्ध सञ्ादू की शक्तिहीनता का लाभ उठाकर, युवराज स्कन्द- 
गुप्त के स्थान पर अपने पुत्र पुरगुप्त को सम्राट बनाना चाहती है । महत्त्वाकाक्षा 
भ्रौर भ्रतृष्ति के उद्ं ग मे वह नारी-तत्व की सुलभ कोमलता का त्याग कर, भयकर 
साहसशीला का स्वरूप उपस्थित करती है---क्ुद्र हृदय, जो चूहे के शब्द से भी शकित 
होते हैं, जो अपनी खास से भी चौक उठते है, उनके लिये उन्नति का कटकित मांगें 
नही है। महत्वाकाक्षा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है'?९ । उसमे नारी सुलभ 


१--श्राधी मे समग्रहीत पुरस्कार की नायिका । 
२--आकाहदी प की नायिका । 

३--सुनहला साँप (कहानी ) * की तायिका । 
४--चूडीवाली (कहानी) की नायिका। 
५--इन्द्रजाल : (कहानी ) की पात्री । 
६--न्री . (कहानी) की पात्री । 

७--भाँधी : (कहानी ) की पात्री । 

5दासी : (कहानी) की नायिका । 
६--स्कन्दगुप्त' की पात्री । 
१०--स्कन्दगुप्त, पृ० २७। 


( रेरे७ ) 


ईर्ष्या भावना है, वह देवकी के बढते हुए प्रभाव को रोकने के लिए सपत्तीक भावना 
के वश होकर, उसका वध तकर कर देने के लिये प्रस्तुत हो जाती है। भट्टाक के शब्दों 
में उसके दुर्वध नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका की बीज रहस्य है! ।' राजकीय षड़यत्र 
की कुअजी को हस्तगत करने के साथ-साथ सम्राट के वृद्ध पौरुष से अ्रतृप्त वह युवा 
भट्टाक॑ की ओर आकर्षित होती है। भट्टठाक देखता है कि 'उसकी आाखो मे कामवासना 
के सकेत अभी उबल रहे है। अ्रतृष्ति की चचल प्रवचना कपोलो पर रक्त होकर क्रीडा 
कर रही है | हृदय मे श्वासो की गर्मी विनास का सदेश वहन कर रही है* ।” इस 
प्रकार से महत्वाकाक्षा और विषय लोलुपता की भावना से पूर्ण श्रनन्तदेवी नीति की 
सीमा का अभ्रधिकार, लिप्सा और कामुकता के विस्तार तक अतिक्रमण करती है जो 
प्रसाद जी के नैतिक आदर्शों के विपरीत है । इसीलिए आरम्भ से अन्त तक कामना 
और काम की मृग-मरीचिका मे दौड लगातो हुई अनन्तदेवी श्रन्त मे बन्दिती रूप मे 
सस्‍्कन्द के सम्मुख उपस्थित होकर क्षमा-याचना करती है। जेसे अन्तिम समय मे रावण 
के मुख से है राम” शब्द के उच्चारण से उसे मुक्ति प्राप्त हो गई थी” उसी प्रकार 
अनन्‍्तदेवी की क्षमा-याचना ही उसकी पराजय और प्रायश्चित दोनो है । लेखक ने इस 
लालसामयी नारी के लिये यही विधान उपस्थित किया है। 


इसी नाटक की दूसरी पात्री विजया अपनी चचल प्रवृत्ति को वशीभूत कर 
सकने में असमर्थ है। उसकी उत्तप्त महत्त्वाकाक्षा शीतल सयम की सीमा का स्पर्श 
नही कर पाती । प्रणय के क्षेत्र मे उसके मत का चाचल्य नेतिक सीमा का शअ्रतिक्रमण 
करता है । वह सबसे पहले स्कन्दगुप्त की ओर आकषषित होती है, परन्तु उसे राज्य 
से विमुख और उदासीन देखकर उसका मन चक्रपालित की ओर फिरता है । 
स्कन्दगुप्त के प्रति आकर्षण को वह अब राजकीय वेभव का प्रभाव कह कर भूल जाना 
चाहती है भ्रौर चक्रपालित के प्रति उसके उद्गार प्रकट होते हैं :-- 


“इस उदार दृष्टि से तो चक्रपालित कया पुरुष नही है ? है भ्रवश्य । वीर 
हृदय है, प्रशस्त वक्ष है, उदार मुख-मण्डल है? ।* परन्तु चक्रपालित के प्रति यह 
आकर्षण साहचये के अ्रभाव मे शीघ्र ही समाप्त हो जाता है और तब उसके जीवन 
मे राज्य-प्राप्ति के लिए अनन्तदेवी के साथ सतत प्रयत्तशील, तेजमय, वीयवान 
भट्टार्क का प्रवेश होता है । वह उसे देखते ही मुग्ध हो जाती है तथा उस उच्छु खल 
वीर को अपने बाहुपाश की लौह-श्य खला पहनाने का उपक्रम करती हुई भरी राज- 
सभा मे उसे पतिरूप मे स्वीकार कर लेती है। परन्तु यहाँ भी भट्टाक॑ के विषय को 
लेकर उसे अनन्तदेवी की प्रताडना सहनी पडतो है । तब वह सब ओर से निराश 





१--स्कन्दगुप्त पृु० ३०) 
२--वहीं, पृ० ३००३ £ | 
३---वहौ, पु० रे | 


 , 


शर्वनाग का निर्देश स्वीकार करती हुई देश-सेवा के कार्य मे सलग्न होती है, लेकिन 
नि स्वार्थ भावना के वश नहीं, वरन्‌ इस आशा से कि उस क्षेत्र मे स्कन्दगुप्त के दशेन 
होगे । वह एक बार फिर धन के आकर्षण और राष्ट्रीय सेवा के ढोग से स्कन्‍्दरगुप्त 
को प्राप्त क्या चाहती है । परन्तु तब तक स्कन्‍्द देवसेना से प्रशय मे हारकर 
आराजन्म कौमाये का वृत धारण कर लेता है । और जिस समय स्कन्दगुप्त विजया के 
प्रणय को (विजया, पिशाची | हंट जा, नहों जानती, मैने आजीवन कौमारु वृत की 
प्रतिष्ठा की है ।! कहकर उसकी भत्संना कर रहां होता है उसी समय भटद्ठार्क भी 
प्रवेश करके उसकी रही-सही प्रणय आस्था पर वच्न-प्रहार करते हुए कहता है-- 
'दुब्चरित्रे | सुना था कि तुमे देश-सेवा करके पवित्र होने का श्रवसर मिला है, परतु 
हि, पशु कभी एकादशी का व॒ुत करेगा--कभी पिशाची शाति पाठ पढेगी ।' विजया 
श्र'त्म ग्लानि से इस महान्‌ ग्रवसर पर आत्म-हत्या कर लेती हैं और ज॑से इसी प्रकार 
उसका प्रायरिचित्त पूर्ण हो जाता है। वह अपने ही शब्दो मे झ्पने चरित्र की व्याख्या 


करती हे-- 


दुबंल रमणी हृदय, थोडी आँच मे गरम और शीतल हाथ फेरते हो ठण्डा । 
क्रोध से अपने श्रात्मीय जनो पर विष उगल देता । जिनको क्षमा को आवश्यकता 
है--जिन्हे स्नेह के पुरस्कार की वाछा है, उनकी भूल पर कठोर तिरस्कार श्रौर जो 
पराये है, उनके साथ दोडती हुई सहानुभूति । यह मन का विष, यह बदलने वाले 
हृदय की क्षुद्रता है। श्रोह ! 


प्रसाद जी इस चचल वृत्ति के समर्थक नही रहे है। इसीलिए विजया को इस 
महान्‌ अपराध का सृल्य प्राण देकर चुकाना पडा है । प्रसाद जी की धारणा रही है 
कि अबाध स्वतन्त्रता सामाजिक विकास में विकर्षण एवं वेयवितक विधटन का कायें 
करती है। अनन्त देवी अपने चरित्र की निरकुश एवं अ्रबाघ भावताओ्ो के कारण 
राष्ट्रीय विधटनकारी के रूप मे उपस्थित होती है । उसकी अ्रसयमशीलता राष्ट्रीय 
एवं सामाजिक जीवन की शाति और व्यवस्था को खतरे मे' ढाल देती है । उधर 
विजया का निर्बाध-स्वरूप अपने व्यक्तित्व के लिए विभीषिका का वातावरण उत्तन्न 
कर देता है और अपने द्वारा निर्मित उप्त विकर्षण में उसका अपना ही दयनीय अ्रस्त 
होता है। यहाँ पर प्रसाद जी का मत है कि वह नीति जो मानसिक ग्रन्थियों की 
, सृष्टि करने वाली होती है, भ्रपने स्वरूप में अनेतिक है, इससे व्यक्तित्व का हनन 
होता है। विजया के साथ ऐसा ही हुभ्ना है । 


“अजातक्त्रु की पान्नी सागन्धी मे भी चारित्रिक चाचल्य विद्यमान है। गौतम 
द्वारा उसका प्रशय अस्वीकार कर दिये जाने पर वह प्रतिशोध की ज्वाला मे जल 
उठती है । वह अ्रपमान के क्षणों को बढा-चढ़ाकर सोचती हुई गौतम से प्रतिद्वन्द्रिता 
करती है--गौतम ! यह तुम्हारी तितिक्षा तुम्हे कहाँ ले जाएगी ? यह तुमने कभी 


( ३३६९ ) 


न विचाय कि सुन्दरी स्त्रियाँ भी ससार मे कुछ अ्रपना अ्रस्तित्व रखती हैं । भ्रच्छा, 
देखे तो कौन खडा रहता है ।* 


सामान्य परिवार मे जन्म लेने के कारण महत्त्व प्राप्ति की आकाक्षा मे मत्त 
वह उदयन को पति रूप में प्राप्त कर लेने मे समर्थ हो जाती है। परन्तु यहा भी 
अपने कुचक्रो और प्रवचनाओ्रों के कारण वह ॒ स्थिर नही रह पाती और अपने जलते 
हुए महल को छोडकर उसे काशी को वार-विलासिनी ह्यामा के रूप मे अपने जीवन 
का निर्वाह करना पडता है। इस रूप में वह शैलेन्द्र के सम्पक में आती है और उसके 
प्रति उसकी एकनिष्ठा परिपक्व होने लगती है कि दौलेन्द्र उसे त्याग कर चल देता 
है । इस तरह रूपोन्मत्त श्यामा को आरम्भ से श्रन्त तक स्थिर शान्ति की प्राप्ति नही 
होती । उसके अपने ही शब्दों मे उसका चरित्र इस प्रकार व्यक्त हुआ है-- अपनी परि- 
स्थिति को सयत न रखकर व्यर्थ महत्वाकाक्षा का ढोग मेरे हृदय ने किया, काल्पनिक 
सुख लिप्सा में ही पडी । उसी का यह परिणाम है । स्त्री-सुलभ सरलता की मात्रा 
कम हो जाने से जीवन मे कंसे बनावटी भाव आ गए ।* किन्तु जीवन के उत्तरकाल 
मे जब वह आम्रपाली का जीवन बिता रही होती है, बुद्ध द्वारा उसका उद्धार 


होता है । 

मागन्धी ने जीवन पयेन्‍त अपने अधिकारो की सीमा का अतिक्रमण किया, 
इसीलिये जीवन भर वह अगान्ति के अग्नि कानन में भुलसती रही, परन्तु उसमे शैलेन्द्र 
के सम्पक मे आकर एकनिष्ठा का भाव भी उदित हुआ था, उसी के वरदानस्वरूप 
अन्त भे लेखक द्वारा उसके उद्धार की व्यवस्था की गई है । किसी भी चरित्र का 
परिणाम उद्घोषित करने मे प्रसाद जी ने उसके कार्य-कलापो एवं भावनाओं में सत्‌- 
झसत्‌ के अनुपात का विशेष ध्यान रखा है । 


जनमेजय का नाग यज्ञ की पात्रा दामिती युवाकाल की मदिर आकारक्षाश्रों 
से उन्‍्मत्त विषय-वासना की मृग-मरीचिका मे भटकती फिरती है । उसमे वासना का 
अतिरेक है, जो निर्लेज्जता की सीमा का स्पर्श करता है । वृद्ध पति के साथ निर्वाह 
करने की विवशता में वह युवा उत्तक पर आकर्षित हुए बिना नहीं रहती । उसकी 
सानसिक दुर्बलता का यह अश परिस्थिति जन्य भी कहा जा सकता है। अत दामिनी 
के श्राचरण के लिए समाज भी आशिक रूप से उत्तरदायी है । परन्तु इतना सब कूछ 
होते हुए भी, एकनिष्ठा के ग्रादर्श सस्थापक प्रसाद उसकी चारित्रिक दुबंलता को क्षमा 
कर देने के पक्ष मे नही है। इसीलिए विषयो की पिपासा और प्रतिशोध की शअ्रग्नि मे 
भुलसती हुई दामिनी को उस समय तक झात्ति प्राप्ति नही होती, जब तक वह अपनी 
पराजय स्वीकार नही कर लेती । नैतिक मर्यादा के उल्लघत के अपराध मे उसे प्राय« 
दिचत करना ही पडता हैं-- 


हनन अब आल लाभ ााााााााएएएए#७४एएा 


१--अजातत्रु, पृष्ठ ४१। 
२--अजात शत्रु, पृष्ठ १३६ । 





( रे४० ) 


'हुदय के भ्रतिवाद से वज्ीभुत होने का मुझसे बढकर श्र कोई उद्धहरण न 
मिलेगा “*'उत्तक ! मै क्षमा चाहती हू । ? 


सुरमा* भी इसी कोटि की पात्रा है। मन का अस्थैर्य उसके पतन की कहानी 
रचता है। वह शान्तिदेव की ओर श्राह्ृष्ट होती है, परन्तु तब शान्तिदेव राज्यश्री 
की ओर झ्राकषित है। अपने प्रणय के आधार के लिये वह देवगुप्त को चुनती है। 
परन्तु देवगुप्त के साथ सुरमा का सुखी जीवन 8 शैत्ति के समान है। घटना 
प्रभजन के एक ही भौंके मे वह भूमिसात्‌ हो जाता है ४/परिणामस्वरूप अ्रन्त मे एक 
बार फिर वह शान्तिदेव की शोर भुकती है । शान्ति भिक्षुको के शब्दों मे उसके हृदय की' 
अस्थिरता स्पष्ट लक्षित होती है--“रमणी ! जब तुम्हे कोई चलने को 'कहता है, तो 
पैरो मे पीडा का अनुभव करने लगती हो । जब विश्राम का समय होता है, तो पवन 
से भी तीव गति धारण करती हो। तुम स्नेह से पिच्छिल, जल से अ्रधिक तरल, 
पत्थर से भी कठोर । इन्द्रधनुष मे भी सुन्दर बहुरग शालिती ।? और इसीलिए वह 
अपने प्रिय से प्रताडित होती है--'ओह !' जब निःश्वास लेकर सिसकती हुईं, किसी 
मूर्ख की छाती पर सुकुमार कुसुम सी व्याकूल होकर तुम पतित रहती हो, तब भी 
तुम्हारे भीतर व्यग्य हूसा करता है । जब स्वय प्राण देने के लिए प्रस्तुत होती हो, 
तब वह कितने जीवन लेने का प्रस्ताव होता है । प्रवचना की पुजारिन ! युवती 
रमणी सुरमा ! तुमने सुर्छे पहचाना ? * 


परन्तु इतना होते हुए भी सुरमा के कोमल मन मे नेतिकता का परमाणु 
सचित है । उसका बाह्य रूप परिस्थिति का पश्हिस है। अपने चरित्र के वैषम्य को 
प्रायर्चित्त के भ्रश्न जल से घोकर वह धोखे के पथ पर चलने से रुकना चाहती हैं--- 
'ठठा कर हँसना, नाचते हुए स्थिर जीवन में एक आदोलन उत्पन्न कर देना, नही, यह 
क्त्रिम है, यह नही चलेगा । राज्यश्री को देखती हु, तब मुझे भ्रपना स्थान सूचित होता 
है--पता चलता है कि मैं कहा हु ? चलू, रोक सकू* ।' और इसीलिए राज्यश्री की 
क्षमा द्वारा उसका उद्धार होता है । काषाय धारण करके वह चित्त-शुद्धि के प्रशस्त 
फ्थ पर, श्रपूर्व भ्रात्म-शान्ति प्राप्त करने के उद्दश्य से शातिदेव के साथ चल पडती 


है। 


अ्रनन्‍्तदेवी के समान महत्वाकाक्षाओ्रो से पूर्ण शक्तिसती * अपने आचरणो से: 


१--पृष्ठ १०३ ॥। 
२ दराज्यश्री को पात्री । 
३--राज्य श्री, पृष्ठ ४४। 
४--राज्यश्री,, पृ० ४५।॥ 
४--वही, पृ० ७१। 
६--अजातशत्रु' की पात्रा । 


( रेडंश ) 


पतित होती है । अ्धिकार-प्राप्वि का दर्प उच्छु खलता बनकर सम्पूर्ण साम्राज्य में 
कुचक्र, दुरभिसन्धि और अशाति का वातावरण उत्पन्न कर देता है। अपने लक्ष्य को 
पूर्ति के लिए वह निष्ठुर सकलप ही नहीं वरन्‌ तदतुरूप आचरण करने की तत्परता 
भी लिए हे । वह पुरुषों द्वारा नारी जाति की असमर्थता सूचित करा कर उसे और 
भी निमू ल आ्राशकाग्रो मे छोड देने की कुटिलता का प्रतिशोध किया चाहती है । 
स्त्रियोचित सहज स्वभाव के स्थान पर पुरुष के पुरुषत्व को ग्रहण करती है । इसी 
कृत्रिमता और सीमोल्लघन के कारण उसे सफलता नही प्राप्त हो पाती श्रौर नारीत्व 
की सजीव मूर्ति मल्लिका के सम्मुख भी उसे अपनी पराजय स्त्रीकार करनी ही पडती 
है । प्रसेनजित के सम्मुख भी उसे नत-मस्तक होना पड़ता है-- 


बह मेरा ही अपराध था आये | क्या उसके लिए क्षमा नहीं मिलेगी--मै 
अपने कृत्यो पर पद्चात्ताप करती हु । अ्रब मेरी सेवा मुझे मिले, उससे मै बंचित न 
होऊ, यही मेरी प्रार्थना है? । 

इसी नाटक की दूसरी पात्रा छलना है । जो अ्रपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के 
विरुद्ध चलने के कारण किमी भी उहंहय मे सफल नही हो पाती । नारी-सुलभ स्थायी 
गुणो को उपेक्षा कर वह राजकीय क्षेत्र मे अ्वतीणं होती हुई व्यर्थ ही पुरुषार्थ का 
ढोग करती है । इसीलिए उसे अपने पति की विद्रोहिनी बनना पडता है, साथ ही 
वह पुत्र से भी हाथ धोती है । लक्ष्य अष्ट और मर्यादा विहीन होने के कारण वह 
सम्मान प्राप्त करने की होड़ मे इधर-उधर भटकती दिखाई पडतो है । परन्तु भ्रन्त मे 
उसकी निप्तर्ग प्रवत्तियों का उदय होता है, और उसे अपने व्यवहार के लिए वासवी 
से क्षमा-याचना करनी पडती है--वासवी !' बहिन (--(रोने लगती है) मेरा 
कृणीक मुझे दे दो, मैं भीख मॉगती हु । मैं नहीं जानती थी कि निसर्ग से इतनी 
करुणा और इतना स्नेह, सतान के लिए इस हृदय मे संचित था। यदि जानतो होती, 
तो इस निष्ठुरता का स्वाग न करती * ।' 


महा पिंगल की पत्ती तरलार को भी इसी कोटि मे लिया जा सकता है। 
सुवर्ण सचय की लालसा तथा अपने वृद्ध और कामी पति पर पूर्स अनुशासन उसकी 
चारित्रिक विशेषताए है + पति को पीठने तक की निम्तता पर वह उत्तर आती है 
और इसी मर्यादा के सीमोल्ल ब्नन के परिणाम स्वरूप उसे छला जाना पडता है। वह 
अपना सर्वस्व खो देती है। 'कामना' नाटक की पात्री कामना झहत्वाकॉक्षा के स्वप्त- 
अभात मे सतोष की उपेक्ष क करती हुई विलास का हाथ थाम लेती है। वह श्रपने 
स्वाभाविक रूप मे श्रद्धा कर पूजा की वस्तु है, परन्तु उच्छू खल वासना का प्रवेग 





१--अजातभशत्रु, पू० १३०८ । 
२--वही, पृष्ठ १११। 
३--विज्ञाख को पात्रा । 


( ३४२ ) 


उसकी सौम्य मूर्ति को तृप्णा और असतोष के आवरणा मे प्राच्छादित कर लेता है । 
सन्तोष ने कामना के नारीत्व को सबसे पूवे जिस रूप में देखा था वह उसके लिये 
आनन्द-निकेत के समान था--जहाँ प्राण अपनी अभिलाषा का झ्ानन्द निकेतन देख- 
कर पूरु-वेग से धमनियों मे दोडने लगता है, वहाँ चिन्ता विस्मृत होकर विश्वाम करने 
लगती है, वही--रमरणी का--तुम्हारा रूप देखा था, और यह नही कह सकता कि मै 
झुक नही गया । परन्तु मैने देखा कि उस रूप मे पूर्ण चन्द्र के वेभव की चन्द्रिका सी 
सबको नहला देने वाली उच्छु खल वासता । 

रमणी का यह रूप जो सतोष-भावना से विमुख हो, भ्रतृप्त विलास की ओर 
अग्रसर होता है, आदर्श और नैतिक भान्यताश्रो की दृष्टि से सम्मान पूर्ण नहीं कहा 
जा सकता श्रौर इसीलिए कामना अवशान्ति और मानसिक पीडा के ससार में भटकती 
हुई अन्त में सत्य-पथ का अनुसरण करती है। लेखक ने कामना के चरित्र मे सहज 
नारीत्व की उदात्त भावना, कश्णा और स्नेह भाव का अनुष्ठान किया, किन्तु परि- 
स्थितिवश, पुरुष के पाशव प्रलोभन में, अपने मन की भावुकता के वज्यीभूत हो, वह 
थोड़े समय के लिये सब कुछ भूल जाती है। लेकिन अनीति का श्रन्धकार-ग्रावरण 
हटते ही वह अपनी भूल स्वीकार करती हुई साम्राज्ञी के पद को त्याग कर महत्व 
प्राप्ति की सुवर्श-छाया से दूर हट जाती है--'यदि राजकीय शासन का श्रर्थ हत्या 
और शअत्याचार है तो मै व्यर्थ रानी बनना नही चाहती । मेरी प्रजा इस बबेरता से 
जितना शीघ छुट्टी पावे, उतना ही श्रच्छा ।'*'प्यारे देशवासियो, लौट चलो, इस 
इन्द्रजाल की भयानकता से भागों । मदिरा मे सिचे हुए चमकीले स्वर्णु-वृक्ष की छाया 
से' भागों | 


'कामना' की मूल प्रवृति मे सदृभाव का समावेश है, इसी लिए वह दित भर 
भटकती हुई सध्या की लालिमा भें सही पथ पा जाती है। परन्तु उसकी सहेली लालसा 
विषय-वासना के आवेग से उन्मत्त विविधता के झ्राकषेंण मे जीवन का पर्व मनाना 
चाहती है । अपने भ्रपार वैभव का भोग किसी सांथी के साथ किया चाहती है। परन्तु 
उस साथी को प्राप्त करने का साधन समपंण नही, वासना का आमन्वरण है। उसे 
झपनी भअ्र-भगिमा और नयनो की भाषा पर विश्वास है-- 


“किसे नहीं चुभ जाये, नेनो के तीर नुकीले ? 
पल॒को के प्याले रसीले, अलको के फन्‍्दे गसीले, 
कौत देखू बच जाय, नैनो के तीर नुकीले? । 


विलास की पत्नी बन कर भी उसकी लालसा तृप्त नहीं हो पाती। स्वस्थ 





१--कामता, पृ० ७०-७१। 
२--कामना, पृष्ठ €७। 
३--बही, पृष्ठ ५३ । 


( रे४३ ) 


सैनिक के तेजोमय मुखमण्डल को देख कर वह उस पर भी आसक्त हो उठती है। 
उसके द्वारा अपमानित होने पर भी वह कहती है--'तुम्हारे वाक्य मेरी करों न्द्रियो को 
माग रहे है। मै कैसे छोड दू । ठहरो, मुझे इस सम्पूर्ण मनुष्यत्व को आखो से देख 
लेते दो ।* 


उसका यह चारित्रिक पतन ही उसके पतन का कारण बनता है। विलास के 
शब्दों मे उसने पद की मर्यादा, वीरता का गौरव और ज्ञान की गरिमा सब डबा दी 
है और इसीलिए उसके जीवन को नौका भी सागर के अतल मे ही विश्वाम पाती है। 


नाटको के अतिरिक्त प्रसाद जी के औपन्यासिक पात्रो में भी कुछ नीति विरोधी 
पात्रियो की श्रवतरणा हुई है। 'तितली”' की राजकुमारी अपने वेधव्य की स्थिति में 
सुखदेव चौबे से सम्बन्ध बनाए हुए है । उठते हुये यौवन को वह झा गार प्रमाधनो से 
रोके रहना चाहती है । ऐश्वर्य के प्रति उसके मन की लालसा अतृप्त है और इसीलिये 
वह जीवन भर सुखी नहीं हो पाती । मेना और अनवरी भी इसी कोटि की महिलाए' 
है जो अनीति और उच्छु खलता के पथ पर चल कर सुखी परिवारों का दहन कारये 
करती है | “'ककाल' की किशोरी भी नीति पथ को त्याग कर विश्रष्ट पथ का अनु- 
सरण करती है, परिणाम स्वरूप जीवन भर झ्रात्माभिमान का भूठा भार ढोती हुई 
श्रन्त में अपने पति श्री चन्द्र के सम्मुख अपनी पराजय स्वीकार कर लेती है-- उसे 
साहस हो चला था। आज उसे पाप और मुक्ति का नवीन रहस्य प्रतिभासित हो रहा 
था । पहली ही बार उसने अपना अपराध स्वीकार किया और यह उसके जिये इतना 
अच्छा अवसर था कि उसी क्षण उसे उद्धार की भी आशा थी।* “इरावती' को 
कालिन्दी स्त्रियोचित गुणों की सीमा का अश्रतिक्रमण करती है | प्रसाद जी ने उपन्यास 
क्षेत्र में हृदय परिवतंत के धिद्धान्त को नही माना है। प्रगतिशील यथार्थ वादिता को 
लक्ष्य बनाते हुए उन्होने समाज के विभिन्न श्रेणियों, स्तरों और परिस्थितियों के 
पात्रों को जेसा का तेसा उपस्थित कर दिया है। उनके उपन्यासो का लक्ष्य विशेष 
रूप से समाज की जज॑र शक्तियो का उद्घाटन करना है, जो सामाजिक हित कार्य मे 
बाधा रूप प्रकट हो रही है । इसीलिए किसी भी चरित्र को श्रादर्श रूप मे उपस्थित 
करने की विशेष चेष्टा नही की गई है | हा, तितली मे तितली का चरित्र भारतीय 
नारीत्व का सम्पूर्ण चित्र उपस्थित कर सकने में समर्थ है । 


उनकी मुक्त कविता 'प्रलय की छाया' में कमला का चरित्र नारी की उच्छ- 
खलता और पथ विश्रष्टता का इतिहास पस्तुत करता है। समस्त गुजरात की 
कमनीयता उसकी अ्रग-नतिका में एकत्र है। गुजर महीप उसके चरणों मे प्रणत होते 
है । लालसा की दीप्त मशियो से युक्त उसको अतीव सम्मान प्राप्त होता है-- 


रोकंनानलॉो-+-.>मननने “न ननमम... नमन कनननन-नननन-न-न समन मनन कप नम थाना ++ कम जनम नमन न कम पका थक पान पकाननन न कनननत-++५७%०७५५०६-.५५७५५०३०३७३५३७+>ककेनाा+ 








१--कामना, पृष्ठ ८० । 
२-०-ककाल, पृष्ठ २३६ । 


( ३४४ ) 


अ्रनुराग पूर्णा था हृदय उपहार मे 
गुज्जरेश पावडे बिछाते रहे पलको के 
तिरते थे--- 

मेरी अभ्रगडाइयो की लहरो मे 
पीते मक रन्द थे 

मेरे इस अधखिले आनन्द सरोज का ।* 


गुज्जरेश की मृत्यु के उपरान्त भी वह अपने रूप के गवे को नही भूल पाती । 
उसी को साधन बनाकर वह सुल्तान को जलाना, उसे झ्राकषित करना चाहती है । 
अपने शील और चारिचत्रिक उत्सर्ग को पतित कर वह सुखी नही हो पाती । वह सुल्तान 
से प्रतिशोध भी नही ले पाती । सौन्दर्य का दर्प और मन की उच्छु खलता तथा 
अनीति का आचरण उसके जीवन की सुषमा को कालिमा मे परिवर्तित कर देते है। 
ओर तब उस्ने सुन पडता है कि-- 


त्तारी यह रूप तेरा जीवित अभिज्ञाप है, 
जिसमे पवित्रता की छाया भी पडी नहीं 
जितने उत्पीडन थे चर हो दबे हुए 
श्रपना अस्तित्व है पुकारते 

तश्वर ससार मे 

ठोस प्रतिहिसा की प्रतिध्वनि है चाहते।'" 


“चित्रवाले पत्थर * कहानी की 'मगला' अपने वैधव्य मे भी पुरुष के ससर्ग की 
भूखी है। वह अपने प्रिय को शराब की अचेतावस्था मे छोडकर पूर्व परिचित मुरली 
के साथ भाग जाना चाहती है क्योकि उसका विश्वास है कि स्त्री जीवन की भूख कब 
जाग जाती है, इसको कोई नही जानता, जान लेने पर तो उसकी बहाली देना असभव 
है । उसी क्षण को पकडना पुरुषार्थ है।” मुरली को हिचकता देखकर वह दाराबी प्रिय 
को मृत्यु के घाट उतार कर, उसे अपने प्रणय की पुष्टता का प्रमाण देना चाहती है । 
परन्तु इस भयानक रूप में मुरली उसे स्वीकार नहीं कर पाता और वहाँ से किसी 
तरह भाग जाता है । मगला जीवन मे सुखी नही हो पाती । उसे अपने दुविनीत 
स्वभाव पर पच्चात्ताप होता है, जो भ्रपना अपराध स्वीकार कर लेता है .--- 

“देवता छाया बना देते है। मनुष्य उसमे रहता है। और मुफ सो राक्षसी उसमे 
आश्रय पाकर भी उसे उखाड कर ही फेकती है ।? 

प्रसादजी के ता री-सम्बन्धी नेतिक भ्राचरण के उपयुक्त अध्ययन से दो बाते 


१लहर, पृ० ७६ । 
२--इन्द्रजाल, मे सम्रहीत । 
३--इन्द्रजाल, पृ० ८० । 


। 


( रेडे४ ) 


स्पष्ट होती है । पहली तो यह कि वे आचार की शुद्धता पर विशेष जोर देते है । 
मर्यादाओं का अ्रतिक्रमण! भौर उच्छु खल व्यवहार उन्हे कभी भी इृष्ट बही रहा है । 
ऐसी नारी सदेव ही समय-चक्र और परिस्थितियों के मध्य उत्पीडित होती श्राई है । 
उनकी दृष्टि मे सयत स्वतन्त्रता और अपनी सीमाओं की पहचान सबसे महत्वपूर्ण 
वस्तु है । नारी अपने शील, सौजन्य और सद्व्यवहार के श्राचरण से महानता के शीर्ष 
को प्राप्त कर सकती है। उमको बाहर जाने की आवश्यकता नही है । अपनी सोमाग्रो 
का उत्लघन ही उसकी मानसिक अशान्ति और सामाजिक वेपम्य का कारण बनता 
है । प्रसादजी नारी के व्यक्तित्व की स्वतन्त्रता पर उस सीमा तक विश्वास करते है 
जहाँ तक उसकी निविध्न गतिविधि सामाजिक सतुलन के साथ-साथ सामाजिक जीवन 
की विभिन्न अ।वश्यकताओं के मध्य सामजस्य बनाये रख सकने मे समर्थ होती है । 
उनके मत मे स्वतन्त्रता का निकप सामाजिक विकार की सफलता पर निर्भर करना 
है और अबाधघ स्वतन्त्रता, जो विकास के स्थान पर विकर्षश का कारण बनती है, 
प्रसादजी की दृष्टि मे, नारी के लिये निषिद्ध होनी चाहिये, क्योकि उससे सामाजिक 
मूल्यों की हानि होती है श्ौर जीवन के स्वस्थ झाद्शों की महत्ता का लोप होता है । 
दूसरे, इसके साय-साथ पथ-विश्रष्ठ नारी के लिये, उत्थान, कल्याण और सुधार की 
आयोजना भी प्रसादजी के पास है। नारी जैसे ही अपनी भूल स्वीकार करती है और 
इस तथ्य को स्वीकार कर लेती है कि उसका ग्राह्म पथ व्यक्तिगत सौख्य एवं सामाजिक 
व्यवस्था के लिए कल्याणकर नही है, तथा उससे जीवन के मूल्यों मे विघटतकारी 
परिवर्तन होने की आशका है, वैसे ही उसके व्यवहार का सत्‌ रूप में विकास होना 
आरम्भ हो जाता है । प्रायदिचित के अश्र-जल मे सब कुछ स्वच्छ कर, नारी फिर से 
अपना पूर्व स्थायी सम्मानपूर्णा पद प्राप्त करती हुई, समाज के स्थ।यी कल्याणकारी तत्वो 
के विकास में सहयोग देना आ्ररभ कर देती है । यह प्रसाद जी के नैतिक श्ादर्श का 
वैशिष्ठूय है। इसके अनुसार नैतिकता के एक बार टूट जाने से वह सदा के लिए ही 
खडित नही हो जाती, उसमे सुधार हो सकता है । मामन्धी के चरित्र मे यही भावना 
प्रकट हुई है। मन की दुर्देम्य भावनाओं से परिपूर्ण, आरम्भ में, उसके चरित्र को 
चाचल्य की पृष्ठ भूमि मे अभिव्यक्ति प्राप्त होती हें। श्यामा के रूप में वह शेलेन्द्र के 
पथ का कोमल श्रौर मनोहर कटऊक बनती है। यही से उसमे सत्‌ रूप का विकास होता 
है । वह अपने अतीत के लिए पदचाताप भी करती है और इसीलिए मल्लिका द्वारा 
उसका उद्धार होता है। गौतम के चरणों ही मे उसे शान्ति प्राप्त होती है । कासना' 
जब विलास का सग छोड, मन की भ्रसयत भावनाओं पर विजय प्राप्त करती हुई 
करुणा का विकास करती है तो उसका पथ मगलमय बन जाता है। 'दामिनी' के 
द्वारा अपने मन के अतिवाद का अनुभव किये जाने पर उसे श्रपने पति से क्षमा झौर 
स्नेह प्राप्त हो जाता है। 'सुरमा' परिस्थितियों के बीच अनीति के मार्ग का अनुसरण 
करती है, परतु भ्रपने निकट सम्पर्क मे आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति वह निष्ठावान 
है । यह उसके मन की उदात्त भावना का प्रारूप है। वह ग्रपने अ्रनीतिपूर्णो अतिवादी 


( ३४६ ) 


व्यवहार की भूल भी स्वीकार करती है। सत स्वरूप के स्थिर विकास होने पर उसको 
शान्ति प्राप्त होती है। 'किश्ोरी' का जीवन परिस्थितियो की श्रृखलाओो मे आबद्ध 
उत्थान-पतन की कहानी है । उसके पक्ष मे अपने पति के साथ समकफ्रोतां करते हुए 
एक प्रण होकर निभते रहने का आ्रादर्श ही श्र ष्ठ था, परन्तु ऐसा नहीं हो सका, इसी- 
लिए वह जीवन भर अपने बाल-सहचर निरजन के पुरुषत्व की क्रोड मे मनचाही करती 
हुई भी अनमयस्क बनी रही । हमेशा उसे ऐसा लगता रहा कि जेसे कही वह कर्त्तव्य 
विभुख हो रही है । अन्त मे श्रीचन्द के सम्पर्क में ही समझोते को स्वीकार करते हुए, 
वह जीवन में निश्चिन्तता का अनुभव करती है। 'तितली' की राजकुमारी अतृप्त 
वासना के प्रवेग में पुरएष का सम्पर्क चाहती है। उसका मानसिक पतन होता है। 
परच्तु उसके चरित्र के शुद्ध सस्कार उसे शारीरिक रूप से पतित नहीं होने देते। 
महत्वाकाक्षा के पथ पर श्रग्रसर हाती हुई भी वह सुखदेव को अपने असहाय नारीत्व 
के जागरण काल में क्रिडक देती है--सुखदेव, मुझे सब तरह से मत लूटो। मेरा 
मानसिक पतन हो चुका है। मै किसी और की न रही, तो तुम्हारी भी न हो सक्‌ गी 
मुझे घर पहुचा दो ।* ' 


श्रौर यही राजकुमारी अपनी समस्त दुर्बलताओो के साथ साथ पाठकों की 
सहानुभूति भो प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार से प्रसाद जी का नेतिक आदझो 
जडीभूत नही है । 

दूसरे पक्ष मे अनन्त देवी, विजया, शक्तिमती, मगला लालसा, मैना और अन- 
वरी के चित्र है जो आरम्भ से #न्त तक नीति विरोधी आचरण करते हुए अपने स्वार्थ 
साधना की सिद्धि के उपक्रम में लगे रहते है । इसीलिए उनका उत्थान नहीं हो पाता 
और वे जीवन की विभीषिकाशो के रगमच पर ही अभिनय करते करते अन्त मे थक 
कर तिरोहित हो जाते है । ऐमे पात्रो के प्रति प्रसाद जी की सहानुभूति निसृत नहीं 
हुई है। स्वस्थ नैतिक नियमों का उललघन उन्हें कभी भी स्वीकृत नही हुमा है । 
अशोक" की तिष्यरक्षिता विषय वासना के पाशव रूप में उपस्थित होती है, इसलिए 


ऐसी स्त्री को पृथ्वी के ऊपर नही प्रत्युत उसके भीतर' रहने की व्यवस्था प्रसाद ने 
की है । 


बाह्य तथा आन्तरिक आच रण एवं स्वरूप «- 


प्रसाद जी का नीति सम्बन्धी दूसरा पक्ष है वाह्य और आन्तरिक आचरण 
तथा नैतिकता की अवस्थिति । उनकी धारणा है कि परिस्थितिवश व्यक्ति को नीति 
विरोधी आ्राचरण करने के लिए विवश हो जाना पडता है। वह कभी-कभी नेतिक 
आदंशों के विरुद्ध आत्मा का हनन और आ्तरिक भावनाओी का दमन करते हुए, 





१--तितली, पृष्ठ १६१। 
२--छाया मे सम्रहीत । 


( रे४७ ) 


समाज की श्रस्वस्थ परिपाटी पर चल पडता हैं। प्रसाद दो इसके लिए उस व्यक्ति 
का सामाजिक बहिष्कार नही करते और न यही मानते है कि नीति-विरोधी कार्य 


करने से उसका आचरण अ्रष्ट हो गया है । प्रसाद जी मानव मन की उन मूल अलु- 
भृतियों के गहरे मे उतर कर उत्त परिस्थितियों का अध्ययन करते है, जिसमे उसे 
किसी प्रकार का विशिष्ट आचररा करने के लिये बाध्य हो जाना पडा है। उन्होने 
नारी के उन्मुक्त व्यक्तिव को सदंव सराहा है। उनके विचार में नेतक आदर्श स्वस्थ 
स्वतन्त्रता की भाव-भूमि मे ही श्रेप्ठतर रूप से विकसित हो सकते है। इसीलिए तो 
अपनी श्रेष्ठतम नारी-कृति को उन्होने उन्मुक्रत रूप प्रदान किया है-- 
हृदय की ग्रनुभृति वाह्य उदार, 
एक लम्बी काया उस्सुक्त 
मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल 
सुगोभित हो सौरभ सयुक्त * 
साथ ही साथ वह यह भी मान कर चले है कि इस स्वतन्त्रता का उपयोग 
नेतिक पीठिका मे, समाज के किसी उच्चतर शझ्रादर्श की आयोजना के लिए होता 
चाहिए। परिस्थितियों की विवशता में किसी श्रेष्ठ लक्ष्य की पूर्ति के लिए नेतिक 
माप दण्डो का पयोग प्रसाद जी को अमान्य है। सुवासिनी यमुना, केतकी वन की रानी, 
इरावती, विलासिनी, बेला, सालवती, क्र्‌ वस्ठामिनी, रामा 'विराम चिन्ह की नायिका 
तथा कमला के चरित्र प्रसाद जी की इस धारणा को अ्रभिव्यक्त करने भे सफल 
हुए है । 
कुसुमपुर का स्वर्गीय कूसुम सुवासिनी अमात्य राक्षस की धरोधर है । राक्षस 
के प्रति उसकी निष्ठा कभी भी नही टूटती । परिस्थितियों के व्यूह चक्र मे उप्ते भ्रपने 
भरणा-पोषण के लिए मगध सम्राट के विलास कानन में रजन का उपक्रम करना 
पडता है। अभिनय शाला की नतंकी के रूप मे वह नन्‍्द के विनोद का साधन बनती 
है । जीवन की रगमयी विविधता का अभिनय करती हुई भी वह अपने एकनिष्ठ प्रेम 
की स्मृति मे टीस का अनुभव करती हुई सुखी होती रहती है, क्योकि उसके शब्दों में 
यही टीस प्रेम का प्रमाण है। नन्‍द का विशाल वेभव उसके प्रणय की अ्रडिगता को 
नही हिला पाता । वह विश्वास भरे शब्दों मे राक्षस से कहती है--'मै तुम्हारी अतु- 
चरी हू । मै नन्‍द की विलास लीला का क्षुद्र उपकरण बन कर नही रहना चाहता ॥* 
इतना ही नही, नन्द के द्वारा उसे जील-अष्ट किये जाने की चेष्टा करने पर 
वह उसे भी स्पष्ट किन्तु सबत उतर देने से नहीं चुकती--महाराज मैं असात्य 
राक्षस की धरोहर ह, सम्राट की भोग्या चही बच सकती । * 


| 








१--कामायनी, पृष्ठ ४६ । 
२--चन्द्रगुप्त, पृष्ठ ७० । 
३--चन्द्रगुप्त, पृष्ठ १५४५ । 


( रे४ं८ ) 


प्रसाद के मत भें प्रणय की एक निष्ठा ही सबसे बडी नेतिकता है। अपने 
स्त्रीत्व श्रौर प्रशय की रक्षा करती हुई उस नारी को, जो अपने प्रिय के लिए सम्राट 
का कोप भोजन बनते से भी भयभीत नहीं होती श्रौर जिसमे उसे खोजने के लिए 
स्वर्ग मे भी जाने का साहस सचित है, लेखक को पूर्ण सहानुभूति और ममता प्राप्त 
हुई है । उसे भ्पनी अनाथावस्था के कारण भले ही गरिका के रूप से निर्वाह करना 
पड़ा हो, परन्तु अपनी इस निरवलम्बता के लिये वह किसी भी प्रकार दोषी नही 
ठहराई जा सकती । उसे नैतिक मान देने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि परिस्थितियों 
की भयकरता के मध्य भी उसका मन कलुषित्त नही हुआ है, और वह अपनो निष्ठा 
की रक्षा के लिये पूर्ण सन्‍नद्ध और समर्थ दिखलाई पडती है। उसके झ्राचरण की यह 
पवित्रता ही भ्रन्त तक उसकी चारित्रिक स्थिति को ऊचा उठाए रखने मे सहायक 
हुई है । अपनी इस पवित्रता का हवाला देते हुए वह राक्षस से कहती है--अमात्य ' 
मैं भ्रनाथ थी जीविका के लिये मैने चाहे कुछ भी क्रिया हो, पर स्त्रीत्व नही बेचा । 
और यही उसकी महानवता का रहस्य है । 


तारा परिस्थितियों के कुचक्रों मे गुलेतार और यमुना के रूप मे जीवन की 
भयावह॒ता का सामना करती है | उसका प्रण॒य देन्य की छाया मे मगल को देखकर 
प्रस्फुटित होता है। जीवन-जीवन भर वह मगल के प्रति एकनिष्ठ बनी रहती है। 
मगल उसे छोड देता है । लेकिन झात्म-पीड़न को अधिक से श्रधिक ममता देती हुई 
वह जीवन की अमूल्य कसक को अपने हृदय मे ही सहेजे रलता चाहती है। चाची 
की प्रताडनाश्रों से क्षब्ध जब वह आत्म-ह॒त्या के लिये प्रेरित होती है, तब भी मगल 
के प्रति निष्ठा पूर्वक शब्द ही उसके मुख से निकलते है--- 


मंगल ! भगवान जानते होगे कि तुम्हारी शैया पवित्र है। कभी मैने स्वप्न 
में भी तुम्हे छोड कर इस जीवन मे किसी से प्रेम नही किया, और न तो मैं कलुषित 
हुई । यह तुम्हारी प्रेम भिखारिनी पैसे की भीख नही माग सकती और न पैसे के लिये 
अपनी पवित्रता बेच सकती है ।* 


मगल के बाद विजय उसके जीवन मे श्राता है। अब वह तारा नही यमुना है। 
विजय उसे मन से चाहता भी है। परन्तु बह विजय पर समर्पित नहीं हो सकती । यह 
उसके नैतिक सस्कारो की विवशता है। विजय के प्रस्ताव को, जिसमे वह उसकी 
सर्वस्व बनने जा रही थी, अ्स्वीकार कर अपने प्रणय की एकनिष्ठा के करण अभि- 
मान को लिये वह कहती है --“मैं आराध्य देवता बना चुकी हू *“मुझ्के ** ।! 


लेकिन विजय यहु सब जानते हुए भी उसे पवित्र, उज्ववल और अऊजंस्वित 
पाता है। ज॑से मलिन वसन में हृदयहारी सौन्दर्य । वह उसकी उस पवित्र झात्मा को 


(-चन्द्रगुप्त, पृष्ठ १७८ । 


२०-- कृक्राल, पृष्ठ ५८। 


( ४४६ ) 


विवाह के बन्धन मे बाघ कर उसे भविष्य के प्रति निश्चिन्त बना देना चाहता है। तब 
यमुना कहती है -- 


किसी के हुदय को चीतलता और किसी के यौवन की उष्णता--मैं सब भेल 
चुकी हु । उससे सफल नही हुई, उसकी साध भी नहीं रही विजय बाबू | मैं दया की 
पात्री एक बहन होना चाहती हु । है किसी के पास इतनी नि स्वार्थ-स्नेह सम्पत्ति, जो 
मुझे दे सके? ।' 


प्रसाद जी ने यमुना की दुर्भाग्यपूर्ण विवश्ता में ही उसके उच्चतर नेतिक 
आदशश का विधान रचा है। समस्त कलुपिताओ के मार्ग से होती हुई भी, वाह्याचरण 
मे नीति मान्य आदेशों की श्रवहेलना करती सी दिखाई देने वाली यमुता अभ्यान्तर 
भावनाओो में कितनी नेंतिक, कितनी एकनिप्ठ और कितटी महान है। मगल को 
अपना सर्वस्व अपण करके भी वह विजय के लिये नवाब की मृत्यु के प्रसग मे समस्त 
अपराध अपने सिर पर ले लेती है झोर यही उस्तका देवी रूप प्रकट होता है। दूषित 
वातावरण की दुर्गन्ध मे विकसित होता हुआ उसका चरित्र प्रत्येक घटना-प्रसग को 
लेकर नव विकसित पुष्प सा सौरभ बिखेर देता है । 


उधर इसी के समानान्तर घटी का चरित्र भी विकसित हुआ है। वह विजय 
को अपना आराध्य चुनती है| परन्तु विजय यमुना के अनुशासन में उसको स्वीकार 
कर पाने में अ्रसमर्थ होता है। फिर भी घटी सामाजिक जीवन मे हमेशा उसी के साथ 
लगी रहती है । विजय द्वारा समाज को दोषी हठराए जाने पर वह अपने वास्तविक 
रूप मे प्रकट होती है। उलाहना भरे शब्दों मे वह विजय से कहती है--“इसमे समाज 
का क्या दोष है। तुम कहोगे कि मै फिर सब जान कर भी तुम्हारे साथ क्यो घूमती 
हू, इसलिये कि मैं इसे कुछ महत्व नही देती । ( हिन्दू-स्त्रियो का समाज ही कैसा है, 
उसमे कुछ अधिकार हो तब तो उसके लिए कुछ सोचना-विचारना चाहिए और जहाँ 
अ्रन्ध अनुसरण करने का आदेश है, वहा प्र कृतिक, स्त्री जनोचित प्यार कर लेमे का 
जो हमारा नैसगिक अ्रधिकार है--जैसा कि घटना वहा प्राय स्त्रियाँ किया करती 
है--उसे क्यो छोड दू । यह कंसे हो, क्या हो, झोर क्यो हो--इसका विचार पुरुष 
करते है । वे करे, उन्हे विश्वास बनाना है, कौडी-पाई लेना रहता है भर स्त्रियो को 
भरना पडता है। तब इधर उधर देखने से क्या ? भरना है” यही सत्य है। उसे दिखाबे 
के आदर से ब्याह करके भरा लो या व्यभिचार कह कर तिरस्कार से | अधमर्ण की 
सान्‍्त्वना मे लिये उत्तमर्ण शाब्दिक मौखिक प्रलोभन या तिरस्कार है। समर १ हि 


घटी फिर कहती है--मै तुम्हे प्यार करती हू । तुम ब्याह करके यदि उसका 
प्रतिपादन किया चाहते हो, तो भी मुझे कोई चिन्ता नहीं। यह विचार तो मुझे कभी 





२--ककाल, पृष्ठ १७६ १७७ । 


( रे५० ) 


सताता ही नही । मुझे जो करना है, वही करती हू, करूगी भी । घुमोगे, घुमूगी, पिला- 
श्रोगे, पीऊ गी, दुलार करोगे- हस लू गी, ठकराओंगे, रो दू गी । स्त्री को इन सभी 
वस्तुओ की आ्रावश्यकता है। मै इन सबो को समभाव से ग्रहण करती हु और 
करूगी | 

घटी का यह चरित्र आलोचको के विवाद का विषय रहा है । समाज मे सुब्य- 
स्था के अ्रस्तित्व की मर्यादा के लिये इस स्वतन्त्र व्यक्तित्व पर मर्यादा! के अतिक्रमण 
का झ्ाारोप सगा है। लेकिन प्रसाद जी प्रेम की स्वतन्त्र-सत्ता पर विश्वास करते हैं। 
घटी को नेतिक मूल्यों से नीचे नही गिरने देते । बाथम घटी की शोर श्राकषित हुआ्ना । 
इसमे घटी का क्या दोष है। यमुना के मन में श्राशका हुईं इसमे घटी क्‍या करे। 
घटी ने तो श्रपने जीवन मे विजय को चुना है और विजय को छोड़ कर श्रन्य॒ कोई 
कभी उप्तकी कल्पना मे आता ही नहीं । तो फिर एकनिष्ठ चरित्र को किस प्रकार 
नेतिक आदेशो से पतित मान लिया जाये । इतने पर भी वह ललिता और यमुना की 
पीडा का अनुभव करती है जो उसके कारण उत्पन्न हुई है। उप्तके लिये वह प्रायश्चित 
करना भी नही भूलती --- 

मैंने सचित शक्ति से विजय को छाती से दबा लिया था। और यमुना “' 
ब्रह तो स्वयं राह छोड कर हट गई थी । पर मै बन कर भी न बन सकी--नियति 
चारो ओर से दबा रही थी। और मैने ग्रपना कुछ न रखा था, जो कुछ था सब 
दूसरी धातु का था । मेरे उपादान में कुछ ठोस न था। लो--मैं चली, बाथम*"'उस 
पर भी लतिका रोती होगी**'यमुना सिसकती होगी** दोनो मुझे गाली देती होगी ** 
अरे भरे, मैं हसाने वालो, सबको रुलाने लगी । मै उसी दिन धर्म से च्यूत हो गई। 
मर गई, घटी मर गई ।! 

घटी के चरित्र को लेकर प्रसाद जी ने नीति की उदार व्याख्या प्रस्तुत की 
है । उन्हे व्यक्ति के शुद्ध स्वभाव पर अटल विश्वास है। उनके मत में जो व्यक्ति 
स्वतन्त्र और मुक्त है वह सदा हित-वस्तु की ही इच्छा करेगा? ।'*"'इसीलिए व्यक्ति 
पर समाज की विवशताभ्रो और उसके परिणाम मे होने वाले अ्रनर्थों और दुखो को 
दिखा कर व्यक्ति से पुनः पुन यही श्राग्रह किया गया है कि वह अ्रपनी हस्ती को 
समझे और आत्म शक्ति का उपयोग करे ।” इसी आत्म शक्ति का अकुर घंटी के 
चरित्र में प्रस्फुटित हुआ है । 

पाप की पराजय' कहानी मे केतकी वन को राती अवने क्षुध्रत बच्चो के 





१--ककाल, पृष्ठ १७७ । 
२--वही, पृष्ठ शृ८८ । 

३--५० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, जय शकर प्रह्मद पृष्ठ ४४ । 
४--वही पृष्ठ ४३ | 

१--अतिशन ने में सम्रहीत । 

' 


( ३५१ ) 


लिये शरीर बेचने को भी सन्‍नद्ध हो जाती हैं। घनश्याम से वह कहती है--शहर 
चलूगी । सुना है, वहाँ रूप का भी दाम मिलता है। यदि कुछ मिल सके १ ।! 

नीति की रूढिवादी परिभाषा के अन्तर्गत गायद नैतिकता के पुरोहित इसे 
कोई स्थान न देंगे । क्योकि उनके श्रर्थों मे वेश्यावत्ति---शरीर का विक्रय, समाज में 
दुराचार की सृप्टि का कारण है । इसको वे किस प्रकार सहन कर सकते है । लेकिन 
इस कहानी का लेखक शरीर बेचने के कारणो की खोज करता है । परिस्थिति के 
मध्य समस्या को उभार कर वह प्रइन करता है कि भूख से विलबिलाते हुए बच्चो 
को तडप तडप कर मरने देना अनीतिपूर्ण है ब्रथवा शरीर का विक्रय करके उनके 
लिये रोटी का एक कौर जुटाना जिससे उनके कोमल प्राणो की रक्षा को जा सके । 

वेश्या वृत्ति के पथ पर अग्रसर होते हुए भी रानी की चारिन्रिक उज्ज्वलता 
में कोई अन्तर नही पडता वरन वह और भी दीप्त हो उठता है। प्रसाद जी यहाँ पर 
इसी विश्वास को लेकर चले है, छि शरीर स्पर्श से नेतिकता विश्रष्ट नहीं होती, यदि 
मन का पाविव्य और उद्दं इय की उच्चता अक्षृण्णु रखी गई हो । 

दासी* कहानी की इरावती भी परिस्थितियों के मध्य झ्ाततायियों द्वारा 

विभुष्ट की जाती है । वह बलराज की बाग्दत्ता है| वत्ति-वेदी के सम्मुख 

उनका परिणय होने वाला था। लेकिन इससे पूर्व ही कि वह सिन्दूर--बिन्दी से 
सौभाग्यशालिनी का पद प्राप्त करे, उसके भाल पर कलक की रेखा खीच दी गई। 
प्रसाद जी फिर यहाँ पर प्रेम की विस्तृत व्याख्या लेकर उपस्थित होते है। बलराज 
के मुख से जेसे उनका आदर्श बोलता है : -- 

“प्रेम की परिभाषा अलग है इरा। मैं तुमको प्यार करता हू । तुम्हारी पवि- 
त्रता से मेरे मल का अधिक सम्बन्ध नही भी हो सकता हूँ । चलो हम**“'और कुछ 
भी हो, मेरे प्रेम की वह्नि तुम्हारी पवित्रता को अ्रधिक उज्ज्वल कर देगी ।** 


इस प्रकार प्रसाद जी ने सबेत्र नीति श्र आचार की व्याख्या मे परिस्थितियों 

को महत्व देते हुए मव ही मूल-प्रवृति को विशिष्ठता प्रदात की हैँ । नीति सम्बन्धी 

उनकी विद्वद व्याख्या, उ्दंहय को मुख्य मान कर चलती हैँ, वाह्य आचरण को 
नही । 

चूडीवाली'* की नायिका चुडीवाली के रूप मे लालसा से उदीप्त विजय 

कृष्ण की ओर आकर्षित होती है । बहू से प्रताडित होने पर नगर की प्रसिद्ध नतेंकी 

विलासिनी के रूप मे विजयकृष्ण के रूप, यौवत और चरित्र को आकर्षित करने का 

उपक्रम होता है। अपने रूप और सगीत कला की सुख्याति एवं अपार वेभवसयी होने 


१--प्रतिध्वनि, पृष्ठ २८ । 
२--आधी से सम्रहीत । 
३--आधी, पृष्ठ ५२ । 
४--आकाशदीप, मे सग्रहीत । 


( ३५२ ) 


प्र भी उसे सनन्‍्तोष नही होता । मन मे कुल-वधू बनने की अभिलाषा उत्पन्न होती 
है । विजय कृष्ण की ओर भआाकर्षण इसी आकाक्षा को लेकर था। उसमे उसे सफ- 
लता भी मिली । विजय कृष्ण जैसे पूर्ण रूप से उसके हो गए। उधर उनकी पत्ती 
राज्यक्ष्मा से पीडित स्वर्ग तिधार गईं । इधर परिस्थितियों के चक्र से विजय कृष्ण का 
सर्वस्वान्त हुआ । तब तक विलासिनी में विजय के प्रति निष्ठा उत्पन्त हो चुकी थी । 
एक दिन परिहास में उसने विजय से कहा था--जिसमे बाधा नहीं, बन्धन नही, 
जिसका सौन्दर्य स्वच्छन्द है उस अ्माधारणा प्राकृतिक कला का सूल्य क्‍या बन्धन है ? 
क्रुचि के द्वारा वह कलकित भले ही हो जाये, परल्तु पुरस्कृत नहीं हो सकती । उसे 
आप पीजठे में बन्द करके पुरस्कार देंगे या दण्ड ।* १ 


आ्राज वह इस स्वतन्त्र प्रकृति को छोडकर विजय कृष्ण से बध कर कलवब्‌ बनने 
की इच्छा पूर्ण करना चाहती है । परन्तु वेश्या की दी हुई जीविका से पेट पालने मे 
श्रसमर्थ विजय कृष्ण उसके प्रणय को पत्नी रूप मे स्वीकार नही कर पाते । तब वह 
सोचती है--- 

अपना व्यवसाय और विजय को गृहस्थी बिगाड़ कर जो सुख खरीदा था, 
उसका कोई मूल्य नहीं । मैं कुलबध्‌ होने के उपयुक्त नहीं। क्या समाज के पास उसका 
कोई प्रतिकार नही, इतनी तपस्या और इतना स्वाथथे-त्याग व्यर्थ है । * 


भर तब विजय कृष्ण से अस्वीकृत विलासिनी अपनी जीवन-चर्या बदल 
डालती है | सेवा के महान्‌ आदर्श को लेकर आदरशों हिन्दू गृहस्थ की भाँति तपस्या में 
निरत वह अब लौ नसानी अब न नसे हो, के महत्‌ सकलप का निर्वाह करती 
चलती है । तभी उसे एक बार फिर विजय कष्ण के दर्शन होते है और शअ्रपती निष्ठा 
के विश्वास मे वह उन्हे प्राप्त कर लेती है। उसका कूल-वध होने का स्वप्न साकार 
हो जाता है। 


इसी कहानी में प्रसाद जी ने आचरण की शुद्धता और वेश्यावृत्ति की समस्या 

पर भी प्रकाश डाला है। नतेंकी का जीवन कला के व्यवसायियो का जीवन है । यह 
कला अपने श्राप में पवित्र है | परन्तु इसके द्वारा समाज में जिस उच्छशु खलता एवं 
नैतिक भ्रष्टाचार की सृष्टि होती है, उसके लिये कला के मूल्य लगाने वालो की 
कुरचि तथा कृत्सित इच्छा उत्तरदायी है त कि कलाकार । इस कला के द्वारा भले ही 
जीविका प्राप्त करते रहने के लिये बहुत से सामाजिको का मनोरजन करना पड़े, 
परन्तु इसका अर्थ व्यमिचार नही होता । वेश्या होकर भी विलासिनी ने एक व्यक्ति 
से प्रेम किया है और यही उसके नेतिक परक्षण के लिये यथेष्ट है । यहा भी 
प्रसाद बाह्य आचरण को महत्व न देकर विलासिनी की सूल भावना को पकड़ कर 
चलते है, जहाँ वह कुलवधू बन कर एकतिष्ठ जीवन बिताने का' स्वप्न पूर्ण करवा 


१--आकादशदीप, पष्ठ ११७- १ १८ । 
२-5आकाशदीप, पृष्ठ ११६॥ 


( ३५३ ) 


चाहती है | नर्तकी होकर भी वह एक पुरुष के लिये अपना व्यवसाय खो देती है ॥ 
एक ही पुरुष से श्रस्वीकृत होने पर वह अपने जीवन की दिल्ला ही बदल देती है । 
प्रसाद जी प्रणाय को भावना को बहुत ही स्वाभाविक मान कर चले हैं | इसी भावना 
के कारण यदि उसको किसी विवाहित पुरुष से प्रेम हो गया हो, और उसके कारण 
विजय की पत्नी को जीवन की हानि उठानी पडी हो, तो इसमे विलासिनी का 
कितना दोष है ” उसने कभी भी बहू के रहते विजय को सम्पूर्ण रूप से श्रपना ही 
बता कर नही रखना चाहा । वह तो अपने अभ्यास के अनुसार यही समझी रही, 
“कि यदि बहुज़ी की अपार प्रणव सम्पत्ति मे से कुछ अश मै भी ले लेती हु तो हानि 
क्या ? * यह तो अपने प्रणय के एकाधिपत्य पर पूर्णो विध्वासिनी बहुजी के ही दृष्टि- 
कोण का दोष है कि वे इतनी-सी हानि को भी सहन नहीं कर सकी । 


इस प्रकार प्रसाद जी वारागना को भी प्रेम करने का अ्रधिकार देते है जो 
उनकी दृष्टि में नीति पूर्णो हैं। उत्के व्यवसाय से समाज मे जिम श्रनीति का विस्तार 
होता है, उसके लिये प्रसाद, कला पारखी सामाजिकों को दोषी ठहराते हैं जिन्होने 
अपनी विषय-वासना के वल्लीभूत होकर उसे यह अनेतिक स्वरूप प्रदान किया है। 
उनके मत मे प्रत्येक नारी के मत मे कुलवध्‌ बनने की इच्छा होती है । कोई भी सती 
झपने मन से समाज मान्य वेश्या के विकृत रूप को नहीं अपनाना चाहती । और 
इसीलिए प्रसाद ने विलासिनी मे गृहस्थ बनने की श्राकाक्षा का आरोपरा किया है, 
उसके व्प्रवसाय की कलुप्रिता का कारण सामाजिको की कृरुचि में खोजा है तथा 
वेविध्य का व्यवसाय करते हुए भी उसको एकनिष्ठा, प्रेमिका और लोक सेविका को 
स्थिति भ्रदाव की है । 


'सालवती * भी इसी कोटि की पाजन्नी है। सर्वश्रष्ठ सौन्दर्यंमथी होने के कारण 
उसे स्वतन्त्र रहने का भ्रविकार दिया जाकर उससे कुलवध्‌ का अधिकार छीन लिया 
जाता है। उसकी प्रत्येक रात्रि १०० सुबरणं मुद्राओ मे विक्रीत होती है। सेनापति 
मणिघर की पराजय का कारण, उसका ससर्भ दोष माना जाता है 4 काल भृजगिनी' 
वैशाली का अभिशाप तथा “विचार स्वातन्त्रत के समुद्र का हलाहल” उसके विशेषरंध 
बनते हैं । परिस्थितियों की भावरों में घिरी हुई वह श्रपने को स्वतन्त्र होते हुए भी 
कंगाल की तरह, अ्रधिकार नियन्त्रण विहीन सा अनुभव करती है । वह समाज को 
प्रताडनाओ का लक्ष्य बनती है । उसे वेश्यावंति के पाप को आाविष्कृत्री माना जाता 
है। राज्य प्रदत स्वतन्त्रता के उपभोग क्षणो मे वह स्वय भी वैसा ही अभिनय करने 
लगती है । इसी कारण उसे भ्रभय कुमार का प्रत्याखान करना पड़ता है। परन्तु अपनी 


किलककननननिकाणा "77 कविशिानाणण पअरए तप णिगा 


१--अआकाशदीष, पृष्ठ ११८। 
२--इन्द्रजाल मे सम्रहीत । 


( ३५४ ) 


स्वाभाविक प्रवृति मे सालवती पूर्ण ममतामयी है । वेश्याबृत्ति को वह वैशाली राष्ट्र 
के लिये भ्रहितकर मानती है । इसीलिये तो वह संघ के सम्मुख अपनी प्रतिज्ञा उप- 
स्थित करती है -- 

'यदि सघ प्रसन्न हो तो मुझे आज्ञा दे । मेरी यह प्रतिज्ञा स्वीकार करे कि 
आज से कोई स्त्री वेशाली राष्ट्र मे वेदया न होगी | 


वह अपने द्वारा श्रव तक के वेध्यावृति-प्रचार के लिये दण्ड का विधान भी 
उपस्थित करती है--“मुझे निर्वासन मिले, कारागार मे रहना पडे । जो भी सघ की 
श्राज्ञा हो, किन्तु अकल्याणकर और पराजय के मूल इस भयानक नियम को जो अ्रभी 
थोड दिनो से बज्जिसघ ने प्रचलित किया है, बन्द करना चाहिए ।*! 


सघ द्वारा उसकी प्रतिज्ञा का स्वीकार्य तथा उसका कुल वधू बनने का स्वप्न 
दोनो ही सामाजिक व्यवस्था के सचालन मे सहायक होते है | अपने सुप्त मातृत्व की 
भावना के उद्रे क-क्षणो मे उसे प्रत्याख्यायित अ्रभयकुमार के पृत्र की मा बनना 
स्वीकार करना ही पडता है। 


परिस्थितियों के विधान में नेतिक आचरण का दूसरी उदाहरण बेला? का 
चरित्र है। वह गोली से प्यार करती है । लेकिन उसका विवाह भूरे से होता है। वह 
इसे सर भुका कर स्वीकार कर लेती है, लेकिन गोली की स्मृति उसके मन से घूमिल 
नही हो पाती । उसके सुन्दर भ्रग की मेघमाला प्रेमराशि की रजत रेखा से उदभा- 
सित हो उठी थी । उसके हृदय मे यह विश्वास जम गया था कि भूरे के साथ घर 
बसाना गोली के प्रंम के साथ विश्वासघात करना है । उसका वास्तविक पति तो 
गोली है । और इसीलिए वह 'पलास के जगल मे अश्रपने बिछडे हुए प्रियतम के लिए 
दो-चार विरह वेदना की तानो की प्रतिध्वति छोड आ्ाने का काल्पनिक सुख नही छोड़ 
सकती थी। 


फिर मेकू की कूट मन्त्रणा से बह ठाकुर को दे दी जाती है। समाज मे वह 
उनकी एक मात्र प्रेमिका समझी जाती है। उसकी प्रतिष्ठा श्र्य कूल-बधुओ की भाति 
होती है । ठाक्र की उमग की राते वही कटती हैं। फिर भी ठाकूर कभी कभी प्रत्यक्ष 
देख पाते कि बेला उनकी नही है ।* ओर एक दिन जब वर्षो का छुटा हुआ गोली नठ 





१--इद्धजाल, पृष्ठ १४६ । 
२-वही, पृष्ठ १४६ | 
३--इन्जाल, कहानी की पात्री । 
४--इन्द्रजाल, पृष्ठ ७। 

,, औै वही, पृष्ठ १० | 


(३५४ ) 


के रूप मे ठाक्र को खेल दिखाता हुप्ना बेला को लेने उसके समीप पहुचता है, तो प्रेम 
की तीव अनुभूति से पूर्ण एक ही क्षण में दीन भिखारी की तरह-जो एक मुट्ठी 
भीख के बदले अपना समस्त सचित श्राशीर्वाद दे देता चाहता है--वह वरदान देने के 
लिग्रे* प्रस्तुत हो जाती है । 

बेला के चरित्रॉकन मे लेखक ने शारीरिक पवित्रता और नीति-स्थापना के 
प्रश्न को उठाया है | क्‍या शरीर के दूषित हो जाने से नेतिक्कता भ्रष्ट हो जाती है? 
क्या विवाह के बाद बेला को अपना प्रिय भूल कर भूरे के प्रति एकनिष्ठ हो जाना 
चाहिए था ? क्‍या ठाक्र के वैभव विलास को त्याग, बेला का एक कगाल के साथ हो 
लेना नीति सम्मत था ? प्रस.द जी, जैसा कि हम पहले ही कह आए है, प्रेम की 
अनन्यता को ही श्रष्ठ नेतिकता मानते है। समाज को ऋरता ने बेला को गोली से 
छीन कर भरे से बाध दिया, इसमे बेला का क्या दोष है ” समाज के अन्याय से वह 
झपनी एकनिष्ठा का ब्रत-भग क्यो करे। भूरे और ठाक्र दोनो के द्वारा शारीरिक रूप 
से अष्ट किये जाने पर भी बेला अपनी आत्मा से पवित्र है, अपनी भावनाओ मे महान 
है, और अपने प्रण॒य मे एकनिष्ठ हें। नेतिकता की उदार परिभाषा को शारीरिक 
पावित्य की सीमाओं में आबद्ध नही कियो जा सकता, वह आत्मा की वस्तु है । 

दूमरे, पलास वन की एकान्‍्तता मे जब बेला ठाकुर से पहले पहल मिलती हैं 
तब उसके महत्व का सम्पूर्ण चित्र, जिसे अपने मन की असयत कल्पना में वह दुर्गम 
शल-श् ग समझ कर अपने भ्रम की हसी उडा चुकी थी*, उसकी श्राखों मे घूम 
गया । यह उसका मनोवेज्ञानिक पश्ष है। महत्व प्राप्ति की लालसा की कमज़ोरी में 
तथा इससे विशेष कि ठ'क्र को प्राप्त कर लेने पर उसका अ्रपने प्रिय गोली के प्रति- 
इन्दी भूरे से सम्बन्ध विछद हो जायेगा, वह ठाक्र के शरीर से अ्रपना सर सटा देती 
है। शायद उसने उस क्षण भी यह सोचा हो कि ठाकुर चाहे ओर कुछ भी क्यो न हो 
पर भूरे की भाँति उसके प्रिय का प्रतिद्वन्दी और शत्रु तो नही है। और हो सकता 
है, इस तरह ठाकुर के प्रति समपंण भी गोली के प्रति अनन्य प्रणय की भावना के 
कारण ही हुआ हो । हाँ, यदि ठाकुर के पास जाने पर वह गोली को भूल जाती, उसके 
विलास वैभव मे श्रपने पलास वन-जीवन के दिन बिसरा देती, तो हम इसे उसकी 
नैतिक मर्यादा का उल्लघन तथा चारित्रिक पतन मान लेते । लेकिन ऐसा नही होता, 
झौर इसी निए वह प्रताद मान्य नीति का नवीन उदार आाददां प्रस्तुत करने से समर्थे 
होती है । 

भारतीय सस्क्ृति में नारी के लिये पत्नीत्व की मर्यादा का अधदर्श निर्वाह अन्य- 

तम कतंव्य है। पति के सुख दू खो को सहचरी, उसके प्रति एकनिष्ठा और आज्ञा- 


हैं. कणाअ+णजमक, 


१-इन्द्रजाल, पृष्ठ १२ । 
२--इन्द्रजाल, प१ष्ठ ८ ॥ 


( ३५६ ) 


कारिता उसके जीवन के प्रमुख लक्ष्य है। प्रसाद जी पत्नीत्व के आदर्श को महत्व 
प्रदान करते के साथ एकनिष्ठा श्नौर आज्ञाकारिता के अर्थ को उस बिन्दु तक नही 
खीच ले जाते, जहा नारी का अपता स्वर, अपनी इच्छा और अपना अस्तित्व ही लोप 
हो जाता है । उनके मत मे जिस श्रकार नारी से आादरशों निर्वाह की अपेक्षा की 
जाती है उसी प्रकार से पुरुष को भी अपनी सीमाओं एवं श्रधिकार क्षेत्रों का ध्यान 
रखना आवश्यक हे | यदिल्लह नारी से नेतिक व्यवहार की भ्राशा रखता है तो उसे 
भी स्वय तीति विरोधी व्यवहारों का अश्रनुसरण नहीं करना चाहिए और यदि वह ऐसा 
करता है तो नारी भी उसका विरोध करने के लिए स्वतन्त्र हैँ । प्रसाद जी ने 
अपनी भ्रनेक पात्रियो को यह सुविधा प्रदान की हैँ । उनको पत्नी-पात्रियाँ 
एकनिष्ठ, करतंव्यमयी एवं सदाचार से युक्त हूँ । उनमे अपने पति के प्रति सम्मान 
झौर आज्ञाकारिता की भावना विशिष्ठ है । लेकिन साथ ही वे अभ्रपने पति को भी 
दुराचार करते नही देख सकतो । ऐसे अवसरो पर ग्रपनी नेतिक महाह्बित को लेकर 
वे अपने आराध्य समभ्े जाने वाले पति का प्रकट विरोध करती हैं, और प्रसाद जी 
की दृष्टि मे यह पूर्ण नैतिक है। ऐसा करने से उनके नैतिक आचार की श्रंष्ठता ग्रे 
कोई अन्तर नही श्राता । 


चन्द्रगुप्त से प्रेम करते हुए भी जब भ्र्‌ वस्वामिनी को राम गुप्त की पत्दी बच 
जाना पडता है तो नारी स्वभाव के अनुसार नियति पर विश्वास करते हुए वह राम- 
गुप्त के प्रति एकनिष्ठ हो जाती है। अपने जीवन की सम्पूर्ण सवेदनाओ और श्रस- 
फलताओ को ममता और कारुण्य की अनुभूति मे छिप्रा कर, वह अपने पत्नीत्व का 
कर्तव्य निर्वाह करती चलती है । 'लेकिन रामग्रुप्त उसे उपहार मे देने की वस्तु सम- 
भता है और पति होते हुए भी शकराज के पास भेजे जाने का आदेश देता है। तब 
भी श्र वस्वामिनी सहनशीलता के श्यृग पर चढ कर उससे विनय करती है--“राजा 
आज मैं शरण को पभ्राथिनी हु * मैं तुम्हारी होकर रहूगी *.. राज्य और सम्पत्ति 
रहने पर राजा को--पुरुष को - बहुत सी रानियाँ और स्त्रियाँ मिलती हैं, किन्तु 
व्यक्तित्व का मान नष्ट होने पर फिर नही मित्रता ।* 

लेकिन दुविनीति रामगरुप्त जब उसे किसी दूसरे को देने पर ही तत्पर हो जाता 
है तब वह अपने स्वत्व श्रौर स्वाशिमान की रक्षा के लिये सन्चद्ध होकर रोष भरे 
शब्दों मे कहती है--- 


(मिलंज्ज ! मद्यप ! क्लीव । ओह, ता मेरा कोई रक्षक नही । नही, मैं भ्रप्दी 
सदर स्वयं करूंगी । मै उपहार मे देने की वस्तु, शीतलमरिं नही हू । मुझ मे रक्त कौ 


। ई--म्रवस्वासिनी, पृष्ठ २६ 


( ३५७ ) 


तरल लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमे आ्ात्म सम्भान की ज्योति है। 
उसकी रक्षा मैं ही करूगी ।” 


उसकी भत्सेना मे वह जैसे शक्तिमान्‌ होकर बोलती है --- 


अनायें  निष्ठुर | मुझे कलक कालिमा के कारागार मे बन्द कर मर्म वाक्य 
के धुए से दम घोट कर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी अखसहायता मुझे 
अमृत पिला कर मेरा निर्लज्ज जीवन बढाने के लिये तत्पर है * * मैं एकान्त चाहती 
हू 

वह यह भी जानती है कि उसका राक्षस-विवाह हुआ है! भझभी तक वह 
अपनी अ्रपार उदारता और सामजस्य प्रवृत्ति के कारण उसका यो ही निर्वाह कर लेना 
चाहती थी । परन्तु श्रब वह उसे मानने से भी इन्कार कर देती है। यह समाज का 
घोरतम अन्याय है कि 'स्त्रियो को धर्म बत्धन मे बाध कर बिना उनकी सम्मति के, 
उनके अधिकार का अपहरण होता है और धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई सरक्षण 
नही होता जिसमे वे अ्रभागी स्त्रिया आपत्तिकाल में अवलम्ब मान सके ।* 


(ही 


3 पर प्रसाद जी विवाह कः आराद्श स्त्री श्रार पुरुष का परस्पर विश्वास- 
पूर्वक अ्रधिकार, रक्षा और सहयोग के रूप मे प्रस्तुत करते है ।* इनके अभाव में 
विच्छेद अनीतिपूरणं नही कहा जा सकता । 


स्‍्कन्दगुप्त की पात्रा रामा अपने पति श्वेताग से पूर्ण स्नेह करती है, उसका 
सम्मान करती है । पर साथ ही उसके अनीतिपूर्ां व्यवहार का विरोध भी । सत्य कौ 
मान-रक्षा के लिये पति का विरोध अनेतिक नही कहा जा सकता । उसका पति सब- 
नाग महादेवी देवकी के बध की कुमत्रणा का शिकार होता है। उसे इस महान्‌ दुष्कर्म 
में सम्मिलित हुआ देख कर रामा उसका विरोध करती है। उसे फटकारते हुए वह 
कहती है:--मेरे रक्त के प्रत्येक परमाणु मे जिसकी कृपा को शक्ति है, जिसके स्नेह 


का आकर्षण है, उनके प्रतिकूल आचरण ? वह मेरा पति तो क्या, स्वयं ईश्वर भा 
हो, नही करने पायेगा ॥* 


श्रपने पति के प्रति प्रताडना भरे इन शब्दों में उसका रोष और भी उज्ज्वल 
हो उठता है -- 





१--पश्र्‌ वस्वामिनी, पू० २७। 
२---वही, पृ० ३२ । 
३--बही, पृ० ५२ । 
४--बही, पृ० ५२ ! 
५--स्कन्दगुप्त, पु० ६४ । 


( ३४५८ ) 


टुकड़े का लोभी | तू सती का श्रपमान करे, यह तेरी स्पर्धा ? तू कीडो से 
भी तुच्छ है। पहले मैं मरूंगी, तब महादेवी ।* 

प्रसाद जी नेतिक झ्राचरण से भृष्ट पति के इस व्यवहार के विरोध को नीति 
सम्मत मानते हैं | इससे पत्नीत्व की नेतिक मर्यादा टूटती नही वरन्‌ सबल हीती हैं । 
पत्नी का यह नैतिक आदर्श ही तो उसके पति का जीवन बनाने मे सहायक होता हैं। 
शवनाग को अपराध के रूप मे उपस्थित किया जाकर स्कन्दगुप्त उसके लिये निर्णय 
देता है -- 


“क्योकि रामा-- साधवी रामा को मैं अपनी श्राज्ञा से विधवा न बनाऊगसा । 
रामा सती ' तेरे पृण्य से श्राज तेरा पति मृत्यु से बचा* ।” रामा इस कृतज्ञता के बोफ 
से भुकी हुई सम्राट के चरणो पर गिर पडती है। वह वास्तव में अपने पति से बहुत 
प्यार करती हैं। लेकिन उसके भ्रनतिक आचरणो से नहीं। इसीलिए उसे उसका 
विरोध करना पडता है, जो वास्तव मे विरोध न होकर उसका सर्व-प्रथम नैतिक 
कर्तंब्य हें । 

इसी प्रकार 'विराम चिन्ह?” का मद्यप राधे अ्रपनी पत्नी द्वारा त्यक्त व्यक्ति 
है। पति के क्र र, निर्देय, और दुराचारी होने पर पत्नी द्वारा उसका त्याग लेखक को 
किसी भी अवस्था तथा किसी भी वर्ग मे अनीतिपूर्ण नही लगा है । 

नारी का एक झौर रूप है, मात्‌ रूप। अपने पुत्र के सतत्‌ उत्थान के लिये 
सगल कामना से परिपूर्ण उसका मन स्देव ही सुन्दर कल्पनाश्नों मे निमग्त रहता है । 
वह सदैव अपने पुत्र को सत्पथ पर अग्रसर होते देखना चाहती है । परन्तु कत्त व्य 
विसुख पूत्र का विरोध करने से भी उसे नहीं हिचकना चाहिए। प्रसादजी ने 'स्कल्दगुप्त' 
की कमल! के चरित्र मे मातृत्व का यही नैतिक आदर प्रस्तुत किया है । उसका पुत्र 
भटार्क श्रनन्त देवी की कुमन्त्रणा मे फस कर राज्य विद्रोही बनता है। कमला का 
उसका यह नैतिक दुराचरण सहाय नहीं है। नीति की रक्षा मे तत्पर वह उसके लिये 
कहती है ! सुखी घरो मे आग लगाने, हाह्कार मचाने और देश को अनाथ बना कर 
उसकी दुर्देशा करने के लिये नरक के कीड़े तू जीता रहा ? मैंने भूल की, यूतिका-गृह 
मे ही तेरा गला घोट कर क्यो न मार डाला ।* 


माता-पुत्र का सम्बन्ध श्रपार विश्वास पूर्ण, स्नेह और ममता पूर्ण होता है । 


१--स्कन्द गुप्त, पृष्ठ ६८। 
२--वही', पृष्ठ 5१। 
३--इन्द्रजाल में सग्रहीत । 
४-स्कन्दगुप्त, पृष्ठ ११४। 


( ३५६ ) 


मा अपने पुत्र की हित कामना मे कुछ भी नहीं उठा रखती । परन्तु आदर्श मा अपने 
पुत्र को नीति-विरोधी व्यवहार करते देखकर चुप भी नहीं रह सकती । वह उससे 
जहा एक ओर अपरिभित, अतुल्य स्नेह कर सकती है वहाँ दूसरी श्रोर उसी मात्रा में 
घुणा भी, और ऐसा करने से मातृत्व के आदर्श का क्षय नही होता। कमला के नैतिक 
आचार की श्र ष्ठता के कारण ही भ्रन्त मे भटाक॑ को पश्चाताप करता पडा है :-- 


अनन्त देवी । एक क्षुद्र नारी--उसके कुचक्र मे, श्राज्षा के प्रलोभन मे, मैने 
सब बिगाड दिया।” (पृष्ठ १३५) 


इस प्रकार से प्रसाद जी ने नेतिक आदर की विस्तृत और उदार व्याख्या को 
प्रस्थापना का प्रयास किया है। सक्षेप मे नारी सम्बन्धी उत्तके नेतिक आदर्शों का 
सचयन करते हुए कृम कह सकते है कि प्रसाद जी को नारी की स्वतन्त्रता पर अठल 
विश्वास है । डक वस्तु हो वास्तविक अर्थों मे लाभप्रद और कल्याण कर 
हो सऊती है लेकिन उसके साथ जुडी हुई उच्छु खलता की समस्या सम्बन्धी उनके 
विचारो को भी अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। वे नारी के ढ्वारा अपनी यथार्थ और निसरे 
प्रकृति का त्याग कर देने के पक्ष मे नही हैं। न।री की भ्रबाघ स्वतन्त्रता का परि- 
णाम उनके साहित्य मे श्रतिष्टकर ही हुआ है । यहाँ पर वे उनमे सुधार को व्यवस्था 
करते हैं। उनके नेतिक आ्रादर्श जडी-भूत नही है । 


वास्तव मे प्रसाद जी की नैतिकता प्रयोगशील नैतिकता है। विभिन्न चरित्रो 
के आचरणो मे ग्रनेको प्रयोग करके वे नैतिकता का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। नेतिकता 
उनकी दृष्टि मे शाहवत नही है| देश, काल, परिस्थिति तथा इतिहास इन सबकी 
पृष्ठ भूमि में नैतिक मान्यता भिन्न-भिन्न रूप रेखाझ्ो तथा भश्र्थों मे व्यक्त होती है। 
प्रबुद्ध सामाजिक जीवन में नैतिकता का स्वरूप ग्राम्य जीवन की नैतिकता से भिन्न 
होता है ! प्रदेश-प्रन्तर के कारण भी नतिकता परिवर्तित होती है । इसलिये न तो वह 
चिर स्थायी हैं, न चिर कालीन और इसी मान्यता के कारण वे यह मान कर नहीं 
चलते कि एक बार नीति विरोधी भ्राचरण कर लेने पर उसमे सुधार की सम्भावना 
नही रह जाती । उनके बहुत से पात्र महत्त्वाकाक्षा और लालसा के ग्शीभूत होकर 
आरम्भ मे नैतिक मर्यादाओ्रो का उल्लघन करते दिखाई पडते है। परन्तु भअरन्त में 
पश्चाताप की श्रग्नि के सम्मुख उनके चरित्र की मलिनता निर्मेलता एवं सात्विक तेज 
मे परिवर्तित हो जाती है ) यहाँ पर वे रूढिगत नैतिक आदशों की धारा से स्वतन्त्र 
मत की आदर स्थापना करते है। विद्रोही भावना के परिणाम स्वरूप किसी अस्त्रस्थ 
रूढि को तोडने की अभिलाषा भी उनकी दृष्टि मे नैतिकता विरोधी नहीं है । इसी 
प्रसंग मे वे यह भी मान कर चलते हैं कि प्रेम नारी हृदय की सहज सात्विक भावना 
है। परन्तु साथ ही इस क्षेत्र में संयम की आवश्यकता भी वे बतलाते हैं । अ्रसयमित 


५ २६० ) 


प्रेम के द्वारा नैतिक मर्यादाओ के उल्लधन की भ्राशका बत्ती रह सकतो है। साथ ही 
वे ब्रात्मिक प्रणय को शारीरिक प्रेम से श्रेष्ठतर मानते है श्रौर इसीलिए वाह्य 
'तैथा श्रान्तरिक आचरणो की व्याख्या करते हुए वे इस श्रादश की स्थापना करते हैं 
कि शरीर के कलकित होते से नैतिकता भ्रष्ट नही हो जाती । शर्ते यही हैं कि श्रात्मिक 
भावना श्रपने मे पूरां स्वच्छ और निष्ठामय हो । इस तरह से प्रसाद जी ने बारी 
को जडीभूत जजंर नतिक आरादर्शो के परिबद्ध एवं सकी बाड़े से बाहर निकाल कर 
विस्तृत भाव भूमि के मध्य बौद्धिक विश्वास के प्रकाश मे नवीन आदर्शों एवं मान्य- 
ताओो की सृष्टि करते हुए बुद्धि प्रयोग की व्यावहारिक दिल्ा प्रदान की हैं । उसकी 
पृष्ठभूमि मे वह अपने जीवन दर्शन का विकास भली भाति श्रनुभव करती है, और 
उसी के अनुसार आचरण भी । 


अकरण---& 


असताद की नारी--मनोवैज्ञानिक शरमिका_ 





ः्ञ्रः आरम्भ 

: ब : सामान्य स्थायो गुण 

: स : नारी मनोविज्ञान--विभिन्‍्न वर्गों में 

: द: प्रणय प्रसंग ओर असाधारण मनोविज्ञान 


आरमस्स 


मानव-स्वभाव की सबसे स्वाभाविक प्रवृत्ति विचार-शीलता है। मानव मानव 
का समान घर्मी है, इसलिए मानव-स्वभाव का विचार उसके चिन्तन की विशेष 
महत्वपूर्ण वस्तु होती है। 'मानव के भाव की चिन्तनात्मक और भावात्मक सत्ता पर 
इस सर्वाधिकार का एक कारण और भी है कि इस व्यापार के द्वारा उसे स्वय अपने 
को समभने में सहायता मिलती है । इस प्रकार की मानव के प्रति मानव की चिन्ता 
को, समभने-समभाने, देखने-बूकने के प्रयत्न को मनोविज्ञान का अध्ययन कहते है । 
इसमे सानव-व्यापार उसके क्रिया-कलाप, उसके आचरण तथा प्रतिक्रियाओ्रो का 
अध्ययन होता हैं? ।' 

मानव के क्रिया-कलापो एवं व्यवहार द्वारा ही उसके मन की स्थिति का 
उद्घाटन होता है। वास्तव मे मन ही वह केन्द्र स्थल है, जहा से प्रत्तेक वस्तु का 
आरम्भ होता हैं। सब कूछ मन ही की क्रीडा है" ।” मन में किसी वस्तु के सकटय, 
इच्छा तथा व्यवहार की कामना होती हे । वह चचल होता है, तथा नियन्त्रण के 
अभाव मे उच्छु खलता की सीमा तक पहुच जाता है । मनोवैज्ञानिको के अनुसार 
व्यक्ति और सन ही सृष्टि के समस्त क्रिया-व्यापारो के केन्द्र है । मनोविज्ञान के 
माध्यम मन का अन्तविश्लेषण होता है । इस प्रकार से यह एक विश्लेषण प्रक्रिया 
है, जिसके द्वारा मानव-मन के अध्ययन मे सहायता मिलती है।? मन की कूछ मूल 
प्रवृत्तियाँ होती है, जिन्हे प्रसिद्ध वैज्ञानिक ए० डी० मैन्डर ने सस्कार तथा शरीर कौ 
भ्रन्तर्जात प्रवत्ति कहा है, जो परिस्थिति विशेष मे विज्निष्ठ व्यवहार करती है । 


मन सम्बन्धी भारतीय मत 


भारतीय ग्रन्थो मे मस्त का विवेचन ऋगवेद ग्रन्थ, निरुक्त श्रीमद्‌ भगवत्‌ 
गीता, योगवाशिष्ठ आदि ग्रन्थों के अतिरिक्त बौद्ध दर्शन, न्याय एवं वैशेषिक दर्शन, 


१--डा० देवराज : आधुनिक हिन्दी कथा-साहित्य और मनोविज्ञान, पृष्ठ ३५। 
२--डा० प्रेम शकर, प्रसाद का काव्य, पृष्ठ ३१३। 
३--स्टाउद्‌ . मेनुअल आफ साइकॉलॉजी, पृष्ठ ३० । 


यथा 


न्‍>नयशनरथमलन्‍-न>कनस्‍ानन पवन न +न पान मपबभननलरन-ननवनन मनन न न + ० आथक४-+2७4»०कडकानपलनकत न तन न नननन नाना न न आन अ न लनन-+ सनक बनता तन. 


( ३६४ ) 


साख्य और योग-दशेन तथा वेदान्त दर्शन में भी मिलता है। इन ग्रन्थो मे उल्लिखित 
मन की व्याख्या के अनुसार वह सत्‌ और अ्रसत दोनो प्रकार की प्रवृत्तियो से पूर्ण है। 
कही वह ब्रह्म है,' तो कही जानने, धारण करने, देखने, सकल्प करने आदि की 
अनेक दक्तियो से सम्पन्न" और कही समस्त इन्द्रियो मे सर्वोच्च शक्तिमान्‌ और सर्व 
श्रेष्ठ भी ।? वह बन्धत और मोक्ष का कारण भी है।* इसके साथ-ही-साथ उसे 
चाचल्यपूर्णा तथा वायु के सम,न वद्यीभूत्‌ कर सकने मे दुस्कर कहा गया है ।* इस पर 
नियन्त्रण कर लेने पर ही शान्ति और कल्यारा की प्राप्ति सम्भव है।* बौद्ध दर्शन 
में मन की उत्पत्ति श्रविद्या और तुष्णा से मानी गई है ।” न्याय तथा वेशेषिक दर्शन 
में मन को सुख-दुख भ्रादि निसर्ग भावनाओं का अनुभव करने वाली साधन-इन्द्रिय के 
रूप में ग्रहण किया गया है ।* 


पाश्वात्वय मत 


प्राचीन भारतीय धर्म एव दर्शन ग्रन्थों की भाँति मन सम्बन्धी पाइचात्य मत 
भी दुष्ट्व्य है। मनोविज्ञान से सम्बन्धित खोज सबसे पूर्व यूनानी दाशेनिको द्वारा 
की गई थी । उनका विश्वास था कि मन एक ठोस द्रव्य है जो जीवित प्राणियों मे 
विद्यमान रहता है । इसी के माध्यम जीवन श्रथवा मृत्यु का ज्ञान होता हेँ। परल्तु 
एनेक्सेगोरस ने इस विश्वास का खण्डन करते हुए मन की चेंतद-प्राणियों पर अधि- 
कार रखने वाली अ्रसीम स्वशासित शक्ति के रूप मे ससार के परिवर्तन का कारण 
माना है ।* प्लेटो के मत से भी मन सर्वोपरि है ।*” उनका कहना हैं कि सम॑सस्‍्त 
कार्यों के मूल में दो कारण होते है-- (श्र) बुद्धिगत या स्वतन्त्र (ब) परतन्त्र या 
परचालित । इनमे से प्रथम मन से सम्बन्धित है जो स्वशासित या उन्मुक्त है । मन 
के द्वारा ही अन्य ज्ञान भी प्राप्त होते है । 





१--छादोग्य उपनिषद्‌ ३३१५।१। 

२--एतरेय उपनिषद्‌ ३३२ । 

३--कठोपनिषद्‌ १।३।१६,२।३॥७ । 
४--कल्याण, उपनिषदु अक, पृष्ठ १६४ । 
ध-भीमद भगवत्‌ गीता, ६३४ । 
६-योगवशिष्ठ १४७-१४८ | 
७-दर्शन-दिग्दर्शन, पृष्ठ ५०५, ५७८ । 
८प--वके-संग्रह, पृष्ठ ३५ । 

६--हिस्द्री श्लाफ बेस्ट फिलासफी, पृष्ठ ८२ । 


' १०--वहीं, पृ० १७४ | 


( ३६५ ) 


श्ररस्तू ने मन को विचार करने की दबित के रूप मे माना है । उसके मत में वह 
आत्मा से भिन्न वस्तु है ।? जाज बर्कले मन को सब का ज्ञाता कहते हैं शौर ससार को 
उसके विचार मात्र के रूप मे मानते हैं ।* डेविड हा म मन को श्रविच्छिन्न प्रवाह युक्त 
विभिन्न प्रत्ययो की राशि मानते है ।* लिबनीज़ उसे प्रत्ययो एव प्रवृत्तियों से निरभित 
एक चिद्‌ बिन्दु के रूप मे स्वीकार करते है ।*” हेगेल ने मन को तकंपूर्णा प्रत्यय का 
विकास कहा है और हबंटं स्पेन्सर उसे निरपेक्ष या अज्ञेय शक्ति के उन्मेष-रूप में 
मानते हैं ।' फ्रायड ने मन के चेतन और अचेतन दो रूप स्वीकार किए है तथा चेतन 
मन की अपेक्षा अचेतन मन को अधिक महत्वपूर्ण माना है।” उनके अनुयायी यु य 
झौर एडलर ने मन के अचेतन रूप को ही झधिक महत्ता प्रदान की है। परन्तु युग 
अ्चेतन मन को फ्रायड की धारणा के विपरीत दमित काम अथवा इच्छाओो का ही 
स्थान नही मानते वरन्‌ भलाइयो का मूल और चेतना का आदि स्रोत भी सिद्ध करते 
हैं ।" एडलर ने भी युग की ही भाँति मन में काम-प्रवृत्ति की अपेक्षा समाज को 
स्व-स्थापना की शक्ति-प्राप्ति को प्रवृत्ति को ही प्रधिक प्रबल माना है ।* 


इस प्रकार से प्राचीन दाहनिको और मनोविज्ञान मनीषियों द्वारा मन 
सम्बन्धी धारणा उपस्थित करने के विषय को लेकर एक भ्रकार की विक्राप-परम्परा 
सी स्पष्ट लक्षित होती है। श्रारम्भ से मन को सर्वोच्च, स्वतन्त्र इकाई के रूप में 
माना गया। इसी मे निर्माण, धारणा, अ्रनुभव, विचार आदि कार्यो के परिचालन की 
धव्िति भी कल्पित की गई । परन्तु मनोविज्ञान-क्षेत्र मे फ्रायड के प्रवेश ने मन के 
सर्वोच्च और स्वतन्त्र होने की धारणा को नष्ट करके नई मान्यता की प्रस्थापना 
की । उन्होने उसे स्वतन्त्र और पूर्ण इकाई न मान कैर विभिन्न इकाइयो के मिश्रित 
रूप मे स्वीकार किया । उसको चेतन और अ्चेतन रूप मे विभकत कर श्रचेतन रूप 
को अपेक्षाकृत सशक्त और समर्थ माना । क्योकि उसके द्वारा ही चेतन मन की समस्त 


१--हिस्ट्री आफ वैस्टर्न फिलासफी, पृ० १६२। 
२--ए हिस्द्री आफ फिलासफी, पृष्ठ ३६०-३६३ । 
३--वही, पृष्ठ ३७६ | 

४- वही, पृष्ठ ३६०। 

५--वही, पृष्ठ ४५५ । 

६--वही, पृष्ठ ५४६ । 

७-- सिन्हा . मनोविज्ञान, पृष्ठ ५१७॥ 

८--बही, पृष्ठ १३-१७ ॥ 

६--सिन्हा . मनोविज्ञान, पृष्ठ ४६७-४६८ । 


( ३६६ ) 


क्रियाये होती हैं भऔौर वही समस्त मानसिक क्रियाश्रो का मूल है । इसके साथ ही मत 
तथा शरीर का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, क्योकि मन ही चेतना है जिसकी इच्छा, 


ज्ञान और क्रिया ये तीन प्रक्रियाये होती है ।' 


इसी प्रसग मे मनोविज्ञन की नवीन आचरणावादो मान्यता के विषय मे भी 
कुछ कह लेना आवश्यक हो जाता है। १९वीं शताब्दी के मनोविज्ञान मे बौद्धिक 
तत्वों को श्रधिक महत्व प्रदान किया जाने लगा था, तथा इन्द्रियातीत प्रयोगशाला के 
कार्य-कारण श खला के दृढ तथा वैज्ञानिक नियमों की पकड में न आने वाली 
वस्तुओं को सशक दृष्टि से देखना उस बौद्धिक युग का स्वभाव हो गया था । 
सभी क्षेत्रो मे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास ने मनोविज्ञान के क्षेत्र को भी प्रभावित 
किया और यहाँ भी ऐसी पद्धति की माग की जाने लगी, जो व॑ज्ञानिक पद्धति की 
तरह ठोस, दृढ तथा स्पष्ट हो, और जिसे प्रयोगशाला के निश्चित वातावरण मे 
भिन्न-भिन्न रूप मे परीक्षा लेकर देखा जा सके । फलस्वरूप आाभरणवाद का जन्म 
हुआ । इस विषय को लेकर विशेष रूप से वाट्सन नामक अमरीकी मनोवैज्ञानिक का 
दृण्टिकोण सामने आया । 'बाद्सन की दृष्टि वस्तु निष्ठ हे, जो मनोवेज्ञानिक की भी 
व्याख्या उन सज्ञाओ के सहारे करना चाहते है, जिनका ठोस रूप हम समझ सकें, 
जिनके बारे मे किसी तरह के सदेह की गु जाइश न हो ।” उन्होने कहा कि मनोविज्ञान 
मानव के अन्त प्रदेश के श्रन्धकार मे चलती रहने वाली प्रक्रिया का नाम नही है। 
वह मनुष्य के वाह्य आचरण, शारीरिक अनुभवों के ऊपर विचार करने वाला एक 
जास्त्र है।' 


प्रसाद जी की धारणा 


“चित्राघधार' मे सकलित 'मानस' कविता के आधार पर प्रसाद जी की मन 
सम्बन्धी धारणा को जाना जा सकता है। वे उसे सरोवर की भाति निर्मल तथा 
विशाल मानते है और साथ ही मधुर भावना-तरगो से पूर्ण भी । इसी मन के पुलिन 
पर बेंठ, मानव चिन्ता, हषे, विषाद, क्रोध निर्वेद, लोभ, मोह आनन्द आदि विभिन्‍त 
भावनाओ मे लीन होता है। ये भावनाएं मन-सरोवर के मकर झौर मत्स्य हैं। यहाँ 
कल्पना रूपी हस आशा रूप मुक्ताश्रो को आनन्द पूर्वक चुगता है । कभी कभी कल्पना 
को महान्‌ मत्स्य निगल जाते है, जिसके कारण दु खो की सृष्टि होती है। इस मन 





१--सिन्हा : मनोविज्ञान, पृ० ५७४। 


२--डा० देवराज उपाध्याय : आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य तथा मनोविज्ञान, 
पू०६९१ । 


( ३६७ ) 


मानस की उमगित असीमित तरगों मे चित्त-मराल सुख-यूवंक विचरणा करता है । 


प्रसाद जी ने मन को चचल तथा हरिण के समान चौकड़ी भरने वाला कह। 
है।" साथ ही अ्रतृप्त भी,' क्योकि मन कभी बूढा नहीं होता |? उनके विचार से 
मन समस्त रसो का अ्रधिष्ठाता भी है ।* वह सदेव सुखो की ओर आकर्षित होता है 
आर उसका लक्ष्य आनन्द की प्राप्ति है ।* वे उसे सकल्प, विकल्प करने वाला मानते 
हैं, और साथ-ही-साथ एक रहस्य भी |” 

इस प्रकार से मन-सम्बन्धी प्रसाद जी की घारणा भारतीय एव पादरचात्य 
मनोवेज्ञानिको से मेल खाती है। वे उसमे सभी प्रकार की मनोवृत्तियों का श्रधिष्कान 
मान कर चलते है। वि।भन्‍न मनोभावों की रप,ठिका पर लिखित “कामायनी' इस 
कथन को पुृष्ट करती है। वे यह भी मानते है कि मन की चेतन और अचेतन दो 
अवस्थाए होती है, और दोनो अ्रवस्थाओं में वह विभिन्न प्रकार की मानसिक प्रवृत्तियो 
में व्यस्त रहता है। तृष्णा और लालप्ता दो मनोवृत्तियाँ अत्यन्त प्रबल है । इनके 
वश में होकर मन अपना नियन्त्रण नहीं रख पाता और अधिक्राधिक सुख या आनन्द 
की खोज में पद-पद पर ठोकरे खाने लगता है। हाँ, यदि इनसे छुटकारा मिल जाये, 
तो इसे आनन्द-प्राप्ति भें कोई बाधा उत्पन्न नही होती । प्रसाद जी ने आनन्द के 
अन्तर को सरलता और बहिरग को सौन्दय्यें कहा है ।” इसलिए वह मन के निग्रह को 
ग्रावरयक समभते हैं, तथा इसे महापुरुषो का स्वभाव बतलाते है। मन सद्बुद्धि और 
हृदय के साथ सामजस्य स्थापित करके आनन्द मार्ग का अ्रसुगामी होता है ।८ 


तारी मनोविज्ञान और रचना मे प्रसाद जी उसके शारीरिक एवं सानसिक 
गठन का विशेष महत्व मान कर चले है। अपने अवयवो की कोमलता कै कारण यह 
स्वभाव मे मृदु, कोमल, सौजन्यपूर्ण एवं लज्जाशील, उदार, सहिष्णु, त्यागयमयी और 
भाषना प्रधान है। कामायनी' की श्रद्धा के शब्दों मे उनकी इस घारणा का स्पष्टी- 
कररण हो जाता है-- 


१०-चित्राधार, पृष्ठ १७६। ' 

२--राज्य श्री, पृष्ठ १८। 

३-“चन्द्रगुप्त, पृष्ठ ६१। 

४--अआँसू, पृष्ठ २८ । 

7-7 एक घृ ठ, पृष्ठ १७ । 

६--केकाल, पृष्ठ १८-१६ । 

७--अ्रजातशत्रु, पृष्ठ १४१ | 

८--डा ० द्वारिका प्रसाद . कामायर में काव्य, संस्क्रति और दर्शन, पृ० ३५४ । 
६--वही, पृ० ३५४ | 


( ३६८ ) 


यह झ्राज समझ तो पाई हू 

मैं दुबंलता मे नारी हू । 

ग्रवयब की सुन्दर कोमलता 

लेकर, मैं सबसे हारी हु ।! (पृ० १०४] 


उनकी दृष्टि मे स्त्रियों का हृदय भ्रभिलाषाशो का, ससार के सुखो का 
क्रीडा-स्थल है ।* मन की सवेदनशीलत्ता के कारण वे बहुत उत्साहित हो जाती हैं 
और उतने ही परिणाम मे निराशावादिनी भी ।* उनका मन करुणा पूर्ण है, इसी 
लिए समस्त मानवी सृष्टि को करुणा के लिए ही मानती हैं । ऋरता का निदर्शन 
उनकी दृष्टि मे केवल हिख पशु-जगत के लिए ही यथेष्ट है ।” प्रसाद जी नारी-हृदय 
को कोमलता का पालना कहते हैं। उनकी दृष्टि मे वहू दया का उद्गम है, शीतलता 
की छाया है, और अन्य भक्ति का झादशों है। उनका मन सर्देव ही चिर-प्रशान्त्त 
मगल की कामना से पूर्णों है।* मन की भ्रतिशय करुणा के कारण बातो मे ही 
करुणा-प्लावित होकर उनका दृग-जल भरने लगता है।' 


प्रसाद जी नारी के इस उदार स्वरूप के साथ उसके कठोर-रूप को भी दृष्टि 
झोभल नही करते । क्षमा और प्रतिद्योध वारी जीवन के दो अनिवाये झग है । झौर 
दोनो ही भे उसकी महानता प्रतिष्ठित कौ गई है । वह कोसल होते हुए भी कठोर 
है, भौर कठोर होते हुए भी कोमल । उसके चरित्र की यह रहस्यमयी विवेचना प्रसाद 
जी द्वाश, 'रमणी-हृदय” मे इस प्रकार व्यक्त हुईं है .-- 


कौन जानता है नीचे मे, क्या बहता है । 
बालू में भी स्नेह, कहा कैसे रहता है । 
फल्म्‌ की है धार, हृदय वामा का जेसे, 
रूखा ऊपर, भीतर स्नेह सरोवर जेंसे । 
ढकी बफ से शीतल, ऊचीं चोटी जिनकी । 
भीतर है क्या बात न जानी जाती उनकी । 


१--आधी, पु० १०८। 

२--कंकाल, पु० रे८ । 

३--अजात छात्र, पु० रेड तथा पृ० ११४ भी । 
४--वही, पूृ० १११-११२ | 

अ--काजायनी, पू० ६४८ | 

' ६७-प्रेम प्रथिक, पृ० १३ ॥। 


( ३६९ ) 


ज्वाबामुखी समाद्र कभी जब खुल जाते है । 

भस्स किया उनको, जिनको वे पा खाते हैं। 
स्वच्छन्द, स्नेह, भ्रन्तनिहित, फल्गू सदृश किप्ती समय 
कभी सिन्धु ज्वाला मुखी, धन्य घन्य रमणी हृदय" । 


रे 
सामान्य स्थायी गुण 


'प्रमाद जी मनुष्यो और मानवीय भावनाओं के ककि है। शेष प्रकृति यदि 
उनके लिए चंतन्य है, तो भी मनुष्य स्ापेक्ष्य है। यह विकास-भूमि यद्दि सकीरा है तो 
भी मनुष्यता के प्रति तीवू आकर्षण से भरी हुई है। उनके साहित्य का मनोवैज्ञानिक 
आधार प्रौढतर भाव-भूमि पर विकसित हुआ है। मानव मन की सुक्ष्म अ्ननुभूतियों 
को दृष्टिगत कर, भ्रपनी रचनाओं मे उन्हे अ्रभिव्यक्ति प्रदान करने मे 'प्रद्याद जी 
को गौरव अन्यतम हो जाता है। मनोभावों का उत्थान पतन झौर परिवर्तन इतनी _ 
स्वाभाविक रीति से चित्रित होता है, -.कि भ्रादि से अन्त तक कही भी क्ृत्रिमता का 
दोषारोपणा नही किया जा सकता । उनका प्रत्येक पात्र अपने संस्कारों और परिस्थि- 


२३४8:७+/4२८८रपछ. फतअइकताप+क। कक 


तियो के परिपारव में श्रपने मनोभावों को व्यक्त करता है | साथ हो वे उन 
परिस्थितियो का निर्माण करते मे भी विशेष सफल सिद्ध हुए हैं, जिनके मध्य पात्रो 
के चरित्राकन, उनके मनोभाव तथा व्यवहार मे किसी प्रकार की कृत्रिमता नही भ्राने 
पाती । कही भी पाठक को क्‍यों, क्या और कैसे आदि प्रइतों के समाधान के, लिए 
रुक कर सोचता नही पड़ता । ख्याति-प्राप्त उपन्यास-लेखक और कलाकार जेनेन्त 
कुमार के पात्रो से प्रसाद जी के पात्रो की तुलना करने पर यह अन्तर स्पष्ट हो जाता 
ह-न जनेन्द्र जी के पात्र रहस्यमय, गोपनीय तथा सामान्य समझ से कुछ परे के हैं । 
उनके मनोभात्र श्रप्रत्याशित--भ्रस्वाभाविक कहना भी अधिक अनुपयुक्त न होगा--- 
रूप से परिवर्तित होकर क्षण-क्षण नई भावभूमि पर कार्य करते, सोचते और व्यवहार 
करते दृष्टिगोचर होते हैं। मुणालिनी, सुनीता श्रादि उनके विशिष्ट पात्र इसके 
उदाहरण रूप मे प्रस्तुत किए जा सकते हैं । परन्तु प्रसाद जी के किसी भी पात्र से 
यह रहस्यमयता नही है। और यदि है भी, जैसा कि हम लेला, फिरोजा, चम्पा, पद्मा, 
रमला तथा मधूलिका आदि के चरित्रो का भ्रध्ययत करते समय देखेंगे, तो भी वह 
समुझ में आने लायक है। उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इतना सूक्ष्म, पूर्ण और 
पुष्ट है कि किसी भी पात्र का कोई भी चारित्रिक पहलू अस्पष्ट नही रह जाता और 
पाठक की मनोवैज्ञानिक विचारधारा के प्रवाह मे कही भी कोई गतिरोध उत्पन्न चहीं 
होता । 


१--कानन-कुसुम, पृू० ७६-७७ । 


( ३७० ) 


प्रसाद जी को नारी-मनोविज्ञान के चित्रांकन में विशेष सफलता प्राप्त हुई 
है। वे उनके शारीरिक गठन के आधार पर उनके स्थायी गुणों की विवेचना करते 
हैं। साथ ही विभिन्न वर्गों के अ्न्तगंत, विभिन्‍त परिस्थितियों और वातावरण की 
पादवेभूमियों मे भी उनका नारी-मनोविज्ञान का सुक्षम विश्लेषण, मनोविज्ञान-क्षेत्र मे 
उनकी सिद्ध-हस्तता का प्रमाण उपस्थित करता है । इसी सदभे मे कोमल अवयवी 
नारी के कठोर हो जाने के तथ्य का निरूपण भी, जिसे हम 'कानन-कुसुम' की कविता 
का उदाहरण देकर उपयुक्त पक्तियो मे उद्धृत कर श्राए हैं, पूर्ण सफलतापूर्वक 
अभिव्यक्त किया गया है। इन्ही तीन भूमिकाश्रो के प्न्तगंत हम अ्रस्चाद जी के नारी- 
सनोविज्ञाब की विवेचना करेगे । 


शा हर रा ता 
प्रसाद जो ने नारी का सनोवेज्ञानिक विश्लेषण विशेष रूप से शा ल्पी 


एवं उपन्यासो में किया है । नोटकीय पात्रों मे भी इसकी मात्रा कम नही है वे 
नारी स्वभाव मे मूलत. सदूगुणों की भ्रवस्थिति मान कर चले है । उनकी दृष्टि मे 
नारी प्रकृति से उदार है । दया, त्याग, क्षमा और ममता उसके स्थायी गुर हैं । 

इत्र सब गुणों की स्वीकृति प्रसाद-साहित्य मे कई चरित्रो के माध्यम से बार-बार 

दोहराई गई है। 'सदेह'” कहानी की इ्यामा रामनिहाल के मन की यह बात जानते 

हुए भी, कि वह यह जानते हुए भी कि श्यामा विधवा है, उससे प्रेम करने लगा है, 

उससे उदारता पूर्वक ही व्यवहार करती है । ममता विधर्सी पर दग्या करते हुए 

प्रापत्‌ू-काल में उच्तकी सहायता करती है । उससे स्नैहसिक्त स्वरो मे कहती है-- 

“आओश्ो भीत्तर, थके हुए पथिक । तुम चाहे कोई हो, में तुम्हे आश्रय देती हु ॥* 

'तितली' की बजो दया से द्रदीभृत होकर ही चोबे की सहायतार्थ उसने भ्रपने कुटीर में 

ले आती है 'हनरज्य श्री विकट-घोष जैसे घृतं और षघडयन्त्रकारी पर भी दया 

दिखाली है । हर्षवर्धन से उसकी मुक्ति की याचना करती हुई वह कहती है--- 


“आज हम लोगो ने सर्वस्व दान किया है भाई । आजः महावृत का उद्यापन 
है । क्‍या मही एक दान रह जाएं--इसे प्राण-दान दो भाई* ।” 


दया के साथ-साथ नारी त्याग भौर क्षमा के निमम गुणों से भी पूर्ण है। 


_संकेसरकरन्‍्भः्मदप»्कान»»अ०4म कान -#रफर*चल्‍फक ४. पुन पक छत. 44३७० अममक पक 2>अममयाअंक 4 धन इकाप एप कारम+ वाककरदतनामनभन आप ३मधधथन्‍ा का. मक' बम 'सल++-क-क पातय्ण»आल्यू७०-१७ «ण ० अपामममक गदर कामना, 


१--इन्द्रजाल मे सकलित । 
२०-भाकादशदीप मे सकलित । 
३--वही, पृ० २१। 
४--तितली, पूृ० १३-१४ | 
५--राज्यश्री, पू० ७४ । 


( ३७१ ) 


वासवी भिक्षुप्रो की उदर-पूि के निमित्त अपने ककश उतार कर उन्हे देती हैं' । 
मल्लिका क्षमा की साकार मूति के रूप में अवतरित होती है। वह औदाय की चरम 


स्थिति मे क्षमा को ही सब से बडा दण्ड मानती है तथा राष्ट्र-तीति को इसी के 
ग्वलम्बन का आशीर्वाद देती है* 


क्षमाशीलता के श्रतिरिकत नारी ममता के आदर्श गुण से भी अप्रभिसिक्त 

है । प्रत्येक नारी क मन मे अपने शिशु को देखने की उत्कट लालसा होती है। तारा 
अपने अवध शिक्षु को देखकर भी ममतापूर्ण स्नेह और सौहार्द के मध्य मुस्करा देती 
है । किशोरी निरजन के कारण अपने पुत्र का तिरस्कार कर देती है, किन्तु उसका 
सहज ममतापूर्ण मातृस्नेह विद्रोह करने लगता है और फिर वह इसी विषय को लेकर 
निरजन से लड़ती है । यमुना अपने पुत्र मोहन के कारण ही श्रीचन्द के घर नौकरो 
करती है। यहाँ भी पृन्न-वात्सल्य की भावना प्रमुख है*। “चित्र-मन्दिर की नारी? 
हरिणो के भुण्ड को सवेदनशील हृदय से निस्पृह देखती हुई शावक को गोद में उठा 
लेती हैं। उसके निरीह नयनो में नारी श्रपनी छाया देखती है । उसका कोमल 
हृदय प्रवचना नही जानता” । श्रद्धा के मुख से नारी-जीवन की यह ममत्व भावना 
अमर हो उठो हू । पक्षियों के मरे-पूरे नीडो की ओर सकेत करती हुई वह मनु झे 
कहती है -- 

'उनके घर में कोलाहल हैं 

मेरा सूना है गुफा-द्वार 

तुम को क्‍या ऐथौ कमी रहेगी 

जिसके हित जाते अन्य द्वार (कामायतरी, पृ० १४४) 


अपने पुत्र के लिए नारी के मन की ममता कितनी तीवू होती हूँ । “कामायनी” 
अपने भावी शिशु के प्रति कल्पना करत्नी हं--- 
भूले पर उसे भुलाऊगी 
ढुलरा कर लूंगी वदन चूम 
मेरी छातो से लिपढा इस 


१-अजातशन्रु, पृ० ४० । 
__रञवही, पृ० १२६। 
३--ककाल, पृ० ६० । 
४--बही, पृ० १६६॥ 
५--वही, पृ० २६५ । 
६--इन्द्रजाल, पु० ८७ ।- 
७--स्कम्दगुप्त, पृ० ५६ | 


( ३७२ ) 


घाटी मे लेगा सहज घृम 


वह अ्रायेगा मृदु मलयज सा 
हराता अपने मसुण बाल 
उसके अधघरो से फंलेगी 


नव-मघुमय स्मित-लतिका प्रवाल (कामायनी, पृ० १३२) 


यही ममत्व छलना के इन शब्दों मे भी प्रकट हुई है--'मेरा कुशीक मुझे 
दे दो, मैं भीख माँगती हु । मैं नही जानती थी कि निसर्ग से इतनी करुणा, इतना 
स्नेह, सन्‍्तान के लिए इस हृदय मे सचित था। यदि जानती होती तो इस निष्ठरता 
का स्वाँग न करती" । द्याम दुलारी के कठोर मन मे भी शैला का घटी सा बोलता 
सुन कर ममता जाग उठती है, क्योकि वह उसके स्वभाव की निसगंता है, जिसे वह 


चाह है नही छिपा पाती || 


तुत्व-ममता के साथ-साथ प्रसाद जी ने नारी के सरल करुणामय, भावुक 
और कोमल स्वभाव के चित्र भी अ्रकित किए है। इन उदार गुणो के परिपाइ्व मे 
उप्तका व्यक्तित्व निर्मेल और अचेतीय बन जाता है । देवसेना और कोमा के चरित्र में 
नारी मन की सरलता और भावृकता व्यक्त हुई है | ध्रुवस्वामिनी भ्रपने इन शब्दी में 
कितनी कोमल बन जाती है--आह कितनी कठोरता हैं । मनुष्य के हृदय मे देवता 
को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस जाता है? । कार्नेलिया के चरित्र मे भी सरलता की 
सात्रा कम नही है। कल्पना के सुख-प्राकाश में भावना-पूर्ण विचरण और भारत की 
हरित उपत्यका के मध्य मत भर सो लेने की चाह, जैसे उसके जीवन के दो 
उद्ृव्य हैं । 
प्रसाद जी ने नारी-स्वभाव मे करुणा की भावना को विशेष स्थान दिया 
है । वेसे तो उनके सम्पूर्ण साहित्य मे बौद्ध-दर्शन से अनुप्रेरित करुणा का श्रजस्र 
स्रोत प्रवाहित है | परन्तु उनका नारी मन तो जसे इस करुणा के लिए शान्ति 
कुटीर बन गया है। दिवरथ * की सुजाता के चरित्र मे कारुण्य की यह धारा 
प्रवेगवती हो उठी है। भैरवी होने के कारण वह अपने प्रिय आ्रायेमित्र से विवाह कर 
सकने मे अ्रसमर्थे है । वह उससे कहती है -- 


'भेरी वेदना रजनी से भी काली है, और दु.ख समुद्र से भी विस्तृत है # 
स्मरण है ? इसी महोदधि के तट पर बैठ कर, सिकता मे, हम लोग श्रपना नाम 


१-अजातशतन्र, पृ० १११ । 
२--तवितली, पृ० ४३ । 
३--श्रू वस्वामिनी, पूृ० १४। 
४--इन्द्रजाल मे संग्रहीत । 


( ३७३ ) 


लिखते थे। मिट जाने दो हृदय की सिकता से प्रेम का नाम । आयंमित्र इस रजनी 
के अन्धकार मे उसे विलीन हो जाने दो* । 

स्वर्ग के खण्डहर' की मीना भी इसी करुणा को स्वर देती है-- 

'मैं एक भटरशी हुई बुलबुल हु। मुझे किसी टूटी डाल पर श्रन्धकार बिता 
लेने दो । इस रजनी विश्वाम का सृल्य--अच्तिम तान सुना कर जाऊंगी' ॥! 
जहाँनारा का चरित्र भी इसी करुणा से प्लावित होकर अपने जीवन की दिशा बदल 
देता है? । 'ककाल' की यमुना का चरित्र आरम्भ से अन्त तक करुणाद्र है । अपने 
प्रशय मे असफल हो, वह विजय द्वारा प्रस्तावित होने पर केवल दया की पात्री एक 
बहन होना चाहती है* । कृष्ण मोहन द्वारा त्यक्त कर दिए जाने पर माधुरी का 
अधिकार और वेभव का दप, महान्‌ करुणा की छाया से विश्राम लेने लगता है । 
अब वह शला को झपता आत्मीय समझ कर उससे सब कुछ कह देती है? । प्ग्निमित्र 
द्वारा अ्रपने प्रशय को अस्वीकार कर दिए जाने पर कालिन्दी स्व्रय को अ्रपमानित 
समभती है--- 

'उसके नेत्र आरक्तिम हो उठे । परन्तु रमणी के नेत्र । उनमे श्रधिक ताप 
होते ही जल-बिन्दु दिखलाई पडे ९ । 

भावना से पूर्ण मरिमाला अपने स्वभाव मे करुण भी कम नहीं है । एक 
स्थान पर वह अपने भाई से कहती है-- 

'भाई, इसी से कहती हू कि माँ की योद मे सिर रख कर रोने को जी 
चाहता है। मैं रुत्नी हु, प्रकट मे रो सकगी* ।॥! 

“कासना के चरित्र मे भी इसी करुणा का निदर्शन हुआ है-परलन्तु विलास, 
देखो, यह हरी-भरी घास रक्‍त से रगी जाकर भयानक हो उठी है । यहाँ का पवन 
भाराकरान्त होकर दबे पाव चलने लगा हैः ।” 'कामायनी' की इडा मे भी यही भावना 
मुखर हुई है-- 

मैं आज अकिचन पाती हू 
अपने को नही सुहाती हू 
१--इन्द्रजाल, पृू० ११५ ॥ 
२--आकराशदीप, पृ० ४४ । 
३--छाया मे सग्रहीत “जहाँनारा' कहानी देखिये । 
४---ककाल, पृ० १११। 
५--तितली, पूृ० १४४ । 
९२-“इरावती, पृ० ५६। 
७--जनमेजय का नाग-यज्ञ, पृ० ४७ । 
८--कासना, पू० ३४। 


( ३७४ ) 


दो क्षमा, न दो अपना घिराग 
सोई चेतना, उठे जाग 
(कामायनी, पृ० २४० ) 

नारी-स्वभाव की यह करुणा भावुकता और कोमलता से परिपुष्ट होकर 
विस्तार पाती है । कामना का करुण चित्र पिछली पव्तियों मे उपस्थित किया जा 
चुका है। यह करुणा उसकी भावना के मध्य से ही उद्भूत हुई है । एक स्थान घर 
वह कहती है-- 

थे मुरकाए फूल, उह, कलिया चुनो, उन्हे गूथो और सजाझो, तब कही 
पहनो । ले, इन्हे रूठने मे भी देर नही लगती" ।” इसी प्रकार 'विशाख' की चन्द्रलेखा' 
प्रणय की पृष्ठभूमि मे भावन/मय बन जाती है--- 

हाँ | प्रेम का विकास और विपत्ति का परिहास साथ ही साथ दोनो उबल 
पढे, हृदय मे विपत्ति की दारुण ज्वाला जल रही थी, छसी मे प्रणय सुधाकर ने 
चकक्‍तलता की वर्षा की, मर्भूमि लहलहा उठी* ।' 

प्रसाद ने नारी स्वभाव के ग्रन्तर्गत भय को भ्रधिक महत्व नही दिया है । 
चन्द्ररेखा के स्वभाव मे ही चैत्य मे दीप के बुभने तथा उसकी भ्राड मे बैठे हुए भिक्षु 
को आवाज और गजेंना सुनने के कारण ही उसको भय-त्रस्त दिखाया यगा है? । 

प्रसाद जी ने ध्र्‌ वस्वामिनी के स्वभाव मे नारी की सहनशीलता के महान्‌ 
गुण को अधिष्ठित किया है। वह भरसक रामगुप्त के भ्रत्वाचारों का विरोध करती 
है। 'यमुना' जेसे जीवन के कठोर आधातो को सहने के लिए ही उत्सन्न हुई है । 
वितली भी इसी कोटि मे ली जा सकती है । देबसेना के जीवन का उत्तर भाग 
सहनशीलता का उच्चतम भादरों प्रस्तुत करता है । 


सहनशीलता की इस कठिन अग्नि-परीक्षा के साथ-साथ उसके स्वभाव का 
एक /म्रन्यतम गुण एकनिष्ठा भी है । प्रसाद को पात्रिया इस कसौटी मे शत-प्रतिशत 
खरी उतरती हैं । भ्रनन्त देबी, विजया, दामिनी आदि के चरित्र इस कश्नोटी की 
झसफलता के रूप में देखे जा सकते हैं । एकनिष्ठा के इस स्थायी गुण का विवेचन 
झगुले पृष्ठो मे प्रेम-प्रसग की विवेचना करते समय किया जायगा । 


एकनिष्ठा की भाँति ही प्रसाद ने नारी स्वभाव में समपंण के गुण का 


“अधिष्ठान किया है । उतके मत में नारी पुरुष में पौरुष देखने की अभिलाषिसी होती 
है । वह वासना के वशीभूत होकर पुरुष पर समर्पित नही होती । शकराज के प्रति 


१--कामना, पु० 3, देखिये पु० १ भी । 
२--विद्वाख, पृ० ३६ । 
३---वही, पृ० ६७ । 


( ३७५ ) 


काम! का यह कथन कितना खोजपूरां है-- 

“अ्रेम का नाम न लो । वह एक पीडा थी थो छट गई ।'"" मैं तो दर्ष से 
दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मृति की पुजारिन थी, जिसमे पृथ्वी पर अपने पैरो से 
खडे रहने की दृढता थी ॥ इस स्वार्थे मलिन क्लुष से भरी मृ्ति से मेरा परिचय 
नहीं) । इसी प्रकार सुवासिसी विलास-जीवन के विरुद्ध राक्षस को समरपित होना 
चाहती है--'नही प्रिय ! मैं तुम्हारी अनुचरी हु । मैं नन्‍द वी विलास लीला का 
क्षुद्र उपकरण नही बनना चाहती" ।! कामनी भी पुरुष की तेजस्बिता के सम्मुख ही 
भुकती है-- 

की 

हुँ । यह कौन ? मैं क्यो कुकी जा रही हु * और सर पर इसके क्या चमक 
रहा है, जो इसे बडा प्रभावशाली बनाए है? ।* 
श्रद्धा भी मनु के पौरुष पर ही समपित होती है और उसके विश्वास पर 
भ्रपना सर्वस्व दे दिया चाहती है-- 
'सर्वेस्व समपंण करने की 
विश्वास महा तरु छाया में 
चुपचाप पड़ी रहने की, क्यो 
ममता जगती है माया मे ।' 
“कामायनी पृ० १०४ 

कानें लिया के प्रेम का झआालस्वन भी 'प्यूमार और रोद का सगम' चन्द्रगुप्त 
बनता है । वह उसके तेज, पौरुष, साहस तथा सौजन्यपूर्ं व्यवहार पर अनुरक्त है । 
इस प्रकार से नारी सर्देव ही खमपित होने से पूर्व पुरुष को शक्ति का झन्दाज लगा 
लेती हैं भर उसे भपने अनुकूल प्रकर वह अपनी सम्पूर्ण एकनिष्ठा के साथ उस पर 
समपित हो जाती है, भ्पने पर वश नही रख पाती ॥ श्रद्धा के छब्दों मे-- 

मैं जभी तौलने का करती 
उपचार, स्वय तुल जाती हू 
भुज लता फंसा कर नर तरु से 
भूले से भौंके खाती हूं। 
--कामायनी . पृष्ठ ५६ 
समपंण के उपरान्त नारी मे लज्जा का आविर्भाव भी एक स्वाक्मविक गुरा 


१-- भर वस्वामिनी, पृ० ४४ । 
२--चअच्द्रगुप्त, पृ० ५७ || 
३--कामना, प्‌ृ० ६। 


( ३७६ ) 


है । मनु को समपित होकर श्रद्धां श्रपनी सुकुमारता के भार से लज्जापूर्वक भुक 
जाती है-- 

कुक चल्ली सबीड वह सुकुमारता के भार 

लद॒गई पाकर पुरुष का नर्मंमय उचापर |! 


-कामायनी . पृ० ६४ 


पुरुष का ससर्ग नारी मे एक महान्‌ परिवतंन की सृष्टि करता है । मन की 
डाली 'फल भरता के डर मे' जैसे भूक जाती है-- 


५१लकित कदम्ब की माला सी 
पहना देती अन्तर में 

झुक जाती है मन की डाली 
ग्पनी फल भरता «के डर में 


-कामायनी : पृ० &८ 


भविष्य-कल्पना और सुरक्षा नारी-स्वभाव के दो महत्वपूर्ण बिन्दु है । वह 
अपने सुखद भविष्य की कल्पना मे सतोष और सामजस्य को स्थापना करते हुए जीवन 
का सरलता पूर्वक निर्वाह कर लेने का स्वप्न देखती है। 'परिवर्तेत” (कहानी) की 
बूटी अपने प्रिय नीलधर के विषय मे मालती को बतलातो हुई कहती है-- 


'फिर हम ऊचे पहाड़ पर अपने गाव मे चले जाए गे । वही हम लोगो का 
घर बसेगा । खेती कर लू गी । बाल-बच्चो के लिए भी तो कुछ चाहिये । फिर बुढापे 
के लिए, जो इन पहाडो मे कष्टपूर्णा जीवन-यात्रा के लिए श्रत्यन्त भ्रावश्यक हैं? । 


'चड़ीवाली/* की विलासिनी भी विजय कृष्ण को पाकर कुलबधू बनने की 
अभिलाषा में श्रपता भविष्य निश्चिन्त कर लेना चाहती है। “श्रद्धा? के समपंण मे 


भी कक की ग्रभिव्यक्ति हुई है । 


५2 भविष्य को सुरक्षा के साथ साथ उसमे सतोषी, सरल और कलह थून्य जीवन 


बिताने की मधुर कामना होती है। वासवी का स्वभाव ऐसे ही सतोष की कामना से 

परिपूर्ण है। वह छोटे से उपवन में जीवन-निर्वाह करके श्रपने नाथ की सेवा मे द्वी 
सबसे है सतोष मान लेना चाहती है। बिम्बसार से वह कहती है-- 

भगवन्‌ | हम लोगो के लिए तो एक छोटा सा उपवन पर्याप्त है। मैं वही 

वाथ के साथ रह कर सेवा कर सक्‌ गी * । चन्द्रलेखा के कथन में भी नारी स्वभाव 


१--इन्द्रजाल पृ० ४६। 
२--आकाहदीप मे सकलित । 
३-“कामायनी की नायिका । 
$--अजातक्त्रु पृ० ३२ । 


( २३७७ ) 


को यही संतोष भावना प्रतिलक्षित होती है । वह महाग्िगल से कहती है-- 
५“प्रिरी इस भोपडी मे राज मन्दिर से कही बढ़ कर भ्रानन्द है । हमारे नर-पति 
के सुर-राज्य मे हम लोगो को कानन में भी सुख है । 
--विज्ञाख, पृष्ठ ५८ 


इस सतोष की पृष्ठ भूमि में वह अपनी गहस्थी को हरा-भरा, फला-फूला 
देखना चाहती है । यह उसके स्नेहमय, मधुर ममतापूर्णं स्वभाव के कारण ही है। 
तितली ने समस्त भ्रभावों के बीच मधुवन की छाया में श्रपनीं गृहस्थी की जडो मे 
सेवा और त्याग का पानी देकर उसे हरा-भरा बनाया है। शैला उसकी उस सुखद 
गृहस्थी को देख कर मन ही मन अपनी गृहस्थी की कल्पना करती है। तितली की 
गृहस्थी मे जैसे उसे अपने मन की भावना का साकार रूप दिखाई पदता है? । 


नारी-स्वभाव में सामजस्य की प्रवृत्ति विशेष रूप से निहित होती है। इसी 

|. के कारण कौटम्बिक एवं सामाजिक व्यवस्था मे एक सतुलन बना रहता है। 

साद जी ने सामजस्य की इस प्रवत्ति को विशेष महत्व प्रदान किया हैं। प्रसाद जी 

ने इस भावना को गाला की मा के चरित्र मे स्पष्ट किया है। मिरजा शभ्ौर गाला की 

माँ दो विरोधी शिविरों से सम्बन्ध रखते हुए भी सामजस्य के कारण सरल जीवन 
का निर्वाह करते हैं। माला की मा के इन शब्दों मे -- 


यौवन की पहली ऋतु हम लोगो के लिए जगली उपहार लेकर आई। मन 
में नवाबी का नशा और माता की सरल सीख । इधर गूजर पति की कठोर दित- 
चर्या । एक विचित्र सम्मेलन था । फिर भी मै अपना जीवन बिताने लगी हु ॥' 
उसकी सामजस्य प्रवृत्ति स्पष्ट हो जाती है । 


..अर्वस्वामिनी भी इसी सामजस्य स्थापना के प्रयत्न में अपने को कितना 
भुका देती है . -- 
'राजा ! आज मैं दरण की प्राथिनी हु । मैं स्वीकार करती हु कि आज तक 
मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नही हुई, किन्तु मेरा वह अ्रहकार चूरों हो गया है। 
मैं तुम्हारी होकर रहूगी। ।' 


इसी प्रकार श्रद्धा का उत्तर-जोबन भी सामजस्य का सदेश देता दिखाई 
पड़ता है। इसी झादर्श की स्थायना के प्रयत्न मे वह सब कुछ देकर भी कुछ लिया 
नही चाहती-- 





१--तितली, पृष्ठ १६७ | 
२--ककाल, पृष्ठ २१४। 
३-- भुव-स्वामिनी, पृष्ठ १६। 


( रे७८ ) 


“विनिमय प्राणो का वह कितना, भय सकूल व्यापार भरे | 
देता हों जितना, दे दे तू, लेना !' कोई यह न करे ।' 
“-कामायती, पृ० १७८ 


उसके समर्थण और उत्सग् की भावना भी इसी सामजस्यथ की स्थापना का 
प्रच्छन्त संदेश देती है। 


इस (अपंण मे कुछ और नहीं 
केवल उत्सर्ग छलकता है । 
मैं दे दू श्रौर न फिर कुछ हैलू । 
इतना' ही सरल भलकता है। 
--कामायनी, पृष्ठ १०५ । 
प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना, नारी स्वभाव का एक विशिष्ठ अश्य है। 
जाव-धर्म की रक्षा मे वह प्रकृति से ही कतंव्यपरायण एवं तत्पर रही है। पद्मावती 
लुब्धक से इसी भावना के अन्तर्गत कहती है *-- 
“निरीह जीवों को पकड कर निर्देयता सिखाने मे सहायक न होता" ॥ 


'कामायनी” की श्रद्धा मे यह भावना पूर्ण विकसित दिखलाई पडती है। वह 
मनु की मृगया-प्रवृति का अनुमोदन नहीं करती । जीव-मात्र के प्रति उसके मन में 
अगाधघ-ममता वर्तेमान है। वह उनके जीने के अधिकार को नहीं छीन लेना चाहती । 


पर जो निरीह जीकर भी कुछ 
उपकारी होने में समर्थ 
वे क्यो न जिए, उपयोगी बन 
इसका मैं समझ सकी न अर्थ । 
“--कामायनी, पृष्ठ १४६ । 


नारी-स्वभाव के इन स्थायी गरुणो के साथ साथ प्रसाद जी के सूक्ष्म विश्लेषण 

ने उनकी प्रवृत्ति मे और भी कुछ विशिष्ठ गुणों की श्रवस्थिति मानी है । प्रसाद- 
साहित्य में नियतिवाद का स्वर वहुत ऊचा है। उनके स्त्री-पुरुष सभी पात्र इस 
विश्वास से आविभूत है। प्रसाद जी नारी की प्रवृति में भी भाग्यवादिता के इस गण 
को विशिष्ठ मानते हैं। 'झाकाशदीप' की चम्पा के इन स्व॒रों मे कि मै अपने अदुष्ठ 
को श्रदृष्ट ही रहने दूगी'* नियति वाद का स्वर मुखरित होता है ।,'क्शिंख” की 


१--अ्रजातशन्रु, पृष्ठ २४ | 
१--आकाशंद्वीप पृष्ठ ६ । 


( ३७६ ) 


चन्द्रलेखा भाग्य और भगवान के भरोसे ही विषम परिस्थितियों का सामना करने को 
प्रस्त्त है* । भ्रुवस्वामिनी में भी जीवन की प्रतिकूलता से ऊब कर यही भाग्यवादी 
प्रवति विकसित होती दिखाई देती है । 


“ती जाने दो, छिपी हुई बातो से मैं घबडा उठी हु । हा, मैंने उन्हे देखा था, 
वह विनम्र प्राची का बाल भ्ररुण । आह | राज चक्र सबको पीसता है, पिसने दो, हम 
निस्सहायो को और दुबंलो को पिसने दो* । 


अपनी विषम नियति, पर।जय और विवशता के क्षणो में नारी निराश भी 
बहुत शीघ्र हो जाती है । यमुना अपने दुखी जीवन की दयनीयता मे एक स्थान पर 
लतिका से कहती है :-- 

'बहुतो का दिन कभी न लौटने के लिए चला जाता है। विशेष कर स्त्रियों 
का । मेरी रानी ! जब मैं स्त्रियों के ऊपर दया दिखाने का उत्साह पुरुषो मे देखती' 
हु तो जैसे कट जाती हू ।' 

“कंकाल, पृष्ठ २७५ 


प्रसाद जी की नारी यदि नियतिवादिता और विवशता के प्रसग मे इतनी 
दयनीय और करुण है तो वह इसकी क्षति-पूर्ति उसके स्वभाव मे पूर्ण आ्रात्म-सम्भान 
की भावना का निरूपण करके कर देते है। उनकी अ्धिकाँश नारी पात्रियों मे स्वाभि- 
मान की इस भावना का सन्निवेश उच्चतर और स्वस्थ स्तर पर हुआ है । पुरस्कार 
की मधूलिका आत्म-सम्मान की तेजस्विता मे राजा का प्ननुदान ग्रहण नहीं केरती। 
अरुण के प्रणय को भी पहली बार इसी लिए तिरस्क्ृत कर देती है । 'भिखारिन' की 
किशोरी बालिफा अपने झात्म-सम्मान की रक्षा के लिए निर्मल द्वारा उससे विवाह 
की बात कह दिये जाने पर उसे फटकार बतलाती हुई कहती है :-- 

'दो दिन मागने पर भी तुम लोगो से एक पैसा तो देते नही बना, फिर गाली 
क्यो देते हो बाबू? ? ' प्रेम-प्रसग मे नारी का आत्म-सम्मान अपनी समस्त तेजस्विता 
लेकर प्रस्फूटित हुआ है । वह अपने प्रेम का भ्रपमात किसी भी दक्मा मे सह सकते के 
योग्य नही है । 'दासी” कहानी की इरावती के चरित्र में उस भावना का विकास 
सिलता है :-- 

'मेरे दुखी होने पर जो मेरे साथ रोने आता है। उसे मैं अपना मित्र नही 
मान सकती फिरोजा ! मैं तो देख गी कि वह मेरे दुख को कितना कम कर सकता 
है। मुझे दुख सहने के लिए जो छोड जाता है, केवल अपने अभिमान और आशा के 
लिए मेरे दुख मे हाथ बढाने का जिसका साहस नही, जो मेरी परिस्थिति मे साथी 


१- विशाख, पृष्ठ ७४। 
२--श्रृवस्वामिनी, पृष्ठ १४ । 
३--आकाशदीप, पृष्ठ ७३ । 


( रै८० ) 


नहीं बन सकता, जो पहले अमीर बनना चाहता है, फिर अपने प्रेम का दान करना 
चाहता है, वह मुझमे हृदय मागे, इससे बढ कर दृष्टता और क्या होगी' ।' 

नारी अपनी विषम परिस्थितियों से लडना स्वीकार कर सकती है परन्तु 
दूसरे के महत्वपूर्ण प्रदशन के सम्मुख भ्रपनी लघुता बता कर अपने आत्म-सम्मान को 
छोटा नहीं करना च हती । तितली मधुवन के वियोग मे जीवन के वेषम्य की मार 
सहते हुए भी इन्द्र देव की दया-पात्री नहीं बनना चाहती । वह शैला को बताती है।--- 

वे (इन्द्रदेव) कुछ करते भी, इसका मुझे विश्वास है, परन्तु मैने यही 
समभा कि मुझे दूसरो के महत्व प्रदर्शन के सामने अपनी लघुता न दिखानी चाहिए । 
मुझे १९ यो पर अ्रवलम्ब करके ससार से लडना अच्छा लगा' ! 


प्रकार देवसेना अपने एकनिष्ट प्रणय का मूल्य देकर अपने आत्म- 
सम्मान की रक्षा करती है । स्कन्दरगुप्त द्वारा प्रस्ताव किये जाने पर कहती है-- 


जु्् 


/ परन्तु क्षमा हो सम्राट ! उस समय आप विजया का स्वप्न देखते थे । अब 
प्रतिदान लेकर मै उस महत्व को कलकित न करूगी। मैं आजीवन दासी बनी रहुगी, 
लेकिन ग्र् के प्राप्य मे भाग्य न लूगी? । 


आत्माभिमान का यही तेज वासवी के स्वभाव मे भी प्रकट हुआ हैँ । मगध 
साम्राज्य की वेषस्यपुर्ण प्रवचना की स्थिति में वह चिन्तित विम्बसार को धैर्य देती 
हुई कहती है--- 

काशी का राज्य मुझे, मेरे पिता ने आचल मे दिया है। उसकी आय आपके 
हाथ मे १28 चाहिए, और मगघ साम्राज्य की एक कौडो भी आप न छुए * ।' 

इसी प्रकार अश्रश्वसेन की विषय लोलुपता देख कर दामिनी नेतिक पतन 
की राह पर गिरते गिरते भी अपने सम्मान की रक्षा के लिए सन्‍्नद्ध हो जाती है। 
वह दरपंपूर्ण स्वर मे उसे रोकते हुए कहती है--- 

'हटो, अश्वसेन ! मेरा मानस कलुषित हो चुका है, पर अभी तक मेरा शरीर 
पवित्र है। उसे दूषित न होने दु गी* ।' 

मनु द्वारा श्रद्धा त्याग के बाद, जब वह स्वप्न मे अतीत की स्मृतियो का 
लेखा जोडती-घटाती है, तो अ्रपने निठुर प्रिय की जय को वह अपनी पराजय स्वीकार 





१आँधी, पृष्ठ ५६ । 
२--तितली, पृष्ठ २३५-२३६ । 
इ-स्कन्द गुप्त, पृष्ठ १४० । 
४--अजातशत्रु, पृष्ठ ३७। 

| ॥--जनमेजय का नाग-यज्ञ, पृष्ठ ६० । 


( ३५१ ) 


नही करती । यहा भी उसके आत्म-सम्मान का उन्मेष हुआ है । अब वह इस प्रकार 
सोचती है--- 


“विस्मृत हो वे बीती बाते, भ्रव जिन में कुछ सार नही, 
वह जलती छाती न रही, अब वैसा शीतल प्यार नही। 
सब अतीत में लीन हो चली, आशा मध-अभिलाषाए | 
प्रिय की निष्ठुर विजय हुई, पर यह तो मेरी हार नहीं । 
“केमायनी, पृष्ठ १७७ 
यही आत्म-गौरव की भावना 'चित्राधार' की गन्धर्व कुमारी उवंशी मे प्रकट 


हुई है । पुरुरवा द्वारा अपने विषय में पूछे जाने पर वह अपना परिचय देते हुए आगे 
बतलाती है-... 


राजन ! क्या मैं सामान्य नतंक्नी होने योग्य हु ? कया मैं दूसरो के विलास 
की सामग्री बनू गी ? क्‍या मेरे हृदय मे अपना कुछ नही है? ।' 


पूर्वे-पृष्ठो मे हम कह आए है कि नारी मे पूर्ण समपंण को भावता तिसूर्ग 
से होती है । समपंण से वह अपना भविष्य भी निश्चित कर लेना 
चाहती हैं ।.इसके साथ ही साथ इसी से सम्बन्धित उसके स्वभाव का एक 
महत्वपूर्ण अग प्रतिदान की भावना है | वह अपना सर्वस्व देकर बदले में 
>वही वस्तु अपने लिए भी लिया चाहती है। प्रसाद जी की आदर्श पात्रियों को छोड 
कर यह प्रतिदान की भावना उनके बहुत से चरित्रों मे मुखरित हुई है । “प्रसाद 
कहानी की सरला देव-मन्दिर में पुजापा चढा कर प्रतिदान की भावना से ही देर तक 
प्रतीक्षा करती है । उसके अपने ही शब्दों में प्रसाद की आशा ने, शुभ कामना के 


बदले की लिप्सा ने मुझे छोटा बना कर अभी तक रोके रखा 
--प्रतिध्वनि, पृष्ठ £ 
कालिन्दी इसी प्रतिदान का अतुग्रह भ्रग्निमित्र से करती है-- 


मैं तुम्हे“***केवल तुम्हारी सहायता इस ससार के सुख-दु ख में चाहती हू ॥ 
कालिन्दी को और कुछ नही चाहिए । देखो, मगध का साम्राज्य तुम्हारा होगा, आर 
तुम मेरे, केवल मेरे हो जाओ ।' 
- इरावती, पृष्ठ ६५ 


इसी तरह श्रद्धा के समर्पण में भी ग्रहण का भाव निहित है 





१--चित्राधार, पष्ठ १४। 


( रेझ२ ) 


'था समपंण मे ग्रहण का एक सुनिहित भाव, 
थी प्रगति, पर शभ्रड़ा रहता था सतत अटकाव ।* 


““कामायनी, पृष्ठ 5१ । 


| 


भऔर जब उसे अपनी सेवा, समपंण तथा अ्रपरिमित विश्वास का प्रतिदान 
उसी रूप और उसी अनुपात मे नही मिलता, तब उसका मन क्षुब्ध होकर कह 
उठता है-- 

'जिस के हृदय सदा समीप है, 

वही दूर जाता है । 
झोर क्रोध होता उस पर ही, 
जिससे कुछ नाता है ।' 

“कामायनी, पृष्ठ १२६ । 
गौर इसी लिए नारी मे अधिकार-भावना का दपं विकास पाता है। अनवरी 
द्वारा शैला के प्रति माधुरी के मन मे ईरष्या का भाव उत्पन्न कर दिये जाने पर, 
माधुरी अपने लोभी मन के कारण, अधिकार च्यूत होने की आशका मे, अ्धिकार- 
प्राप्ति के लिए और भी. प्रयत्नशील होती है । वह जानती है कि उसके गौरव की 
ऊषा शैला की चादनी मे फीकी पड़गी, जिसकी दुढ सम्भावना थी भी; इसीलिए अपने 
अधिवगरो को अक्षुण्ण बनाये रखने के निमित्त वह युद्ध के लिए तत्पर होती है" । 
जय माला, मधुलिका आदि के चरित्रों मे भी वह भावना बहुत ही प्रच्छन्‍्त रूप से 
प्रकट, 94 है । 

/भरत्म-समर्पण, श्रात्म-सम्मान, प्रतिदावन और अ्रधिकार-भावना के साथ-साथ 
नारी-मनोविज्ञान का एक तथ्य ओर स्पष्ट हं।ता है। वह कर 8 अपनी उपेक्षा सहन 
नही कर सकती । देवसेना के साथ बहुत कुछ यही हुप्रा है ।४विजया के प्रति स्कन्द- 
गुप्त के श्राकरषण ने देवसेना के मन में दुराव कौ एक रेखा खीच दी है, इसमे किसी 
भी प्रकार का सदेह नही किया जा सकता । भले ही प्रणय का विवाह में परिवर्तन न 
होने का कारण अन्य रहा हो । इसी प्रकार 'गाला' नए को प्यार करती रही' है। 
लेकिन नए की अपने प्रति उपेक्षा इसे सह्य नहीं है। बदन के द्वारा उससे विवाह का 
प्रस्ताव किये जाने पर वह उसी समय विवाह-सम्बन्ध को आवश्यकता का अनुभव 
करने लगती है । परत्तु नए की उपेक्षा के कारण वह बदन से रोकर केवल इतना 
ही कह पाती है-- 

आप मुझे श्रपमानित कर रहे हैं । मैं अपने यहा पले हुए मनुष्य से कभी 
विवाह न करूगी । 


१--तितली पुृ० ४७ । 


६ रेपरे ) 


तारी के मन मे सुखी जीवन के प्रति बडा मोहक स्वप्न सजा होता है, और 
इसी लिये वह वेभव को ओर आकर्षित होती है। चम्पा ओर बेला के चरित्रो मे यही 
भावना अभिव्यक्त हुई है। लेकिन सच्चे प्रणय के सम्मुख वे कभी भी वेभव को महत्व 
नही देती । मन की बात को वाह्य आचरण से छिपा रखना भी नारी-स्वभाव की 
एक विश्लेषता है । किशोरी को यमुना की धार्मिक प्रक्रिया सह्य न थी, क्योकि धर्म का 
ढोग करते हुए भी वह स्वभाव से धामिक न थी' । यह भावना श्रुवस्वामिती द्वारा 
चन्द्रगुप्त को कहे गये इन शब्दों मे और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है-- 

तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मै भोगी जा रही हू। ओह ! इस 
वक्षस्थल मे दो हृदय हैं क्या ” जब अन्तरग “हाँ करना चाहता है, तब ऊपरी मन 
ता क्‍यों कहला देता है* ।' 

नारी का मन विश्लेषण प्रधान होता है । किसी भी वस्तु को करने के पूर्व 
मा उपरान्त वह एकान्‍्त के क्षण मे बेंठ कर उसका विश्लेषण करना आरम्भ कर 
देती है। किशोरी निरजन के आाकषरण मे बेठी हुई श्रीचन्दर के साथ न जाकर हरिद्वार 
में ही ठहर जाती है, और फिर श्रीचन्द के चले जाने के बाद अपने ठहर जाने के 
$गैचित्य 4र विचार-विश्लेषण करती है? । माला बच्चो को शिक्षित करना आरम्भ 


करने के बाद अपने पिता की आज्ञा न मातने और उनकी उपेक्षा करने की बात को 
बार बार सोचती है” । 


विश्लेषण प्रवृति के समानानतर उसमे श्रतीत का हिसाब-किताब खोल कर 
बेठ जाने का भी स्वभावगत संस्कार होता है। प्रसाद ने अतीत-घटनाओ का विश्लेषण 
करने की इस प्रवृत्ति को नारी मनोविज्ञान का विजेष अ्रह् माना है। 'गुण्डा * कहानी 
की राजमाता पन्‍ना विधवा हो जाने के पश्चात्‌ भी किश्लोरावस्था में नन्‍्हकू सिह से 
भेंट होने के परिणाम स्वरूप दूर की एक सम्भावना पर विचार करने लगती है । 
सतूरी' अपने प्रेमी थाकूब खा को देखकर (८ वर्ष पूर्व की एक घटना के विषय में 
सोचना आरम्भ कर देती है--- 

अग्राज जीवन का क्‍या रूप होता ? आशा से भरी ससार यात्रा किस सुन्दर 
विश्राम-स्थल मे पहुचती ? अब तक ससार के कितने सुरूदर रहस्य फूलो की तरह 
अपनी पखुरियाँ खोल चुके होते ॥' 





१--ककाल' पृष्ठ १०१॥ 
इ-- भ्रुवस्वामिनी, पृष्ठ ३२ । 
३--ककाल, पृष्ठ १७ | 

४-- ककाल, पृष्ठ २श८ 
ध--इन्द्रजाल में सग्रहीत । 
६--इन्द्रजाल, पृष्ठ ४४ । 


् 


( रे८ड ) 


इसी प्रकार आाकाशदीप' की चम्पा बुद्धगुप्त के वैभव की प्राचीरो से मुक्त 
होने की कामना ले कर उससे कहती है---'मुझे इस बन्दीगुह से मुक्त करो । मुझे उन 
दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है, जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी, और चम्पा के 
उपकूल मे पुण्य लाद कर हम सुखी जीवन बिताते थे" । 
ककाल' की लतिका भी बाथम द्वारा त्यक्त हो जाने पर श्रपनी कल्पना मे 
अपने अ्रतीत का लेखा उपस्थित करती है। यमुना, घटी सभी मे यह नित्तग प्रवृति 
वर्तमान है। अच्चेरे शून्य में प्रटी अपने अतीत क्षणों की स्मृति करती है" । शैला भी 
शेरकोट के खण्डहर मे रामजस और मधुवन के साथ चलते-चलते अपने श्रतीत की 
स्मृति मे भूल जाती हे । राजकुमारी गग। के शीतल जल मे खडी अपनी विगत 
घटनाशो का स्वप्न देखती है” । और इसी प्रकार इरावती सोचती है-- 
वेशत्रवती का किनारा । माता के दाह-कार्य के उपरान्त उसका अकेले शरद 
सन्ध्या मे बैठना । अग्निमित्र का आना । सान्‍्त्वना । फिर उसका आना-जाना बद । वह 
विदिशा का कुल पुत्र । वह पथ की भिखारिणी, झ्रादि आदि* ।! 
यही भावना असत्‌ कार्य-व्यापारों मे द्र तक चली जाने वाली नारी-पात्रो 
के स्वमाव में भी व्यक्त की गई है । मागन्धी जीवन की सध्या में अपनी असफ- 
लता पर क्ष्ब्ध अ्रपने अतीत की स्मृति करती है। ठीक इसी प्रकार 'प्रलय की छाया' 
की कमला आरात्म-लानि के सबसे निक्ृष्ट प्रहर मे अपने अतीत की स्मृति-रेखाओ का 
जाल बुनती-बिछाती दिखाई पडती है-- 
पागल हुईं मैं श्रपनी ही मृदु गन्ध से 
कस्तूरी मग जसी 
गुजरेद पावडे बिछाते रहे पलको के 
तिरते थे 
मेरी श्र गडाइयो की लहरो मे । 
वह सुल्तान को जलाना चाहती थी, इसीलिए जीवित रही थी । उसने सोचा 
था--- 
पद्मिनी जली थी स्वय, किन्तु मैं जलाऊंगी 
वह दावानल ज्वाला--- 
जिसमे सुल्तान जले । 





१--आकाशदीप, पृष्ठ ८ । 
२--ककाल, पृष्ठ १८४७-१८८ । 
३--तितली, पृष्ठ ६६ । 
४--तितली, पृष्ठ 5५-८६ । 
४--इरावती, पृष्ठ ३५। हि 


( ३5४ ) 


परन्तु रूप वेभव शोर ऐश्वर्य की चकाचौत्र मे वह पति का प्रतिशोध लेना भूल 
कर भारतेश्वरी का पद प्राप्त करना चाहने लगी-- 
रूप ने बनाया मुझे रानी गुजरात की 
वही रूप आज मुझ प्रेरित था करता 
भारतेरवरी का पद लेने को) ।* 
झौर अन्त मे अपनी असफलता के क्षण में वह झतीत की इस घटना का 
स्मरण कर, आत्म-ग्लानि की दावा मे दग्ध होती है । 


नारी स्वभाव की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में भ्रन्तसंघर्ण की प्रवृत्ति मुख्य 
है। अन्तसंघर्ष का मूल-सम्बन्ध मन के अस्थैरुय भ्रथवा चाचल्य से होता है । प्रसाद 
जी ने नारी की चचल प्रवत्ति का निदर्शन श्लौर अन्तर्स वर्ष दोनो को नारी स्वभाव का 
स्थायी गुण माना है। विजया, द्यामा, दामिनी ग्रादि के चरित्रों मे चचलता की मात्रा 
प्रचुर है। अन्तर्सुघर्ष की प्रौढ भावना चम्पा के स्वभाव से अकित हुई है। एक शोर 
वह बुद्धगुप्त को प्यार करती है, क्योकि वह उसका प्रेमी है, दूसरी झोर वह उससे 
घुणा करती है, क्योकि उसे यह झका है कि यही उसके पिता का ह॒त्यारा है। अतः 
उसके मस्तिष्क मे बुद्धग॒प्त के प्रति घुणशा और प्यार की भाव-धाराएं साथ साथ 
बहती हैं। वह कहती है-- 

भेरा पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारणा जलदस्यु | हट जाओ। 
विश्वास ? कदापि नही, बुद्धगुप्त ! जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, 
उसी ने धोखा दिया, तब मैं कंसे कहू ? मैं तुम्हे घृणा करती हु, फिर भी तुम्हारे लिये 
मर सकती हू । अन्धेर है जलदस्यु ! तुम्हे प्यार करती हू ।* 

इसी प्रकार पुरस्कार! की मधूलिका के मन मे प्रेम और कतेंव्य को लेकर 
इन्द्र मचता है । एक बार वह अरुण के प्रणय को ठुकरा देती है, लेकिन दूसरी बार 
उसी के लिए वह देश तक से विश्वासघात करने के लिये तैयार हो जग्ती है | झ्ाँधी 
की लैला मनोभावों के इस सधर्ष का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करती है। श्रीनाथ ने 
उसे उसके प्रिय रामेशबर के विपय में एक दिन कोई सुन्दर बात कह कर सुख दिया 
है, बस इसी लिये वह श्रीनाथ को क्षमा किये रहती है। रामेश्वर की पत्नी के विषय 
को लेकर भी उसमे अ्रन्तसंघर्ब का भयावह स्वरूप खडा होता है । वास्तव में वह भी 
नारी का एक मनोवैज्ञानिक पहलू है कि वह कभी भी अपने से प्यार करने वाले को 
उपेक्षा की आखो से नहीं देख पा सकती । इस पहलू को हम 'प्रणय प्रसग के भ्रन्तयंतत 
अधिक विस्तार से देखेंगे । 





१-- लहर' मे सम्रहीत । 
२--आकाशदीप, पृष्ठ ६, ११॥। 


( 3८६ ) 


प्रसाद जी ने जा व में स्पष्ट विरोब के अभाव को भी लक्ष्य किया 
है। उनकी धारणा है कि>-सीरी कभी भी स्पष्ट विरोध नही करती । क्श्योरी के 
स्वभाव मे यह गुण कई प्रसगो मे व्यक्त हुआ है । इसी प्रकार 'तितली' की नन्‍्द 
रानी मे भी यह प्रवृत्ति प्रकट हुई है। मुकुन्द लाल इन्द्रदेव से छोटे बगले को नन्‍्दरानी 
के नाम लिखाने की बात कहते है | ननन्‍्दरानी इमे सुनती है, लेकित प्रतिवाद करना 
चाह कर भी वह कुछ नही कह पाती । नारी मे वस्तुओं को जानने, उनसे परिचय 
प्राप्त करने की भी उत्सुकता होती है। श्रद्धा के शब्ठो मे उसकी यह प्रवृत्ति व्यक्त 
हुई है । 
भरा था मन मे उत्साह 
सीख लू ललित कला का ज्ञान, 
दृष्टि जाती जब [हिम-गिरि ओर 
प्रहन्‍न करता मन अ्रधिक अ्रवीर 
घरा वी यह सिकूडन भयभीत 
झ्राह कंसी है क्या है पीर, 
“-कामायनी, पृष्ठ ५१ 
इसी प्रकार बजों प्रथम परिचय मे ही दोौला का परिचय प्राप्त करने की 
उत्कृष्ट अभिलाषिनी हो उठती है। भ्नवरी शला को दृष्टि विनिमय से ही पहचान 
लेता चाहती है ।' 
नारी का स्वभाव अपने पर प्रेम करने तथा आत्म-प्रशसा सुनने का भी होता 
है। अपने स्व पर प्रेम करते का स्वभाव जयमाला के इन शब्दों मे व्यक्त हुआ है-- 
“विदत् प्रेम, सर्वभूत हित कामना परम धर्म है । परन्तु इसका श्र्थ यह नहीं 
हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो । इस अ्रपने ने क्‍या श्रन्याय किया है कि इसका 
बहिष्कार हो । 
“-स्कन्द गप्त, पृष्ठ ७२ 
इस सदर्भ में नारी के आत्म पशल्य-सम्बन्धी स्वभाव के विषय मे भी एक 
उद्धरण दे देना आवश्यक हो जाता है। यह गुण उनकी सबलता नही, बरन्‌ दुर्बलता 
का भाव प्रकट करता है। अपनी प्रशंसा के सम्मुख नारी सदेव ही नत-सिर होती 
झाई है। 'सिकन्दर की शपव' कहानी में सिकन्दर सरदार का बध करके सरदार 
पत्नी के सम्मुख उपस्थित होता है। सिकन्दर को अपने पति का हत्यारा जान कर, 
प्रतिद्योध के प्रयय मे वह अपने हाथ मे चमकता छरा ले लेती है । लेकिन तभी घुटनों 
के बल बैठ कर सिकन्दर कश्ता है *--- 





१-तितली, पृष्ठ १४-१५ । 


( रैष८ ) 


वावय मे कि दिखला दूगी, स्त्रिया क्या कर सकती है।' रूप का दप और वासना 
आव का ही प्राधान्य है । 

नारी-स्वभाव का एक प्रधान गुण है, व्यग्य के माध्यम अपने मनोभावों की 
झभिव्यक्ति करना । 'भिवारिन' कहानी की किशोरी भिखारिन के द्वारा निरमेल को 
दिये मए उलाहने में यह भावना प्रतिलक्षित है। 'देवदासी' की पद्मा के इन छब्दो मे 
व्यंग्य का भाव करुरएाद्र होकर व्यक्त हुआ है -- 

मन्दिर के दर्शन करने वालो का मनोरजन करना मेरा कतेंव्य है। मैं 
देवदासी हू।' 

-+आकाशदीप, पृष्ठ ८७ 

धप्रतिध्वनि*” कहानी में तारा के प्रति उसकी ननद का व्यग्य कितना कटु 
है 

अरे भैया रे, किसका पाप किसको खा गया रे ।' 

'कलावती' की शिक्षा" में भी चीनी पुतली को सिखाते हुए कलावती वास्तव 
मे अपने पति को सुनाती है । इसी प्रकार से अनन्त देवी भी देवकी को उलाहना भरे 
स्‍्वरो मे कहती है :--- 

(क्यों देवकी ! राजस्हासन लेते की स्पर्धा क्या हुई ”” 

-- स्कन्दगुप्त, पृ० ६७ 

ईरष्या और प्रतिशोध की भावता का भी नारी-मनोविज्ञन से निकः प्रतिशोध की भ भी नारी-मनोविज्ञन से निकट का 

सम्बत्ध है । स्वर्ग के खण्डहर' मे बहार और गुल को साथ-साथ तेरता देखकर मीना 

मे ईर्ष्या-माव का उदय होता है, और वह हताश हो धीरे-धीरे तेरने लगती है? ॥ 

तारा की चाची तारा को सुखी नही देखना चाहती, इसीलिए मगल से तारा की वर्णु- 

संकरता के विषय मे बतला कर उसका मन तारा के प्रति वितृष्णा से भर देती है । 

लतिका घटी के हाथ मे बाथम की अगूठी देखकर, उसके निकट से चली जाती है* । 
तितली की शान्‍्त, सरल गृहस्थी से शैला को ईर्ष्या होती है। वह सोचती है--- 

यह गवार लडकी ! अ्रपनी वास्तविक स्थिति मे किलती सरलता से निर्वाह कर 

रही है । सो भी पूरी स्वतन्त्रता के साथ । श्र मैं, मैंने श्रपता जीवन, थोड़ा-सा 


१--आकाइादीप में समग्रहीत। 
हक 8 “>रंतिध्वनि, में समग्रहीत । 
झ्राकाशदीप, पुृ० २८ । 
४--ककाल, पृ० ५२ । 
३४--वही, पु ० रे ड है । 


है रैद£ ) 


काल्पनिक सुख पाने के लिए जैसे बेच दिया ।/ 
-“तितली, पृ० २४१ 
(ड्ी-प्रकोर - स्कत्दगुप् विजया को आसक्ति की झ्ँखों से देखता है । देव- 
सेना स्कन्दगुप्त को इस प्रकार देखता हुआ देख लेती है । ईर्ष्या की एक हल्की सी 
जाली जेसे उस पर छा जाती है| वह अपने झ्राप से कहती है-- 
(..श्रीह | जिसकी मुझे आशका थी, वही हुआ । विजया ! आज तू हारकर 
भी जीत गई ।' 
“कन्दगुप्त, पृ० ८३ 
(_छर्लना का मन वासवी के प्रति ईरष्या-भाव से उत्तप्त है । इसी कारण उसके 
चरित्र के सभी उदात्त गुण विच्छिन्न हो गये से दिखाई पडते हैं । 
इस प्रकार जीवन के सभी क्षेत्रो एवं व्यापारों में नारी-मन की ईर्ष्या-भावना 
की अभिव्यक्ति होती है । चाहे वह सामाजिक समादर का ही प्रदन हो भ्रथवा वेभव 
का प्रसग । परन्तु इस भावना का विकास प्रश॒य के क्षेत्र में श्रधिक होता है, जैसा कि 
हम उपयु क्त उद्धरणो से स्पष्ट कर आए हैं । 
की इस भावना के साथ-साथ नारी-स्वभाव मे प्रतिशोध का एक गुर 
विशेष भी होता है। भ्रपमान की ज्वाला में वह प्रतिकार किए बिना सन्तुष्ट नही रह 
सकती । बहुजी द्वारा अपमानित होने पर 'चूडीवाली! विजयक्ृष्ण को 'घायल' कर 
देती है" । भने ही उसके लिए उप्ते विषथगरामिनी क्यो न बनना पड़ा हो। “चन्दा 
में यही प्रतिशोध की भावना प्रबल रूप से व्यक्त की गई है । उसके प्रिय तथा पति 
हीरा को रामू की ऋरता के कारण बाघ की लडाई मे श्रपने प्राणों की बलि देनी 
पड़ती है । चन्दा इसी का बदला लेने के लिए जीवित रहती है । वह अपना सुख 
आश्रय छीनने वाले को कनी भी क्षमा नहीं कर सकती । ल्‍्द्धी सी प्रकार 'सुरमा भी 
जनमेजय से भपमानित होकर उग्र बन जाती है | विजया के चरित्र में भी यही भावत्रा के चरित्र में भी यही भाव 
विशिष्ट है । 'प्रतिध्वनि” की तारा ने रामा की मृत्यु के उपरान्त भी उसकी बेटी 
इयामा तक से प्रतिशोध लिया &€ परन्तु अन्त में उसके प्रतिशोध भाव का यह कलुष 
उसके प्रायश्चित की निर्मेल भाव-धारा मे बह जाता है, श्रौर इस स्थल पर वह पुन 
अपने सम्मान के उच्च शीर्ष को प्राप्त कर लेती है । प्रसाद जी ने नारी स्वभाव के 
इस उदात्त स्थायी स्वरूप की प्रतिष्ठा कर नारी के शील, सौजन्य श्रौर सदाचार की 
रक्षा की है । 
(_वर्रि स्वम व मे प्रायश्चित का गुण भी उतना ही विद्विब्ट है जितना प्रति- 


१--श्राकाशदीप, पृ० ११७ । 
२--छाया, मे सग्रहीत । 








( ह३६० ) 


शोध का । उसे शान्ति और सनन्‍्तुन्लन के क्षयों में अपने किये पर पश्चात्ताप होता 
है और उसी क्षण उसमें निसर्ग उदार भावना जन्म लेती है । ग्रसाद जी ने अपने 
बहुत से चरित्रों के माध्यम से उक्त तथ्य की पुष्टि की है ॥“वासना, झ्ाकाक्षा और 


सनापकरकांकम कर थेपीकीमेज+ 


चेभव-दर्प की उद्दाम भावना में बहने वाली विजया अपनी असफलता के क्षणों में स्वय 
से कहती है--- 

(. स्व्रेहमयी देवसेना का शका से तिरस्कार किया । मिलते हुए स्वर्ग को घमड 
से तुच्छ समझा । देवतुल्य स्कन्दगुप्त से विरोध किया, किसलिए ? केवल अपना रूप, 
धन और योवन दूसरे को दान करके उन्हे नीचा दिखाने के लिए । स्वार्थपूर्णा मनुप्यो 
की प्रतारणा मे पडकर खो दिया, इस लोक का सुख, उस लोक की शान्ति । झोह ! ' 

४ “ईकन्‍दगुप्त, १० १११ 
<_क्ी ही ग्लानि उसे श्रनन्तदेवी से प्रताडित होने पर होती है-- 
“मै कही की न रही'* * 'दुबंल रमणी हृदय" *“"यह मन का विष, यह 
बदलने वाले हृदय की क्षद्रता है। घोह | ' 
““श्कनदगुप्त, धू०. ६१० 
«ता देवदत्त के अवचनापूर्ण व्यवहार को समझ कर शअ्रपने प्रतिंरलानि से 
भर जाती है । देवदत्त की उपेक्षा करती हुई वह कहती है--- 
तिरी प्रवचना से मैं इस दशा को प्राप्त हुई । पुत्र बन्दी होकर विदेश चला 
गया ओर पति को स्वय मैंने बन्दी बनाया ।' 
“अजातशत्र, पृ० १०६ 
2... इन पद्चात्ताप के क्षणों मे वह वासवी से दया ओर अपने पुत्र के,प्राणों 
की भीख मागती है। श्यामा (मागधी) मल्लिका के निमू ले उदार देवत्वपूरां व्यक्तित्व 
से प्रभावित होकर स्वय ही श्रपनी प्रता रणा करती है-- 
जिसे काल्पनिक देवत्व कहते हैं, वही तो मनुष्यता है । सागन्धी धिकक्‍्कार है 
लुक । 
““अजातश्षत्रु, पृ० श१२३ै 
प्रकार शक्तिमती राजकुशर को उपेक्षित करने की भ्रपनी भूल परे 
परदचात्ताप करती हुईं मल्लिका से क्षमा-याचना करती है-- 
वह मेरी भूल थी देवी ! वह बबंरता का उद्रेक था । पाशवन-बृत्ति कीं 
उत्तेजना थी ।' हि 
--अजातकझ्षत्रु, पृ० १२६ 
वह प्रसेनजित से भी क्षमान्याचना करती है--वहू मेरा ही अपराधें वा 


( ३६१ ) 


झाय॑ | क्‍या उसके लिए क्षमा नही मिलेगी ? मैं अपले कृत्यो पर पर्चात्ताप करती 
हु | झ्ब मेरी सेवा मुझे मिले, उससे मैं वंचित न होऊ, यही मेरी प्रात है ।' 
“अजातशत्र , पृ० १५८ 
(सत्पथ की अनुगामिनी होकर दामिनी भी वेद से पथ्चात्ताप भरे स्वरी में 
कहती है-- वह मेरा भ्रम था, परन्तु हृदय से नहीं, आप अपनी स्वाभाविक कृपा से 
पुछ देखिए । वही मुझे क्षमा कर देगी । मेरा और कौन है ।' 
“-जनमेजय का नागयज्ञ, पूृ० ७६ 
न “ बवबुष्टमा के इन शब्दों मे भी यही परचात्ताप प्रकट हुआ है--- 
बहन सुरमा, मुझे क्षमा करो। मैंते तुम्हारा बडा अनादर किया था ॥ झ्राज 
मुझे तुम्हारे सामने आँख उठाते नलज्जा ब्राती है ।' 
हि -“-वही, पृ० €६ 
“ममता मी प्रायश्चित करती है-- 
“भाई, मुझे क्‍या चाहते हो ? क्‍या मैं उत्तेजता की एक सामग्री नहीं हू ८ 
“-वही, पृ० ६५ 
झाकाक्षा और अतृप्ति के लम्बे पथ पर चलते-चलते जब कामना थक सी 
जाती है, तो वह स्वय प्रपने भ्रपराध का दण्ड स्वीकार कर लेती है-- 
अपने हाथो जो विडम्बना मोल ली है, उसका प्रतिफल कौन भोगेगा ? 
कामना, पु» ७३ 
( छुहमी भी इसी झाकाक्षा के पथ पर रुक कर सोचती है--- 
“राज्यश्री को देखती ह तो मुझे अपता स्थान सूचित होता है, पता चचता हैं 
कि मैं कहाँ हू ।' 
_रबय कली, पृ० ७१ 
इडा को अन्त में यही प्रायश्चित करना पडता है । कमला" भी इसी झात्म- 
सलानि की ज्वाला में दग्ध होती है । उसके इन स्व॒रो में कितनी दयनीयता है-- 
अआ्राज सोचती हू, जैंसे पद्मिनी थी कहती-- 
अनुकरण कर मेरा 
--समभ सकी न मैं 
““जहर, पृ ७ 
नारी-स्वभाव की प्रायदिचत प्रवृत्ति के अरश को उठा कर प्रसादजी ते नारी- 
मनौवविज्ञात के इस तथ्य की ओर सकेन किया हैं कि नारी को भ्रपने श्रसत्‌ व्यवहार 


१--प्रलय की छात्रा (कक्ता), की कादी । 


( ६२ ) 


भा कठोरता पर कभी भी अ्रभिमान नहीं होता । श्रपने दुव्येवहार भ्रथवा अनीतिपूर्ण 
झाचरण के लिए वह सर्देव ही लज्जित रही है । परिस्थितिवश, भले ही उसका सद्‌ 
स्वरूप कुछ क्षण के लिए आकाक्षा श्रथवा तीव लालसा के आ्ावेश मे बहुत पीछे छट 
जाय, लेकिन उससे उसका साथ सदा-सदा के लिए छूट गया हो, ऐसा नही है । 
ठिपयुक्त उद्धरणो से यह बात स्पष्ट हो जाती है | इसी प्रसण मे एक और उद्धरण 
मातृगुप्त की प्रेयती मालिनी का दिया जा सकता है, जो अवगु ठन में उसके सम्मुख 
उपस्थित की जाती है । समाज मान्य अपने अनेतिक आचररा के कारण वह मातृ- 
गुप्त के सम्फकुल अपने मुख का झावरण उठा सकते का साहस भी नहीं करती । 
दयनीय होकर वह मातृगुप्त से कहती है--- 

नही, मातृगुप्त मैं ही हु । अवगु उन केवल इसीलिए था कि मैं तुम्हे मुख नहीं 
दिखा सकती थी ।' 

-स्कन्दगृप्त, पृ० ११७ 


पड 


बी 
सारी-मनोविज्ञान : विभिन्‍न वर्गों में 


सामान्य रूप से नारी-मनोविज्ञान के श्राधार पर उसके स्थायी गुणों का 
विवेचन उपयु कत पक्तियों से किया जा चुका है । किन्तु विभिन्न परिस्थितियों और 
वातावरण में नारी की मनोवेज्ञानिक धारणा मे पर वर्तन होते रहते हैं। इसीलिए 
विभिन्न वर्गो मे तारी-स्वभाव में भी अन्तर होता है | प्रसाद जी ने भ्रपनी कहानियो, 
उपन्यासों श्लोर नाटकों मे इस अ्रन्तर को काफी स्पष्ट किया है । मोटे तौर से हम 
कह सकते है कि उनकी कहा नियो में सामान्य वर्गीय नारी-स्वभाव का चित्रण मुख्य 
रूप से हुआ है । उपन्यासो में मध्य-वर्गीय नारी को ले सकते है तथा नाटकों मे उच्च 
वर्गीय नारी को भ्रधिक अभिव्यक्ति मिली है । लेकिन इस विभाजन के द्वारा कोई 
सुनिश्चित रेखा नही खीच दी गई है । उपन्यासों मे भी उच्च और सामान्य वर्गीय 
तारी-स्वभाव का चित्रण मिलता है ॥ नाटकों में सामान्य और मध्य वर्गीय नारी के 
चित्र भी अकित हुए हैं और इसी प्रक/र कहानियो में भी मध्य-वर्गीय नारियाँ विद्य- 
मान हैं । 


सामान्य वर्गीय नारी मे विचार-पक्ष की अ्रपेक्षा भाव-पक्ष की प्रबलता होती 
है। उसके द्वारा रूढिगत आदशों का पोषण होता है । पअ्रन्ध-विश्वास उसके स्वभाव 
का स्थायी गुण है। इसके साथ-साथ वह अपेक्षाकृत स्वतन्त्र भी होती है । नारी मे 
व्यग्य की जिस भावना की बात हम पिछले पृष्ठो में कह आए हैं, सामान्य-वर्गीय 
नारी मे साधारणतया उसका श्रभाव होता है । वह अधिक स्पष्टवादिनी होती है । 
नूरी, लेला, चम्पा तथा मधूलिका के स्वभाव इस सन्दर्भ मे देखें जा सकते हैं । इस 


( रेह8३ ) 


वर्ग की नारी का मनोवेज्ञानिक विकाश्र दृढ धारणाओं तक ही सं.मित होता है । 
झ्विद्या और स्वस्थ विस्तृत वातावरण का शअ्रभाव उसके कारण हो सकते हैं । इस 
वर्ग की नारियो मे वभव के प्रति एक सहज आकर्षण होता है | परन्तु सच्चे प्रणय 
और स्वस्थ हृदय के आदान-प्रदान के सम्मुख इस नारी के लिए सभी कुछ तुच्छ है । 
विलासिनी* का चरित्र इम बात की सफल पुष्टि कर देता है। इस वर्ग की नारी के 
स्वभाव की अनन्य विशेषता उत्कट आत्म-सम्मानव की भावना है। उपयु क्त सामान्य 
विवेचना में इस सदर्भ मे कई उद्धरण दिए जा चुके हैं | प्रणय, कत्त व्य और व्यवहार 
बह कही भी आत्मसम्मान को खोकर, कुछ भी प्राप्त नही किया चाहती। बेला भिखा- 
रिन, सधुलिका, चम्पा, चन्दा आदि के स्वभाव इसी आत्म-सम्मान को भावना के 
प्रतीक है। और इन सबसे विशेष “गृदडी मे लाल' की निबंल बुढिया पात्री है, जो 
झ्पनी असहाय और दयनीय परिस्थितियों मे भी काम करके ही पैसा प्राप्त करता 
चाहती है। वह सोचती है-- 
मैं बिना किसी काम के किए इनका पैसा कैसे लू गी। क्‍या यह भीख नहीं ?* 
--प्रतिध्वनि, पृष्ठ १५ । 

वह अपनी कोठरी में अपने एक मात्र सचित धन आ्रात्म-सम्भान की पोटली 
को भ्रपनी कोख मे दबाए केवल यही सोचती है-- 

“जीवन भर के वचित आत्म-धन को एक मुट्ठी अन्न की भिक्षा पर बेच देना 
होगा ? असह्य ।' 

--प्रतिध्वनि, पृष्ठ १६ । 

मध्यवर्गीप नारी-मनोविज्ञान का चित्रण प्रसाद साहित्य मे अधिक मात्रा से 
नही हुआ है । जितना हुआ है, उसके झ्ाघार पर यह कहा जा सकता है कि सामा- 
जिक स्वीकृति के अभाव मे उसे स्वतन्त्र भाव-भूमि पर विचार विनिमय करने के 
अवसर नही मिले हैं । अत भावनाओं के दमन के कारण उसमे बहुत सी कुठाए 
प्रवेश कर गई हैं। व्यग्य, ईर्ष्या, स्वय को घिक्‍्कारने की प्रवृत्ति, सकीर्णता, अन्ध॑- 
विश्वास, भाग्यवादिता तथा पद्चाताप उसके स्वभाव के मुख्य अंग बन कर रहे 
हैं। 'परिवतंत' भे मानती का यही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हुआ है । उसे अपने पर 
रोष आता है । काम बिगाडती है, दूसरो पर दोषारोपण करती है । स्वय को 
धिक्‍्कारती है और ईर्ष्यावश अपने पत्ति चन्द्र देव को किसी दूसरे का नही होने देना 
चाहती । 'ककाल' की किय्रोरी, 'तितली' की. राजकुमारी तथा “प्रतिध्वनि' कहानी 
की ननन्‍द और तारा आदि के चरित्र भी इसी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को पुष्ट 
करते हैं । 

प्रसाद जी सुवर्ण प्रतीत के कलाकार कहे जाते हैं। भतीत का गौरव उप- 


३--चूडीवाली, कहाती की पात्री ! 


( रे६४ ) 


स्थित करने में उन्होने साम्राज्यों, सिहासनों तथा सम्राठों के परिपाइव की सहायता 
ली है। साथ ही साम्रान्षियो तया उच्च वर्गीप सहिषियों के चरित्र भी झ्लालोक मे 
लाए गये हैं। उन्ही के श्राधार पर उच्च वर्गीय नारी के मनोमावों एबं व्यवहार मे 
उदार और उदात्त कल्पना के साथ साथ दर्ष-भाव, आत्म-सम्मान, समानाधिकार का 
भाव, प्रबल ईर्ष्या तथा शिक्षा और विस्तीण स्थली पर व्यवहार करने के क रण 
तकंवादिता की भावना प्रबल है । इस प्रकार यदि सत्‌ रूप में मल्लिका, देव सेना, 
पद्मावती , वासवी, मालविक्रा, जयमाला, देवकी, क!नेंलिया, सुवासिनी आदि के उदार 
सनोभावो को अभिव्यक्ति मिली है, तो दूसरी ओर छलना, शक्तिमती, विजया, भ्रनत 


देवी, दामिनी, लालसा आदि की अ्रसत्‌ दिशा में विकसित मनोव॑ज्ञानिक दृष्टि की शोर 
भी लेखक ने सकेत किया है। 


विभिन्‍न वर्गों एव परिस्थितियों में नारी-मनोविज्ञान का उद्घाटन करने के 
साथ साथ प्रसाद जी यह भी बतलाते चले है कि स्थायी सत्‌-गुणा से रहित नारी कभी 
भी किसी क्षेत्र मे सफल नही हो सकी है । यह उनकी आरादशे-स्थापना की दिशा में 
महत्वपूर्ण सत्प्रयास है । 


प्रणय प्रमण और असाधारण मनोविज्ञान 


प्रसाद जी के सुक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ने नारी-स्वभाव के प्रणाय-प्रसगो 
सम्बन्धी मनोभावों के विषय में कुछ नवीन रहस्यों का उद्घाटन किया है। वे इस 


प्र हे. 

/दमाद जी यह मानकर चलते हैंकि (१) नारी के लिये प्रणय का महत्व सबसे 
भ्रधिक है! (२) प्रशय के लिए वह सभी कुछ त्याग कर सकती है।(३) उमके प्रणाय मे 
एकनिष्टा की भावना प्रबल होती है ।(४) अपने प्रणाय तथा सम्मान के प्रति प्रवचना 
किए जाने पर वह कोमल अवयवा दुर्वह कठोर हो जाती है। यह प्रसाद जी के विश्ले- 
पण का|मुख्य भ्रश है ! (५) वह सभी अवस्थाओं में दुलार की प्रत्याशा करती है।(६) 
भपने को प्रेम करने वाले को वह कभी नही भूल पाती । (७) विशेष अ्रवस्थाश्रो मे वह 
कत्त व्य के लिए प्रणय की उपेक्षा भी सहन कर लेती है, लेकिन स्नेह की मीठी टीस 


को कभी भी भूल नही पाती । तथा (८) इसी प्रण॒य की पीठिका में कभी-कभी उसके 
मनोभावों की असामान्‍्यता भी प्रकट होती है। 


नारी अ्रपने जीवन में प्रशय को मुख्य स्थान देकर चलत्ती है। देवसेना, 
विजया, य ) मालबिका और दासी' कहानी की इरावती के लिए प्रेस की 
भावना ही प्रमुख है >/बल राज जब इरावती से श्रधिक महत्व धन को देकर उसे दु.ख 
सहने के लिए छोड जाता है, तो वह इसे सहन नहीं कर पाती । 'मालविका' अपने 
प्रणय के मौत ग्रादर्श पर ही अपने प्राणो की बलि दे देती है । विजय, प्रणव के लक्षण 


( रे६५ ) 


जीवन भर भटकती है। दवसना सकन्दग॒प्त के प्रति प्रशय भाव को अपने सभीत का 
नि:श्वासों मे भर कर जीवन के दिन काट चलती हु । मुवासिनी का प्रगय, राक्षम की 
अमूल्य धरोहर है । वह उसे कही भी खडित नही होने देती । अपदे अखणय के भावा- 
तिरेक में वह सभी कुछ त्याग करने के लिए तत्पर रहती है । 'इन्द्रजाल” की बेला 
के लिए ठाकुर का ऐच्व्रय छाडते क्षण भर की भी देर नही करती । विजया स्कन्द- 
गुप्त का प्रणय प्राप्त करने के लिए अपने अभ्रपार वेभव को उसकी सहायतार्थे दे देदे 
में अपना मान समभती है । मुवलिका प्रण॒य के लिए राष्ट्र की विरोधिनी बनतो है । 
लैला इतनी प्रणय की भावना के प्रवाह मे अपने टाली के लोगो की उपक्षा करती है। 
प्रसाद जी ने इसी प्रणय प्रसग मे उत्सर्ग और दान को सावता को यो व्यक्त 
किया है-- 

'पागल रे, वह मिलता है कब 

उस को तो, देते ही है सब' 

-लहर, पृष्ठ ३७ | 

'इस एकान्त सृजन में कोई 

कब्र बाधा मत डालो 

जो कछ अपने सुन्दर से है 

दे देने दो इन को' 

“लहर, पृष्ठ ४४-४५ 
नारी का प्रणय त्याग का नहीं, वस्न्‌ एकनिष्ठा का उच्चतस आझादर्श भी 
प्रस्तुत करता है । “इन्द्रजाल' की बेला भूरे और ठाक्र के पास रहती हुई भो अपने 
प्रिय गोली को तही भूल पाती ! और अवसर आने पर अन्त में उसी को सम्रजित 
होती है। सुवामसिनी, देव सेना, मालविका, मधूलिका, नूरी तथा विलासिनी झाप्द 
सभी प्रणय-पात्राओ में यही एकनिष्ठा की भावना लक्षित होती है। 'ककाल' की 
गाला की माँ में भो यह भाव अपने अनन्य रूप में प्रकट हुआ है । मिरज़ा गाला की 
मा को गर्भ देकर चला जाता है, फिर भी गाला की भा केवल उभी के प्रति एकनिष्ठ 
रहती है । प्रापत्तिकाल मे जब मिरजा जाला की मा से अप्रत्याशित रूप से मिलता 
हैं तब भी गाला की मा उसकी सेवा सुश्र वा कर अपनी निष्ठा को बनाए रखती है ॥ 
झपराधी * की वन-पालिका के स्वभाव से भी प्रणय की यही भश्रनन्यता प्रकट हुई है 
यमुना भी मगल को समर्पित होकर उसे नही भूल पाती, भले ही उसने यमुना के 
प्रति अन्याय किया हो । 
नारी स्वभाव से ही दुलार की प्रत्याशिनी होती हैं। दह चाहती है कि कोई 

उसे स्नेह करने वाला हो, उसे अभ्रपना कहने वाला हो, उसके मन की सुनने वाला 


“१---आँधी' कहानी की पात्री । 
२---आकाशदीप, में सम्रहीत 
३--ककाल की पात्री । 





( ३६६ ) 


ही । भ्ौर इस दिशा मे सोचने के लिए श्रवस्था, परिस्थिति और वातावरण का कोई 
बन्धन, कोई सीमा निर्धारण नहीं होता । राजकुमारी के जीवन मध्यान्ह में चौबे का 
प्रवेश होता है। चौबे उसे स्नेह दिया चाहता है। राजकुमारी अपनी निसर्ग भावना 
के प्रतिकूल क्या कर सकती है ? दुलार का प्रत्याशी निर्मेल हृदय दिन प्रति-दिन सहज 
स्निग्घता और सहानुभूति के प्रवाह मे एक दूसरे के निकट आने लगता है। अब 
उसकी भोपडी मे प्रभाधन की सामग्री भी दिखाई पडने लगी है। कही छोटा सा 
दर्पण, तो कही तेल की शीशी ।" और इस प्रकार वह चिकने पथ पर फिसल रही 
रही होती है ! 

इसी दुलार की कामना के साथ साथ नारी अपने प्रेमी को कभी भी नही भूल 
पाती । यह दूसरी बात है कि वह उसका प्रण॒य स्वीकार करे या न करे, परन्तु अपने 
प्रेमी के प्रति उसके हृदय का एक कोना कोमल हो ही जाता है। इस निमर्ग प्रवृति 
का त्याग उसके सामथथ्य के बाहर की वस्तु है। (रतिया बालम”' राजकुमारी से प्रेम 
करता है, और उसी के जिए वह अपने प्राणो का त्याग भी कर देता है। हालाकि 
यह प्रेम एकागी है, परन्तु फिर भी, राजकुमारी उसके इस प्राणा त्याग की उपेक्षा या 
प्रवहेलना नही कर सकी है, और उसके मन मे “रसिया बालम' के प्रति एक श्रद्धा- 
सिक्‍त स्नेह भावता का उदय हो ही जाता है| इसी प्रकार से 'देददामी” की पद्मा को 
प्राप्त करने के लिए राम स्वामी को अपने प्राणों का उत्समग करना पड़ता है। पद्मा 
प्रशोक से प्यार करती है, पर अश्योक द्वारा राम स्वामी की हत्या कर दिये जाने पर 
वह राम स्वामी को नही भूल पाती, केवल इसीलिए कि राम स्वामी ने उसके लिए--- 
केवल उसके प्रणय के लिए अपने प्राणों की बलि दी है। उर्वशी का शौशव सहचर 
कैयूरक उवेशी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा कर पुरुरवा द्वारा आहत होता 
हैं। उस समय पुरुरवा की प्रेयसी बनी हुई भी वह उससे कहती है-- 

'एक दिन मैं इसे चाहती थी । श्राज यह तुम्हारे हाथो से आहत हुआ है तो 
मैं क्या इसकी थोडी सी भी सुश्रुषा नहीं कर सकती ? सँकडो बार इससे मेरे लिए 
प्रपने प्राणो की बाजी लगा दी है ।' 

--चित्राघार, पृष्ठ २१। 

वास्तव में नारी यह नही सांच पाती, कि जिस पुरुष ने उसके लिए प्राणों 
को बाजी लगा दो हो, उसे वह क्यो न प्यार करे | 

कभी कभी प्रसाद जी की नारी को अपने आत्म-सम्मान और कतेव्य-निर्वाह 
के लिए प्रणय के त्याग का भ्रादर्श भी प्रस्तुत करना पड़ता है। परन्तु इस के लिए 
प्रणय भाव की हत्या नहीं करनी पडी है । बस, हृदय के किसी प्रशान्त कोने मे उसे 
छिपा कर सुरक्षित रख देना पडा है। सुवासिनो राक्षस के प्रणय को लेकर अपनी 


१--तितली, पृष्ठ १५३ । 
२--छाया में समग्रहीत । 


( ३६९७ ) 


विवशता और निरीहता के दिनो को काटे चलती है। वह केवल राक्षम की ही है, 
और उसे ही भ्रपना मानती है। इतने पर भी बिछडे हुए पिता को अश्रप्रत्याशित रूप 
से पाकर, उनकी दयनीय दया से करुणाद्र हो, राक्षम द्वारा विवाह की बात कही जाने 
पर उससे कहती है - 

'मैं तुम्हारा प्रणय अस्वीकार नही करती, किन्तु भ्रब इसका प्रस्ताव पिता जी 
से करो । मेरे चिर दु खी पिता। राक्षस, तुम वासना से उत्त जित हो, तुम नही देख 
रहे हों कि सामन एक जुड़ता हुआ घायल हृदय बिछुड जाएगा । एक पवित्र कल्पना 
सहज ही नष्ट हो जाएगी । 

+चन्द्रगुप्त, पृ 5 १७८ । 

यही से प्रणय प्रसनो में प्रसाद जी द्वारा खोजी हुई नारी की कोमल 
प्रवृति मे कठोरता का सन्निवेश होता है। जिसका सस्थान प्रसाद जी के अपने सूक्ष्म 
दृष्टिकोश की उपलब्धि है। चन्द्रगुप्त वी 'कल्याणी' चन्द्रगुप्प को प्य।र करती है। 
लेकिन चन्द्रगुप्व उसके विता का विरोथी है, इसीलिए--पिता के आत्म-सम्मान के 
लिए, उनकी आत्मा की शान्ति के लिए, वह उस प्रणय को--प्रेम वी पीछा को--- 
पैरो से कुचल कर, दबा कर खडी रहती है ।* 'झ्राकाशदीप” की चम्पा, बुद्ध गृप्त' 
से प्यार करते हुए भी इसी शका के कारण कि वह उसके पिता का हत्यारा है, उसका 
वरण नही करती । इसी पितृ-सम्मान की रक्षा के लिए कोमा शकराज के प्रणय- 
प्रस्ताव को स्वीकार नही करती । मधूलिका अपने स्वर्गीय पिता के प्रति राजा के 
विश्वास को नहीं तोडना चाहती । देश-न्सेवक सिहमित्र की कन्या होकर वह किस 
प्रकार अपने देश के साथ विद्वासघात कर सकती है । इसीलिए ग्ररुण को मनश्प्राण 
से चाह कर भी वह उसे बन्दी बताने की साधन बनता हू । 

सारी-स्वभाव की कठोरता का यह भाव विशेष रूप से दो प्रसगो को लेकर 
व्यक्त हुआ है । २-प्रणय प्रसगो मे, २--आत्म-सम्भान वी रक्षा के क्षेत्र मे । 

ब्राल-विधवा मगला' अपनी असहाय दशा में छत्रि नाथ की संविका सी 
बन कर श्रपना कतंव्य निर्वाह करती है । उसका सुख साधन बनती है। परन्तु 
अपने पूर्व-परिचित मुरली के भ्रकस्मात्‌ मिल जाने से वह छवि नाथ से उसके 
दुव्येबदार एवं अत्याचारों का प्रतिशोव लेने के लिए इतनी कठोर हो जाती 
है कि उसकी हत्या करने के प्रयत्न से भी नही चुकती । 'दिवरथ' की सुज ता श्रार्य 
मित्र की वागदता भावी पत्नी है। वह उसी के लिए भिक्षु बनता हैं। सुजाता भी 
आयें मित्र को अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ चाहती है, परन्तु पारिवारिक पवित्र बन्धनों 
को तोड कर वह मुक्ति, निर्वाण और शान्ति की मरीचिका--बौद्ध सघ मे भिक्षुणी 
का स्वरूप लेकर भैरवी का जीवन बिता रही होती हैँ, तो झ्ब वह किस प्रकार कूल- 


१-- चन्द्रगुप्त,, पृष्ठ १७६ । 
२-- चित्रवाले पत्थर', कहांनी की नायिका । 


( डेश्छ ) 


वध बने । आये मित्र से वह पूछती है--कि वह अमूल्य उपहार--जो स्त्रिया, कुल 
वधुए अपने पति के चरणो में समपित करती है, वह कहा से लाएगी। “बह वरपाला 
जिसमे दुर्गा सदृश कौमार्य हरा-भना रहता है, जिसमे मधुक कुसुम सा हृदय-रस भरा 
हो, कंसे, कहा से तुम्हे पहना सकूगी ?* 
इन्द्रजाल, पृष्ठ ११४॥। 

और इसी' अछते उपहार के अभाव मे वह झ्रार्य मित्र को पति-रूप मे स्वीकार 
नही करती । लेकिन आ्राये-मित्र के बिना उसके जीवन का ग्रभाव पूर्ण नही हो सकता 


इसलिये वह मृ.यु का आलिगन करती है । 
-“ईन्‍द्रजाल, पृष्ठ ११७ । 


आकाशदीप' को चम्पा उद्दाम भावना से युक्त है। वह बुद्धगुप्त को प्यार 
करते हुए. भी, उसके द्वारा विवाह का प्रसग उठाए जाने पर कठोर हो उठती है। 

“चुप रहो, महाता'वक | क्‍या सुझे निस्सहाय और कगाल जानकर तुमने आज 
सब प्रतिशोध लता चाहा । 





“+अाकाशदीप, पृष्ठ १३। 

उसके मन मे पिता के प्रति उत्पन्न ममता, बुद्ध गुप्त के प्रणय को सदेव परा- 
जित करती है | उसने पिता की स्मृ/त को सजोय रखने के लिए अपने 'स्व', सौख्य भौर 
भविष्य का बलिदान कर दिया, कठार बन कर | 

आधी' कहानी की पात्री लैला अबोध गति से चलने वाली निर्भरणी है। 
ग्रब वह यह जानती है कि जिसे बह प्यार करती है, वह भी उसे प्यार करता है, तो 
ज॑से उसकी आँखों से स्वर्ग हसने लगता है ।' 

परन्तु वह अपने प्रणय के साथ खिलवाड़ करना नहीं सह सकती । वह ऐसे 
झवमरो पर भाधी से भी अधिक वेगवती जोर भयानक हो उठती है । श्रीनाथ से वह 
कहती है--'ऐ तुम भूठे | दगाबाज ! और यह कहती हुई बह अपनी छुरी की तरफ 
देखती हुई दात पीसने लगी ।' वह आगे भी कहती है-- 

'तुम भूल सकते हो, मै नहीं। मैं खून करूगी * झोह नही, तुम्हारा नही। 
तुमते एक दिन मुझे सबसे बडा आ्राराम दिया है। हो, वह भूठा । तुमने अच्छा नही 
किया तो भी से तुमको अपना दोस्त समभती हू ।' 

+-आँधी, पृष्ठ २४। 

ग्रपती निष्ठा को टुटते देख कर नारी हमेशा भयक्रर हो जाती है। लैना के 
मनोभाव इसी दिशा मे व्यक्त हुए हैं । पुरस्कार की मधू लका पहली बार अरुण के 
प्रशव-प्रस्ताव को अपनी निर्धनता पर व्यग्य समझ कर ठुकरा देती हैं । और दुसरे 
बार अपने देश की रक्षा के विमत्त । प्रणय को भावना स॑ श्रभिसिक्त, अपने व्यवहार 
में तिल मबूलिका का चरित्र परिस्थितियों के चक्र मे कठोर बन गया है। 


£--आधी, पृष्ठ १० । 


( ३६९६ ) 


प्रशय वचिता रमणी के सनोभ व विजया के इन शब्दों में स्पष्ट मुखरित 
हुए हैं-- 

प्रगय-वचिता स्त्रिया अपने राह के रोढे-विध्नो को दूर करने के लिए बज्‌ 
से भी दृढ टोती है। हृदय को छीन लेन वालो स्त्री के प्रति हृत स्वंस्वा रमणी पहाडी 
नदियों स भी भयानव, ज्वाला-मुखी से विस्फोट से वीभमत्स और प्रलय की अझ्नल 
शिखा से भी लहरदार हाती हैं ।' 

“ स्कन्दगुप्न पृष्ठ १०६। 

मागन्धी के स्वभाव मे भी गोतम को पा सकने की असफलता में यही कठो- 
रत। प्रतिल,क्षत हुई है । दूसरे अवसर पर इलेन्द्र द्वारा उसके एकनिष्ठ प्रेम के प्रति 
की गई प्रवचना से यह क्षुब्ध हो उठती है, और मल्लिका के सम्मुख उसकी - प्रताडना 
करती हुई कहती है-- 

हा, शनेन्‍्द्र । तुम्हारी नीचता का प्रत्यक्ष ददाहरण मै अभी जीवित हु। 
निर्देय  चॉडाल के ममान ऋर कम तमने किया । झोह, ज्सिके लिए मैंने अपना सत्र 
छोड दिया, अपने वेभव पर ठोंकर नगा दी, उसका ऐसा झ्ाचरण । प्रतिहिसा और 
परचाताप से सारा शरीर भस्म हो रहा है ।' 

“अजातञन्र पृष्ठ १३२० 

यही प्रतिह्िसा चन्दा' कहानी की पात्री मे लक्षित हाती है। अपने प्रिय का 
कल्याण और तिश्न करने वाले को यह क्षमा नहीं कर सकती । वह उससे प्रतिशोच 
लेकर ही शानत्र होती हू 

नारी स्वभाव में उपयुक्त कठोर भावना का आरोपरा प्रसाद जी के व्यक्ति- 
गत जीवन से सम्बन्धित है। 'आसू' के नायक स्वय प्रसाद हैं। उस नाथक के जीवन 
में प्रभूत सुख और सौन्दर्य-राशि को लिए हुए कोई प्रेयसी आती है। कुछ क्षणो की 
धूम-धाम के उपरान्त बढ़ नायक को छोड कर चली जाती है। प्रमाद जी का नायक 
एक श्र उसके मुदुल स्वभाव, झ्ोदार्य और श्रप्रतिम सौन्दर्य की ओर देखता है, और 
दूसरी ओर स्वय को छले जाने वो कठोरता को | उनके मनोवैज्ञानिक विकास के मूल 
मे यह घटना विशेष चन्ह और धारणा छोड जाती है। और इसी लिए इसी आधार 
पर उ होने नारी स्वभाव के चित्रण की स्थापना की है । 

प्रेम-प्रसगो के अ्रतिरिक्त भी प्रात्म-सम्मान की रक्षा के हेतु, प्रभाद जी ने 
नारी के कठोर स्वभाव को गरभिव्यक्त किया है । देवसेना आत्म-सम्मान की भावना 
के कारण ही स्कन्दगुप्त का प्रणय स्वीकार नहीं कर पाती । वह यह नही चाहती 
कि लोग कहे कि मालव देकर उसके लिए स्कन्‍्दमुप्त के प्रणय को मोल लिया गया 
है । मगल द्वारा ऋषिकूल की बां तचलाई जाने पर परित्यक्ता तारा के रोये खड़े हो 
जाते हैं। वह सोचने लगती हैं--मगल क्‍या है ” देवता है ”? उसी समय उसे अपने 
तिरस्क्ृत हृदय पिड का ध्याव गया। उसने मत से सोचा -- 


| ( ४०० ) 


'पुरुष को उसकी क्या चिन्ता हो सकती है...उसने कहा--मगल ही नहीं, 
सब पुरुष राक्षस हैं, देवता कदापि नही हो सकते ।' 
ः --केकाल, पृष्ठ १०६। 
कालिन्दी को शतधनुष ने भ्रपनी कामवासना की पूर्ति के लिए पकड मगवाया 
था । लेकिन जिस दिन वह प्रासाद मे आई सयोगवश उसी दिन शतधनुष की मृत्यु 
हो गई। और एक बार जब वह अपने जीरणों गृह से निकल श्राई है, तो श्रब भ्रपने 
इस अपराध का प्रतिशोध लेना चाहती है, बह मोर्यो का विनाश किया चाहती है, 
क्योंकि उन्होने नन्‍दो का विनाश किया था । वह अग्निमित्र से कहो है--- 
'हा, मैं सावधान हु, प्राण हथेली मे लिए मैं किसी भविष्य की प्रतीक्षा में हु 
मित्र । 
--इरावती, पृष्ठ ५६ । 
कठोरता की यह भावना कोमल मना ध्र.व-स्वामिनी के चरित्र में स्पष्ट प्रति- 
लक्षित होती है। जब उसकी निष्ठा को उपहार मे देने की वस्तु कह कर उपहास का 
उपक्रम होता है, तब वह कठोर होकर, रामगुप्त, सामाजिक और धामिक विधान तथा 
आडम्बर पूर्णा व्यवहार सभी का प्रतिशोध करती है, और उनके उस नवीन स्वरूप से 
नारी का गर्जन मुखर हो उठता है । 
सरमा ' जातीय एकता के लिए जीवन के सुखो को तिलाजलि देकर नवीन 
स्वरूप मे उपस्थित होती है। वह नागकुत से अपमानित होकर शअ्रपने कठोर स्वभाव 
को स्वरूप देती है। 
राज्य श्री, जो विमला के सम्मुख भूली हुई यातना, अन्याय और अत्याचार 
की कहानी कहते कहते करुणा को सजीव कर देती है, वही राज्य श्री देवगप्त से 
अपमानित होकर अपने सम्मान की रक्षा के हेतु ककोर होकर तिरस्कार भी कर 
सकती है-- 
तुम देवगुप्त मुझसे बात करने के अधिकारी नही हो । मैं तुम्हारी सी नहीं 
हु । एक निलंज्ज प्रवचक का इतना साहस ।' 
“राज्य श्री, पृष्ठ ३८ 
नारी-मन की कॉमलता कठोरता विषयक यह भावता कामायनी में सुन्दर 
रूप से प्रकट हुई है .-- 
नारी का वह हृदय ! हृदय मे 
सुधा-सिन्धु लहरे लेता, 
बाडव-ज्वलन उसी मे जल कर 
कचन-सा जल रणग देता ।' 
“कामायनी, पृष्ठ २१६ 


१-- जनमेजय का नाययज्ञ की पात्री । 


( ४०९ ) 


कठोरता-कोमलता की इस पाइवे-भूमि में कुछ रहस्यमय नारी-चरित्र विक- 
सित हुए हैं। देवदासी की 'पदमा” का चरित्र उनमे से एक है जिसकी विस्तृत व्याख्या 
प्रसाद के नारी सम्बन्धी सामान्य झादरशें' वाले प्रकरण मे 'मनोव॑ज्ञानिक पक्ष' के प्रन्त- 
गंत की जा चुकी हैं। इसी कोटि के श्रन्य चरित्र लेला, चम्पा, फिरोजा तया मधूलिका 
आदि हैं । 

“रमला' कहानी की पात्रा गोप-पालिका रमला' अपने व्यवहार मे स्वच्छन्द हैं। 
वह एक दिन खेल खेल मे, मजुल द्वारा पहाडी से गिरा दीं जाती है। कुछ दिनो के 
बाद नीचे फील के पास उसका परिचय साजन--अपने पुराने गोप-सहचर से होता 
है। वह उसके साथ रहने लगती है। परन्तु साथ-साथ रहते हुए भी वे अलग-अलग 
रहते हैं। एक दिन रमला और साजन अपने गांव में आते हैं। वहां रमला युवक 
मंजुल से मिलती है। वह्‌ तब साजन को छोड देती है। साजन भील के देंश में एकाकी 
लौट आता है । 


इसी प्रकार लैला के मन में महान गअ्रन्तंद्वन्द्द चलता है। वह एक क्षण श्रीन'थ 
का खून करने के लिये तैयार हो जाती है, दूसरे क्षण उसे अपना दोस्त मानती है । 
चम्पा के स्वभाव मे भी बुद्ध गृप्त के प्रति ठीक यही भावना प्रकट हुई है। मघूलिका 
पहले अ्ररुण का प्रणय अस्वीकार करती है, फिर उसी के लिए देश-विद्रोहिनी बनते मे 
भी नही हिंचकती । उसका संघर्ष यही पर नहीं रुक जाता, वरत्‌ वह भपने अरुण को 
बन्दी भी बनवा देती है, और जब उसे विद्रोह के अपराध मे प्राण-दण्ड मिलता है, 
तो स्वर भी अरुण के साथ इसी प्रकार दडित हो जाना चाहती है। फिरोजा बलराज 
को इसीलिये प्यार करती है कि वह एक नारी को प्यार करता है । वह यह नहीं 
समझ पाती कि एक नारी को प्यार करने वाले पुरुष से किस प्रकार घृणा की जाए। 
वहाँ पर बरवस ही प्रेमचन्द जी के “गबन की जोहरा याद भा जाती है। वह भी 
रमानाथ की सहायता इसीलिए करती है कि वह एक नारी से--जालपा से--सच्चा 
स्नेह करता है! इसी प्रकार फिरोज्ा बलराज से कहती है-- 


'बलराज, न जाने क्यों मैं तुम्हे मरने देना नही चाहती । बह तुम्हारी राह 
देखती हुई कही जी रही होगी, तब ?” आह ! कभी उसे देख पाती, तो उसका मुह 
चूम लेती । कितना प्यार होगा उसके छोटे से हृदय में । 

सामान्यतः बारी का मन ऐसे अवसरो पर ईर्ष्या से जल उठता है, जैसा कि 
प्रसाद जी ने कई पात्रों में चित्रित किया है। विजया, लैला आदि के चरित्र इसी रूप में; 
देखे जा सकते है। परन्तु नारी कब क्या सोच ले, इसके विषय में निश्चय और विश्वास 
पूर्वक कुछ नही जा सकता । असाद जी ने चारी मनोविज्ञान के सूक्ष्म चित्र उपस्थित 
किए है। उनके सीधे चरित्राकन मे वेशिष्ठ्य नही है, परन्तु विशिप्ठ चरित्रों के श्र कत 


( ४०२ ) 


मे-- गूढ मनोवृत्ति का सघर्ष उपस्थित करते हुए, नारी के झाचरण का रहस्यमय 
पहलू प्रकट कर उन्होने विशेष प्रकार के मनोविज्ञान की फांकिया प्रस्तुत की है। 
उपयु क्त पक्तियो मे विवेचित चरित्र इसी अ्रसामान्य आचरण का भाव प्रकट करते 
हैं। प्रसाद जी ने नारी के इस असाधारण मनोविज्ञान को विशेष रूप से प्रणय प्रसगो 
के अन्तगगंत ही गूथा है । मन में भरा हुश्रा श्रपरिमित स्नेह, स्वयं भे एकनिष्ठा के 
भाव का श्राचुयें, विरोधी सनोव त्तियो का पारस्परिक सधर्ष श्रौर मन की कोमल 
तथा उदार वृत्ति एव परिस्थितिवश कठोर हो जाने का विरोधी स्वाभाविक गुरा प्रसाद 
की नारी के इस श्रसाधारण मनोव॑ज्ञानिक प्रक्रिया के कारण कहे जा सकते है। इसी 
लिए उनके नारी-मनोविज्ञान की अभिव्यक्ति स्पष्ट रेखाशो मे विभाजित नही हुई है। 
नारी के प्रसाधा 'ण मनोविज्ञान का सूक्ष्म विश्लेषण, विस्तृत श्रध्ययन एवं वैचारिक 
विवेचन करने के पश्चात्‌ भी वे उसे श्रत्यन्त जटिल, दुर्बोध तथा रहस्यमय ही मानते 
हैं। भ्रपनी भ्रन्तिम कृति 'इरावती, के पात्र अ्रग्निमित्र के माध्यम जैसे उन्होंने भ्रपनी 
ही भावना व्यक्त की है-- 

“चुप रहो कालिन्दी । मै स्त्रियो के प्रेम का रहस्य नही समझ पाता हू। जब 
केह चचल लास्य से मन को'''अथवा जाने दो, मैं प्रणुय के स्व।ध्याय का अश्रस॒फल 
विद्यार्थी हू। (प्रष्ठ ५३) । 


अकरणु--- १०७ 


प्रसाद की सांस्कृतिक नारी 


(श्र) झ्रारम्भ 
(ब) उदात्त भावना 


(स) राष्ट्रीय स्वरूप 


आरम्भ 


राष्ट्रीय नवोत्यान की प्रेरणा में प्रसाद जी का साहित्य भारत की श्रतीत 
समृद्ध सस्क्ृति के बहुर॒गी चित्र लेकर उपस्थित हुआ्ना है । सामान्यतः सस्क्ृति शब्द का 
भ्र्थें व्यापक अर्थों मे व्यवहरित होता है । विभिन्न विद्वानों ने (विभिन्न प्रकार से इस 
दब्द की व्याख्या प्रस्तुत की है । ससस्‍्क्ृति का शाब्दिक अर्थ सशोधन, सुधार अथवा 
पारिष्कार आ्रादि होता है। लावी के अनुसार ससस्‍्क्ृति 'समस्त सामाजिक परम्परा है।* 
लिटन इसे सामाजिक विरासत कहता है" ।' हसे कोविट्स के मत में सस्क्ृति मनुष्य 
का समस्त सीखा हुआ व्यवहार है श्रर्थात्‌ वे वस्तुएं ज़ो मनुष्यों के पास हैं, 
वे वस्तुएं जो वे करते है, और वह सब जो वे सोचते है, सस्क्ृति है? $ 
टाइलर ने उनन्‍नीसवी झशती के अन्तिम चरण मे सस्क्ृति की प्राचीनत्म व्याए्क 
परिभाषा उसे वह जटिल तत्व कह कर दी थी, जिसमे नीति, कानुर, रीति- 
रिवाज तथा दूसरी उन योग्यताओो और झादतो का समावेश है, जिन्हे मनुष्य सामा- 
जिक प्राणी होने के नाते प्राप्त करता है” । मेलिनाउस्की के अनुसार सस्क्ृति सामा- 
जिक विरासत है, जिसमे परम्परा से पाया हुआ कला-कौशल व्रस्तु सामग्री, बांचिक 
क्रियायें, विचार, भादते और मूल्य समावेशित है* । 


भारतीय विद्वानों मे श्री ब्रह्मननन्दुसरस्वती का मत है कि जिन चेष्ठाओ द्वारा 
मनुष्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रो मे प्रगति करता हुआ सुख-शान्ति की प्राप्ति करता है, 
ने ही सस्क्ृति कही जा सकती है' । करणपात्री जी 'लौकिक, पारलौकिक, घामिक 
झाध्यात्मिक, आर्थिक, राजनंतिक, श्रम्युदय के लिए उपयुक्त देहेन्द्रिय, मन, बुद्धि, 


नोट--उद्ध रण क्रमाक १ से ५ तक--ससस्‍्क्ृति का दार्शनिक विवेचन : डा० देवराज; 
पृष्ठ १४३ से उत्कथित | 
६--कल्याण : हिन्दू सस्क्ृति भ्रक, पृष्ठ 7४ । 


( ४०६ ) 


अहकार आदि की भूषणभूत सम्यक चेंप्टाओ और हलचलो को ही संस्कृति मानते 
हैं! ।' 
डा० सम्पूर्णानन्द का मत है कि सस्कृति उस दृष्टिकोण को कहते है जिसमें 
कोई समुदाय विशेष जीवन की समस्याओ पर दृष्टि-निपेक्ष करता है । यह दृष्टिकोण 
कई बातो पर निर्भर करता है। थोडे मे कह सकते है कि समुदाय की वर्तमान पझ्ननु- 
भूतियों भौर पुरातन अनुभूतियों के सस्कारो के भ्रनुरूप उसका दृष्टिकोश होता है* । 
राजगोपालाचारी के अश्रनुसार किसी भी जाति अथवा राष्ट्‌ के शिष्ट पुरुषों मे विचार, 
वाणी और क्रिया का व्याप्त रूप ही सस्क्ृति है? । डा० वासुदेव शरण अश्रग्रवाल 
संस्क्ृति क्री व्याख्या 'मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन के सर्वागपूर्श प्रकार” 
के रूप मे करते है” । डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी सभ्यता के भ्रान्तरिक प्रभाव को ही 
सस्कृति मानते है। उनके मत में सभ्यता समाज की वाह्य व्यवस्थाश्रो का नाम है, 
सरकृति व्यक्ति के श्रन्दर के विकास का* । डा० गुलाबराय के श्रमुसार सस्कृति दाब्द 
का सम्बन्ध सस्कार से है, जिसका श्र है सशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार 
करना । सस्कृत शब्द का भी यही श्रर्थ है, झौर सस्‍्कार व्यक्ति के भी होते हैं, झौर 
जाति के भी, किन्तु जातीय सस्कारो को ही सस्क्ृति कहते हैं' । डा० सत्यकेतु के 
झनुसार मनुष्य द्वारा अपनी बुद्धि प्रयोग के बल पर विचार और कर्म के क्षेत्र में 
किया गया सृजन ही ससक्ृति है? । श्री रामघारी सिंह दिनकर ने चार श्रध्यायो में 
भारतीय सरक्ृृति की कहानी प्रस्तुत करते हुए सरकृति की उदार, सरल झोर सुगम्य 
परिभाषा की है। उनके अनुसार 'सस्क्षति, जिन्दगी का एक तरीका है, भौर यह 
तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है, जिसमे हम जन्म लेते 
हैं। इसलिए जिस समाज मे हम पंदा हुए है, श्रथवा जिस समाज से मिल कर हम जी 
रहे है, उसकी ससक्ृति हमारी सस्कृति है, यद्यपि अण्ने जीवन मे हम जो ससकार 
जमा करते हैं, वह भी हमारी संस्कृति का झ्ग धन जाता है, भौर मरने के बाद हम 
अन्य वस्तुओ के साथ अपनी सस्कृति की विरासत भी भ्पनी संतानो के लिए छोड 


१०--कल्थाण : हिन्दू सस्कृति श्रक, पृष्ठ ३४५॥ 
२--कल्याण * हिन्दू संस्कृति भ्रक, पृष्ठ ७०। 
३--वही, पृष्ठ ६३। 
४-- कला और सस्क्ृति, पृष्ठ १। 
५--विचार श्रौर वितकं, पृष्ठ १८१। 
६--भारतीय संस्कृति की रूप रेखा, पृष्ठ १॥ 
७-- भारतीय संस्कृति भौर उसका विकास, पृष्ठ २० । ? 


( ४0७७ ) 


जाते हैं। इसलिए सस्कति वह चीज़ मानी जाती है, जो हमारे सारे जीवन को व्योऐ 
हुए है तथा जिसकी रचना और विकास मे भ्रनेक सर्दियों के अनुभवों का हाथ है । 


“संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ ६५३ 
उपयुक्त व्याख्या के श्राघार पर हम कह सकते है कि सस्क्ृति का सम्बन्ध 
व्यक्ति प्रौर जाति के परम्परागत ग्राचार, व्यवहार, नियम, रुचि, मान्यता, विश्वास 
तथा सस्कारो से सम्बद्ध होता है। जीवन के सभी क्षत्रों मे इनका हाथ होता हैं। 
इनके ही द्वारा उस जाति, वर्ग भ्रथवा देश के सस्‍्कारों को अभिव्यक्ति प्राप्त होती 
है । इस प्रकार सस्कृति को हम 'सस्कारों का इतिहास' कह सऊते है । 


भारतीय सस्क्ृति विश्व मंत्री, राष्ट्र प्रेम, मानवतावाद श्रादि उच्चतम आद्शों 
के साथ साथ क्षमा, त्याग, शान्ति, करुणा, सहयोग, उदारता, सामजस्य, संतोष, 
सहिष्णुता, विश्वास, निस्वार्थ भावना, सत्यनिष्ठा, सथम, श्रातिथ्य सत्कार, प्राणी 
मात्र के प्रति सहज स्नेह तथा पति-ब्रत के उदात्त गुणो की आधार शिला पर ही 
खडी हुई है। इन सब महान्‌ आदर्शों के आलोक मे भारतीय सस्क्ृति का उज्ज्वल 
रूप देखा जा सकता हैँ। प्रसाद जी अपने नारी-पात्रो के चरित्राक+ मे भारतीय 
सस्क्ृति के इसी महान्‌ स्वरूप को ब्रभिव्यक्त करते हैं। उन्हे अपनी प्राचीन सस्क्ृति 
से बडा मोह रहा है| भारतीय इतिहास और सस्क्ृति के प्रति इस अनुराग के भूल 
में प्रसाद जी की राष्ट्रीय भावना कार्य करती है। वे एक ऐसे थुग में उत्पल्र हुए 
थे जबकि देश दासता के बन्धनो से मुक्त होने का प्रबल प्रयत्त कर रहा था । अन्य 
कलाकारों की भॉति उन्होने भी इसमे सहयोग दिया। उनकी भावना सामान्य 
राष्ट्रीयतावादी कवि से किचित्‌ भिन्‍न है। मेथिलीशरण गुप्त के कवि का राष्ट्रीय 
स्वरूप स्पष्ठ ज्ञात होता है । प्रसाद का दृष्टिकोण सास्कृतिक अधिक है । वे किसी 
क्रान्तिकारी कवि की भाँति उदबोधन-गीत नही गाते लगते, किन्तु क्रश एक ऐसी 
परिस्थिति की योजना करते है, जिसमे राष्ट्र की सस्क्ृति और परम्परा का चित्र 
हो । 

प्रसाद जी ने समय की आवश्यकता को समझ कर भारतीय नारी में भारतीय 
सस्कृति के उदात गुणो को--अधिष्ठित करते हुए उसे राष्ट्रीय योजना मे जो नवीन 
स्वरूप प्रदान किया, वह उनके साहित्य--विशेषतया नाटक साहित्य की आधुनिक भारत 
को एक श्रमूल्य देन है। उनके सभी नाटक सास्कूनिक पृष्ठभूमि पर ही लिखे गए 
हैं। जैसा कि ऊपर कह प्राए है कि आर्य-सस्कृति में उन्हे गहन आ्रास्था थी, इसी 
लिये उनके नाटकों मे भारत के इतिहास का प्राय. वही परिच्छेद है, जिसमे उसको 


१--डा » प्रेम ब्कर * प्रसाद का काव्य, पृष्ठ १६० । 


५५, 


( ४०प ) 


सस्क्ृति अपने पूर्ण बेभव में थी! । वे भारतीय सस्कृति पर मुग्ध थे । स्वभाव से चिस्तन- 
शील और कल्पना प्रधान होने के कारण वे उसी युग में रहते थे । वे विदेशी छाया से 
झ्राच्छादित भारतीय जीवन को फिर से उसी स्वर्ग की ओर प्रेरित करने की बात 
सोचा करते थे। उन्होने भारतीय सस्कृति के बिखरे अवयवों को जोड कर अपनी 
भावुत्ता, चिन्ता व कल्पना द्वारा उसमे प्राण सचार किया: । 

प्रसाद जी के मन में आरम्भ से ही नारी जाति के प्रति श्रद्धा-सिक्त भावना 
विद्यमान थी। भरत सॉस्क्रतिक चेतना और पुनरुत्थान के महान्‌ श्रादर्श की स्थापना, 
तथा राष्ट्रीय भावता के विकास को भी उन्होने नारी-चरित्रों के माध्यम से ही व्यक्त 
किया हैं। उनका विश्वास था कि राष्ट्रीय समुन्तति के साथ साथ लोक मगल को 
साधना भी परम झावश्यक है, और लोक-मगल को साधना नारी द्वारा अधिक सम्भव 
है, इसीलिए नारी का सॉस्कृतिक निरूपण उनकी साहित्यिक साधना का मुख्य विषय 
बना । तारी चरित्रो के माध्यम भारत की प्र।चीन सस्कति के द्वार को अनावत कर, 

उन्होने राष्ट्रीय गौरव एवं ऐश्वर्य-शाली अतीत का पुनरुद्धार किया है। श्रौर उनकी 

आँखों मे वही सपना भूल उठा है, जो कभी कालिदास की आँखों मे फूल उठा था३। 
उनके नारी-चरित्र जातीय गौरव, राष्ट्र प्रेम श्रौर विश्व-मगन आरादि की उदात्त प्रब॒ु- 
त्तियों से गौरवान्वित हुए है । उनकी सत्प्रेरणा पुरुषों को सत्कार्यो और राष्ट्रीय हितो 
की ओर प्रोत्साहित और प्रेरित करती हैं । भ्पनी श्रन्य उदात्त प्रवृत्तियों से वे सामा- 
जिक भावशभृमि में उच्चादशे स्थापना के पुनीत कार्य मे सलरन होती है, तथा मानवता 
वाद की प्रतिष्ठा मे अपने मन की सम्पूर्ण सच्चाई श्रौर निप्ठा के साथ अग्नसर दिखाई 
पड़ती हैं । 

उपयु क्त कथन के आधार पर प्रसाद जी की सास्कृतिक नारी का श्रध्ययन दो' 
विभिन्‍न विभागों के अन्तर्गत स्पष्ठता और सरलतापुर्वक किया जा सकता है । पहले 
विभाग में हम उनके उदात्त गुणो की विवेचना करेंगे, जिनके कारर वे पुरुष से उच्च 
शीर्ष पर श्रासीन होती है, भौर दूसरे विभाग के अन्तगंत उनके राष्ट्रीय स्वरूप का 
अध्ययन, जो श्राज की राष्ट्रीय परिस्थिति में उनके व्यक्तित्व को और भी अधिक 
महत्व प्रदान करता है । 


उदात्त भावना 


प्रसाद जी की सस्कृतिनिष्ठ उदात्त-भावना देवसेना, मालविका, मल्लिका, 
'कार्ने लिया, श्रद्धा, तितली, ममता, वासवी, पदुमावती, सरमा, मणिमाला, वपुष्टसा, 





१०-डा० नमेन्‍्द्र श्रसाद के नाठक; जयकश्षकर प्रसाद, चिस्तन व कला, मे प्रकलित, 
प्रृष्ठ १६६ | 

२--जय शकर प्रसाव : चिन्तत व कला, पृष्ठ १६७। 

३े--राम रतन भटनागर : प्रसाद साहित्य और समीक्षा, पृ० २१० । 


( ४०६९ ) 


देवकी, कोमा और चदनद्धलेखा आदि नारी-पात्रो में झ्भिव्यक्त हुई है । 

देवसेना प्रेम, त्याग, वेदना और कोमलता को साकार, सुन्दर मृत्ति है । उसके 
हृदय की विशालता, स्वभाव की उदारता और व्यवहार की-नि स्वार्थपरता उसके 
जीवन में करुणा के विस्तार के लिए उत्तरदायी है । उसके चरित्र की भ्रादर्शवादिता 
में भी व्यावहारिक व्यक्तित्व की--अपूर्णता विद्यमान है । उसके व्यवहार की अलो- 
किकता मे गाम्भीय का अ्राचछादन सुशोभित है तथा 'गाम्भीयें की सहयोगिनी दृढ़ता' 
भी उप्तमे उच्च कोटि की है । देवसेना की विचारधारा कुछ उच्चतर भावशभृमि 
पर चलती है । उसके जीवन का आझ्रादर्श एकान्त टीले पर, सबसे अलग, शरद के 
सुन्दर प्रभात में फूला हुआ, पारिजात वृक्ष है" । वह अपनी भावनाओ्रो मे रहस्यमयी 
आर कल्पना के किसी सुख-कोने में बैठी हुई विचार निमग्न सी प्रतीत होती है। 
उसकी दृष्टि मे प्रत्येक परमाणु के मिलत में एक सम है, प्रत्येक हरी-हरी पत्ती के 
हिलने मे एक लय है*** * पक्षियो को देखों, उनकी चह-चहू, कल-कल, छल-छल 
से, काकली मे एक रागिनी है ।' 

--स्कन्दगुप्त, पृू० ५४ 


देवसेना के चरित्र मे उदारता का रग उभरा हुश्रा है । देश-कल्याण के लिए 
मालव के राज्य को देने मे वह जयमाला के सम्मुख कितनी उदार भावना प्रकट करती 
है---छ्षुद्र स्वार्थ । भाभी जाने दो, भैया को देखो । कैसा उदार, कंसा महान्‌ू भौर 
कितना पवित्र ।' 
“-स्कन्दगुप्त, पृ० ७१ 


बधुवर्मा के साथ युद्धइ-धूमि मे जाकर आहत वीरो की सेवा का कार्य उसकी 
सेवा-वृत्ति का आदशे अस्तुत करता है । नीच भावनाओं से भ्रष्ट नागरिको की बातो 
का वह तनिक भी बुरा नही मानती * । ऐश्वर्य भर वैभव के मध्य लाड-प्यार से पली 
होने पर, विषम परिस्थितियों मे गाकर भीख माँग लेने पर भी वह अपने दुख को 
प्रकट नही करती? । शान्ति से वह इन सब विभीषिकाओो को सहती चलती है । 
सहिष्णुता की यह चरमता उसके व्यक्तित्व को और भी निर्मेल बना देती है । देव- 
सेना का उदात्त स्वरूप उसके प्रण॒य-प्रसग में अपने महान्‌ उत्सगगें की पीठिका पर 
अभिव्यक्त हुआ है । वह स्कन्दगुप्त को अपनी प्रतिस्पधिनी विजया के हाथ सोपकर 
भी उससे कभी विद्व पर प्रकट नही करती । सुख-दु ख दोनो भ्रवसरो पर समान झ्राचरण 
भौर व्यवहार उसके चारित्रिक समरसता की आदर्श प्रतिष्ठा करता है। सगीत उसके 


4 ामाकन्मकनाकाना५४क७५%७७४४५४३७३४४७ कान नाप पलनम०-५०५०१५५+ अमान ०१3५४ ५भ७१३३५०५७१३७न॥ नमन ् इ+4+५+५3०; ५ +फाककक ५५ मन कथज कम ना १3+ कमा नमक +++पल 


१--डा० जगन्नाथ प्रसाद दर्मा, प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अ्रध्ययत, पु० १६०२ 
उत्कथित ॥ 

२--स्कन्दगुप्त, पु० १३७ । 

३--वही, पृ० १६६ । 


( ४१० ) 


जीवन का प्राण है। जहाँ वढ़ मन की वेदना को मधु बना कर सम-भाव से उसे अपनाए 
चलती है । देवसेना का चरित्र आदर्श और झ्रलौकिक होते हुए भी व्यावहारिक जीवन 
में प्रतिष्ठित होने के कारण परम लोकोपयोगी एवं मगलमय है । वास्तव मे देवसेना 
प्रसाद जी की भ्रमर कल्पना का प्रसाद है" । 


देवसेना के चरित्र के समानान्तर परन्तु उसमे कम्म विकसित “चन्द्रगुप्त' की 
मालविका का चरित्र है। भारतीय सस्कृति की करुण भावना और उत्मर्ग का उदात्त 
गुणा उसके इस चरित्र मे अपनी सच्ची भ्रभिव्यक्ति पा सका है । वह सेविका, दूती 
झौर ताम्बुलवाहिनी के रूप में राजनैतिक जीवन से परिचित होती है। लोगो की सेवा 
करती है ओर अपने मन से किसी स्वच्छ श्रन्तरिक्ष में अपने फ्रएय के शिशु को पाले 
हुए उसकी मगल कामना में ही अपने जीवन का श्रन्त कर देती है । वह विशाल जन- 
समूह में एक सुगन्ध-धारा बनकर झ्राती है और मुटठपुटा-मा प्रभाव छोइकर विलीन 
हो जाती है । यही उसके जीवन की व्याख्या है और इसी में उसका व्यक्तित्व स्फुट 
हुआ है* । झहिसामय और सेवावादिनी नारी के रूप में उसके चरित्र की उदात्तता 
मन में करण छाया सी छोड जाती है । 


प्रसाद जी की सास्क्ृतिक नारी-कल्पना का भव्य रूप मल्लिका के रूप में 
मूर्तिमान हुआ है । उदार सेवा, कतंव्य-निष्ठा, सहिष्णुता, निष्कपट पति परायणता, 
करुणा, स्नेह, विश्वमत्री एवं राष्ट्रटप्रेम -- सभी कुछ उसकी चारित्रिक विशेषताशो के 
अमूल्य रूप में प्रकट हुए हैं। ग्रातताइयो के प्रति भी वह उदारतापूर्ण व्यवहार करती 
है तथा भ्रपने शाचरण की शुद्धता से उन्हें शान्ति, सौजन्य और मर्यादा का पाठ पढाती 
है । पति के हत्या विषयक षड़्यन्त्र को जान कर भी वह उन्हे कर्तेग्य से विमुख कराने 
मे विश्वास नही करती । वीरता के गौरव मे' भरी हुई वह कहती है--- 

“कठोर कर्मंपथ मे अ्रपने स्वामी के पर का कटक मैं नहीं बनना चाहती । वह 
मेरे श्रनुराग, मेरे सुहाग की वस्तु है। फिर भी उसका कोई स्वतत्त्र अस्तित्व है, जी 
हमारी श्र गार मजूषा मे बन्द करके नहीं रखा जा सकता ।॥' 

“-“भजातहत्रु, पृ० एड 
कर्तव्य की इस उत्कट भावना के साथ-साथ उसमे श्र,तिथ्य भाव की मर्यादा 
भी उसी भाव से विद्यमान है । वंधव्य के कठोर दु.ख को सहन करते हुए वह अपनी 


विषम परिस्थिति में आतिथ्य धर्म का पालन धैयें और निष्ठा के साथ सम्पन्न करती है। 
उसका यह कथन--- 


_अनकमथनललासकमन्, 


१--जगदीश नारायण दीक्षित : प्रसाद के नाटकीय पात्र, पृ० १०१ । 
२--जगन्नाथ प्रसाद शर्मा : प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन, पृू० १६६ | 


(४११ ) 


नही सरला ! मैं भी व्यवहार जानती हू, झ्ातिथ्य परम धर्म है । मैं भी 
नारी हू, नारी के हृदय में जो हाहाकार होता है, वह मैं श्रनुभव कर रही हू । जी रो 
उठता है, तब भी' कत्तंव्य करना ही होगा" । 


--उसकी उदारता को महत्वपूर्णों बना देता है। 


उदयन के द्वारा घायल हुए विरुद्धक की वह सेवा करती है तथा उसके पिता से 
उसे क्षमा दान दिलवा कर उसे युवराज के पद पर भ्रधिष्ठित कराती है। न्याय भौर 
सहनशीलता उसके स्वभाव के प्रमुख अग बनकर प्रकट हुए है! विश्व-मेत्री का 
उदात्त रूप उसके चर्त्रि मे चित्रित हुआ हैँ । वह जीवन के सुख-दु खो उत्यान-पत॒न 
और दशत्रु-मित्र के मध्य सदेव ही समदृष्टि रखती है । यह उसके जीवन को उच्च 
और आदर्श स्थिति हैं । 'स्त्री-सुलम सौजन्यता और सवेदना, कर्तव्य और धैये की 
शिक्षा” को वह व्यवहार>-क्षेत्र मे अपने पुनीत आचरणो द्वारा सार्थकता प्रदान करती 
है । उसके चरित्र में सद्वृत्तियों का चूडान्त निदशन हुआ है । 'वह अपने महान्‌ गौरव- 
शाली गुणो की गरिमा के द्वारा सामान्य लौकिक घरातल से बहुत ऊची उठी प्रतीत 
होती है* । यह कहा जा सकता है कि गौतम की आत्मा को मल्लिका के व्यवहार में 
ही सही अभिव्यवित मिली हैं । 


प्रसाद जी 'सस्कृति को विभिन्न मानवीय अजेंन का समन्वय मानकर चलते 
हैं, जो कोई स्वतन्त्र पदार्थ नही किन्तु विभिन्न क्षेत्रों मे अजित मानव-श्रम का नववीत 
है । उनका कथन था कि भारतीय जीवन-दर्शन क। श्राशावादी स्वरूप समन्वय की 
भीत्ति पर झ्राधारित होकर ही इतना उन्नत हो सकता है? ।' इसी प्रकार वे विभिन्न 
सस्कृतियों के समन्वय पर भी विश्वास करते हैं, परन्तु भारतीय सस्क्ृति को उन्होने 
प्राथमिकता प्रद्नन को है । इसीलिए उनके विदेशी पात्र भी इस पौर्वात्य संस्कृति से 
प्रभावित हो, उसी के स्वर मे बोलने लगते हैं । ग्रीक नवकुमारी काने लिया का तत 
भले ही यूनान का रहा हो, किन्तु उसमे पैठी हुई आत्मा शुद्ध भारतीय है । उसकी 
भावनाओं में भारतीय सस्कृति की उदात्तता मुखरित होती है। वह भारत के नेसग्रिक 
सौन्दयं, यहा के ज्ञान-विज्ञान, दर्शन, सगीत आदि सभी से प्रभावित है । उसके लिए 
यह स्वप्नों का देश, त्याग और ज्ञान का पालना, प्रेम को रगभूमि तथा मानवता कीं 
जन्म-स्थली सब कुछ तो है, तभी उसे इस देश से जन्म-भूमि के समान स्नेह होता 
जाता है* । इसी प्रभाव के कारण वह भारतीय भर ग्रीक युद्ध मे चाणक्य की ही 


पटकथा रलकीपफमरनककक»«»5 घन नालनमन 


१--अजातशत्र , पूृ० ८ । 

२--जगदीश नारायण दीक्षित : प्रसाद के नाटकीय पात्र, पृ० १५८। 
३--पं० नन्‍्द दुलारे वाजपेयी, प्रसाद का साहित्य (सकलन); पृ० १६३ 
ड---चन्द्रगुप्त, पृ० श्४५ | 


( ४१२ ) 


विजय मानती है, तथा भारत को रक्त-रजित नही देखना चाहती । उसके द्वारा सेल्यूकस 
की महत्वाकाक्षा को दबाने की पृष्ठभूमि में भी यही भावना विशिष्ट है । वररुचि के 
शब्दों में यहू यवन बाला सर से लेकर पर तक आर्य-सस्कृति मे पली है । इसीलिए 
भारतीय सस्क्ृति का पाठ वह बार-बार दोहराना चाहती है, उस भूलना नही चाहती *। 
अपने स्वभाव की इसी उद्ात्त-वत्ति के कारण जेसे उसे भारतीय सस्क्ृति द्वारा 
चन्द्रगुप्त का उपहार दिया जाता है । 

कानें लिया कौ भाति 'तितली' की अग्नेज रमणी हौला भी भारतीय सस्कृति 
से प्रभावत है। इन्द्रदेव की मात्रा से विनीत व्यवहूर, गाँव वाली के साथ अलाव पर 
बेठकर उनके दू ख-सुख की चर्चा, भारतीय जीवन की दीक्षा ग्राप्ति और सस्कृत भाषा 
का अध्ययन “उस पर भारतीय सस्कृति का प्रभाव द्वी स्पष्ट करते हैं । उम्रके चारो 
योर भारतीय वायुमण्डल हवत, धूप, फूलो और हरियाती से स्निर्य हो रहा होता 
है । जिसकी निर्मलता में वाट्सन के हृदय से उमके प्रति & व का शभ्रावरण हट जाता 
है । इसके बदले भ्रब उसके सौन्दर्य में वह श्रद्धाभाव एवं मेत्री को विकसित करने की 
चेष्टा करता है? । 

यही पर प्रसाद जी भारतीय श्र पावचात्य सस्कृति का विभेद-निद शन भी 
करते है । शैला एक स्थान पर इन्द्रदेव से कहती है-- 


तुम्हारे भारतीय हृदय मे जो कौटुम्बिक कोमलता में प्रा है, परस्पर सहा- 
नुभूति कौो--सहायता को बडी झ्राशाए परम्परागत सस्कृति के कारण, बलवती रहती 


हैं। किन्तु मेरा जीवन कंसा रहा है, उसे तुमसे अधिक कौन जान सकता है । मुझसे 
काम लो और बदले में कुछ दो ।' 


“- तितली, पुृ० ७६। 
इस व/थन से अ्रवध्य ही भारतीय सस्कृति पाश्चात्य सस्‍्कृति से ऊंची ठहरती 
है । 
परन्तु अपनी इस सस्कारगत भावना के होते हुए भी वह भारतीय जीवन की 
ठोस मेहनत, सतोष से भरी, हसती खेलती शान्ति से प्रभावित होती हुईं, उसको 
झ्रपनाने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न करती है । क'नेंलिया की भाँति वह भी भारत 
को पवित्रता का देश मानती है-- 


कहाँ भारत, कहाँ मै और कहाँ इन्द्रदेव |! झौर फिर तितली ! जिसके कारण 





(--चनद्रगुप्त, पू० १४ । 
२-- वही, पू० १०० । 
३--तितली, पृ० ११६ । 


( ४१३ ) 


मुझे अपनी माता की उदारता के स्तरीय संगीत सुनने को मिले । यह पावन प्रदेश 
देखने को मिला ।' 


“5तितली, पृष्ठ ७० । 

प्रसाद जी ने अपने विदेशी नारी-पात्रों को भारतीय सस्क्ृदि से प्रभावित करने 
में बडी रुचि दिखल।ई है। 'कक'ल' की मारगेरेट लतिका बन कर भारतीय ढग से 
रहती है। उसे भारतीय गृहिणी का रूप प्रभावित किए हुए हैं। उसका पति भार- 
तीय गृहिणीत्व की सुन्दर योजना को भ्रन्यत्र दुलेंब मानता है। एक स्थान पर वह 
कहता है-- 

'इतना आकर्षक, इतना माया ममतापूर्णं स्त्री-सुलभ गाहंस्थ्य जीवन और 
किसी समाज से नही ।' 

“कंकाल, पृष्ठ १२१ । 

इसी प्रकार 'शरणागत”, कहानी की एलिस, सुकुमारी के भारतीय ढग एवं 
व्यवहार से प्रभावित होती है। उसकी सलज्जता, सेवा भावना, सयम तथा प्रातिथ्य 
सत्कार जो भारतीय सस्क्ृति के मुख्य अंग है, उसको लुभा लेते हैं । वह सुकुमारी 
के घर गाऊन पहने, घोड़े पर बेठ कर आई थी, किन्तु जाते समय वह रेशमी लहगा 
झ्ोर कचुकी पहने है। अधघर पान की लाली से रक्तिम, आखो मे काजल, वेणशी-रूप में 
संवारे गए केश और इन सब से विशेष उसके जाने के लिए घोड़े के स्थान पर पालकी 
आती है * हे 
भारतीय सस्‍्कृति मे नारी के पत्नी श्रौर भहिणी रूप का विशिष्ठ स्थान है। 
प्रसाद जी के दृष्टिकोश से गृहस्थ नारी की मगलमयी कृति, भक्ति को वस्तु है। जो 
साधारण सन्यास से भो दुष्कर और दम्भ विहीन उपासना है* /पत्नीत्व का यह रूप 
ध्र्‌ वस्वामिनी, तितली ओर श्रद्धा के चरित्रों मे व्यक्त हुआ है । राभगुप्त के साथ 
राक्षस-विवाह कर दिए जाने पर भी झात्म-पीडन और उपेक्षा से क्षुब्ध क्र व-स्वासिनी 
उस समय तक कोई विरोध नही करती, जब तक कि रामगुप्त की नुशसता तथा उसका 
क्लीवताजन्य दुव्यंबहार उसकी मान-हानि तथा पत्नीत्व की मर्यादा का प्रइन नहीं 
बन जाता । अपने पत्नीत्व की रक्षा के लिए वह कितनी झुक जाती है + स्वय को 
उपहार मे दिए जाने की बात सुन कर वह रामगुप्त से कहती है--- 

मैं स्वीकार करती हू कि आ्राज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नही हुई। 
किन्तु मेरा वह भ्रहकार चूर्ण हो गया है। मैं तुम्हारी हो कर रहूगी ।' 

“भर वस्वामिनी, पृ० २६ । 


१--छाया मे सकलित, शरणागत कहानी । 
%८- वितली, पृष्ठ १६८ । 


( ४१४ ) 


यह वास्तव में ही भारतीय सस्कृति का ही प्रभाव है कि जहाँ नारी अपने 
पत्नीत्व की सीमाओं को समझती है। उसी की रक्षा के लिए वह अपने अ्रस्तित्व को 
मिटा देने के लिए भी सकोच नही करती । 
श्रद्धा के चरित्र मे भी यही पत्नीत्व की आदशे-मर्यादा व्यक्त हुई है। मनु के 
चले जाने पर वह बावली सी भटकती हुई उसे खोज रही है-- 
अरे बता दो मुझे दया कर 
कहाँ प्रवामी है मेरा 
उसी बाजले से मिलने को 
डाल रही हू मैं फेरा । 
“कामायनी, पृष्ठ २११ । 
रूठ गया था अपनेपन से 
प्रपता सकी न उसको मैं 
बह तो मेरा अपना ही था 
भला मनाती किस को मैं । 
कामायनी, पृष्ठ २१२। 
पति के लिए पत्नी ही सब कुछ है । पति की सेवा ही पत्नीत्व के आदर्श की 
कसोटी है । 'चित्रकूट' मे सीता जी कहती हैं-- 
नारी के सुख सभी पति के साथ रहते हैं ।' 
“कानन कुसुम, पृष्ठ १०३। 
प्रेम पथ्िक' मे पुतली का विवाह उसके प्रेमी से न होकर किसी भ्रन्य व्यक्ति 
से हो जाता है। फिर भी वह अपने पति के चरणो पर सम्पुर्ण निष्ठा के साथ. सम- 
पित होती है-- 
मैं भी सब-कुछ देकर वेतन-भुक्त पुजारी-सी, उस पत्थर का श्राराधत दिन- 
रात किया करती थी ।! 
-“प्रेम पथिक: पृष्ठ २६ । 
तितली में तारी के गृहिणी रूप का आदर मूर्तिमान हो उठा है । अपनी 
सीमित सुविधाओं के माध्यम, वह झपनी छोटी-सी गृहस्थी का निर्माण करती है । वह 
उसो मे सन्तुष्ट हैँ। और उसको चलाने के लिए उसने एक व्यवस्थित तरीका अपना 
लिया है, जिसमे किसी भी परिस्थिति मे कोई विक्षेप नहीं श्रा पाता । इन्द्रदेव उसके 
विषय में सोचते हैं--- 
'तितली, यही तो है। एक दिन मेरे साथ इसी के ब्याह का प्रस्ताव हुआ था। 


( ४१४ ) 


उस समय मैं हस पडा था, सभवत. मन-ही-मन । अपना दुर्बलता मे, अभावों और 
लघुता मे दुढ खडी होकर रहने मे यह कितनी तत्पर है। यही तो हम खोज रहे थे 
न। “* मै तो समझता हू इसके जन्म लेने का उदहृश्य सफल हो गया । तितली 
वास्तव में महीयसी है, गरिमामयी है। शेला--वह अ्रपने लिए सब कुछ कर लेगी । 
स्वावलम्ब, हॉ, वह उसे भी पूरा कर लेगी। किन्तु रुत्री का दूसरा पक्ष--पत्ति । 
उसके न रहने पर भी उसकी भावना को पूरी करते रहना, शैला से भी न हो सकेगा । 
वह अपने पेरो खडी हो सकती है, किन्तु दूसरे को अवलम्ब नही दे सकती ।* 
तितली, पू० २४० । 
इस प्रकार तितली के चरित्र की परत सी अटलता, सागर-सा गाम्भीयें 
और पृथ्वी-सी सहिष्णुता उसे समन्वित रूप से महान्‌ बनाये हुए हैं । 
श्रद्धा के स्वरूप मे गृहणी भाव का सास्कृतिक आदर प्रस्तुत किया गया है । 
श्रद्धा गृहस्थी के निर्माण कार्य मे सलग्त हो कर अपने निवास के लिए एक छोटा-सा 
नव-कुटीर रचाती है ८ और मनु को उसे दिखाती है-- 
थे बातायन भी कटे हुए 
प्राचीर पर्णामय रचित शुभ्र 
श्रावें क्षण भर तो चले जाए 
रुक जाए कही न समीर, श्र भ्र 
उसमे था भूला पड़ा हुश्रा 
वेतसी पूर्ण लता का सुरु चिपूर्रा 
बिछ रहा घरातल पर चिकना 
सुमनो का कोमल सुरभिचरा । 
--कामायनी, पृ० १४६ । 
इतना ही नही, श्रद्धा के चरित्र मे भारतीय सास्कृतिक नारी का सम्पूर्ण चित्र 
उपस्थित हुआ है | वह मानवता का पोषण करता चाहती है, हनन नहीं । मनु का 
भ्रहेरी रूप उसे तनिक भी नहीं रुचता । वह उससे कहती है-- 
मनु ! कया यही तुम्हारी होगी 
उज्ज्जवल नव-मानवता 
जिसमे सब कुछ ले लेना हो 
हन्त, बची क्‍या शवता ।' 
“7० १३० | 
भारतीय सस्कृति की दृष्टि से नारीत्व का चरम विकास उसके मातृत्व रूप 
में निहित है । विद्व के प्रति पुत्रवत प्रेम मातृत्व का प्रधान ग्रुण है । साथ ही प्राणी 


( ४१६ ) 


मात्र के प्रति करुणा की भावना तथा निर्माण कौी--सृजन की इच्छा --सभी मातृत्व 
की मात-प्रतिष्ठा मे सहायक होते हैं। श्रद्धा का चरित्र इन्ही गुणों की पाइवे-भूमि मे 
चित्रित हुआ है। वह अपनी प्रकृति के श्रनुसार पशु, पाषाण और जीव सभी मे नृत्य 
का नव छन्‍्द देखती है-- 
पशु कि हो पाषाण, सब में नृत्य का नव छन्‍्द 
एक झआालिंगन बुलाता, सभी को साननन्‍्द । 
““कामायनी, पु० 5५६ । 
उसके मन मे प्राणी मात्र के प्रति दया को अजस्र धारा सतत प्रवाहित होती 
है । मनु को समभाते हुए वह कहती है-- 
पर जो निरीह, जी कर भी कुछ 
उपकारी होने मे समर्थ 
वे क्यो न जियें उपयोगी बन 
इसका मैं समझ सकी न भ्र्थ । 
““पूं० १“६। 
प्रणाय के क्षेत्र मे भी श्रद्धा भारतीय सस्कृति का ही स्वरूप उपस्थित करती 
है। प्रसाद जी की प्रेम भावना भारतीय दर्शन भ्ौर सस्कृति के अनुकल है । 
हिन्दू सस्कति की दृष्टि से वेब्राहिक प्रेम एक ऐसा पुनीत असाधारण बन्धन 
है, जिससे मुक्ति, भारतीय नारी, मृत्यु के प्रनन्‍्तर, दरीरान्तर मे भी नही 
चाहती । भारतीय दृष्टि से व्यष्टि प्रेम एक ऐसा सम्बन्ध-सूत्र है जिसके द्वारा 
एक अनेक में बधता हुआ सदा अभेदत्व की ओर बढता रहता है? । प्रसाद जी 
ने श्रद्धा में इसी भाव की अभिव्यक्ति की है ।“साथ ही कर्तव्य के क्षेत्र मे भारतीय 
सस्कति क! अनुगामी , सदेव ही अपना सम्बन्ध विश्वात्मा से जोह्ता है । वह अपने 
को सभी प्राशियों मे और सभी प्राणियों को अपने में देखता है। श्रद्धा अपने जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र मे इसी कर्तव्य के आदशें का आचरण करता दिखलाई पडती है* । वह 
जीवन की उपयोगिता उपभोग में नहीं वरन्‌ त्याग में मानती है । मनु जब अपने दो 
दिन के जीवन में लौकिक सुख को अधिक महत्त्व देने की बात कहते हैं, तब श्रद्धा 
उनसे कहती है-- 
अपने मे सब कुछ भर कंसे 
व्यक्ति विकास करेगा ? 





दृम-युन्ममधारनमपरंत के कसम मप-५ /नाआ 


१--रामलाल सिंह, कामायनी अनुशीलन, पृ० २२४५ । 
१₹+--रांमलाल सिंह, कामायनीं अनुशीलन, पूृ० २७ | 


( ४१७ ) 


यह एकान्‍्त स्वार्थ भीषण है 
अपना नाश करेगा।' 
“कीामायनी, पू० १३२। 


भारतीय सस्कृति मे सामजस्य का (-शिष्ट स्थान है । विश्वासमयी श्रद्धा के 
चरित्र मे इस सामजस्थ श्र समन्वय की पीयूष मदाकिनी प्रवाहित हुई है । श्रद्धा का 
चरित्र सही श्रथों मे कोलाहलमय रगमच पर शान्ति का विश्वाम-स्थल है । उसके श्रपने 
ही शब्दों मे-- 
'तुमुल कोलाहल क्लह में 


में हृदय की बात रे मन ।' 


वास्तव में श्रद्धा नाम के अनुसार हृदय की सारी उदात्त वृत्तियों बी वह 
साकार मृति है। नारीत्व की शाइवत प्रतिमाओ्रो की प्रतीक है । सेवा उसकी साधवा 
है, कर्म उसका साधन । त्याग उप्तका सकल्‍्प है, विश्व-मगल उसका बृत | क्षमा उसका 
निलय है । सहि८शुता उसका सम्बल । समरसता उसका सिद्धान्त है, परमार्थ उसका 
सतोष । अनुराग उसकी निधि है, करुणा उसका आभूषण ॥ प्रकृति की गोद मे 
उसका वास है, सुसस्कत जीवन उसका सरल है, पर सिद्धान्त बहुत ऊंचा । हृदय 
उसका कोमल है पर शरीर स्फूर्ति, दीप्ति और शक्ति से पूर्णो ।' 
“-रामजाल सिंह कामायनी अनुशीलन, पृ० ७६। 


प्रसाद जी की नारी-सम्बन्धी उदात्त भावना अन्य पात्रियों के चरित्र मे भी 
प्रभिव्यक्त हुई है । जहां वे अपने सामान्य जीवन में भी यह गुण लिए हुए हैं ।' 
'ममता' कहानी की ममता कूटीर मे दुरावस्था के दिन बिताती हुई भी विधर्मी श्रोर 
ग्राततायी का अ्रतिथि-सत्कार करती है । राज्यश्री पति की इच्छा में ही सन्‍्तोष मानती 
हुँ । उसकी अनुपस्थिति मे सदैव उसी के विषय में सोचती है । उसके स्वरूप में धर्म- 
भाव से उद्दीष्त 32 वे त्याग-भावना का सम्मिश्रण प्राप्त होता है? । उसके चरित्र 
का विशेष गण उर्दोरिता हैं । कोई याचक उसके द्वार से निराश और विमुख होकर 
नही जाता क्षमा का गुण भी उसमे विशिष्ट है । विकेट घोष सदुश नीचात्मा तक 
के प्रति भी वह कोई प्रतिहिसा का भाव नही रखती, वरन्‌ उस क्षमा करने का 
श्रनुरोध करती हुई वह हष॑वर्धन से कहती है-- 

'ग्रज हम लोगो ने सर्वस्व दान किया है भाई | आज महावृत का उद्चापन' 





१-जभन्नाथ प्रसाद शर्मा प्रसाद के वाटकों का जश्ञास्त्रीय अध्ययन पू० २२ । 


( ४१८ ) 


है | क+ यही एक दान रह जाय ! इसे प्राशु-दान दो भाई ।' 
महाश्रमण सु-एन चाग उसके चरित्र की इस दृढता से भ्रभिभूत है -- 
'सर्वस्व द न करने बाली देवी ' मैं तुम्हे कूछ दू । यह मेरा भाग्य । तुम्ही 
मुझे वरदान दो कि भारत से जो मैने सीखा है, वह जाकर अपने देश मे सुनाऊ ।' 
- राज्यश्वी पु० ७३। 
निःस्मन्देह प्रसाद जी ने राज्यश्री के नारीत्व मे भारतीय सच्कृति की उदारता 
का सम्पूर्ण चरित्र उपस्थित कर दिया है ! 
जातशत्रु की वासवी का चरित्र क्षमा आर बात्सल्य से आपूणो है । उसमे 
ममता को स्निग्धता व्याप्त है । वह अपने सौतेले पुत्र अजातशत्रु को कुटिलताओ्रो से 
क्षुब्ध न होऊर, उल्टे श्रपनी उदारता से उतका मव जीत लेती है । उसका चरित्र 
पवित्र उज्जज्वलता से पूरां है। प्रेम, दया और अपनत्व उसके जीवन के मन्त्र है । 
बह भारतीय 'भ्रदर्शों का प्रारक्षण करने वाली नारी की शुद्ध प्रतिमूत्ति है। मात्ता का 
स्मेहे, सती का उत्तरदायित्व और नारी का गौरव उसमे मिलत्ता हैं? । पति की 
त्याग तितिक्षा मे वह साथ देती है। सनन्‍्तोष का गुण उसके चरित्र को वंह्चिष्द्य 
प्रदान करता है । सतोष-भावना की इस भूमिका के विश्तार मे वह कहती है -- 


'मगवन्‌ | हम लोगों के लिए एक छोटा-सा उपवन पर्याप्त है। मैं यहीं चाथ 
के साथ रहकर सेवा कर सकू गी ।' 
“-अंजातशमभ्‌, ५० ३२ । 


अपनी सपत्नी 'छलना की कदक्तियो तथा दुब्यंवहार बगे उपेक्षा करते हुए वह 
सदेध ही उसकी ऋल्याश“कामना करती है। एक स्थान पर प्रपती स्वाभाविक सहि- 
'इसुता कं परिचय देती हुई वह केवल इतना ही कहती है-- 
बहिन, जाओ ! सिंहासन पर बेठक्र राजकार्य देखो । व्यर्थ कगडसे मे बुम्हें 
भंया सुख मिलेगा ? और भ्रधिक तुम्हे क्या कहू ? तुम्हारी बुद्धि । 
“अजाततदातन्ु, पु० ८-८० । 


उसकी सहिष्णुता का व्वरम उत्कर्ष बिस्बसार के इन शाब्दो में व्यक्त हुआा 
है... 
'वासवी, तुम मानवी हो कि देवी ? ' “>अजातशत्र, पू० १४४ 
इसी नाटक की अन्य पांत्रा मगघ की राजकुमारी पंावती के चरित्र पर 
न अल नम न गरलनव 
२-राज्यश्री पृ० ७४ | 
३>-गूजाबराये : प्रसाद 'जी कला, पृ० १२८१ 


( ४१६ ) 


वासवी के आदर्श गुणों की छाया स्पष्ट अकित है । उसके चरित्र का प्रधान गण 
करुणा है जो उसे गौतम के व्यक्तित्व की देन है । गौतम का भश्रप्रतिभ व्यक्तित्व 
उसके लिए शुद्ध हृदय से उपासना की वस्तु है। वह विश्व-कल्याण की सदभावना से 
प्रेरित अपने व्यक्तित्व में इस ददात्त गुण की स्थापना के लिए सतत प्रयत्नशील है। 
प्रसाद जी ने उसके चरित्र मे सहिष्णुता, कोमलता, पति परायणता तथा विश्व- 
कल्याण कामना आदि भावों को प्रद्रशित कर उसके व्यक्तित्व को परम श्रद्धास्पद 
बना दिया है। वह कभी किस्ती का विरोध नहीं करती + सहनशीलता उसमे प्रभ्नत 
मात्रा मे है। पति की प्रत्येक इच्छा के सम्मुख उसका सर नत है । उसके हृदय की 
सरलता और निशछलता ४ उसके हृदय की सबसे बडी शक्ति है । 

'स्कन्दगुप्त' की देवकी ग्रपने उदात्त स्वरूप मे महान्‌ है । वह उदार घममे- 
परायण, सत्यनिष्ठ और कोमल भावनामयी नारी है ! निर्भीकता का गुण भी उसमें 
विद्यमान है | घोर आ्रापत्तिकाल मे उसका घधैय॑ अनुक रण की वस्तु है । वह विपत्ति 
के समय भगवान की “स्तिग्ध करुणा का शीतल ध्यान! करती है । जीवन की महान्‌ 
करुणा के समारोह में भी वह दृढता के साथ सभी विषमताभो का सामना करती 
हुई भागे की ही श्र देखती है । पृत्र-वियोग में उसका प्राण-त्याग करना उसके 
वात्सल्यपूर्ण स्वभाव का परिचायक है । घधातुसेन के इन शब्दों मे देवकी के उदात्त 
चरित्र की सुन्दर अ्रभिव्यक्ति हुई है-- 

'झाय॑ नारी सती ! तुम धन्य हो ।“इसी गौरव से तुम्हारै देश का सिर ऊंचा 
रहेगा ।' 

'भ्रुवस्वा मिनी' की कोमा विनम्रता, समर्पण, त्याग, करुणा, देन्य आदि परम 
उदात्त गुणों के निदर्शेत से भारतीय सस्कृति का स्वरूप श्रभिव्यक्त करती हूँ । “वह 
जीवन-मधु को श्रनुभूति से सचलित हैँ ।॥” श्रभावमयी अपनी लघुता मे वह इसीलिए 
स्वय को महत्वपूर्ण नहीं दिखाना चाहती क्योकि वह “रूठने के सुहाग” से वचित रही 
है। प्रणय के पन्‍थ की प्रनुगामिनी होकर उसे उत्पीडन, निराशा और जपहास ही 
मिला है। फिर भी सब कुछ देन्य और त्याग के बल पर सहती हुई वह अपने प्रेम 
का सफत निर्वाह करती है। शकराज के प्रति उसकी एकनिष्ठा अनन्य है, परन्तु 
उसके राजनीतिक प्रतिशोध का विरोध करना भी वह नही भूलती तथा पिता के आत्म 
सम्मान के लिए श्रपने प्रणय का त्याग भी कर देती है । परन्तु शकराज की मृत्यु के 
उपरान्त जिस विद्वाप भरे दैन्य के साथ वह भव देवी के पास जाती है, उसी में 
स्त्रीत्व का शाइवतर रूप प्रकट होता है। इस स्थल पर सम्पूर्ण दाशंनिकता को परा- 
जित करता हुआ्आा उसका अखण्ड नारीत्व जागता दिखाई पड़ता है! । 


१०“जअगज्ञाथ प्रसाद छर्मा : प्रसाद के नाठको का आास्त्रीय प्रध्ययन, पृ० ३२५ । 


( 3४२० ) 


इमी प्रकार से विशाख की चन्द्रलेखा स्वाभाविक सरलता एव प्राणी मात्र के 
प्रति सहज सहानुभूतिपूर्ण भावना को लिए अवरिति होती है। वह महापिगल ओर 
राजा नर देव का आतिथ्य करती है | परन्त प्रवचनापूर्णा व्यवहार के विरोध मे उसके 
सतीत्व का तेज भी दृष्टिगत होता है । इसी में घली-मिली उसकी सम्मान-भावना भी 
निहित है। सत्यणील के प्रलोभनों को ठुकरा कर बढ़ अपने चरित्र की पविन्नता, 
उज्ज्वलता को मुबरित करती है । साथ ही प्रेम की अ्रनन्यता भी उसके स्वभाव का 
एक विशेष गुण बन कर प्रकट हुई है । 
-- जगन्नाथ प्रसाद शर्मा . प्रसाद के नाटकों का श्ञास्त्रीय अ्रध्ययन्त, पृष्ठ १६१। 
” बटुष्टमा जानत, उदार और न्यायपूर्णा भावनाओं से युक्त सात्विक भावपूरां 
नारी है। भारतीय सती नारी का आदर्श रूप उसके चरित्र में देशा जा सकता है। 
इसी प्रसग मे मरिमाला और सरमभा के चरित्र भी उपस्थित किए जा सफते 
हैं। ये दोनो ही जातीय गौरव की साकार उत्साहमयी तेजपुर प्रतिमाएं है। मरणि- 
भाला नाग-कन्या है, परन्तु आयं-सस्क्ृृति से विशेष प्रभावित है। उसके चरित्र में 
करुणा, उदारता, विश्व-मेत्री आदि उदात्त भावनाओं को अभिव्यक्ति मिली है। 
झतिथि सेवा, विपन्न-रक्षा आदि उसकी साधना के मुख्य विषय रहे है। विश्व-मैत्री के 
महान आदर्श को लेकर वह अपने पिता को समझ्राती है--- 


पिताजी जब श्रार्यों ने इधर उपद्रव बन्द कर दिया है, और वे एक दूसरे रूप 
में सन्धि के अभिलाषी हैं, तब श्राप फिर युद्ध के लिए क्यो उत्सुक है ?! 


“जनमेजथ का नाग यज्ञ, पृष्ठ ८४। 

सरमा कुकुर वशीया यादवी है जो नाठक मे श्रपनी सम्पूर्ण तेजस्विता भ्रौर 

निर्भीकता के साथ प्रकट होती है । नागो को वीरता से प्रभ्मांव्त हौकर वह प्रोत्म- 

समर्पण कर देती है। परन्तु मनसा के द्वारा किए गये जातीय भ्रतभान को सहन नहीं 

क्र सकती । उसके चरित्र मे जातोय अभ्रभिमान के साथ साथ पत्तिपरायणता भी 
उच्चकोटि की है। जो उसका स्वस्थ सॉस्क्ृतिक रूप प्रस्तुत करती है-- 

नाथ, अभिमान से मैं लग हू, किन्तु स्नेह से अभिन्‍न हु । रमणी का अनु- 

राम कोमल होने पर भी बडा दृढ़ होता है । प्राणोश्वर | इस निर्जन वन मे तुम्हारी 

अप्रत्यक्ष मूति के चरणों पर अ्रभिमानिनी सरमा लोट रही है | देवता ! तुम सकट मे 

हो, यह सुन कर भला मै कंसे रह सकती हु। भेरा प्रश्न-जल समुद्र बन कर तुम्हारे 


और हात्र के बीच गर्जेन करेगा । मेरी शुभ कामना तुम्हारा बर्म बन कर तुम्हे सुर- 
क्षित रखेगी । 


--जनमेजय का नाग यज्ञ, पृष्ठ ६६। 
भ्रारतीय सास्कृतिक वातावरण की पष्ठभ्ामि मे ऐतिहासिक कह्पना के माध्यम 


( ४२१ ) 


प्रसाद जी ने नारी-सम्बन्धी जिन उदात्त ग॒गो की झभिव्यक्ति की है, उनकी विवेचना 
हम उपयु क्त पक्तियों में कर आ्राए हैं। नारी-जाति के गौरव को उच्चतर भाव-भूमि 
प्रदान करने के क्षेत्र मे उनकी इस कल्पना का योग स्त॒त्य है। समाज दी उन्नति के 
लिए नारी का उदात्त गुणों से पूर्ण होना आवश्यक है, तभी उससे सामाजिक एवं 
राष्ट्रीय हितो की सुरक्षा और विस्तार कौ आशा की जा सकतो हैं। प्रसाद जी ने 
इसी भावना को ध्यान मे रख कर उदात्त नारी चरित्रो को ही राष्ट्रीय योजनाओं के 
_कंत्र में ग्रवती्ण कराया है। दूसरे, सस्कृति के मूलभूत भ्रादर्शों श्र सिद्धान्तो के 
>थारक्षण के लिए ओ. इस-उद्यज्ञ-अव-की अभिव्यक्ति और स्थापना आवश्यक हो 
जाती है। प्रसाद जी का इस दिशा मे यह प्रयत्न राष्ट्रीय हित के क्षेत्र मे उनकी दूर- 
गामी दृष्टि का परिचायक है। 


राष्ट्रीय स्वरूप 


प्रसाद-युग वस्तुतः राष्ट्रीय चेतना के विकास का युग रहा है। इस काल में 
राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रो मे गाधी जी द्वारा नवीन राष्ट्रवादी सिद्धान्तो की 
स्थापना हो रही थी। उन्होने ही नारी वर्ग को व्यावहारिक खझूप मे राष्ट्रीय स्वरूप 
प्रदान किया और देश ने उतके सहयोग की आवश्यकता सम्रभ उन्हे राजनीतिक क्ष त्र 
में निमन्‍्त्रण देकर उनकी सेवाश्रो का लाभ उठाया। गांधी जो द्वारा नारी को राष्ट्रीय 
स्वरूप प्रदान करने का जो कार्य व्याख्यानो, सस्थाप्रो और व्यावहारिक योजनाओं 
'ह्वारा क्या गया, वही कार्य प्रसाद जी ने भी झपने साहित्य के माध्यम द्वारा सम्पन्त 
किया । एक प्रकार से इस दिशा मे प्रसाद जी साहित्यिक क्षेत्र के गाधी है। नारी के 
उदात्त स्वरूप को कल्पना के साथ-साथ उसे राष्ट्रीय रगमच पर राष्ट्रीय सेवाग्नो के 
लिये अप्रसर करने की. योजना प्रसाद जी के साहित्य, विशेषत*ः नाटक साहित्य की 
श्रन्यतम विशेषता है। प्रसाद जी के सभी मुख्य नाटको में नारी के इस गौरवमय राष्ट्रीय 
स्त्ररूप के भव्य दशेन होते हैं जहा वह देश सेवा के व्रत मे तत्पर पुरुष की सहचरी 
ओर सहयोगिनी के रूप मे राष्ट्रीय योजनाओ्रों में भाग लेती दिखाई पडती है। नारी 
को विस्तृत क्षत्र मे श्रधिकार देने के विषय को लेकर प्रसाद जी की धारणा मे बहुत 
विकास हुआ मालूम होता है। अजातशत्र में वे विश्व मे सब कर्स सबके लिये नहीं 
मानते । उनमे वे विभागो की योजना करते हैं, परन्तु अपने उत्तरकालीन नाटको में 
उन्होने नारी को सभी स्थान पर पुरुषों के समान ही समान अवसर और अभ्रधिकारु 
प्रदान किये है। मूलत- प्रसाद जी नारी और पुरुष के कर्तव्य क्षेत्र को अलग-अलग 
मान कर चले है, परन्तु आनर्यक्ता भर परिस्थिति के समय यदि नारी का सहयोग 
पुरुष-क्ष त्र मे वाउनीय और आवश्यक हो जाता है तो प्रसाद जी उसका सबल सम- 
थेन करते हूँ । राष्ट्रीय जागृति और स्वतन्त्रता प्राप्ति के अपने युग में यदि उन्होने 
नारी का राष्ट्रीय रूप अपनी पूर्ण उज्ज्वलता के साथ चित्रित किया है, तो उसमे यही 


( ४५२ ) 


भावना प्रमुख रही है कि इस श्रावश्यकता के काल मे देश को नारी के सहयोग और 
शक्ति की परम आवश्यकता है ओर उसे भी राष्ट्र की स्वतन्त्रता प्राप्ति की दिशा मे 
राष्ट्रवादी के रूप में अपने कतंव्य का निर्वाह करना चाहिए। प्रसाद जी के राष्ट्रीय 
नारी पात्रियों के चरित्र मे इसी भाक को अ्रभिव्यवित हुई है । 


प्रमाद-साहिन्य के नारी पात्रो मे राष्ट्रीय भावना का चरम विकास अलका के 
चरित्र मे प्रतिबिम्बित हुआ है । अलका चन्द्रगुप्त और सिहकिरण की सुनी बातो से 
प्रभावित होकर राष्ट्रीय सवा के लिए उद्यत होती है। श्रपने पिता और भाई झ्ाम्भीक 
को राष्ट्र-दोह में हाथ बटाते देख कर उसका मन विद्रोह कर उठता है। उसका यह 
विद्रोह इन शब्दों मे प्रकट हुआ है-- 


महाराज! मुझे दण्ड दीजिए, कारागार में भेजिए; नही तो मैं मुक्त होने पर 
भी यही करूगी । कुलपत्रों के रक्त से आर्यावतं की भूमि सिचेगी । दानवी बते कर 
जननी जन्म भूमि अपनी सन्‍्तान को खाएगी। महाराज ! श्ार्यावतें के सब बच्चे 


झाम्भीक जैसे नही होगे। वे भ्रपनी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल-मिल कट 
जायेंगे ।' 


“-चन्द्रगुप्त पृष्ठ ८८ । 


देश-प्रेम श्रलका के जीवन की सर्वप्रथम साधना है। यही उसका प्राण है, 
झौर वही स्थिति । सिल्यूकस से वह कहती है--- 
मेरा देश है, मेरे पहाड हैं, मेरी नदिया हैं भौर मेरे जंगल हैं। इस भूमि के 
एक-एक परमाण मेरे हैं भर मेरे शरीर के एक-एक क्ष॒द्र श्रश उन्ही परमाशुश्रो से 
बने हैं ।' 
“ वही, पृष्ठ ६२। 


उसका यह देश-प्रेम त्याग और नि स्वार्थ भावना की नीति पर झाधारित हैं । 
यही उसके कार्यी का सचालक हैँ । इसी के लिए वह नटी बनती है । देशझ्षोद्धार के प्रयत्न 
में ही उसे बन्दी भी बनना पड़ता है । सिंहरण के प्रति आसक्ति के मूल में भी 
यह राष्ट्र प्रेम की भावना प्रमुख है ! घह अपने प्रिय की वीरोचित देशभक्ति पर मुग्ध 
है। इसीलिए युद्ध मे भी उसकी सहायता करती है। उससे प्रेम करती है और जीवन 
की प्रत्येक स्थिति मे उसका साथ देती चलती है। युद्ध मे श्राहत घायलो की सेत्रा 
तथा मालव दुर्ग की रक्षा का भार उसके बहु विस्तृत व्यक्तित्व का परिचय देता हूँ । 
यह सिंहरण के लिए उत्साह और शक्ति बन कर भ्रवतीर्ण होती हें--- 


“मालव वीर, तुम्हारे मनोबल मे स्वतन्त्रता है, भौर तुम्हारी दढ़ भुजाभो में 
भआार्योवर्त के रक्षण कीं शवित है, तुम्हे सुरक्षित रहना ही चाहिए । मैं भी भ्रार्यावर्त की' 
बालिको हूं. मैं श्राम्भीक को शविति भर पतन से रोक्‌ गी, परन्तु उसके न मानने पर 


( ४ॉऐे३े ) 


तुम्हारी प्रावश्यकता होगी। जागो दीर ।/ 
“चन्द्रगुप्त, पृष्ठ ६१। 
तक्षशिला मे राष्ट्रीय उत्साह का विस्तार करती हुई वहू नागरिकों के हृदय 
में देश-प्रेम की प्रेरणा का मन्त्र फू कती दिसाई पइती है-- 
असर्य कीति रश्मिया 
विकीसों दिव्य दाह सी 
सपृत्र सातृभृमि के; 
रुको न शर साहसी |! 
पभराति सैन्य सिनन्‍्ध्रु मे->सुवाड्वाग्ति से जलो, 
प्रवीर हो जयी बनो-- बढें चलो, बढे चलो | 
--चन्द्रगुप्तः पृ० १६४ 
इस प्रकार के स्वदेशानुराग, साहस, वीरता, सेवा झौर चातुये भाव से प्रापूर्शो 
भलका 'चन्द्रगुप्त' की महीयसी, व्यक्तित्व प्रधान नारी-पात्र के रूप मे प्रकट हुई है । 
'स्कन्दगुप्त' की जयमाला इस प्रसग में दूसरा राष्ट्रीय चरित्र है, जिससे क्षात्र 
तेज, बल, साहस भ्रोर देक्ष के प्रति ग्रसीम निष्ठा की भावना' विकसित हुई है । वह 
अपने इस गौरव को प्रभिव्यक्ति प्रदान करती हुई विजया से कहती है-- 
श्रेष्ठि कन्ये | हम क्षत्राणी हैं, चिरसगरिनी खड़ण लता से हम लोगों का 
चिर-स्नेह है । 
भीम वर्मा से इसी प्रसग मे उसका यह कथन किलत्ा ओजपुर्स है-।- 
पीर ! स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितो और अनाथो की' रक्षा मे' प्राश 
विसजंन करना क्षत्रियों का धर्म है । एक प्रलय की ज्वाला! पभ्रपनी तलवार से फैला 
दो । भेरव के शव गीनाथ के समान प्रबल हुकार से श्र हृदय कृपा दो । वीर ! बढो, 
मिरो तो मध्याक्त के भीषस सूर्य के समान । आयग्रे, पीछे सझ्वेत्र श्रालोक और 
उज्ज्बलता रहे ।' 

. श्रपने इस वीरोचित साहस के स्ाथ-साञ्र वह पुरुष की प्रेरणा और साहस 
भी बनती है । शको भौर हुणो की सम्मिलित वाहिनी से युद्ध करने” मे ग्रनमयस्क 
अपने पति पर वौरतापूर्णो व्यग्य करती हुई वह कहती है--- 

नाथ ! तब क्या मुझे स्कन्दगुप्त का अभिनय करना होगा ? क्‍या मालवेश 
को दूसरे को सहायता पर ही राज्य करने का साहस हुआ था ? जाझ्रो प्रभु | सेना 


१-स्कन्दगुप्त, पृ० ४६। 
२०-वही, पृ ४८ । 


( ४२४ ) 


लेकर सिंह विक्रम से सेना पर टूट पडो | दुर्ग रक्षा का भार मैं लेती हू ।* 
“कन्‍्दगुप्त, पृ ० हू 
जयमाला सर्वात्मा के स्वर में अपने विशिष्ठ व्यक्तित्व का लय करने मे 
स्वभाव से ही तत्पर है । उसमे उत्साह, स्परावलम्ब और गौरव का विस्तार प्रभृत 
मात्रा मे विद्यमान है। युद्ध उसके लिए गान है, ध्वसमयी महामाया प्रकृति का निरन्तर 
सगीत है। यह वीरोचित स्वभाव उसके--व्यक्तित्व को श्रष्ठता प्रदान करता है, 
जिसके द्वारा वास्तविक रूप मे क्षात्र तेज से श्रालोकित नारी-जीवन का गौरवपूर्णा 
चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है। 


अजातशत्रु' की मल्लिका मे उदात्त गुणो की पृष्ठभूमि के मध्य उसके राष्ट्रीय 
स्वरूप के भी दशेन होते है । पति के प्रति षडयन्त्र की बात जान कर भी उन्हे कर्ष्तव्य 
विमुख न करने मे शष्ट्रीय कर्त्तव्य का निर्वाह करने की भावना भी सामान्‍य नहीं है । 


'सकन्दगुप्त' की देवसेना आत्म-सम्मान के साथ-साथ देद्न-प्रेम से ही प्रेरित 
होकर स्कन्दगुप्त के उस प्रणय प्रस्ताव का विरोध करती है, जिसमे उसने किसी 
कानन के कोने मे, उसे देखते हुए जीवन के दिन व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की 
थी । राष्ट्रीय गगन का एकमात्र नक्षत्र उसके निमित्त अपने कर्तव्य निर्वाह का पुनीत 
ध्राच (शा छोड दे, इससे बढ़कर हीनता और लज्जास्पद बात उसके लिए और वया 
हो सकती है ? स्कन्दगुप्त को कर्त्तव्य की प्रेरणा देते हुए वह कटती है - 


'मालव का महत्व तो रहेगा ही, परन्तु उसका उहृश्य भी सफल होना 
चाहिए । आपको अकर्मण्य बनाने के लिये देवसेना जीवित न रहेगी। सम्राट क्षमा हो 
“- स्कन्दगुप्त, पूृ० १४० 


देश के कल्याण के लिए राज-त्वाग श्रौर इससे भी विशेष अपने प्रसाय का 

बलिदान, उसके राष्ट्रीय स्वरूप के साथ-साथ उसके व्यवितत्व को निर्मेल करणा की 

न्द्रिका मे भिगो देता है । इसीलिए उसको यह राष्ट्रीय भावता उदात्त एकान्तिक 
प्रेम श्रौर संगीत कत्पना की भारी भीड में नन्हे शिशु सी कही खो गई है । 


मालविका' सिन्ध देश की निवासिनी “चन्द्रगुप्त' की उदात्त पान्नी है । स्नेह 
भौर सेवा से भ्रभिभूत भ्रपूर्व करुणा उसके चब्चि की विशिष्ठ निधि है । इन्ही मे 
घला-मिला उसका राष्ट्रीय स्वरूप व्यक्त हुआ है । राष्ट्र के लिए जीवन की आहुति 
देने वाले वीरो से उसका सम्वर्क है। वह उन्ही की सेवा में संलग्न होती है | इस सेवा 
मे ही उसकी राष्ट्रीय सेवा प्रच्छन्न रूप से अ्रभिश्यक्त हुई है । 


कमला भी इसी कोटि की पा।त्रा है । जो अपने पृत्र भटाक के राजदब्रोह से 


( ४२५ ) 


क्षुब्ध है | दुसरे मातृत्व रूप मे ही उसकी राष्ट्रीय भावता को अभिव्यकतरि मिलती 
है। अपने पुत्र के लिए उसको यह सत्कामना कितनी भावपूर्ण है-- 

'सोचा था कि पुत्र देश सेवक होगा, मलेच्छो से पद-दलित भारत भूमि का 
उद्धार करके मेरा कलक धो डालेगा । 

कुम्भा के तीव प्रवाह से निकलने पर निरुत्स।हित हुए स्कनन्‍्दगुष्त वे कमला 
के शब्दों से ही धेये॑ मिलता है / वह कहती है--- 

'कौन कहता है कि तुम श्रकेले हो । समग्र ससार तुम्हारे साथ है। स्वानुभूति 
को जागृत करो । तुम्हारे प्रचण्ड श्र विश्वासपूर्णा पदाघात से विध्य के समान कोई 
शैल खण्ड खडा होगा, जो इस विध्न स्रोत को लौटा देगा । राम और कृष्ण के समान 
क्या तुम भी ग्रवतार नही हो सकते ? उठो स्कन्द  आसुरी वृत्तियों का नाश करो, 
सोने वालो को जगाओ और रोने वालो को हमाशो ।* 

“+स्कन्द गुप्त पू० १३० 

रमा' अपने पति को उसके दुष्कृत्यों के लिए प्रताडित करती है । देवकी के 
लिए, जिसका नमक खाकर उसके दारीर का पोषण हुआ है, उसका मन भ्रसीम निष्ठा 
और सेवा-भाव से आधूर्ण है। उसकी इस निष्ठा और सेवा-भावना मे ही उसके चरित्र 
का राष्ट्रीय तत्व छिपा हुआ्ना है । 

आये सस्कृति से प्रभावित नागकन्या--मर्माला के चरित्र मे राष्ट्रीय 
भावना जातीय उत्साह के रूप में प्रकट हुई है । उसमे युद्धोत्साह है तथा राजनीतिक 
एवं सास्कृतिक रूप की भावना को लेकर ही वह जनमेजय के प्रण॒य मे बंधती है । 

मनसा में जातीय अभिमान की मात्रा कम नही है । यह ठीक है कि इसका 
चरित्र स्वस्थ भावभूमि पर लोक उल्यारा की कामना से पूर्ण नही है, फिर भी जातीय 
गौरव उसके द्वारा गाये हुए गीत में प्रकट हुआ है । नागवीरो को उत्वाहित करती 
हुईं वह कहत। है-- 

विक्‍कार और श्रवहेलना की बलिहरी 
सचमुच तुम सब हो पुरुष या कि नारी 
चल जाय दासता की न कही यह छलना 
देखते तुम्हारे लाछित हो कुच ललना 
जातीय क्षेत्र मे अयश बीज बोते हो 
क्‍यों निज स्वतन्त्रता की लज्जा खोते हो ! 
“>जनमेजय का तागयज्ञ, पृ० फरे 


प्रसाद जी ने ग्रपत्ती कृतिपय कहानियो मे भी राष्ट्रीय प्रेम की इस सावना 


( ४२६ ) 


का निदर्शन किया है। 'पुरस्कार' की मधलिका के चरित्र मे यही राष्ट्रीय भावना 
व्यक्त हुई है। अपने पितामह की भूमि को वह विदेशियों के अ्रधिकार मे नहीं देख 
सकती | चाहे वह विदेशी उसका प्रणयी ही क्यो न हो । 

फिर सहसा सोचने लगी-- वह क्यो सफल हो ? श्रास्वती दुर्ग एक विदेशी 
के अधिकार में क्यो चला जाय ? मगध कौशल का चिर-शत्रु | श्रोह | उसकी विजय | 
कोशल नरेश ने क्या कहा था--सिंहमित्र को कन्या ? 

““अ्राधी, पृ० १२१ 

इसी प्रकार से “सिंदूर की शपथ" में मिगलौर दुर्ग की महिलाएं श्रपने दुर्ग 
की रक्षा के लिए जीवन देकर अपना धर्म भ्रक्षुण्णा बताये रखती हैं। 

उत्तकी कविता प्रेम राज्य” मे भी राष्ट्रीय भावना को देखा जा सकता है । 
सैनिक की पत्नी राष्ट्र और राजा के प्रति अपने प्रति के कर्तव्य-निर्वाह की इस 
शिथिलता को नही सह पाती और उसे एक अवहेलनापूर्ण पत्र लिखकर स्वय आात्म- 
रानि से विदश्व, आत्म-हत्या कर लेती है--- 

पढ़यों ताहि, नहिं अहो हो तुम पती हमारे 
तुम्हारे सम्मुख महाराज, किमि स्वर्ग सिधारे 
तुम आशामय बाला को, लीच्हे हिय' पोखों 
तुमहि क्षमा हित स्वर्गं-माहि महराजहि तोखी । 
“>चवित्राधार, पृ० ७८ 
प्रसाद के नाटकों में विजया झौर कल्याशी के चरित्र मे भी राष्ट्रीय स्वरूप 
के दर्शन होते हैं । परन्तु इन दोनो में स्वस्थ राष्टीय भावना का श्रभाव है। विजया 
स्‍्कल्दगप्त को प्राप्त करने ओर स्वार्थ सिद्धि के लिए राष्ट्रीय क्षेत्र मे श्रवतीरों होती 
है । ऐसे अवसर पर उसका महुत्वाकाक्षामय विलासी रूप एकदम विलुप्त होकर, 
नया तेजोमय स्वरूप ग्रहण कर लेता हैं । मातृगप्त को प्रेरणा देती हुई वह कहती 
ह- 

'सुरुवि शिरोमरि ! '* ** * गा चुके कोमल कल्पनाओ के लचीले गान, 
रो चुके प्रेम के पचठे ? एक बार वह उद्बोधतन गीत गा दो कि भारतीय अपनी 
नहवरता पर विश्वास करके श्रमर भारत की सेवा के लिए सन्नद्ध हो जायें ।' 

“+शस्कच्दगृप्त, पू० १२६ 

परन्तु विजया की इस भावना मे एक स्वार्थपूर्ण आरवेग ही है । अपनो अस- * 
फलता के क्षण में वह निराश होकर आत्म-हत्या करती है, देश के लिये आत्मोत्सगे 
नही । 


१-- छाया मे सकलित । 


( ४२७ ) 


विजया की भाति कल्याणी भी पर्वतेश्वर से प्रतिशोध लेने और चन्द्रगुप्त 
की भव्य मृरति के दर्शन करने की कामना स ही पचनद के युद्ध मे भाग लेती है । 
अपने पिता नन्‍्द से वह कहती हैं-- 

मै पर्वतेश्वर के गर्व की परीक्षा लूगी | मैं वृषल कन्या हु । उस क्षत्रिय 
को यह सिखा दूंगी कि राजकन्या कल्याणी किसी क्षत्राणी से कम नही ।! 

““चन्द्रगुप्त, पृू० ७५ 

इसी प्रकार उसकी अन्य स्वार्थकामता भी उसके ही दाब्दों भे प्रकट होती 
है । पचनद युद्ध मे अन्द्रगुप्त द्वारा उसके युद्ध मे भाग लेने की बात पूछने पर वह 
कहती हैं -- 

केवल तुम्हे देखने के लिये | मैं जानती थी कि तुम युद्ध मे भ्रवश्य सम्मिलित 
होगे ।' 

“ चन्द्रगुप्त, पृ० ११३ 

परन्तु अपनी स्वार्थ-परतां को दुबंशता मे उसकी कोई भी कामना पूर्ण नही 
हो पाती और उसका राष्ट्रीय स्वरूप मात्र प्रदर्शन की वस्तु से अधिक महत्व नही 
रखता । 

इस भ्रकार प्रसाद जी के सास्कृतिक पान्नों मे राष्ट्रीयता का गुण कूट-कूट 
कर भरा हुआझा हूँ । ग्रार्य जाति के जीवन मे समय-समय पर. प्रतिष्ठित श्रादर्श उनके 
साहित्य की आकर्षण व्यजता के विषय बने हैं । जातीय गौरव, राष्ट्रीय प्रेम और 
विश्व-कल्याण कामन। भादि उदात्त वृत्षियो से उनकी नारिया गौरवान्वित हैं । वें 
अपनी सत्प्रेरणा से पुरुषों का भी प्रोत्माहत और मार्ग-दर्शन करती है* । वास्तव में 
देश प्रेम भौर राष्ट्रीय गौरव के प्रति प्रसाद जी की चिन्ता इन ऊपयु क्‍त चरित्रों के 
माध्यम से स्पष्ट भाव-भूमियों में प्रतिष्ठित हुई है । उनका यह राष्ट्रीय प्रेम श्रन्धा 
झोर सकी प्रेम नही है, इसीलिए उसका निद्शेन उदात्त गृणों के परिपादवे में 
किया गया है । उनके सम्पूर्ण साहित्य पर राष्ट्रीय सस्कृति की छाप स्पष्ट हूँ । 


महक इ“ंपकालेदुक कक, 





का आन 


१- जगदीश नतारायरा दीक्षित, प्रसाद के नाटकीय पात्र, पृ० १० । 
२--१० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी जयशकर प्रसाद, पृ० १६१। 


अकरश्‌-- १ १ 


प्रसाद को नारीं-दार्शनिक पीठिका 


(श्र) आरम्भ 

(ब ) दाहंनिक भाव-भूमि 
(स) नवीन आदरशों 

(क) प्रेम सम्बन्धी आदर्श 
(ख) कत्तंव्य सम्बन्धी आदरहों 
(ग) सेवा-समपंण का आददों 
(घ) सौन्दर्य सम्बन्धी आदशों 


आरस्स 


पिछले प्रकरशों में हम सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक तथा सस्कृतिक 
परिषादर्वे में प्रसाद जी के नारी पात्रो की विवेचना कर आए है। इन सभी क्षेत्रों भे 
नारी को उच्चतर, सम्मानपूर्णं स्थिति प्रदान करने का प्रयास रहा है । शौर अनुकल 
बातावरश तथा परिस्थिति का निर्माण कर ग्रसाद जी ऐसा करने मे पूर्०णां सफल भी 
हुए है। परन्तु उनकी नारी-भावना का मूल्य और महत्व नारी को दाशंनिक स्वरूप 
प्रदान करने ,के क्षत्र में भौर भी बढ जाता है । वास्तव में अ्साद जी ते भिन्न भिन्न 
भाव भूमियों पर नारी पात्रों का चित्रण कर उनकी स्थिति के कऋ्रमिक विकाप्त की 
ग्रोजना की है। उनकी आखो में नारी को स्व॑ मगला, सर्वोक्षल, आननन्‍्दवाद की 
प्रधिष्ठात्री के रूप में देखने का एक मोहक श्रद्धामग्र स्वप्न पल्रा था, जिसे उन्होंने 
उसके दाहशंनिक स्वरूप में प्रकट किया है । 


झभोर भी एक वात है। प्रसाद जी का युग प्रगतिवादी मान्यताओं से प्रेरित 
नए चरणा के विकास का युग रहा है । इस काल में समाज में स्वतन्त्रता, समानता 
और श्रात्‌ भाव के आदशों की प्रतिष्ठा का प्रयत्त हो रहा थां। व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
का मूल्य आँका जाने लगा था और मानवतावाद की भावना बल पकड़ रही थी । 
मानवतावाद के इस बढते हुए प्रहर,मे सदियो से उपेक्षित प्रताड़ित और हताश नारी- 
वर्ग के प्रति लोगो का ध्यान श्राकृषित हुआ और उन्होंने सामाजिक व्यवघ्था, राष्ट्रीय 
योजना तथा साहित्यिक क्षेत्र मे नारी की महत्ता का प्रतिपादन किया । साहित्यिक 
दृष्टि से इम दिशा मे नारी का योगदान श्रपूर्व रहा हैं । नारी को दाहविक स्वरूप 
प्रदान करने के क्षेत्र मे उनके शंव-दर्शन सम्बन्धी भ्रध्ययन का विशेष हाथ रहा है । 
पहले हम नारी के दार्शनिक स्वरूप की इस प्रेरणा भूमि से सम्बन्धित सामाव्यप्रुस क्षिप्त 
विवेचन प्रस्तुत करेगे । 

ऋग्वेद मे शिव के रुद्र रूप की चर्चा हुई है। परन्तु भ्रपने रुद्र रूप में वे अ्रतन्‍्त 
शक्ति से सम्पन्न बताये गए हैं । 

“अदृगवेद २३३ 
दोव-दर्शंत मे ३६ तत्वों की विवेचना हुई है । परन्तु सभी का विकास शिव 


खाक 


( ४३२ ) 


की माया दाक्ति से माता गया हैं। माया शक्ित के बना शिव शो भह्टता का प्रति- 
पादन नही हो पाता । 
इसके प्रन्य रूप लिगायत दर्शन में भी शफ्नि विशिठ शिव को ही परम सत्य 
साना गया है । शवत विहीन शिव गपर्ण है 
प्रसाद जी पर दौप दर्शो] के अन्य स्वछय प्रत्थाविज्ञा्शत का सिशेष प्रभाव 
पडा है। इस दर्शन के प्रवर्तक आचार्य बसु गुप्त है । दस दर्शन के अनुसार श्रात्मा 
प्रपनी इच्छा पूर्वक स्वतन्त्र गप से अपनी सीत्ति पर ही विष्व का उन्मीलन करती 
है । विश्व के इस विकास के विपय का लेकर श्र त्मा का ज्क्ति +प भी माना गया 
है जो उस परमात्मा या परम शिव से पूर्गातयण अभिस्त है। यह चिए शक्ति यद्यपि 
ग्रनगत रूपा है, फिर भी उसके पाँच रूप प्रमुख है--चिद, श्राननद, इच्छा, ज्ञान और 
क्रिया । जिस तरह स्त्री तत्व ओर पुरुष तत्व के योग से साधारण सतति की उत्पत्ति 
होनी है, उसी तरह प्रत्यभिज्नादर्शन मे मी आनन्द रू शक्ति एवं चित्‌ रूप को सोम 
तत्व तथा ग्रग्नितत्व एवं नाद तथा बिन्दु कह कर दोनों के पान्विारिक सधठना-मक 
सामरम्य से सम्पूर्ण विश्व का विकास सिद्ध किया गया है। परन्तु इस श्र।नर+ रूपा शक्ति 
को, जिससे विद्व की सुर्टि होती है, शव दर्शन में काम कला के नाम से अभिमत 
किया गया है। प्रसाद जी ने इसे अपने काव्य में प्रेम-कला का नाम दिया हैं-- 
यह लीला श्सिकी विकस च.दी 
वहु मूल इब्तिथी प्रेम कभा 
उसका धसदेश सुनाने को 
संसृति में श्राई वह अमला। 
““कामायनी, पृष्ठ ७६ । 
प्रत्य्िनज्नाद्शन मे विवेचित ३६ तत्वों में दूसरा तत्व शक्ति हैँ । शंबित तत्व 
शिव का अभिन्न अग है| ये दोनों तत्व शाइबत है और एक रूप होकर साथ रहते 
हैं।न शिव शक्ति रहित है, और न दाक्ति, शिव से पृथक । 


“शिव दृष्टि, पुए्ठ ६६ । 


यही पर विशेष दुष्टव्य यहू है कि शिव तत्व प्राण रूप में विद्यमान रहुता है । 
शक्ति तत्व उस प्राण पर नियन्त्रण करने वाला या उसमे व्यवस्था को बनाए रखते 
वाला माना जाता हूँ । 
“कदइमीर शैषिज़्म, पृष्ठ ६५ । 
प्रत्यभिज्ञादशन मे शवित शिव को सृजन-दावित को रूप मे अवतरित हुई है । इसी 
लिए उसमे झमेदत्व का भाव विशिष्ठ है ।' शिव प्रकाश रूप है, शबित विमर्श रूपिणी । 


( ४३३ ) 


विमर्श का भर्थ है पूर्ण अक्षत्रिम भ्रहम्‌ की स्फूर्ति* ।” इसी प्रसग मे श्राचाय सोमानन्‍्द 
का कथन है कि शक्ति से सम्पन्त शिव ही अपनी इच्छा से पदार्थों का निर्माण करता 
है । शक्ति तथा शिव में भेद की कल्पना कदापि नहीं को जा सब्ती* । 


दाशनिक भावभूमि 


प्रसाद जी ने शिव-शक्ति के उपयु क्‍त स्वरूप की भाव-भूमि पर ही नारी की 
दाशंनिक कल्पना की है। उसे महाचिति कह कर सदेव लीलामयी, आनन्द दापिती, 
जगत की निर्मात्री तथा इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूपिणी कहा है? । उनके इस दहन 
के आाघार पर नारी सृष्टि और विश्व बधुत्व भावना की पोषिका सर्वमंगला, मानवता 
बाद की भ्रधिष्ठात्री, आनन्द पथ की निर्देशिका, शक्तिमयी, समरसता की प्रज्चारिका, 
हुंदय और बुद्धि की समन्वयिका, पुरुष की पूणुता, प्रेरणा तथा उद्धारकर्त्नी तथा 
जीवन का रहस्य बतलाते हुए श्रद्धावाद की स्थापना करने वाली है । 


प्रसाद जी नारी को व्यापक, विशुद्ध और विश्वास मयी स्वरूप मे ससृति का 

रहस्य मानते हैं? ।! उसका मूल स्वरूप श्रद्धामय है, जिसके द्वारा जीवन के सुन्दर 
समतल मे पीयूष वर्णन होता है-- 

नारी ! तुम केवल श्रद्धा हो 

विश्वास रजत पग तल में 

पीयूष स्रोत सी बहा करो 

जीवन के सुन्दर समतल में 

--कामायनी । 


है विश्व की मगल-कामना करती हुई मानव मात्र के प्रति शान्ति और 
समृद्धि का सदेश देती है। 'अजातशत्र ' की वासवी विश्व-कुटुम्ब का स्वप्न देखती है। 
भगवन, क्या कभी वह भी दिन आएगा, जब विश्व भर में एक कूटुम्ब 
स्थापित हो जाएगा, भोर मानव-मांत्र स्नेह से, भपती गृहस्थी सभालेगे।' 
“पृष्ठ १३२। 
मानव-मात्र के प्रति ही नही, प्राणी मात्र के प्रति नारी के मत में सुहृदयता 
का भाव निहित है। श्रद्धा पशु हिसा का विरोध करती हुई मनु से कहती है--- 





१--भारतीय दर्शन, पृष्ठ ६०६ । 
२--भारतीय दर्शन, पृष्ठ ६०७ । 
३- कामायनी, पृष्ठ ६३ । 
४--कामायती, पृष्ठ १६६ | 


( ४३४ ) 


वे ह्ोह न करने के स्थल हैं 

जो पाले जा सकते सहेतु 

पशु से यदि हम कुछ ऊ चे हैं 

तो भव-जलनिधि मे बने सेतु । 

--पृष्ठ १४७॥ 
व्यक्ति का प्रेम व्यष्टि से आरम्भ होकर विस्तृत भाव-भूमि में विकसित होते 

हुए समाष्टि की भ्रोर अग्रसर होता है। प्रात्म-विस्तार की इस योजना मे एक दिन 
सम्पूर्ण विश्व कूटुम्बवत्‌ दिखाई देने लगता है, श्रद्धा के चरित्र में इसी व्यष्ठि प्रेम 
का समप्टि प्रेम में पर्यवसान हुआ है । प्रसाद जी के मत से नारी अ्रपनी उदात्त भाव- 
नाग्रों के विस्तार में 'वसुघेव कूटुम्बकम” की आदर्श-स्थापना कर सकती है । स्त्री 
रूप मे बह दया, माया, ममता की मृति है । स्नेह का बच्चन है और इदड्भीलिए प्राणी- 
मात्र के प्रति उसके मन में सौहाद और सवेदना की भावना निहित है | इसी संवेदना 
का विकास उसके मगलकारी स्वेरूप का उद्घाटन करता है। श्रद्धा चेतना का वास्त- 
बिक रूप, मातृसूरति विश्व-मित्र है, लोक कल्याण की प्रचारिका तथा विश्व मंत्री को 
सदेशवाहिका हैं। विश्व बन्धुत्व की कामना से प्रेरित, तभी तो वह भनु से 
कहती है-- 

प्रपने मे सब कुछ भर कैसे 

व्यक्ति बिकास करेगा 

यह एकान्त स्वार्थ भीषण है 

अपना ताश करेगा । 

“-कामायनती, पृष्ठ १६२ | 


वह जीवन के सुखों को सभी में विकसित देखना चाहती है--- 
श्रौरो को हंथते देखो मनु 
हँसो और सुख पाशो 
अपने सु को विस्तृत करलो 
सबको सुखी बनाग्री | 
“+कीमायनी, पृष्ठ १३२ । 
भोर इसी मंगल कामना में बह स्वयं दुख सहने के लिये तत्पर है। परन्तु 


पभन्य प्राणियों को सुखी करना उप्तका जीवन का चरम लक्ष्य है। उसकी इस उदात्त 
प्रवति के कारण ही मनु डससे कहते हैं --- 


( ४३५ ) 


ने सर्वे बंगले ! तुम महती 
सबका दुस भझपने पर सहती' 
“-पुष्ठ २४६। 
उसका यह सगल रूप इन पक्तियो.मे शोर भी भ्रधिक प्रस्फूटित हुआ है--- 
बह कामायनी जगत कीं 
मगल-का मना झकेली 
थी ज्योतिष्मती प्रफुल्लित 
मानस तट की बन बेली 


“-कामायती, पृष्ठ २९० ॥ 
इस प्रकार श्रद्धा की प्रत्येक गति मगल कामना से स्फू्त है। श्रद्धा के नारीत्व 
मे इस विध्व-कल्याण और विश्व-मेत्री के भाव को अधिष्ठित कर प्रसाद ने नारी की 
महानता को पुरुष से अधिक ऊचा उठा दिया है। 


प्रसाद जी की नारी के दाशतिक स्वरूप का दूसरा पहलू उसका मानवतावाद 
की अधिष्ठातरी होना है। पुरुष (मनु) जारी (श्रद्धा) के सयोग से झभिनव मानव कौ 
सृष्टि करता है। उन्होने नारी को कल्याण भूमि, सर्वेमगला, सस्कृति का व्यापक 
रहस्य, विदव-मित्र, सुहाग की बर्षा, प्रमृत धन आदि विशेषणो से भभिहित कर मानव 
जीवम की उचक्षतम भावभूमि पर प्रतिष्ठित किया है। सृष्टि के मूल कारण, काम की 
पुन्नी होने से वह सुध्टि क विकास झोर परिचालन का स्वाभाविक कारण बनती है । 
इसीलिए वह तप से जीवन को भ्रधिक महत्व प्रदान करती है -- 


“तप नहीं केवल छीवन सत्य 
करुण यह क्षरिक दीन प्रवसाद' 
जीवन का उल्लास धभोर भाशावाद मानवता कौ स्वस्थ स्थिति निर्मासण 
करने में सहामक होता है-- 
“विश्व की दुबंसता बल बने 
पराथय का बढता ब्यपार 
इसाता रहे उसे संविलास 
शक्ति का कफ्रीडामय सचार' । 
“काॉमायनी, पृष्ठ ५६ । 


पुरुष को मानवता के ब्रस्ताद की प्रेरणा नारी से ही प्राष्त होती है। उसी को 
प्रेरणा से बह कमंक्षत्र में श्बतीर होता है--- 


( ४३६ ) 


'बनो ससृति के मून रहस्य 

तुम्ही से फैलेगी वह बेल 

विश्व भर सौरभ से भर जाय 

सुमन के खेलों सुन्दर खेल' 

-““ कामायनी, पृष्ठ ५७ | 
कामायनी में मनु भौर श्रद्धा के रूप में आधुनिक पुरुष भ्रौर नारी का चित्रण 

हुआ है । बहीं नहीं शाइवत पुरुषत्व झौर नारीत्व भी ग्ही है। यहा नारी का स्थान 
विशिष्ठ है। पलायनवादी प्रवृति से झाहत, उदासीन चेष्टाश्ो में विभुभित मनु को 
कर्तेव्य-पथ की प्रेरणा श्रद्धा ही से प्राप्त होती है । उसके द्वारा मनु को सुनाया गया 
जागृति---सदेश समस्त पथ-भुष्ट मानवता का पथ प्रशस्त व रने के लिए सशवत है-- 

यह नीड मनोहर कतियों का 

यह विदव कम॑ रग स्थल है 

है परम्परा लग रही यहा 

ठहुरा जिसमें जितना बल है' 

-+कीमायनी, पृष्ठ ७५ । 


इलाचन्द्र जोशी के शब्दों में कामायनी की रजना सानवता थी उस चिरन्तन 
युकार को लेकर हुई है जो आदि काल से चिर अ्रमरन्‍्आन'प्द श्रौर चिर-प्रमर दाक्ति 
आप्त करने की श्राकाक्षा से व्याकुल है। इस घोर अहम्मन्यता पूर्ण दुर्देभ झआाकाक्षा 
को चरितार्थता के प्रययन मे मानव को जिन सकटठ-सकुल गसिरि-पथोी, जिन जटिल जाल 
जड़ित गहन अरण्य आ्रान्तरो तथा घोर भ्रन्धाकाराब्छन्त कराल-रात्रियों वा सामना 
करना पडता है, उसके सघात की वेदना कामायनी में बिजली के दाब्द सी कडकती 
हुई बोल उठी है ।! 

कामायनी की विवेखचना के प्रसग मे आचाये वाजपेयी जी का यह कथन महत्व 
पूर्ण है--- 

दाताबिदियों के पदचात्‌ मानस का ऐसा सुन्दर चरित्र हमे देखने को भिला है । 
यहां माववता का कल्याण कारी झादरश कल्पना को जगह बुद्धि की नींव पर खड़ा 
किया गया है। भौर उस नीव मे श्रद्धा का रस है। श्रद्धा और बुद्धि से सतुलित जीवन 





६--वितय मोहन शर्मा द्वारा कवि प्रसाद, आँसू तथा भन्‍्य कृतियां में पृष्ठ ६६ पर 
उत्कथित । 


( ४३७ ) 


की मगल दृष्टि से कामायनी की हमारे युग की अव्यवस्थित मानवता को बहुत बड़ी 
देन है? ।' 


कामायनी मे प्रसाद जी ने नारी का दाशनिक स्वरूप व्यक्त किया है। कामा- 
यनी की रचना मे दोव-दशंन के विशुद्ध आननदवाद की प्रेरणा और लक है। प्रसाद 
जी का विश्वास है कि विश्व की उत्पत्ति आनन्द से होती है। और अवसान भी उसी 
मे । ससार का दुख-सुख मन का मनोविकार है, दृष्टि-दोष के कारण हमे सारा विश्व 
दुखमय ही दीख पडता है। वैसे यदि यथार्थ रूप से देखा जाय तो न तो ससार 
में भालिप्त होने की आवश्यकता है, न उससे विरक्ति की ही । इसी ससार मे रहते 
हुए निरन्तर साधनाओ द्वारा शिवत्व को--विशुद्ध श्रानन्दवाद की--प्राप्ति की जा 
सकती है । और उस निसर्ग आनन्द की प्राप्ति के लिए नारी के पथ-प्रदर्शन की आव- 
इयकता है । 


प्रसाद जी की नारी पुरुष को पतन की ओर न ले जाकर उच्चता कौ ओर 
शीर्ष की, मगल की ओर ले जाती है। अपनी सत्वृत्ति की प्रेरणा से उसे जीवन की 
विभीषिकाशो में से निकालती हुई श्रानन्द के शिखर तक पहु चा देती है। श्री राम 
नाथ सुमन ने नारी के इस ग्रानःद-प्रदायिती रूप को यो व्यक्त किया है-- 


'विश्वात्मा के चिर-मगल का जो तत्व है वही शिव है। इसे यू भी कह सकते 
है कि शिव ही एक मात्र प्रेम या आनन्द का तत्त्व है, शक्ति इस श्रानन्द का स्फुरण 
है । शिव भौर ज्ञक्ति समुद्र की लहरो के समान एक है। जिव आनन्द और शक्ति प्रकृति 
के रूप में व्यक्त है, जैसे शक्ति शिवमय है, वैसे ही प्रकृति भी श्रानन्शमय है ।' 


श्रद्धा (नारी) की प्रेरणा से मनु (पुरुष) शक्ति ग्रहण करता है । और 
उसके स्वभाव की चचल प्रवृत्ति में स्थायित्व का भाव आविर्भावित होता है ॥ 
सृष्टि के सत्तत्तम और रज--ये तीन शक्ति सम्पन्न तत्त्व हैं, जो परस्पर 
विच्छिन्न होकर अनन्त, वेषम्य का वातावरण उत्पन्न करते हैं । इन तत्त्वों को 
पृथकता समाप्त होने पर ही शाइवत और नित्य आनन्द का अ्रभिषेक 
हो सकता है । मनु को श्रद्धा ही कलास पर्वत की ओर, जिसे हम आनन्द 
का प्रतीक मान सकते हैं, ले जाती है । इस आनद प्राप्ति के मार्ग को 
बाधाशों का विनाश श्रद्धा द्वारा ही होता है | मनु में इत कठिनाइयों का 





१--रामनाथ सुमन द्वारा-प्रसाद की काव्य साधना, पृष्ठ ६४० पर उत्कथित । 
२--रामनाथ सुमन प्रसाद को काव्य साधना पृष्ठ २४४ पर । 


( ४३८ ) 


सामना करने का साहस तथा धैय॑ नहीं है। तभी तो वह हताश से श्रद्धा से पूछते 
हैं. 
'कहाँ ले चली हो प्रव मुकको 
श्रद्धे | मैं थक चला अधिक हू 
साहस छूट गया है मेरा 
निस्सम्बल भग्नाश पथिक हु, 
मनु का जीवन इस दशा में आध्यात्मिक भसफलता से आपूर्ण है। भ्रतः उनका 
समस्त मानस नेराध्य और दुर्बलता वी भावना से व्यांपत है। इस समय उन्हे स्नेह 
झोर भांशासन की आवदयकता हैं। इसी ध्रावध्यक्ता को समझ कर श्रद्धा उनसे 
कहती हे-- 
'घबराओं मत यह समतल है 
देखो तो हम कहाँ आ गये 
मनु ने देखा भाँखे खोल कर 
लेसे कूछ कूछ तारा पा गए' 
इसके साथ साथ चरम आन+ग्द का रहस्योद्घाठन भी पुरुषों को नाएी द्वारा 
ही होता है ।' पुरुष इच्छा, कर्म भौर ज्ञान के त्रत मे लीन रहते हैं, भौर जब तक वे 
उसके फेर में है, तब तक उन्हे सच्चा आध्यात्मिक भरानरद और झ्यान्ति प्राप्त नहीं हो 
सकती । इस त्रिपुर के रहस्यो की तालिका नारी के हाथ में है। वही भ्रपनी स्थिति के 
माध्यम से इच्छा कर्म श्रोर ज्ञान भे सामजस्य द्वारा विषव की इस मरुभूमि में सुख 
शान्ति की गगा प्रवाहित करती है -- 
ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है 
इच्छा क्यों पुरी हो मन को 
एक दूसरे से न मिल सके 
यह बिडम्बना हैं जीवन की' 
“+कामायनी पृष्ठ २७२ । 
इस विडम्बना पूर्णो स्थिति में--- 
महाज्यीति रेखा सी बन कर 
श्रद्धा की स्मिति दौडी उनमें 
वे सम्बद्ध हुए फिर सहसा 
जाग उठो थी ज्वाला जिनमे । 
“-वही', पष्ठ २७३ । 


ध्य 


( ४३६ ) 


इस प्रकार प्रसाद जी ने आध्यात्मिक भाव-क्षेत्र मे नारी को पुरुष के साहचर्य 
की सबसे महत्वपूर्ण श्रावरयकता माना है । उसी के द्वारा विद्व में आनन्दवाद की 
भाव-धारा प्रवाहित हो सकती है । 
प्रसाद जी ने आनन्दवाद की प्रतिष्ठा के साथ साथ नारी को विभिन्न तत्वों 
की समनन्‍वयिका के रूप में भी प्रतिष्ठित किया है |। उनका मत है कि विभिन्न 
विच्उिन्न उपकरणों मे समन्वय स्थापित करने से जिस शक्ति का निर्माण होगा, उससे 
मानवता की विशाल भावना का समुद्धिपूर्ण विकास हो सकेगा--- 
'शक्षित के विद्य त कणा, जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं निरुपाय 
समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाय ।' 
“-कामायनी, पृष्ठ ५६ । 
ससृति के विकास के लिए पुरुष और नारी का एक दूसरे मे लय हो जाना 
भी श्रावश्यक है । तभी विश्व-सोरभयुक्त होकर आनन्द की प्रतिष्ठा मे सलग्न हो 
सकेगा । श्रद्धा कहती हे-- 
दब रहे हो श्रपने ही बोफ, खोजते भी न कही अ्रवलम्ब 
तुम्हारा सहचर बन कर, क्या न, उऋण होऊ मैं बिना विलम्ब ।' 
--वही, पृथ्ठ ५६ | 
दानो का समुचित परिवर्तेत जीवन के शुद्ध विकास का कारण बनता है -- 
दोनो का समुचित प्रतिवर्तत, जीवन में शुद्ध विकास हुआ । 
--वहीं पृष्ठ ७६। 
बिखरे तत्वों मे श्रद्धा द्वारा इसी समन्वय की भावना हम उमप्रके;भानन्दवादी 


रूप में देख आ्राये है--जब इच्छा, ज्ञान और क्रिया के लय होने पर मनु श्रद्धामय होकर 
प्रानन्द के निनाद मे लय हो जाते है-- 


'स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्म हो 
इच्छा, क्रिया, शान मिल लय थे 
दिव्य अनाहुत पर निनाद में 
श्रद्धान्युत मनु बस तनन्‍मय थे।' 
“--वहीं, पृष्ठ २७३। 
इस समन्वय दहन के क्षत्र मे प्रसाद जी का विशेष योगदान श्रद्धा श्रोर बुद्धि 
के समन्वय को लेकर है। व्यक्ति श्रद्धायुक्त भावनाशो का तिरस्कार कर तक प्ौर 


([ 4८9 ) 


बुद्धि के माध्मम सुख और आनन्द की खोज वरना वाह रटा है । परच्तु दस प्रयास में 
उमे अश्ान्ति, तिक्‍तता, उपेक्षा, युद्ध, दुख, उद् गे, तथा क्षोम ही प्राप्त हे; सका | 
मनु अपनी ईप्यां के वश श्रद्धा को तथा अ्रतिषाद के बारग इडा को खो देते हैं। 
दाम्पत्य जीवन में जिस सामजस्य को झ्मपेक्षा होती है, और जो म्रावदय्क सयम सदा- 
चार के द्वारा ही प्राण है, मनु मे उसका अभाव है। इमीलिये वे भट7ते रहे । प्रसाद 
जी का निर्देश है कि मनु को श्रद्धा के नेतृत्व तथा श्रादेशों मे रह कर ही अपने मगल- 
पथ पर प्रग्रसर होना चाहिए । तभी उन्हे द्ान्ति तथा झानन्द की प्राप्ति हो सकेगी 
भोर बुद्धि की अतीक इडा भी उनके सम्मुख नत सिर हो जायेगी । हुदय की सत्ता का 
सुन्दर सत्य श्रद्धा द्वारा ही खोजा जा सकता है। श्रद्धा हृदय पक्ष और बुद्धितत्व दोनों 
का समत्वय करने वाली प्रेरक शक्ति है। अपने पत्र मानव को इडा के पास छोड्ती 
हुई वह कहती है-- 

यह तकंमयी तू श्रद्वामय 

तू मननशील कर कर्म प्रभय 

इसका तू सब संताप निचय 

हर ले, हो मानब-भाग्य-उदय ।' 


““कामायनी, पृष्ठ २४४ । 

झपने मन की इस उदात्त भावना के कारण ही श्रद्धा विषम वातावरण, 
परिस्थितियों तथा तलब में शान्ति की स्थापना करती है। सन्‌ झौर अ्रसन्‌ के चिरन्तन 
सधर्ष को, जो वाह्य और झान्तरिक जगत दोनो मे विद्यमान है, शास्त करने मे श्रद्धा 
का ही नेतृत्व विश्विष्ठ हैं । 

'एक घूट' में भी प्रसाद जी ने प्रेमलता को इसी प्रकार की समन्वभिका के 
रुप में उपस्थित किया है। उसके द्वारा ही आनन्द कुमार को बुद्धि का हृदय से सम्पि- 
लन होता है । हृदय की अ्रधिष्ठात्री प्रेमलता को पाकर बुद्धिवादी आनन्द कहता है-- 


मेरे कल्पित सदेश में सत्य का कितना श्रश् था, उसे अलग ऋलका दिया। 
में प्रेम का श्रये समफ सका हू । झ्राज मेरे मस्तिष्क के साथ हृदय का जैसे मेल हो 
गया है ।” 
“एक घूट, पृष्ठ ४३ । 


प्रसाद जी इस प्रकार से समन्‍्वय-दर्शन को श्रधिक महत्ता प्रदान करते हैं । वे 
संघर्षात्मक जीवन दर्शन के अनुगामी नहीं है । साथ ही आाद्शों की दार्शनिक उडात 
में वे धरती के सत्य को भी दृष्टि श्ोफल नही करते | इन दोनो का सामजस्थ और. 
समन्वय ही उनकी लक्ष्य सिद्धि का विषय है । भ्राज की बोद्धिक सभ्यता के गुग' में 


( ४४१ ) 


बुद्धिवादी मान्यताश्रो तथा सिद्धान्तो के विकास की अन्ध उपेक्षा नही की जा सकती | वे 
भी जीवन के सत्य रहस्य का उद्धाठन करने में समर्थ है, परन्तु एकागी होने के कारण 
भ्रपर्ण और असफल है | इसीलिए उनमे श्रद्धातत्व का होना आवश्यक है। यह कार्य 
नारी द्वारा ही सम्पन्न हो सकता है, क्योकि दया, माया ममता और अ्रगाध विश्वास 
के स्वाभाविक गुण उसके इस महान्‌ कार्य को सहज ही सरल बना देते है। इसी 
उदात्त आदर्श की स्थापना के परचात्‌ ज॑ वन मे समरसता का विकास हो सकता है। 
अत: समरसता को प्रतिष्ठा भी नारी द्वारा ही होती है। प्रसाद जी की यही 
मान्यता है । 
शोवागमो के प्रत्यभिज्ञादर्शन से प्रसाद जी ने समरसता का सिद्धान्त लिया 
है। वह शिव शक्ति के सामरस्य से उत्पन्न भ्रानन्‍न्द तथा उल्लास का वर्खुने है। शिव 
सूत्र विमशिनी मे कहा गय। है कि शिव-शक्ति मथ्य-मथ्यक भाव से परस्पर सगठित 
होकर इच्छा कर्म ज्ञान तीनो में सामरस्प लाकर उल्लास या भ्रानन्‍्द का नवनीत 
उत्पन्न करते है" । 
कामाायनी मे समरसता की प्रतीक श्रद्धा है। प्रहम्‌ भर इद्म का पूर्ण परि- 
त्राण उसी के द्वारा होता है--- 
'शापित न यहा है कोई, तापित पापी न यहा है 
जीवन वसुधा समतल है, समरस हूँ जो कि जहाँ है ।' 


इसी प्रकार पुरुष और नारी दोनों जीवन तत्वों के बीच में भी समरस्तता की 
कल्पना को गयी है । इस सामरस्य के अभ्रभाव मे प्रेम और विषमता की अ्रवतारणा 
होती हैँ और जीवन को शान्ति और पूरणंता नही मिल पाती । नौरी--'निज कोम- 
लता से, मत की माधुरी से” इसी सामरस्य भाव की प्रतिष्ठा करती हे । आ्राध्यात्मिक 
क्षेत्र मे ही नही, भौतिक तथा मानसिक क्षेत्र मे भी श्रद्धा द्वारा ही सामरस्थ का 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है । सुख-दुख, बुद्धि-हृदय, भोतिक-अलोकिक, श्रह्म, 
इृद्म, ममत्व-परत्व, व्यक्ति-समाज, गृहस्थ-सन्यासी, शासक-शासित सभी मे समरसता 
का रस प्रवाहित हुप्रा है। इत सब में विशेष जैसा कि हम ऊपर कह शभ्राये है, उन्होंने 
बुद्धिवाद के साथ श्रद्धावाद का समन्वय करके भ्रथवा तकंमयी बुद्धि के साथ श्रद्धामय 
हृदय का समन्वय करके भ्रथवा तकंपूर्ण बुद्धि और भाव सकलित हृदय का समन्वय 
करके मानव मात्र के लिए समरसता की योजना प्रस्तुत की है? । श्रद्धा के जीवन 





१--र।मलाल सिंह . कामायनी अनुशीलन, पृ० १५६-१५७। 
२--प्रलय की छाया, पृ० ७१। 
३--डा » द्वारिका प्रसाद : कामायनी में काव्य सस्कृति और दर्शेत पु० ४३८ । 


( ४४२ ) 


का लक्ष्य वैषम्यपूर्ण स्थिति मे समरमता वा प्रचार ही है। वह सब प्राणियों में सम- 
रसता की इच्छुक है । इस प्रकार यदि एक श्रोर आ्राधुनिक समाज मे तीन्न वेग में फंली 
वासना का भारतीय समाधान प्रसाद जी के काव्य में मिलता है तो दूसरी ओर वे 
सुख-दुख की अनुभूति में समरसता वा प्रचार करते हैं। वे जीवन की प्रत्येक परि- 
स्थियो को समान रूप से ग्रहण करने का उपदेश देते है। और जीवन की सफलता 
का उसे महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। 


इसी प्रसग में प्रसाद जी नारी को पुरुष की सहयोगिनी, पूर्णता और प्रेरणा 
के रूप मे भी प्रस्तुत करते है । वह जीवन के प्रत्येक क्ष त्र में पुरुष की सहायिका बन 
कर आती है। पुरुष को जीवन के रहस्य उसी से ज्ञात होते है। श्रद्धा मनु को जग 
झौर जीवन का रहस्य बताती है-- 
'दुख की पिछली रजनी बीच 
विकसता सुख का नवल प्रभात 
एक पर्दा यह झीना नील 
छिपाये है जिसमे सुख-गात 
जिसे तम समभे हो भ्र्रिशाप 
जगत की ज्वालाप्रों का मूल 
ईशा का वह़ रहस्य वरदान 
कभी मत इसको जाभो भूल 
““कामायनी, पृष्ठ ५३ । 
वह बतलाती है कि भूमा पूर्णंता का ही नाम है। 'भूमा वे सुखम ।' दुख के 
द्वारा ही जीवन की अमूल्य मणिया प्रकाश में झाती हैं--- 
व्यथा की नीली लहरो बीच 
बिखरते सुख-मशि गण चझतिमान ।' 
“+कामायती पृष्ठ ५४ । 


यह पुरुष को कर्म क्षेत्र के भले बुरे का भी ज्ञान कराती है।यह भावना 
'विश्ासख' की महारानी के इन शब्दों मे व्यक्त हुई है। नर देव को कृपथ पर जाता 
देख कर वह कहती है--- 

आपने कूपथ पर पैर रक्खा है और मैं श्ापको बचा न सकी । परिणाम बड़ा 
ही भयंकर होने वाला है। वह मैं नही देखना चाहती । किन्तु कहे जाती हू कि भम्याय 
का राज्य बालू की भीत है।' 


“-पृष्ठ ७३॥ 


( ४४३ ) 


जीवन की पूर्णाता के रूप मे वारी का सहयोग अतुल है। पुरुष और नारी के 
सम्मिलन के बिना जीवन श्रपूर्ण है' । मन श्रद्धा के अभाव मे नितान्त निष्क्रिय है । 
नारी पुरुष के लिए सुखो की अबस्र वर्षा है। उसके द्वारा सचालित मन ही भानन्द 
की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वही जीवन की भ्रतृष्ति से सतोष का मधु बन 
कर कामनाश्रो के देश मे विस्त्वीर्ण होती हैं--- 


तुम अ्रजस्र वर्षा सुहाग को 
झोर स्नेह की मधु रजनी 
चिर अतृप्ति जीवन यदि था तो 
तुम उसमें सतोष बनी ।! 
--कामायनी, पृष्ठ १२६ । 
प्रसाद जी नारी को हृदय का प्रतिनिधि मानते है और इसीलिए वह समस्याक्रों 
का उदार समाधान तथा प्रश्न का उत्तर है-- 
'एक गृह पति, दूसरा था अतिथि विगत विकार 
प्रथत था यदि एक, तो उत्तर द्वितीय उदार ।' 
--वही, पृष्ठ ८१ | 
नारी के सहयोग से पुरुष-जीवन की समस्त समस्थाओ्रो का श्रन्त हो जाता 
है। एक शान्त स्निग्ध रिक्तता रहित पूर्णवा की भावना जीवन मे लहरा उठती है* । 
'तितली” की नन्‍द रानी का यह कथन महत्वपूर्ण है-- ह 
मैं कहती हू कि पुरुष शोर स्त्री को ब्याह करना ही चाहिए । एक दूसरे के 
दु ख-सुख और अ्रभाव-आरापदाशो को प्रसन्नता से बदलने के लिए सदैव प्रयत्न 
करता रहे । एक की कमी दूसरे को पूरी करती चाहिए।' 


“पृष्ठ २११। 
स्त्री पुरुष जीवन की पूर्णता के विषय में 'प्रतिध्वनि' मे सकलित 'प्रलय' में 
भी यही विचार व्यक्त हुए है-- 
जैसे मेरा अस्तित्व स्वप्त था, श्राध्यात्मिकता का मोह था। जो तुमसे भिन्न 
स्वतन्त्र स्वरूप की कल्पना कर ली थी, वह अ्रस्तित्व नही, विकृति थी ।' 
“पृष्ठ ७१ 





१-- कामना, देखिए विनोद का कथन, पुष्ठ ४ । 
२--क्रंकाल, देखिए पृष्ठ ४६ | 


स्का 


( ४४४ ) 


नारी पुरुष जीवन मे पूर्णाता की सहयोगिनी ही नहीं, वरन्‌ उसका उद्धार 
करने में भी प्रग्रमण्य है। दन्द्, विभीषिका श्रोर जीवन की निराश परिस्थितियों से 
परितप्त मनु को श्रद्धा ही आनन्द लोक तक ले जाती है । जहां उनका मत मधुमति 
भूमिक्रा में पहुच कर ममता और झ्ाकर्षण की भावना से शून्य हो जाता है। सम्पूर्रा 
मानस में समरसता के भाव का प्रसार होकर विराद आनन्द की घार प्रवात्ति होने 
लगती है । नारी पुरुष के लिए प्रवृति का संदेश लेकर श्राती है ; करतंव्य के पथ पर 
वही प्रेरणा भी बनती है तथा पथ बिश्रप्ट पुरुष के सस्कार भी उसी के द्वारा 
सम्पन्त होते है । पुरुष को मानवीय गृणों से परिचित कराने का कार्य भी वही पूरो 
करती है। यद्यपि प्रसाद जी के नाटकों मे जयमाला, कमला, देवसेना, तथा श्रल॒का 
के चरित्रो मे इस भावना का प्ररफूटन हुआ है, परन्तु चरम परिपुष्टि श्रद्धा के 
सारीत्व मे ही हो पाई है| यह प्रसाद जी के बौद्ध दर्शन के अध्ययन का ही फन है 
कि उन्होने करुण भाव तथा आहसा के साथ-साथ नारी शक्ति के सम्मान की 
प्रतिष्ठा की । कामयानी सब प्रकार से मनु का उद्धार करती है। प्रसाद जी की नारी- 
सुष्टि मानो पुरुषो का उद्धार करने के लिए ही हुई है । इस विषय में प्रसाद जी की 
इतती अ्रडिंग आस्था है कि इस सम्बन्ध में तक करना व्यर्थ होगा" । नारी के इस 
आध्यात्मिक उत्कषं का चित्रण उसकी आधुनिक वस्तु स्थिति के क्षेत्र में एक नवीन 
क्रान्ति का सृत्रपात्र करता है, जिसका पृष्ठभूमि में प्रसाद जी को शआ्राखों में कूलता 
हुआ भअ्रतीत का सुवर्ा स्वप्न श्र नारी के प्रति असीम श्रद्धा का भाव ही विशिष्ट 
हे । 


प्रसाद जी ने श्रद्धा के रूप में नारी को परात्पर शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया 
हैं। श्रद्धा के दर्शन से ही मनु को शिव का ताण्डव नृत्य दिखाई पड़ता है । उसके 
द्वारा ही त्रिपुरो का एकलय होता है । नारी का इस परात्पर शक्ति के विषय में 
शैवागर्मों मे कहा गया है--शक्तया बिना परे शिवे नाम धाम न विद्यते । 


जैसा कि हम उपयुक्त पंक्तियों में कह भ्ाये हैं कि शिव प्रकाश रूप है और 
शक्ति विमर्श रूपिणी । शिव अहमश है तथा दाक्ति इदम्‌ अंश । शक्ति के बिना शिव 
को श्रपने प्रकाश रूप का ज्ञान नहीं हो सकता इसी तरह शक्ति भी शिव के अभाव में 
महत्वहीन है। शक्ति और शिव दोनो की सत्ता एक दूसरे पर अभ्रवलम्बित है । जिस 
प्रकार शिव तत्व में शक्ति भाव गौण है, और शिव भाव प्रधान, उसी प्रकार शक्तिति 
तत्व मे शिव भाव गौण है तथा शक्ति भाव प्रधान। परन्तु 'तत्वातीत दशा में न 
शिव की प्रधानता है, न शक्ति की, प्रत्युत दोनो की सम्पावस्था है। यही छिव शक्ति 





(--आचाये नन्द दुलारे वाजपेयी---जयशंकर प्रसाद, पृ० ८६ । 


( ४४५ ) 


का सामरस्य है। इस सामरस्य रूप को होव लोग परम दिव तथा दाक्ति लोग परा- 
हाक्ति मानते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि कामायनी मे श्रद्धा पराशकित के 
प्रवतार रूप मे दिखाई गई है । प्रसाद जी शक्ति अ्रह्ग तबाद के सदेशवाहक है, 
झौर इसी कारण वे इदम्‌ को अहम में पर्यवसित करने का समर्थन नही करते, प्रत्युत 
प्रहम्‌ को इदम्‌ मे लीन करने की साधना स्वीकार करते हैं" । तभी तो मनु से श्रद्धा 
के नेतृत्व की यांचता कराई गई है--- 


यह क्‍या ? श्रद्े, बस तू ले चल 
उन चरणो तक, दे निज सम्बल 
सब पाप-पृण्य जिसमे जल-जल 
पावन बन जाते हैं निमंल 
मिठते असत्य से ज्ञानलेश 
है समरस ग्रखण्ड आनन्द वेदा' 
“--कामायनी, पु० २५४ । 


नारी के इस दक्ति-रूप को प्रसाद जी ने अपने उपन्यासो मे भी चित्रित 
किया है | जहा पुरुष के लिए नारी की कल्पना ही बल बनती है। जेल जीवन में 
तितली की स्मृति मघुबन मे आशा का सचार करती है। उत्तका दिव्यज्योति से भरा 
मुखमण्डल उसके हृदय में उत्साह को भर देता हे" । इरावती में भी यदही भावना 
व्यक्त हुई है-- 


नारी शक्ति स्वरूपा है। अच्तर्तिहित आनन्द की भ्रर्ति प्रज्वलित करने पर 
सब मलिन कर्म उसमे भस्म हो जाते हैं। उस आनन्द के समीप पाप अाने से 
डरेगा ।' 

-प०%५६ । | 

प्रसाद जी ने नारी के इस दिव्य दाशंनिक रूप की प्रतिष्ठा से समाज मे 
श्रद्धावाद की स्थापना करनी चाही है। उनकी दृष्टि मे श्रद्धा ही श्रद्धेय है। 
लौकिकता, द्वत, बौद्धिकता और भ्रतिचारो के साम्राज्य मे श्रद्धामय नारी ही सुमगल 
का पुण्य बिखेर सकती है, इसी विश्वास से उन्होंने तकंमयी इंडा को विश्वासमयी 
श्रद्धा के सम्मुख प्रणत किया है । इड़ा अपने नितान्त भूम का अनुभव कर, अपनी 
विफलता को सम्मुख देखती हुई श्रद्धा के सम्मुख क्षमा याचना करती है-- 





१--रामलाल सिंह : कामायनी अनुशीलन, पृष्ठ १७४ । 
२--तितली, पुृ० २५६ । 


[ डंडई | 


मैं आज अकिचन पाती हु 

झपने को नहीं सुहाती हू 

मैं जो कुछ भी स्वर गाती हु 

वह स्वयं नहीं सुन पाती हू, 

दो क्षमा, न दो शभ्रपना विराग 

सोई चेतनता उठे जाग । 
“>कामयानी, पृ० ६४० । 


कक कु न शा 


नवीन आझ्रादर्श 


नारी की दाशं निक प्रतिब्ठा का जो स्वरूप प्रसाद जी ने अभिव्यकत किया है, 
उसको विवेचना उपयुक्त पक्तियों में की जा चुकी है। अपनी इस दाशंनिक मान्यता 
में उन्होंने नारी को पुरुष से सभी क्षेत्रों मे महान और श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया है। 
हृदय की प्रतिनिधि होने के कारण वह अन्तर्भावनाों में पुरुष के धरातल से 
स्वभावत: ही ऊंची उठ जाती है। परन्तु व्यावहारिक क्षेत्र मे भी वह पुरुष का पथ 
निर्देश करतो है । विध्तर का सुमगल भी उसी की प्रेरणा से होता है, शान्ति की 
प्रतिष्ठा मे भी उसीका योगदान है यहे सब हम कह झाये हैं। नारी के इस दाशनिक 
स्वरूप के ग्राथ-साथ प्रसाद जी ने उसके सम्बन्ध में नवीन भादक्षों की सृष्टि भी की है 
झोर उन झाद्शों का महत्व भी दा्दोनिक स्वरूप के महत्व से कम नहीं है । इन 
झादशों की विवेचना हम प्रेम, कर्तंव्य,सेवा-समर्पण तथा सौंदर्य सम्बन्धी आदक्षों के 
झन्तगंत करेंगे । 
प्रेम सम्बन्धी आदर्श 


प्रश्नराद जी का सम्पूर्णा साहित्य प्रेम के झ्राद्श को लेकर चलता है। इनकी 
पात्राएं स्वस्थ सोंदर्य भोर विश्वाश्मय प्रेम कौ झादर्ण पात्राएं हैं। उनका प्रेम वासना, 
प्रासक्ति शोर मोह को संकोर्ण सीमाभो से विभुकत है। हृदय की एक लगता उनके 
प्रणशय की श्रेष्ठ उपलब्धि हैँ, जहां प्राप्ति की प्राकांक्षा के स्थान पर उत्समें की 
भावना विशिष्ठ हु। 'लहर में उन्होंने गाया है--- 
पागल रे | यह मिलता है कम 
उच्को तो देते हो हैं सब 
भ्रांस के कन से गिन कर 
“पृष्ठ ६४-३६ | 


( ४४७ ) 


प्रसाद जी का प्रेम 'सदा चेतना के प्रकाश से प्रकाशित रहता हैं जो कायिक 
सौंदय या दृष्टिगत सौद्य की भीति पर स्थिर नही है! ।॥' नारी के प्रेम की शीतल 
छाया मे पुरुष प्रपती ऋरताये भूल जाता हे। वाजिरा का प्रेम श्रजात की नृशसता 
को शान्‍्त कर देता हैँ! । प्रसाद जी प्रम के आदर्श को मन की एकनिष्ठा--प्रनन्यता 
के साथ सम्बद्ध करते हैं। उसके प्रचार मे उन्हे विश्वास नही है। मालविका चन्द्रगुप्त 
से प्रेम करती रह कर भी ग्रन्त तक उसे प्रपने तक ही सीमित रखती है ओर मोन 
होकर ही श्रपने प्रणय की प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राणो का उत्सग कर देती है । 
सुवासिती में यही एकनिष्ठा विद्यमान है। कोमा शकराज से बार बार लाछित होकर 
भी उसके निधन पर उसका शव मागने जाती है। प्रेम सम्बन्धी इस आदर्श के सदर्भे 
मे देवसेना का चरित्र बहुत ऊँचा ठहरता है। स्कन्द गुप्त पर उसने अपना सर्वेस्व 
न्‍्यौछावर कर दिया है । परन्तु अपने को पराजित पाकर भी वह क्षुब्ध नहीं 
होती । उसे भ्रपनी प्रतिद्व द्विनी विजया से न तो ईर्ष्षा ही होती है, न उस पर क्रोध 
ही आता है, वरन्‌ उसे क्षोभ होता है कि बिजया अपने भावावेश की शीकत्रता में 
भटाक॑ का वरण कर लेती है। दूसरे, स्कन्दगुप्त से प्रेम करते हुए भी वह भपनी 
प्रेमाकाक्षा को कभी भी उससे प्रकट नही करती । उसकी दृष्टि मे स्कन्दगुप्त से प्रणय 
चर्चा क रना उसका अ्रपमान करना है ।' युवावस्था के उन्‍्माद काल में संगीत की 
एकान्त साधना मे लीन, भाव-विभोर दूर की रागिनी सुनती हुई वह कुरगी सी कुमारी, 
चरित्र की यही विशेषता लेकर हमारे सम्मुख आती है? । 


प्रखाद जी ने सवंत्र प्रेम के भ्रादर्शमय स्वरूप का ही उद्घाटन किया है। उनके 
द्वारा प्रेम का भ्र्थ हमेशा ही विस्तृत भाव मे ग्रहण किया गया है । प्रेम, उसकी दृष्टि 
में प्रगति का भ्रन्त नही, वरन्‌ उसके चरम विकास का साधन है--- 


'इस पथ का उदृश्य नहीं है, श्रान्त भवन में टिक रहना 
किन्तु पहुचना उस सीमा पर, जिसके भागे राह नही। 
--प्रेंम पथिक 
'प्रेम पथिक' को मूल-भावना प्रराय के सम्बन्ध मे यह वक्तव्य कितना प्रर्थे 
पूर्ण हो जाता है । ्षुब्ध भ्रौर कुपित श्राकाश पाताल में झाग लगा डालने वाली मानव 
हृदय की भ्रादि वासिनी यह प्राय कामना, सौम्य होकर, निखर कर, शालीन होकर 
मानवात्मा को शुशत्नता, शान्ति ओर शिवत्व के कितने ऊ चे लोको में उड़ा ले जाती 
१--रामलाल पिंह : कामायनी अनुशीलन । 


२--देखिए प्रजात्शत्रु मे वाजिरा का चरित्र । 
३--परमेहवरी लाल प्रसाद के नाटक, पृ० २१५। 


( ४४८ ) 


है, उसका भनुभव करना हो तो प्रेम पथिक का बार बार पारायण करना कल्याण- 
कारी व झानन्ददायक होगा । **' “** प्रेम को प्रसाद ने अत्यन्त व्यापक घरातल पर 
प्रतिष्ठित करके मानव झानन्द और विश्व-कल्याण इन दोनों हो भावनाझी को झमर 
प्रम-रस से सन्‍्तुष्ट कर दिया है। क्षद्र वासना का उबाल या त्वचा का स्पदों मात्र 
प्रेम सही ।' 
प्रसाद जी की नारी के प्रणय में एक्निष्ठा के साथ-साथ मानवता 
के कल्याण की कामना भी निहित रहती हैँ । एउनिष्ठा के लिए वे विदवात्त 
की आवश्यकता का पअ्रनुभव करते है । विदवास के पअ्रभिष्ठान के लिए स्थल 
सौन्दर्य श्औौर लौकिक उपादानों की आवश्यकता न होकर अन्तर भावनाप्रो 
में सच्चाई और ईमानदारी की अपेक्षा होती है | इस'लिए प्रमद जी को 
प्रेम कल्पना में अ्रतीन्‍द्रियता और निर्मेतता का समावेश है | उनके प्रेम-सम्बन्धी अ्र[दर्श- 
पात्र इसी श्रलौकिकता और निष्ठा को लेकर अपने प्रेम की सुरक्षा और निर्वाह करते 
हैं । शौर इससे विमुख होने पर श्रपनी दुरावस्था को प्राप्त होते हैं । प्रेम का वारिज्य 
प्रसाद जी को कभी भी प्रिय नही रहा है । इभनीलिए दामिनी, जिजया ग्रादि पात्रियों 
को जीवन का वैषम्ध भोगना पडा है । प्रेम की वास्तविक सफलता उसके विद्व-व्यापी 
होने में हैं-- 
“किन्तु ने परिमित करो प्रेम 
सौहाद, विश्वव्यापी कर दो, 
“-प्रेम पि॒थिक, पृष्ठ ३० । 
प्रसाद जी के मत में प्रेम की चरम सीमा दी आत्माओं के मिलन में है। 
झात्म-समपर्ण ही प्रेम की कसौटी है! एक बार समाप्त होने पर फिर कुछ नही रह 
जाता, इसीलिए प्रेम केवल एक के लिए ही होता है। विवित्रता की स्थिति मे प्रेम 
प्रेम नही, स्वार्थ वासना हो सकता है । कार्नेलिया के प्रणाय में भी यही 
समपंण भावना विद्यमान है । प्रथम दर्शन में वह चन्डयुप्त की ओर 
ग्राकषित होती है । रौोद और श्यूगार का सम--चन्द्रगुप्प का व्यक्ितत्व 
उसके आकर्णरणा का केन्द्र बनता है, और यह श्राकर्षण अनन्यता मे परिपुरां 
हो, शअ्रन्‍्त में फलसिद्धि प्राप्त करता है । 'तितली' में इसी प्रेम की एकनिष्ठा 
है । मधुबन को अनुपस्थिति में भी वह उसी की स्मृति को सहेजे हुए जोतनन के कठोर 
कर व्य का पिर्वाह किए चलती है। कहानियों में भी इसी प्रेम दर्शन की भ्रभिव्यक्ति 
नूरी, मेरा, चम्पा, मालिन,* चन्दा, मधूलिका, तथा सुजाता भझादि पात्रियों में हुई है । 
'विशाख' की चन्द्रलेखा में भी यही एकनिष्ठा विद्यमान है। यादवी सरमा जातीय 


१--महाकवि प्रस्ताद, पृ० ४४ व ४६ । 
२--भ्रपराधी” कहानी की नायिका, 


( ४४६ ) 
भ्रभिमान से युक्त होकर भी प्रेम के आदर्श का निर्वाह करती है । 


श्रद्धा का चरित्र| प्रसाद के प्रेम सम्बन्धी झादर्श की उदार व्याख्या प्रस्तुत 
करने मे समर्थ है | मनु के प्रति श्रद्धा की एकनिष्ठा असीम हैं। वह मनु के चले जाने 
पर स्वप्न में भी किसी दूसरे का ध्यान नही करती । उसे खोजने के लिए वह बावली 
सी इधर उपर घूमती है । घायल मनु को पाकर वह विश्वस्त हो, अपने प्रणय की 
सुरक्षा के लिए तत्पर हो उठती है-- 


श्रद्धो नीरव सिर सहलाती 

भ्राखो मे विश्वास भरे 

मानो कहती, तुम मेरे हो ' 

अब क्यो कोई व॒था डरे। 
“-कामायनी,(पृष्ठ २१६ । 


इतने पर भी, मनु के द्वारा अ'त्म-ग्लानिवश फिर एक बार श्रद्धा को छोड 
देने पर भी उप्तकी एकनिष्ठा मे कोई अन्तर नही पडता, और वह उसे खोजने के 
लिए फिर चल पडती है--- 


मैं अपने मनु को खोज चली 
सरिता मरु नग या कुज गली, 
वह भोला इतना, नहीं छली 
मिल जायेगा, हू प्रेम पली, 


“कामायनी, पृष्ठ २४३ । 


प्रंम को भावना को प्रसाद जी नारी का जन्मसिद्ध अधिकार मानकर चले 
हैं। उसे इस भावना का निर्माण नही करना पड़ता। उसे मागना नहीं पडता। 
कंकाल की गाला मंगल से कहती है--- 


स्त्रियों का यह जन्मसिद्ध उत्तराधिकार है मगल । उसे खोजना परखना नहीं 
होता, कही से ले आना नही होता । वह बिखरा रहता है असावधानी से । धन-कुबेर 
की विभूति के समान । उसे सभाल कर केवल एक ओर व्यय करना पड़ता है, इतना 
ही तो' ।' 


प्रसाद जी ने यहां 'केवल एक ओर व्यथ करने' का सकेत देकर प्रणाय की' 





१-“कंकाल, पृष्ठ २४६ | 


| ४५० ) 


एकनिप्ठा का झादशे ही उपस्थित किया है जो गाला की मा के शब्दों मे और भी 
प्रच्छी तरह से भ्रभिव्यक्ति किया गया है-- 


'जिस हृदय देता, उसी को शरीर अपंण करता । उसमे एकनिप्ठा बनाये 
रखना । मै बराबर जायसी पी पदमावत पढा कन्ती हु । बह स्त्रियों के लिए तो 
जीवन-यात्रा का पथ-प्रदर्शक है । स्त्रियों को प्र म करने के पहले यह मोच लेना चाहिए, 
मैं पद्मावती हो सकती हु कि नहीं ।' 


सक्षेप में प्रसाद जी का प्रेम सम्बन्धी आदर्श अपने मूल रूप में परम्परा 
मुक्त होकर हृदयों की स्वच्छन्दता, स्वच्छता, नियछल ग्रादान-प्रदान, एकनिए्ठा, रवस्थ 
साहचर्य तथा सौन्दर्यपूर्णा भावता वी पीठिका मे विकसित हुआ है। साथ हीं श्रात्मा 
से सयुक्त भोतिकता की उपेक्षा भी उससे वही है । परन्तु श्रधोगामी विलास को कही 
भी स्वीकृति प्रदान नही की गई है। उदात्त परिष्कृत काम-कला का सतुलित जीवन 
की रचना के लिए उपयोग ही उनका लक्ष्य रहा है। उस प्रसार उनका 'प्रेम-काव्य 
उनके एक व्यवस्थित व मौलिक जीवन दर्शन के आधार पर खडा हुआ है। ठीक 
उसी प्रतर जिय प्रकार पीपल के पत्ते के व्य4स्थित स्तायु-जाल पर पत्ते की चिकनी 
व सरस हरियाली मढी रहती है। प्रसाद ने श्रपत्रो मूल रोमान्टिक जीवन दृष्टि, और 
विविव दर्शनों भौर शास्त्रों को अश्रपनी मेंधा से छानकर प्राप्त की हुई दार्शनिक दृष्टि--- 
इन दोनो के योग से एक व्यापक विचारधारा तेयार की है ।' 


“महकवि प्रसाद, पृष्ठ २७६। 


कत्तेब्य सम्बन्धी आदर्श 


प्रशाय-सम्बन्धी भ्रादद के भ्रन्तगंत हम कह आए है कि प्रसाद जी ने नारी 
को एकान्तिक, विदव से दूर, प्रशय की सुविधा नहीं दी है । प्रणय उसके मन की 
स्वाभात्रिक प्रवृत्ति है, ठोक है, परन्तु चहु प्रणण उसके कर्त्व्य-्पथ की बाधा ने बन 
कर साधना बनना चाहिए, शअ्रसाद जो ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है । भरत: उनके 
कर्राव्य-सम्बन्धी आदशें प्रणय की घप में चमक उठे हैं । वे कर्सव्य को उपभोग की 
वस्तु न मानकर त्याग और सेवा की वस्तु सानकर चलते हैं । श्रद्धा द्वारा मसु को 
इस तथ्य से परिचित कराया गया है । कम से श्रान्त, इन्द्रिय-सूखों से प्राकर्षित, 
अतृप्त मतु को श्रद्धा कत्तव्य का सदेश देती है-- 


“रचना मूलक सृष्टि यज्ञ यह 
* यज्ञ-पुरुष का जो है 


( ४५१ ) 


ससृत्ति सेवा भाव हमारा 
उसे विक्सने को है ।! 
“-कामायनी पृ० १३२॥ 


यही कर्त्तव्य-भावना मल्लिका के चरित्र मे अभिव्यक्त हुई है। वह अपने पति 
के कत्तंव्य-मार्ग मे अवरोध उत्पन्न नही करना चाहती । अपने प्रेम-पाश से उन्सुक्त 
कर वह उन्हे कर्त्तव्य निर्वाह के लिए स्वतन्त्र कर देती है। यही मा लका के कर्तव्य 
का आदर्ण है, जहाँ वह राष्ट्र के लिए अपने व्यक्तिगत सुख की बलि दे देती है। महा- 
माया से वह कहती है-- 
'मुझे कुछ नही, केवल स्त्री-सुलभ सवेदना तथा कत्तंव्य भौर घेये की शिक्षा 
मिली है ॥' 

“+“अजातशत्रु, पृ० ७६ । 


स्कन्दगुप्त' की रामा इसी कर्त्तव्य परायणता का श्रादर्श लेकर अपनी स्वामिनी 
की रक्षा के लिए, पति का विरोध करते हुए मरने से भी नही डरती । वह यह मान 
कर चलती है कि नारी के कर्त्तव्य की सीमा विस्तृत है। इसीलिए पुरुषो को रुन्‍्मार्गं 
पर लाना भी वह अ्रपता धर्म मानती है । अ्रजातशत्रु में नारी के कर्त्तव्य के श्रादर्श को 
यो व्यक्त किया गया है -- 

स्त्रियों का कर्त्तव्य है कि पाशव वृत्ति वाले क्र रकर्मा पृर्षो को कोमल और 
करुणालिप्त करे । कठोर पौरुष के श्रनन्तर उन्हे जिस शिक्षा की आवश्यकता है--- 
उत्त स्नेह, शीतलता, सहनशीलता और सदाचार का पाठ उन्हें स्त्रियों से ही सीखना 
होगा । हमारा यह कर्त्तव्य है । व्यय स्वतन्त्रता और समानता का अभ्रलकार करके 
उस अपने अधिकार से हमको वचित न होना चाहिए ।' 

““पृ० १२७। 

कर्तव्य की उत्कृष्ट भावता का विकास तितली के चरित्र मे देखने को 
मिलता है । मधुवन के न रहते हुए भी वह प्रानने कर्त्तव्य का पालन संकोच, सहन- 
शीलता और धैयें के साथ किए चलती है। अपने प्रिय के अभाव में वह निराश होकर 


भाग्य के सहारे नही बैठ जाती, वरन्‌ उसके लौटने की आशा लेकर ससार से लड़ते 
हुए अपना अस्तित्व बनाए रखने में विश्वास करती है । 


श्रद्धा के नारीत्व में प्रेम की अ्रनन्‍्यता का सुकोमल भाव निहित है । परन्तु 
इस प्रणय की ममता को वह कभी भी एकान्तिकता या स्थूलता का जामा नहीं 
पहनाती । उसे किसी भी क्षेत्र मे अपने कर्त्तव्य से विमुख नही देखा जाता । मनु के 
प्रद्धि वह सर्देव ही प्रेक्सी, पत्नी, सहचरी भौर पथ-निर्देशिका के रूप मे अपने कर्त्तव्य 
का निर्वाह करती है । परन्तु व्यक्तिगत कर्त्तव्य-निर्वाह के इस प्रयास मे वह राष्ट्र के 


( ४४२ ) 


अति भी भपना धर्म नही भूलती । राष्ट्र-कल्याण के लिए वह मानव को इडा के पास 
छोड देती है । श्रद्धा के इस कर्तव्य-परायण स्वरूप का देखकर ही मनु को लगता है 


कि 
कुछ उन्नत थे वे शेल शिखर 
फिर भी ऊना श्रद्धा का सिर 
वह लोक अग्नि में तप गल कर 
थी ढली स्वर्स प्रतिमा बनकर ।' 
“-कामायनी, पू० २५७ । 
सेवा-समर्पण का आादशे, 


सेवा और समर्पण की भावना नारी वी निसम प्रवृत्तियों में से सुख्य है | 
प्रसाद जी ने निःस्वार्थ सेवा को झादर्ण मान कर नादी-चरित्र में उसका अ्रधिष्ठान 
किया है । मालविका इसी ति स्वार्थ सेवा की मृति बन कर प्रकट हुई है । मालव के 
युद्ध में घायल वीरो की सेवा उसका मुख्य घर्मं बन जाता है। इसी सेवा बत के काररण 
यह पलका को रक्त की प्यासी छूरी से घरशया करती है, क्योकि सेवा की भावना मे, 
सहयोग का, सवेदनशीलता का और करुशा का चूत लिया रहता है--श्रत. हिंसा, 
ऋरता भ्रथवा प्रतिशोध के प्रति वहा केवज उपेक्षा ही विद्यमान रह )े है। मालविक्ता 
के चरित्र मे भी यही सेवा-भावना प्रस्फुटित हुई है। रामा के चरित्र भें उसकी कर्चव्य 
आवना के साथ घुला-मिला उसका सेवा-्भाव भी निहित है । “भुवस्वासिनी' की 
मन्दाकिनी सेवा का झनुपम आदेश प्रस्तृत करती है । ध्रुवस्वामिनी को भाभी कहने 
के नाते उसका सारा जीवन उसकी सेवा और सकट निवारण भे ही बीतता है । 
कंकाल की घटो 'धानी, उपदेशिका, धर्म प्रचारिका और सहवारिशी बन कर सेवा 
का आदझं प्रस्तुत करती है। अपने भाषण से वह कहती है--१ 

संसार में इतनी प्रावश्यकता प्रन्य किसी वस्तु की नहीं जितनी सेवा की । 
और स्वयं भी वह सेवा की उदात्त प्रकृति सी बन कर प्रकट होती है । कमला भोर 
मप्नता के, चरित्रो मे भी यही सेवा-मावता सुखरित हुई है। सालवती अपने झभावों के. 
बीच भी सेवा के भावर्श की उपेक्षा नही करती । मेत्रायण से बहू कहती है--- 


“में उतनी सम्पन्न नहीं हूं कि श्राप जैसे माननीय भ्रतिधियो का स्वागत कर 
सके, फिर भी जल-फल-फूल से मैं दरिद्र भी नहीं। मेरे साल कानस में झाने के लिए" 
मैं आप लोगो का हार्दिक स्वागत करती हू । प्राज्ञा हो, मैं सेवा करूँ ।! 


--इन्द्रजाल, पृ० १३३५ 





अक्राकमक्ुहिनुसम द् ४ ।क०॥ -अयपंपकेपेमका पका बल 


१.-कंकाल, पृष्ठ २९७ । 


( ४५३ ) 


श्रद्धा का चरित्र इस सेवा के आदर्श की महानता प्रकट करता हैं । ईर्ष्यालु 
मनु के पास श्राफर वह उतकी कुशल-क्षेम पूछकर, अ्रयत्ती सहज कोमलता के साथ 
उनकी उद्विग्गता का कारण पूछती है तो मनु का वह दृप्त स्वरूप नत हो जाता हे-- 
'नत हुप्रा फरा दृप्त ईर्षा का, विलीन उमग ।' 
--कामायनी, पृ० ८५ # 
इसी प्रकार मनु के घायल हो थाने पर वह उनकी सेवा में तत्पर होकर 
उनके व्यथा भार को अपने मधुर स्पर्श से हर लेती है -- 
“'इडा चकित, श्रद्धा आ बेठी' 
वह थी मनु को सहलाती 
अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था 
व्यथा भला क्यो रह जाती ।' 
--बेही, पृ० २१५ । 
मनु को आनन्द-मार्ग मे ले जाते हुए भी उनके प्रति सेवा के भाव-उदय 
:रहर मे वह सेवा-मयी मुस्करा उठती हँ-: 
वह विदवास भरी स्पित निरछल्व 
श्रद्धा मुख पर झलक उठी थी 
सेवा कर पललव में उसके 
कुछ करने को ललक उठी थी।' 
“--कामायनी, पृ० २५६ | 
सेवा के इस आदर के अनुरूप ही नारी के समपंण का श्रादर्श भी प्रसाद जो 
का भभिव्यक्ति का विषय बता है । उनकी प्रत्येक प्रादर्श प्रणयिनी अपने प्रिय पर 
पूर्णतया समपित है । मणिमाला जनमेजय के वी रत्व व्यजक स्वरूप पर अपना मे 
बार देती है . इन दोनो का प्रशय राजनीतिक एव सास्क्ृतिक ऐक्य की पृष्ठभूमि में 
दो प्रणय पूर्णं, समपंण भावना स परिसिक्त हृदयो का यथार्थ सम्मिलन हैं। दवसेना 
के इत शब्दों मे समपण भावसा का ही आादश प्रस्तुत हुआ है-- 
आह ! कहना ही पडा, स्कन्दगुप्त को छोडकर न कोई दूसरा झाया भौर दे 
वह जायेगा” * 'नाथ, मै आपकी ही हू । मैने श्रपने को दे दिया है, भ्रव उसके बदले 
कुछ लिया नही चाहती ।' 
“-स्कन्दगुप्त, पु० १४० । 
प्रसाद जी का समर्पण सम्बन्धी आदर्श स्वार्थ की प्रवचतापूर्ण भूमि में न 
जिलकर त्याग की वाटिका मे विहसता है।। तितली शैला को इसी आदर्श का पाठ 
सिखाती है--॥ 


पक 


( 4५४ ) 


बहन तुम कही भूल तो नहीं कर रही हो । तुम धर्म के बाहरी श्रावरण से 
अपने को ढक कर हिन्दू स्त्री बन गई हो सही, किन्तु उसकी सस्कृति की मूल शिक्षा 
सूल रही हो | हिन्दू स्त्री का श्रद्धापूर्ण समर्पण उसकी साधना का प्राण है । इस 
सानसिक परिवर्तन को स्वीकार करो ।' 
““+लितली, पृष्ठ २४६ 
श्रद्धा इस सेवा और समर्पण की साधना के बल पर ही मनु को संष्टि- 
निर्माण-कार्य मे नियोजित करने का श्रेय प्राप्त करती है। प्रपनी प्रशय के महत्वपूर्ण 
समपंण से मनु का झा गार करती हरई बह जीवन में श्रानन्‍्द की अ्जस्र धारा प्रवाहित 
करती है। मनु के प्रति उसका समर्पंग उसके मजान उत्सर्ग की करानी हे--- 
'समर्पण। लो सेवा का सार, सजल ससति का यह पतवार 
झाज से यह जीवन उत्सगे, इसी पद-तल में विगत विकार, 
और इस समपंण के साथ साथ वह अपना कितना श्रोर भी तो समर्पित कर 
देती हैं--- 
दया माया ममता लो आज 
मधुरिमा लो, पभ्रगाध विध्वास 
हमारा हुदथ रत्न निधि स्वच्छ 
तुम्हिरे लिए खुला है पास, 
-+कामायनी, पृष्ठ ५७ 
प्रसाद जी की नारी का यह समर्पण भाव भी व्यप्ति के लिये नहीं समष्टि 
'के लिए, उसके सौख्य, उसके मगल और उसकी समूद्धि के लिये है। श्रद्धा मनु को 
समर्पित होकर उन्हे सृष्टि के विकास के लिए प्रनुप्रेरित करती है--- 
बनी ससृति के मूल रहस्य 
तुम्ही से फैलेगी बह बेल, 
“-कामायनी, पृष्ठ ५७ 
समपंण की इस श्रादर्श भावता के साथ साथ भ्रसाद जी ने पंत्नीत्व की भी 
आदरश-प्रतिष्ठा की है। वासवी के चरित्र में पत्नीत्व की इस मर्थादा का विकास 
हुआ है। वह जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में पतिसेवा के व्रत का पूर्ण निर्वाह किए 
चलती है। उसका जीवन पति सेवा का ही लक्ष्य लेकर आगे बढता है। यही जैसे 
उसकी साधना है । उसकी सफलता है, उसके जीवन की सार्थंकता है। राज्य का 
परित्याग करने पर बिम्बसार वानप्रस्थ धारण करते हैं, तो बह उन के उस त्याग का 
समर्थन करती हुई स्वय भी उन का अनुसरण करती है। इसी प्रकार पद्मावती भी 
चतिब्रत की कसोटी पर खरी उतरती है । एक स्थान पर वह कहती है-+- 


( ४५५ ) 


मेरे नाथ | इस जीवन के सर्वेस्व ! और पर जन्म के स्वर्ग, तुम्ही मेरी गति 

हो और तुम्ही मेरे ध्येय हो ।' 
“+-अजातशत्र, पृष्ठ ६० 

राज्यश्री में भी इसी पति-परायणता का निर्वाह हुआ है। वषुष्टमा मृत्यु के 
उपरान्त भी पति सेवा के पुनीत कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहती । उतक से वह 
कहती है--- 

आये! आशीर्वाद दीजिये कि पति देवता के कार्य मे मैं सहकारिणी रहू, 
और मरण में भी पश्चात्पद न होऊ। 

-+जनमेजय का नागयज्ञ, पृष्ठ 5२ 


श्रद्धा के चरित्र का यह भाव हम अन्य प्रसगो मे देख झ्राये है। प्रसाद जी ने 
पत्नीत्व के आदर्श मे सेवा, समर्पण और गम्भीर भावना के साथ साथ विव्वास और 
सहिष्णुता की अनुभूतियों को विशेष महत्व दिया है। इन्ही ग्रुणों से नारी के चरित्र 
की उदात्तता का विकास होता है और जीवन मे उस को श्रद्धातत्व की उपलब्धि हो 
सकती है। 
सौन्दर्य सम्बन्धी आदरशों 

प्रसाद जी मूलत प्रेम यौवन और सौन्दर्य के कवि है । वे सौन्दय के अ्धिष्ठान 
को मुख्य रूप से नारी मे मान कर चले है। जड वस्तुओं की अपेक्षा चेतन पदार्थों मे, 
गतिशीलता का गण होने के कारण सौन्दर्य भावना अधिक प्रस्फुटित होती है। इन 
सचेतन पदार्थों मे कल्पना शील सचेतन और भी अधिक सौन्दयंशील लगते है । क्‍यों 
कि इन में सहज विनम्रता के साथ साथ आत्मा की ब्राभा भी दीप्त होती है । 
सचेतन कल्पताशीलो मे नारी का स्थान विशिष्ट है । वह निसर्ग से कोमल है, 
छायापथ में द्यति सी भिलमिल करने की मधुलीला है, और इससे भी अधिक पुरुष 
के लिए वह शीतल विधाम है । नारी सौन्दय्य की मूल केन्द्र है । वह कल्पना की 
प्रत्यक्ष सभावना की साकारता तथा दूसरे अतीन्द्रिय रूप लोक की अपेक्षा श्रधिक 
सौन्दर्य शालिनी है । 

“कामना, देखिए पृ० ७० 

सौन्दर्य यौवन-जीवन के वसन्‍्त में पचम की सुस्वर पुकार है। योवन की 
वाटिका में सौन्दर्य के गतिशील और स्थिर दोनो रूप खिले रहते है। जहां प्रत्येक 
स्पन्दसन सजीव और प्रत्येक परिवर्तत अभिनव होता है। सौन्दर्य के द्वारा ही यौवन 
प्रीति मे, प्रीति प्रशणुय मे, और प्रणय स्वर्गीय सुख मे ढलता रहता है । 

प्रसाद जी की सौन्दर्य दृष्टि बाह्य तथा आन्तरिक दोनो दिशाझ्रो से गहरी 


( ४५६ ) 


उतरी है। वाह्य सौन्दर्य मे उन्होंने तेजोज्जवल पवित्रता और तीव्रता के साथ साथ 
ही दर्शन किए है। श्रद्धा के रूप वर्सात में उसकी सौन्दर्य भावना अधिक खशुखलरित हो 


उठी है--- 
नील परिधान बीच सुकुमार 
खुल रहा मृदुल भ्रधखला भ्रग 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल 
भेघ बन बीच गुलाबी रण, 
“कामायनी, पृष्ठ ४६ 
परन्तु उसके सौन्दर्य की तीम्ता में नारी के सौन्दर्य वेमव की विमसत्ता 
अक्षुण्ण बनी रहती है--- 
उषा की पहली लेखा कान्त 
माधुरी से भीगी भर मोद 
मंद भरी जैसे उठे सलज्ज 
भोर की तारक, दति की गोद, 
“ कामायनी, पृष्ठ ४७ 
इसी विमलतां में उन्होंने नारी सौन्दर्य का कोमल भी देखा है -- 
नई कोपल पर किरणा माला सी 
सेलती है वह देव बाला सी, 
“+ मरना, प्रष्ठ ७६ 
उज्जवलता, मधुरता श्रौर मनोहरता नारी सौन्‍न्दय॑-पक्ष के मुख्य तत्व हैं । 
बन्न वाहन' में चित्रागदा का रूप-वर्णान इन्ही सामग्रियों के साथ हुआ है-- 


उसका यौवन, निविड कादम्बिनी मे सौदासिनी के समान, भलक था मे 
हीर खण्ड के समान, मधुकर निकर अनास्वादित प्रफुल्ल राजीव के समान, उज्जवन्त, 
मधुर और मनोहर था ।' 
““चित्राधार, पृष्ठ ३३ 
प्रसाद जी इस बात को मान कर चले हैं कि सौन्दर्य बोध बिना रूप के 
नहीं हो सकता । लेकिन वाह्म अ्रवयवों के सौन्दर्य को ही सौन्दर्य मानना उन्हे कभी 
भी मान्य नही रहा है। मन के सौन्दर्य को महत्व प्रदान करते हुए स्थूल सौंदय लोभियो 
'की उन्होंने फटकार भी दी है--- 
पर तुमने तो पायी सदेव उसकी सुप्दर जड़ देह मात्र 
सौच्धर्म नलधि से भर लाये केवल तुम अपना गरल पात्र, 


“कामामनी 


( ४५७ ) 


कामायनी के लज्जा-सर्ग मे अभिव्यक्त ग्रवयवी एव मानसिक सौन्दर्य का 
समन्वित रूप प्रसाद जी की सौन्दर्य भावना को वैशिष्ठ॒य प्रदान करता है । उनका 


सौन्दर्य व्यक्ति को आ्राकर्षित ही नही करता, वर॒न्‌ उसमे चेतना का विस्तार कर, उस 
का पथ निर्देश भी करता है--- 


“उज्जवल वरदान चेतना का 
सौदर्य जिसे सब कहते है 
जिस मे अनन्त अभिलाषा के 
सपने संव जगते रहते है, 
में उसी चपल की घात्री हू 
गौरव महिमा हू सिखलाती, 
ठोकर जो लगने वाली है 
उसको धीरे से समभाती, 


प्रसाद जी ने सौन्दर्य सम्बन्धी दाशंनिक विवेचना भी प्रस्तुत की है। वे आानन्द- 
यादी थे | आत्मा आानन्दमय है । सुष्टि के मूल मे आनन्द की ही प्रेरणा है। आनन्द 
और सौन्दर्य साथ साथ चलते है। इसी आवनन्‍न्दवाद को व्यावहारिक रूप प्रदान करने 
के लिए शैवागमो मे प्रेमकला, या सौन्दय्य कला की प्रतिष्ठा की गई है । विश्व चिति 
का विशाल स्वरूप है। प्रेम और सौन्दर्य उसके अस्तित्व के आधार है। आनन्द का 
अ्न्तरग सरलता हैँ और वहिरग सौन्दय । 'एक घूट' मे उनका यही विचार व्यक्त 
हुआ है-- 


“विश्व चेतना के आकार धारण करने की चेष्टा का नाम जीवन हैं। जीवन 
का लक्ष्य सौन्दर्य है ।' 


वे मृत्यु मे भी सौन्दर्य का स्वरूप देखते है-- 


मृत्यु श्री चिर निद्र 
तेरा अक हिमानी सा शीतल, 


“>कामायनी, चिन्ता सर्ग 


प्रसाद जी ने नेसगिक रमणीयता को ही सौन्दर्य का स्वरूप माना है। जीवन 
मे दिव्यता का सचार भी सौन्दर्य के माध्यम से होता है । रमणीयता अपने मूल रूप 
मे पाविश्य की धारा है, जहा कलुष धुल जाते है--- 


( ४५५ ) 


भगवती बह पावन मधु घारा 
देख झमत भी ललचाा 
वही सरम्य सान्‍्दर्य हल स 
जिसमे जीवन घुल जाए, 
प्रसाद जी ने अपने नेत्र, अपना हृदय अपनी वत्पत्ता, अपनी प्रतिभा ज्ञान 
इन सबका सहारा लिया है सीच्दर्य की श्रनुभलि से । उनका सीन्‍्दर्स बाह्म अवयबों 
की सीमा लाघ कर हृदय लोक में श्रालोकित शोता है और अन्त में श्रात्मा की दीप्ति 
बन जाता है। जिसके बाहर प्रकाश और भीतर रस है । 
“ रामगुरेश जिपाटी “प्रमाद की सौदर्यानुभूति, 
विज्ञाल भारत, जुलाई, १६५० । 


अकरण १२ 


आधुनिक भारतीय जीवन में नारी की स्थिति 
ओर 
प्रसाद की नारी-कठपना 


(अर) सामाजिक स्थिति का विकास-क्रम 
(ब) वस्तु-स्थिति 

(स) प्रसाद की नारी कल्पना 

(द) सुधार योजना 

(य) नारी स्वातन्त्य 

(फ) प्रेम भावना और विवाह संस्था 
(ज |] सामाजिक सुव्यवस्था और नीति 
(ह) संक्षेप 


सामाजिक स्थिति का विकास-क्रम 


प्रारम्भिक अध्यायो मे हम विभिन्न स्तरों पर नारी-स्थिति सम्बन्धी सुधार, 
विकास और प्रगति विषयक चर्चा कर आए है, जिससे आधुनिक भारतीय जीवन मे 
नारी की वस्तु स्थिति का विकास-क्रम ज्ञात हो जाता है । हम पहले कह श्राये- है कि 
उन्‍नीसवी शदी के उत्तरकाल में नारी सम्बन्धी सुधारों का प्रादुर्भाव हुआ । भारत ने 
सुधारको की एक लम्बी परम्परा को जन्म देकर, उनके द्वारा विकास का पथ प्रशस्त 
किया । इन सुधारको ने तत्कालीन प्रचलित रूढिवादिता के विरुद्ध, जिसने नारी को 
महत्व की दिशा मे अग्रसर होने से रोक रखा था, सर्वव्यापी आन्दोलन आरम्भ किया 
और उसे नये झ्रादर्शों के नये आलोक मे अपने स्व” को पहचानने के लिये प्रेरणा 
दी । उन्नीसवी शती के सुधारकों का अभियान सकीर्णा, जजर और अकल्याणकारी 
परम्पराश्ो के विरुद्ध ही विशेष रूप से रहा । घर की सीमाओे में आबद्ध नारी में 
शिक्षा का प्रचार किया गया । सती प्रथा, बाल-विवाह प्रथा, बहु तथा वृद्ध विवाह 
प्रथा को नष्ट करने के लिए आन्दोलन हुआ । देवदासी प्रथा के विनाश तथा पुन- 
विवाह की योजना की गई। 


सुधारों को सफल और कार्यान्वित करने के लिये सर्व प्रथम सुधार्य वर्ग के 
मस्तिष्क को प्रबुद्ध करने की अपेक्षा होती है। इसके लिये शिक्षा का प्रचार और 
प्रसार झ्रावश्यक हो जाता है । प्रारम्भिक सुधारको ने इस भावना से प्रेरित होकर 
सबसे पहले महिला समाज में शिक्षा के विकास की बात सोची, और इसीलिए वर्ना- 
क्यूलर सोसायटी तथा 'एलफिन्सटन इन्स्टीट्यूट' ने नारी शिक्षा को सर्वाधिक महत्व 
प्रदान किया | इन सस्थाओं से पहिले इसी दिशा मे १८४७ में “बेथ्यून कालेज” की 
स्थापना द्वारा व्यावहारिक प्रयत्न आरम्भ हो चुका था । १८८२ में हष्टर आयोग से 
नारी श्षिक्षा को राजकीय प्रोत्साहन और प्रश्नय प्राप्त हुआ । १६०४ मे ला्ड कर्जन 
ने नारी झ्िक्षा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया श्र इस तरह नारी शिक्षा 
के प्रसार भे निरन्तर प्रयोग होने आरम्भ हो गये । अ्रभी १६५६ मे भी केन्द्रीय सला- 
हकार समिति की सिफारिश पर शिक्ष्त मत्रालय ने प्रादेशिक सरकारो से श्रार्थना की 
है कि वे ग्राम्य क्षेत्रो मे शिक्षा के विकास का प्रयत्न करे । 


( ४६२) 


विवाह सारी के जीवन का एक विशिष्ट प्रसंग है । प्रारम्भिक सुथारकों ने 
विवाह के सदर्भ में तत्कालीन प्रचलित कुप्रथाओ-जंसे बाल विवाह, वृद्ध विवाह, बहु 
विवाह आदि का राण्उन किया । उन्होंने यह अनुभव किया कि उस कुप्रथाम्रों के कारण 
महिला वर्ग के विकास का प्रवसर अवरूद्त हों जाता है, और उनकी वैर्थान्कतक प्रतिभा 
समाज को किसी भी विज्विष्ध प्रकार का योग देने में समर्थ नहीं रह जाली है । उनकी 
स्थिति के विकास तथा उनसे सामाजिक एवं राट्रीध क्षेत्रों मे सत््योग प्राप्त करने 
की इच्छा से नारी के विवाह सम्बन्धी प्रस्न पर बड़ी गस्भीरता से सोचा गया । इस 
दिशा में ईश्वस्चन्द्र विद्यासागर, महादेव गोविन्द रानाडे, मालाबारी, एसी बीसेट तथा 
मोहनदास करमचन्द गांधी द्वारा विशेष प्रयत्न किये गये । ये सभी सुधरिक यह मान 
कर चले कि स्वस्थ सामाजिक जीवन को स्थापता के लिर विवाह-श्रायू में वृद्धि 
ग्रावशरयक है । बालिकाओं को उनके विकास काल में ही मां बना देना धर्म संगत नही 
कहा जा सकता | उन्होंने कहा कि बहु-विवाट्र प्रथा नारी के मूल्य श्रौर महत्व को 
पतन के स्तर पर पहुचा देनी है। वृद्ध विवाद अवश नारी का करुश चित्र उपस्थित 
करती है। उन सबने (विवेकानन्द को छोड कर) पुनविवाद का भी समर्थन किया। 
बेघव्य की पीडा और तारकीय जीवन उनसे अदृष्ट नहीं था । १५८५३ में विद्यासागर 
की एक पुस्तक 'विडों रिमेरिज' प्रकाशित हुई, जिसमे बिधवा विवाह का समर्थन 
किया गया था। उन्ही के प्रयत्न से १८५६ में 'विडों रिमिरिज्ञ| एक्ट पास हो गया | 
इसी दिशा में १८७२ में “प्रन्तरजातीय विवाह अधिनियम! पारित हुआ । बीसवीं 
इताब्दी के आरम्भिक वर्षो मे सयाजी राव गायकवाड ने अपने राज्य क्षत्र मे बाल 
विवाह निर्षधः सम्बन्धी कानून प्रचलित किया । इस झती में विवाह क्षेत्र में हर 
विलास शारदा के प्रयत्न भी महत्वपूर्ण है। १८ मई १६५५ को पारित 'हिन्दू विवाह 
विधेयक इस दिद्दा में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसी प्रकार नारी वर्ग को अधिक 
सुविधा देने के क्षत्र में भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों में भिन्न-भिन्न अवसरो पर सम्बन्ध-विच्छेद 
सम्बन्धी नियम भी पारित किए गए हैं । 

विवाह सम्बन्धी उपयुक्त सुधारों के अ्रतिरिक्त नारी के सम्पत्ति सम्बन्धी 
ग्रधिकारो की ओर सुधारकों और सरकार का ध्यान बीसवी झती में ही भ्राकसित 
हुआ । १६२६ के 'हिन्दू उत्तराधिकार नियम' के अन्तर्गत नारी को सभवत पहली 
बार सम्पत्ति सम्बन्धी क्षत्र में ग्रधिकार मिले । १६३७ में हिन्दू महिला अ्रधिकार 
सम्बन्धी अ्धितनियम' के भ्रन्तर्गंत विधवा के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों की समुचित 
व्याख्या की गई। 

दूसरे सुधारों में शी कुप्रथा का प्रन्त राजा राम मोहन राय द्वारा उन्‍नीसवीं 
श॒ती के पूर्वार्द में ही हो चुका था । भ्रब बीसबीं शती मे १९२३ से आरम्भ हो ,कर 
१९४५ तक विभिन्न राज्यों ने वेदयावृत्ति निवारण सम्बन्धी नियमों का नियमन 


( ४६३ ) 


किया तथा इस प्रकार नारी को स्वस्थ मनोभूमि पर सम्मानित करने की दिशा मे 
ठोस और सक्तिय कदम उठाया । नारी को राजनैतिक अधिकारो के क्षत्र मे राष्ट्रीय 
आन्दोलन की प्रगति से भी प्रोत्साहन मिला । बीसवी सती के दूसरे दशक में गांधी 
जी ने राजनीति में प्रवेश किया । इस उदीयमान नेता ने नारी की शक्ति को पहचान 
कर, राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ति बढाने के हेतु उसका राष्ट्रीय क्षेत्र में आवाहन 
किया । उसी समय सरोजनी नायडू, एनी बीसेट तथा हीरा बाई टाटा आदि विदृषिया 
स्वय भी राष्ट्रीय जागरण से उत्प्रेरित हो रही थी । यह १६१७ का समय था। 
विश्व युद्ध समाप्ति पर था । इसी समय महिलाओों ने मताधिकार की माग की । यह 
माग १९१६ मे फिर दोहरायी गई । जिसका फल बम्बई तथा मद्रास राज्य की महि- 
लाओ को १९२९ मे मिला । उसके उपरान्त मताधिकार की माग दूसरे राज्यो की 
महिलाओो मे भी बढती चली गई । और १९२८ तक बहुत से राज्यों की मैहिलाडो 
को यह श्रधिकार प्राप्त हो गया । गॉधीजी द्वारा आरम्भ किए गये आन्दो- 
लनो एव सत्याग्रहो मे नारी ने सक्रिय भाग लिया और १६४२ के भारत छोडो' 
आन्दोलन मे तो उसकी राष्ट्रीय भावना का उज्जलतम उदाहरण प्रस्तुत हुआ । और 
१९५० के स्व॒तन्त्र भारत के संविधान द्वारा अब नारी को पुरुष के समान अ्रवसर 
प्रदान करने की घोषणा हो गई है। 

इस प्रकार आधुनिक भारत मे नारी-स्थिति का विकास कुप्रथाओं के विनाश 
और सुधार कार्य से आरम्भ होकर उन्हे राष्ट्रीय स्थल पर समान कार्य क्षेत्र एव 
अधिकार प्रदान करने तक हो चुका है । इस परम्परा में राजा राम मोहन राय से 
लेकर गाधी जी तक बहुत से सुधारको, मनीषियो एवं चिन्तकों का योगदान विश्वेष 
रूप से रहा है। ये १९वीं शती के पूर्वाद्ध में सती प्रथा के विरोध का स्व॒र ऊचा कर, 
सुधार-क्षेत्र में ्रागे श्राये थे । ईव्वरचन्द्र विद्यासागर ने शिक्षा, पुनविवाह, कुलीनवाद 
तथा बहु-विवाह की प्रथा का खण्डन कर, सामाजिक व्यवस्था को स्वस्थ दृष्टिकोण 
से परिष्कृत करने का प्रार्थवीय परिश्रम किया था। वे बाल-विवाह के परिणाम स्वरूप 
व्याप्त विधवा की दयनीय दा से सर्वाधिक पीडित थे । उन्होने 'पराशर सहिता' से 
तर्क उपस्थित करके पुनविवाह का समर्थन किया और उसको धर्ममान्य बताया । 
शिक्षा-पद्धति में आमूल परिवर्तन करने के विषय को लेकर विद्यासागर जीवन भर 
प्रिश्रम- रत रहे। इनके समय बँगाल में प्रचलित कुलीनवाद की परम्परा ने विवाह- 
क्षेत्र मे उत्पीडन व्याप्त कर रखा था। गरीब ब्राह्मण कुलीनता के जजर दम्भ की 
मान-रक्षा के लिए योग्य वरो को खोज सकने मे असमर्थ होकर, वृद्ध कुलीनो से ही 
बाल और किशोरी पुत्रियो का विवाह कर देते थे । विद्यासागर ने पहली बार इस 
प्रथा का खुलकर विरोध किया । नारी वर्ग को सम्मान दिलाने के पक्ष मे विद्यासागर 
के प्रयत्न स्तुत्य है। बगाल के विद्यासागर की ही भाति महाराष्ट्र में रानाडे, सुधार 
क्षेत्र मे उन्ही के समानान्तर चलते है। बाल-विवाह की हानियो से विज्ञ उन्होने इस 


( ४६४ ) 


कुप्रथा को समाज के लिए प्रनिष्टकर बतलाया और भारताय सास्क्ृतिक ग्रन्‍्यों से 
अपने मत की पुष्टि की । इसी प्रकार विद्यासागर की ही भाति उन्होंने भी पुनविवाह 
की वकालत की | 

भारतीय मसस्कृति की रक्षा और उसी की प्रृष्ठभूमि में सुधारों के विकास 
का दृढ़ सकलप लेकर आने वाले स्वामी दयानन्द का सुधारवादियों को परम्पश में 
झपना विशिष्ट स्थान है । सुधार कार्य में इनकी योजनाये अधिक व्यावहारिक रही 
हैं। और उनके द्वारा समाज के एक बड़े वर्ग को लाभान्वित किया गया है। बह 
हिन्दुओं की सकीर्गाता और कद्टरता के विरुद्ध श्रार्य-सदेश लेकर आये, जिसके द्वारा 
धर्म की नवीन और विस्तृत व्यास्था की गई । आर्य समाज के द्वारा नारी-शिक्षा पर 
विशेष बल दिया गया और उनके लिए ध्यावह्ानक भूमि पर गुरुकुलों को स्थापना 
की गई। इन्ही के द्वारा नारी के प्रति पुज्य भावना का वैदिक मन्‍्त्र फिर से भारतीय 
वातावरण में गुजरित हुआ । दयानन्द का महत्व निरीह श्रौर आकान्त हिन्दुत्व को 
नवीन स्फूति और प्रेरणा देने के विषय को लेकर विशेष हो जाता हें । 

दयानन्द की ही भाति विवेकानन्द ने भी भारतीय नारी के गौरव की पुन- 
स्थापना करनी चाही है। शिकागों स्था पेस्सि की धर्म-सभाओं में उन्होंने भारतीय 
नारी की महिमा प्रतिप्ठित की । वे नारी को शामिक शिक्षा देने के पक्ष में थे । बाल- 
विवाह का विरोध उनके द्वारा भी हुआ, परन्तु पृनविवाह को इनके द्वारा समर्थन 
प्राप्त न हो सका क्योंकि उनका विध्यास था कि ऐस विवाहों से उत्पन्न सन्तान राक्षसी 
और दुष्ट प्रकृति की होती है । सुधार-क्षेत्र मं विवेकानन्द का विशेष महत्व नारी- 
स्वातन्त्य का प्रबल समर्थन करने में है । उनका कहना था कि नारी को पराभीन 
बनाये रखना वास्तव में उसकी निष्ठा के प्रति अत्याचार करना है | दयानन्द की' 
भांति विवेकानन्द भी पुनरुत्थानवादी थे। किन्तु दयानन्द की भाँति उनके पास नारी- 
उत्थान के लिए कोई व्यावहारिक पुरोगस न था । श्रत उनके सिद्धात्तो को अ्रधिक 
सफलता न मिल सकी । दयानन्द का भार्य समाज आज भी जीवित है। परल्तु विवे- 
कानन्द के सिद्धान्तो और आदर्शों को चलाने वाली किसी विख्यात संस्था के विषय 
में अधिकाश जनता शअविज्ञ ही है। 

इसी काल के दूसरे सुधारवादी बहराम जी मालाबारी हैं, जिन्होंने बाल- 
विवाह को वैधानिक रूप से नष्ट करने में विशेष योग दिया । केशवचनद्र सेन स्त्री- 
शिक्षा और स्वतन्त्रता के लिए श्रागे श्राये । उन्होंने नारी की वैयक्तिकता को महत्व 
प्रदान किया और उसे पुरुष के समान ही सभी क्षेत्रो मे अ्रवसर देने की बात का समर्थन 
किया । इसी दिशा में बीसवी शती के आरम्म में जी के. देवधर ने युवा और प्रौढ़ 
महिलाओ में शिक्षा-प्रसार का प्रयास किया । एनी बीसेंट ने बाल-विवाह तथा नारी- 
शिक्षा पर विशेष बल दिया । अभारतीय होते हुए भी एनी बीसेंट पहली महिला थीं, 
जिन्होने भारतीय नारी के भ्रधिकारों की वकालत की । उन्होंने इसीलिए भारतीय" 


( ४६५ ) 


राजनीति में भी भाग लिया और वहा भी नारी के अधिकारों के लिए लडी । एनी 
बीसेट ने तत्कालीन नारी-वर्ग के सम्मुख अपना उदाहरण प्रस्तुत कर, (उन्हे प्रेरणा 
दी और वेयक्तिक सकीर्णेता से बाहर निकल कर सामाजिक एव राष्ट्रीय स्थल पर 
अपने अधिकार-क्षेत्र के विषय मे सोचने का भ्रवसर प्रदान किया । इनकी समकालीन 
महिलाओ में सरोजनी नायडू तथा हीराबाई टाटा का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 
सरोजनी नायडू सभवत पहली भारतीय महिला थी जिनका सम्पक राष्ट्रीय काँग्रेस 
से था और जिन्होने राष्ट्रीय हितो मे नारी का भाग ओर अधिकार भी आवश्यक 
समभा था । महर्षि कर्वे उन्नीसवी शती के अन्तिम देशक से लेकर श्राज तक भी 
नारी-शिक्षा के लिए व्यावहारिक कार्य-क्षेत्र प्रदान करने मे श्रम रत है । बम्बई राज्य 
का महिला-वर्ग उनकी इस शैक्षणिक सेवा से बहुत लाभान्वित हुआ है । 
आधुनिक काल के उत्तर-भाग में नारी-स्थिति-सम्बन्धी समस्याये और तत्‌- 
सम्बन्धी समाधान गाधी जी की सुधार योजना से निकट रूप से सम्बन्धित है। 
उन्होने नारी-जीवन के प्रत्येक पहलू पर अपने विचार प्रकट किये है, तथा उच्चतर 
सामाजिक, नैतिक, धार्मिक एव राष्ट्रीय जीवन बिताने की दिशा मे, पुनरुत्थानवादी 
तथा सुधारवादी आदर्शों के समन्वय से नया दिशा-न्ञान प्रस्तुत किया है । उन्होने सती- 
प्रथा, बाल-विवाह, विधवा-विवाह, शिक्षा, पर्दा, देवदासी तथा राजनीति---सभी क्षेत्रों 
ग्रौर समस्याश्रो पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया हे । उनकी कठिनाइयो को अनुभव 
किया है तथा अपने समाधान उपस्थित किए है। वे नारी को पुरुष के समान ही 
अवसर देने के पक्ष में है। उनका कहना है कि नारी को वैयक्तिक विकास के 
लिए सामाजिक स्वीकृति मिलनी ही चाहिए । वे नारी के मातृत्व रूप की महानता 
स्वीकार करते है। ऐसा लगता है कि नारी-स्थिति के विकांस के प्रशत को लेकर 
सामाजिक क्षेत्र के गाधी जी साहित्यिक क्षेत्र मे प्रसाद का स्वरूप लेकर श्रवतरित हुए 


। 
| उपयु कत समाज सुधारको की भाति आधुनिक काल में बहुत सी सुधार- 
सस्थाओ द्वारा भी नारी-स्थिति को सुधारने विषयक कायें सम्पन्त किए गए है। इन 
में बहुत सी सस्थाये उन्ही समाज सुधारको की प्रेरणा का परिणाम थी। उनन्‍नीसवी 
शती में ही दयानन्द द्वारा स्थापित आये समाज प्रारम्भिक सुधार सस्थाओ मे 
सर्वाधिक लोक-प्रिय और मुख्य रहा है। आये समाज द्वारा विशेष रूप से वैदिक 
शिक्षा की प्रतिष्ठा की गई तथा भारतीय सस्क्ृति के पुनरुत्थान के लिए प्रयत्त किया 
गया हैं। १८८७ मे रानाडे द्वारा स्थापित भारतीय परिषद्‌ ने सामाजिक कुप्रयाश्ो 
के विनाश में विशिष्ठ योग दिया है तथा नारी को विकसित और उन्मुक्त बातावरण 
में अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है। विद्यार्थी-सघ ने नारी- 
शिक्षा के विकास-कार्य भे जो योग दिया है, उसकी महत्ता को किसी भी प्रकार से 
दृष्टि-ओभमकल नहीं किया जा सकता । इस सघ के तत्वावधान मे नारी-स्थिति मे 
शिक्षा-प्रचार करने, उनसे सम्बन्धित कुप्रथाओ का निवारण करने तथा उन्हे विस्तृत 


( ४६७ ) 


अभिजातीय वर्ग तक ही होकर रुक गया है। हा, स्नातक स्तरीय शिक्षा प्राप्त महि- 


लाओ मे भी यदि परिस्थितिया अनुकूल है, इस भावना के श्रणु॒ विकास प्राप्त कर 
रहे हैं । 


फिर भी यह तो कहना ही होगा कि नारी सम्बन्धी इन श्रान्दोलनो द्वारा 
भारतीय जीवन में एक नवीन दृष्टि का विकास हुआ है और नारी स्थिति को तेफर 
लगता है, जैसे युग का परिवेश बदल गया है। झ्राज की नारी सती प्रथा, बाल-वित्राह, 
वाधित वेधव्य तथा वृद्ध विवाह आदि कुप्रथाओ्रो का आहार नही है | वह शिक्षित है । 
उसका मस्तिष्क प्रबुद्ध है। उसमे सामाजिक चेतना है। अपनी योग्यतानुसार राष्ट्रीय 
योजनाशो में भाग ज्ञेती है। जीवन के हर क्षेत्र मे उसका सहयोग अपेक्षित है । 
समाज मे उसे सम्मान की प्राप्ति है और इस प्रकार वह सामाजिक सुविधाओं का 
अपनी सामर्थ्यानुसार उपयोग कर सकने की अधिकारिणी है। 


तुलना के लिए आप १५८५७ की एक सामान्य महिला का चित्र लीजिए । 
जिसका बाल्यावस्था मे विवाह हो गया है। जो युवा होते होते कई सन्‍्तानो की 
मा बन गई है। जो निरक्षरा है। जिसका अपना कोई मत नही है। जो पति की 
दासी है । जो विधवा हो जाने पर अपने पति के पारिवारिक सदस्यों के व्यग्य-वाणों 
से झाहत है। जो एक-एक रोटी के टुकडे के लिए उन पर आश्रित है। जिसे जीवन 
भर इसी दयनीयता को गले से बॉधे रखना है। जिससे त्राण का कोई मार्ग उसके 
पास नहीं है। वह घर की सीमाओं मे बन्दिनी है। शेष समाज से उसका कोई 
सम्बन्ध नही है । उसके लिए उपेक्षा, घृणा, पीडा और उदासीन जीवन की निराश 
सासो को चलाये रखना ही जैसे सब कुछ है। 


ओर उसके बाद १६५७ की जागरुक नारी का रूप, जिसको घर के बाहर 
भी वेयक्तिक महत्ता प्राप्त है। जिसके व्यक्तित्व का सामाजिक स्तर पर सम्मान 
भी है । जो अब पुरुष की कठपुतली नहीं, वरन्‌ उसकी सहयोगिनी और कही-कहीं 
उसकी निर्देशिका भी है जो अपने अ्रधिकारो से परिचित है और जिसकी दुष्टि 
दूर, धीरे धीरे पास आझाते हुए भ्रपने उज्ज्वल भविष्य पर रुकी हुई है । 


राष्ट्रीय जागरण के साथ-साथ भारत मे साम्य-भाव की प्रतिष्ठा का आयो- 
जन हुआ । इस समानता के आदश की प्रतिष्ठा मे भारत की सामन्तवादी प्रथा का 
अन्त हो गया । इससे परम्परा से चले आये हुये ऊच-नीच के विश्वास पर श्रह्मर 
हुआ । परिणामस्वरूप दलित मानवता ने अपनी प्रतिष्ठा के लिए सघर्ष आरम्भ कर 
दिया । नारी वर्ग भी पुरुष के अत्याचारों से दलित था, अतः 'इसका भी उत्थान 
हुआ और नवीन भूमिका के मध्य इसके नवीन स्वरूप की प्रतिष्ठा की गई। 


( ४६८ ) 
वर्तु-स्थिति-- 


इस तरह, से विहगम दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता हे कि आज के भारतीय 
नारी जीवन के स्वतन्त्र व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा हो चकी है और किसी भी क्षेत्र में 
चाहे वह सामाजिक, धामिक या राष्ट्रीय ही क्यो न हो, नारी पुरुष से पिछटी हुई 
नहीं है । परन्तु यद्रि हम तटस्थ होकर विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखे तो ज्ञात होता 
है कि श्राज भी नारी की वस्तु-स्थिति कम दयनीय नहीं है। भारत की नारी स्थिति 
में सुधार और विकास का कार्य पुरुष सुधारकों द्वारा ही सम्पन्न हुआा है झौर उस 
सुधार-कार्य में एक प्रकार से उस नारी वर्ग के प्रति दया झ्रौर करुणा की भावना ही 
प्रमुख रूप से व्यक्त हुई है । करूणा और दया के साध्यम पाई गई वस्तु पर 
कभी भी अभिमान नहीं दिया जा सकता है। ठीक यही भावना श्राज की भारतीय 
नारी के साथ विद्यमान है । उस छोटे से वर्ग को छोद् दीजिए जो घनी 
और शिक्षित है । शेष नारी समाज अपनी वस्तु-स्थिति में श्राज भी हीन भावना से 
त्रस्त है । झ्राज की मध्य वर्गीय पत्नी पति को परामर्श देती है, उसके 
सम्मुख विशेष दशा में तथ्य प्रस्तुत करती है, यह ठीक हें, परन्तु यह भी 
ठीक है कि उसकी बात को मानने या न मानने का अच्तिम अधिकार, 
व्यावहारिक रूप में, श्राज भी पति ने अपने लिए ही सुरक्षित रखा है। पुत्री, 
बहिन या पत्नी के रूप में श्राथिक सुव्यवस्था के लिए वहू घर से बाहर 
नौकरी करती है, लेकिन उसी समय तक, जब तक उसके अ्रभिभावकों का 
समर्थन और अनुमति उसे आप्त है। इसी प्रकार सामाजिक एव राष्ट्रीय आायोजनों मे 
भाग लेने की बात है। बिना पुरुष की इच्छा के वह आज भी घर से बाहुर श्रा सकने 
में असमर्थ हैं। कुछ बडे नगरो में, ठीक है, कि वारी-स्वातल्ूय का व्यावहारिक 
रूप देखने को मिल सकता है । वह सब जगह विचरण करती दिखलाई 
पृद्ध सकती है। कार्यालयों मे, शिक्षा-सस्थाह्रों मे, श्रामोद-प्रमोद गृहों में, सावे- 
जनिक सभाओं मे, सुधारवादी एवं राष्ट्रीय सस्थाओरो में सभी स्थानों पर नारी 
के अपेक्षाकृत स्वतन्त्र रूप के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन इसका कारण प्रभिभावषकों 
की उदारता तथा महिलाझ्ो की शैक्षशिक और सामाजिक जागरूकता से श्रधिक 
परिस्थितिया भौर झ्रावश्यकता है। बडे नगरों मे भी उन परिवारों की महिलायें, जो 
साधन-सम्पन्त हैं, आज भी--इतनी जागरूकता के बाद भी आज से सौ वर्ष पूर्व का 
जीवन व्यतीत कर रही है । आज भी उनके पुरुष का वाक्य उनके लिए अन्तिम वाक्य 
है । अपने अधिकारों की बात जान कर भी वे पुरुष का विरोध मही कर सकती, इस 
, का कारण उनके परम्परागत सस्कार है। बड़े नगरों के बहुत थोड़े से परिवार, जो 
उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, ऐसे हैं, जहां महिलाशों को उस प्रवस्था तक स्वतन्त्रता 


( ४६६ ) 


मिली हुई है, जैसी पाश्चात्य देश की महिलाओ को । जो न तो सास्कारिक हीन- 
भावना से ग्रस्त है और त अपने रुचिवाले विषयो के सम्बन्ध में पुरुष पर अवलम्बित 


ही। जो वास्तविक रूप से स्वतन्त्र हे, जिनका स्वतन्त्र व्यक्तित्व है, और जो 
व्यक्तित्व की स्वतन्त्रता पर विश्वास भी करती है। 


परन्तु ऐसे महिलावर्ग के सम्बन्ध में फिर मन मे प्रश्न उठता है कि क्‍या 
उनका मार्ग समस्त महिला-वर्ग का योग्य-मार्ग हो सकता है ? हम यहा पर केवल 
भारतीय महिलाशो की चर्चा कर रहे है। क्‍या उसके माध्यम देश और जाति के 
उन्नयन की श्राशा की जा सकती है ? क्‍या पाइ्चात्य सभ्यता से आलोक मे भारतीय 
सस्कारो की सीमा को लिए हुए यहा का महिला वर्ग सफलता पूर्वक अपने पथ को 
प्रशस्त कर सकने में समर्थ हो सकता है । 

इतना ही नही, क्‍या वे महिलाये भी जो अपनी साधन-सम्पन्नता के दर्प में 
इस स्वतन्त्र व्यक्तित्व का लाभ अज॑न कर रही है, वास्तव मे, अपने इस कृत्य के 
प्रति एक दम आरवस्त है ? क्या सशय का--इस सशय का कि कही उनका यह कृत्य 
भारतीय मिठ्टी मे अतिवाद के अकुर तो नही उपजा रहा है--कोई भी अ्रश उनके 
चेतन या उपचेतन मस्तिष्क को उनके अकेले क्षणो मे नही ककभोरता ? हमारे 
विचार से भ्रपनी गतिविधि मे पूर्णतया स्वतन्त्र होकर भी वे सुखी और ज्ञान्त नहीं 
है। इसका कारण भारतीय सस्कार और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो अ्रतिवाद के 
विरुद्ध समन्वय पर अधिक विश्वास करती है । 


इसी वर्ग मे लम्बी अवस्था तक अ्रविवाहित रहने की एक परम्परा धीरे धीरे 
बल पकड रही है । विवाह योग्य आयु तक तो यह वर्ग अपनी स्वतन्त्र वैयक्तिकता के 
हप में पुरुष के झ्राधीन रहने मे विश्वास नहीं करता । (इनके कोष में 'विवाह” शब्द 
का अर्थ महिला वर्ग पर पुरुष जाति का अनुशासन और भ्रधिपत्य होता है, इसीलिए । ) 
प्रौर आयु निकल जाने के उपरान्त आकाक्षाओं के श्रप्राकृतिक शमन के कारण 
उनका मन और मस्तिष्क क्‌ ठाश्रो को जन्म देने लगता है। इस वर्ग की महिलाशों 
की सबसे बडी भूल विवाह को पुरुष की आधीनता मानने मे होती है | प्राकृतिक 
आकाक्षाये अपना शाइवत महत्व रखती है । सत्य तो यह है कि स्त्री विवाह के बिना 
भी जीवित रह सकती है, परन्तु पुरुष के बिना भी वह जीवित रह जायेगी, सामान्यतः 
इस पर विश्वास करने के लिए एक हिचक सी होती है । और पुरुष जब अश्रनिवायें 
आवश्यकता के रूप मे प्रकट होता है, (ठीक उसी तरह, जिस तरह नारी भी पुरुष 
के लिए अनिवायय आवश्यकता बनी हुई है) तो विवाह-सम्बन्ध के भ्रभाव मे व्यक्ति 
की पाशविक वृत्ति और कु ठा को प्रोत्साहन ही नहीं सिलता बल्कि उसका विस्तार 
भी होता है। बडे नगरो के इस विशिष्ठ नारी वर्ग की भारतीय समाज को यही 


( ४७० ) 


देन है। इन्होंने पाइचात्य आद््ञों को भारतीय भिदट्टी में श्रकुरित और पतलवित करने 
को जो भूल की हैं, हमारे विचार से वह स्वय उन्हीं के लिए हानिकर बन गई है । हम 
यह नहीं कहना चाह रहे है कि तारी को पौरारिकक काल की भाति पारिवारिक सीमाधओों 
मे आबद्ध कर दिया जाय बरिक हमारा यह विचार है कि स्वतन्त्रता के इस भाव 
को पादचात्य आलोक में देख कर इसे सेक्स” की स्वतन्त्रता तक ने घसीट ले जाया 
जाय । इससे हमारी सास्कृतिक भावना का हनन होता है । दुर्भाग्य से उपयुक्त 
विद्विष्ठ वर्गीय नारी की स्वतन्त्रता इस बिन्दु का स्पर्श कर चुकी है। 


अब मध्य वर्ग की नारी को लीजिए । वह झ्ाज भी अपने प्रस्तित्व में दयनीय 
तथा अधिकार क्षेत्र मे भ्रसमर्थ है। माना, कि वैधानिक और सैद्धान्तिक रूप में वह 
अपने कृत्यों के लिए पूर्ण स्वतन्त्र हैं। लेकिन व्यवह्वार में उसकी स्वतन्त्रता का कितना 
महत्व और श्रर्थ रह जाता है | पारिवारिक छट-पूट श्रायोजनों के अतिरिक्त सावें- 
जनिक क्षेत्र मे उसे कौन, कहा, कितना महत्व देता है । अपनी उर्जस्वित कामनाओं 
को वह मन की घृठन में घोल कर विष बना देती है। विवद्वता की एक करुण 
छाया सदेव ही उसके साथ लगी रहती है। आर्थिक समस्यात्रों से ग्ररत और मूक 
लाये हुए पति का रोष उसे ही सहन करना होता है। जीवन की विभीषिका से 
संघर्ष करते-करते वह उसकी अभ्यस्त हो जाती है। जड मशीन की भाति उसका 
उदासीन जीवन निरपेक्ष भाव से चलता रहता है। और फिर हर कठिनाई के 
सम्भुख वह अ्रपनी मूक वाणी में जैसे तठस्थ, निलिप्त भाव से कहती है--- यह तो 
होता ही रहता है ।' 


मध्य वर्गीय नारी अपनी वस्तु स्थिति में जीवन के उच्चतर मूल्यों को कोई 
स्थान नही दे पाती । यदि वह घनोपार्जन करती है, तो उसके उपयोग में वहू स्व- 
तन्‍्त्र नहीं है। सार्वजनिक आ्रायोजनों में, यहां तक कि मताधिकार के क्षेत्र में भी उसे 
भाग लेने के लिए पुरुष के निर्देशों पर निर्भर रहना पडता है । जिस प्रकार पाष्यात्म 
संस्थाश्री ने नारी को सावेजनिक क्षेत्रों में कुछ सम्मानपूर्ण स्थितियां प्रदान की हैं, 
उस प्रकार का कार्य भारतीय सस्याओ्ं द्वारा नहीं किया गया । मध्य वर्गीक 
नारी में लोकभय और शका की मात्रा अधिक है, इसीलिए वे अपने उपलब्ध अषिकारों' 
का भी उपयोग कर सकने में अ्रसमर्थ है। हां, इस वर्ग में द्िक्षा के विकास ने उन 
की भ्राथिक स्थिति को किसी सीमा तक प्रभावित किया है। मध्य वर्मीय परिवारों: 
में नारी को देवी के सम्मानपूर्ण पद पर झोभित किया गया है । वह गृहिणी का 
आंदंश रूप प्रस्तुत करती है। सारी भ्ाददंवादिता, नैतिकता और घामिकता नौरीँ 
के मेंत की पाप-पुण्य की भावना पर खानारित है। सिद्धान्त रूप में सारी की इतना 
अक्ति दे दिया गैया है कि वह कभी-कभी' इस पृथ्वी से ऊपर का जीव लगंतीं है । 


( ४७१ ) 


झौर इस लोकोत्तर रूप की कसौटी है, उस का सैक्स सम्बन्ध मे पवित्र और निर्मल 
होना । इस प्रकार से पुरुष ने मध्य वर्गीय नारी को सामाजिक तथा नैतिक नियमों 
की अर्गला मे इतनी बुरी तरह जकड दिया है कि उसके जरा से हिलने-डुलने से 
भी सामाजिक मर्यादाओ के क्षय होने की आ्राशका बती' रहती है। सम्मानित होकर 
भी वह असम्मान पूर्णा बच्चन मे बद्ध जीवन जी रही है। यह उसके भाग्य और 
उसकी स्थिति की सबसे बडी विडम्बना है। 


विज्विष्ठ वर्गीय तथा मध्य वर्गीय नारी के बीच में एक अन्य वर्ग का भी 
उल्लेख आवश्यक हो जाता है । इस वर्ग को हम सुविधा के लिए अपरिष्कृत वर्ग कह 
सकते है। यह वर्ग उन महिलाओं का है जो विद्विष्ठ वर्ग की भाति जीवन निर्वाह 
का आदर्श अपनाना चाहती है, लेकिन जिनमे मध्य वर्गीय सकोच विद्यमान है और 
इसलिए उनका व्यवहार बडा कृत्रिम तथा जीवन निर्वाह की प्रक्रिया बडी अस्वा- 
भाविक सी लगती है। (यह सत्य है कि इस वर्ग की भावना अपरिष्कृत सस्कार के 
कारण उद्भूत हुई है और कुछ विशिष्ठ जातीय महिलाओो में ही इस भावना का 
विस्तार हुआ है।) उनकी आखें पाश्चात्य आलोक से चमत्कृत होती है। परल्तु 
रूढिवादिता की सीमा-रेखा को लाघने के लिए न तो उनके सस्कारों में क्रान्ति हीं 
हो सकी है और न उनमे समाज के विरुद्ध चलने का खुला साहस ही हैं । विशिष्ठ 
वर्गीय नारी तो स्पष्ट रूप से अपनी स्वतत्रता का प्रतिपादन करती है। और व्यव- 
हार में उसका उपयोग भी । उसकी दृष्टि में पुरुष के प्रति एक उपेक्षा की भावना 
होती है। वह खुल कर उसकी अवहेलना भी कर सकती है । वह अपने व्यवहार की 
बुराई को छिपाना नही चाहती। वह जो है, सब देखे । न तो उसे किसी से भय ही 
है और न वह किसी की चिन्ता ही करती है। लोक-व्यवहार की भी नहीं। परल्तु 
इस अर्ध-परिष्कृत वर्ग को समाज से भय हे । इस वर्ग की नारी अपने मान-सम्मान की 
चिन्ता करती है । लेकिन इसके साथ ही उस स्वतस्त्रता का उपभोग भी करना 
चाहती है जो विशिष्ठ वर्गीय नारी को प्राप्त है। इसीलिए इस स्वतन्त्रता का उप- 
भोग वे छिप कर करती है। दिखाने के लिये, वे दिखाना चाहती है कि वे भारतीय 
झादशों की रक्षिता है, परन्तु मन से वे पाइचात्य समाज से अ्रधिक प्रभावित प्रतीत 
होती है। 'सैक्स की स्वतन्त्रता' के विषय में भी इनका यही रवैया होता हे । जो 
समाज में गृप्त रूप से व्यभिचार-भावता को फैलाता है और इनके चरित्र का 
थौथापन समाज की तीव को खोखला भर निर्बल बनाने में योग देता है। (हालाकि 
इस प्रकार का नारी वर्ग भारत के केवल दस-पन्द्रह बडे बड़े नगरो में ही विकसित हो 
रहा है । एक तरह से हम कह सकते है कि भारत विभाजन के पर्चात्‌ ही इस 
ऋपरिष्कृत वर्ग का जन्म हुआ है । ) 


[ ४७२ ) 


जहा तक सामान्य बर्गीय नारी का प्रश्न है, उसकी स्थिति का विश्लेपश दो 
स्वरूपो से किया जा सकता है। बह व्यावहारिक रीति से सामाजिक क्षेत्र से मध्य 
वर्गीय नारी की श्रपेक्षा अधिक स्वतस्त्र हे । वह गृहस्थी की देस-भाल के अतिरिक्त 
बाहर भी पुरुष के साथ कार्य करनी है। इसका कारण आधिक पीडन हूँ। बह 
श्रशिक्षित होती है और उसका पुरुष भी । उसलिए अपने भरग्ग-पोपरा के लिए 
दोनों को परिश्रम करना पड़ता है। शायद इसी श्र्थ समस्या के कारण इस वर्ग में 
मध्य वर्ग की भाति सँंकक्‍्स-सम्बन्धी 'सक्रीगता' भी अधिक नहीं है। वह अपने पुरुष 
को निर्देश देती है, जिसका मूल्य होता है । पारिवारिक तथा सामाजिक दोनों क्षेत्रों 
में उसे समान अधिकारों की स्वीकृति होती है । निरक्षर होने के कारगा उसके कार्यों 
में अधिक व्यवस्था नही हो पाती । प्रवुद्ध मस्तिष्क के भ्रभाव में बह भावुक शोर 
वाचाल होती है। 


दूसरा स्वरूप उसकी अतिशय दीनता की कहानी उपस्थित करता है । उसे 
दिन रात अपने पति की प्रताइना सहनी पठती है । बह पुरुष की सम्पत्ति समभी 
जाती है और उसके साथ सभी प्रकार की पालविकता के व्यवहार किये जाते है। 
उसका जीवन तिल-तिल जलती हुई दीपक की बत्ती के समान होता है जो श्रपने 
करुणा में ही, श्रन्त मे जीवन की सार्थकता मान लेता है । श्राज भी नय युग के 
परिवर्तित होते हुए परिवेश से वहु श्रनभिनज्न है। उसका जीवन पारिवारिक वाता- 
वरणा के अतिरिक्त अपने खेत, खलिहान, मिल और फैक्टरी तक ही सीमित है । 
नव्य युग, किस दिशा में प्रभतिशीलता का पथ ग्रहण कर रहा है, दस प्रसग में वह 
सामान्यत उदासीन है। वयोकि उसका श्रधिकाश समय अपनी उदर पूर्ति की समस्या 
को ही हल करने में चना जाता है । इस प्रकार से सामान्य वर्गीय सारी, जीवन के 


व्यवहार में अपेक्षाकृत स्वतन्त्रता और दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना--दोनो का फल साथ- 
साथ भोग रही है । 


हा, ग्रामीण क्षेत्रो मे जमीदारी के उन्मूलन के पश्चात्‌ नारी की दशा में 
सुधार के चिन्ह दिखाई पड़ते लगे हैं। उनके 'सैक्स' का ५।विध्य भ्रब अपेक्षाकृत 
सुरक्षित है। वहा पुरुष और महिला, दोनों के मस्तिष्क का स्तर लगभग समान ही 
होता है। महिलायें पुरुष से श्रधिक परिश्रमी होती हैं श्रत: उसी अमुपात में उनका 
सम्मान भी है। यह ठीक है कि भारतीय सस्क्ृति का व्यापक प्रभाव होने के कारण 
पति आज भी देवता है। लेकिन पत्नी को भी सारायणी का पद मिला हुआ है। 
हम स्वत्री-पुरुष के सामजस्यपूर्ण जीवन की कराकी किसी सीमा तक एक खेतिहर- 
दम्पति मे देख सकते है । लेकिन उसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि वहा महिला 
जीवन-क्षेत्र मे वेषम्य का अभाव है। शअवदिक्षा, कुप्रथाओ की प्रचलित परम्परा" तथां 


( ४७३ ) 


साधनों के अभाव के कारण महिला-जीवन की स्वाभाविक श्रेष्ठता को नहीं समभा 
जा सका है और इसीलिए किसी निरीह जीव की भाति ज्ञान-विज्ञान से अ्रविज्ञ, मानसिक 
विकास से दूर विश्रष्ट, श्रभाव जनित कु ठाओ को लिए हुए भारत की सामान्य वर्गीय 
नारी अपना जीवन निर्वाह करती चल रही है। 


प्रसाद की नारी-कल्पना-.._ 


उपयु क्त पक्तियों मे हम भारतीय जीवन में नारी-स्थिति का स्वधानिक तथा 
सामाजिक विकास और विभिन्न वर्गीय महिलागो की वस्तु-स्थिति का विश्लेषण कर 
आए हैं । हम कह झाये है कि इन सुधार-आन्दोलनों एव सुधारको ओर विचारकों 
की नवीन दृष्टि ने उनके सामाजिक परिवेश को परिवर्तित और प्रभावित किया है। 
इसी बदले हुए परिवेश मे प्रसाद ने किस प्रकार की नारी कल्पना को प्रसूत किया है, 
भ्रब श्रगली पक्तियो मे हमे इस विषय पर विचार करना है। 

प्रसाद का साहित्यिक उद्भव बीसवी शती के द्वितीय दशक से होता है। 
सामाजिक पृष्ठभूमि के रूप मे उन्होंने नवीन-सुधार भावना प्रस्फुटित होते देखी थी । 
और पिछली परम्पराये भी एक दम नष्ट नही हो गई थी । ,भ्रत उनके लिए तुलना- 
त्मक श्रध्ययन का भी क्षेत्र विद्यमान था । भारतीय सास्क्ृतिक एवं दाशेनिक भ्रन्थों 
के गम्भीर अध्ययन ने उतके सम्मुख प्राचीन वैदिक भारत के कुछ उज्ज्वल तथ्य प्रकट 
किए थे, और उनका विश्वास था कि देश की उन्‍नति आज भी उन्ही आद्शों के 
माध्यम से सम्भव हो सकती है । हा, परम्पराश्रों के बहुल उपयोग से जिस सकीरणोता 
का विस्तार हुआ है, उसका व्यक्ति और समाज के हितो की रक्षा के लिए अन्त होना 
ही चाहिए । इसीलिये उनकी सुधार योजना--क्योकि वह बहुत सी प्रचलित 
प्रथाओ के विरुद्ध, जिनकी प्राण--शक्ति नष्ट हो गई है--पडती है, एक क्रान्ति का 
सा झ्राभास देती है। परन्तु वास्तव मे वह भारतीय आद्शों, मान्यताओं और स्वस्थ 
विश्वासों से ही पोषित है। इस पर किसी प्रकार का सन्देह नही किया जा सकता । 

प्रसाद जी ने भारतीय नारी की भश्रध. पतित वस्तु-स्थिति को देखा था, जो 
उनके युग मे सुधारको एवं सुधार सस्थाश्रो की करुणा और दया पर आश्रित हो, 
सामाजिक क्षत्र मे मान्यता प्राप्त करने के लिये उठ रही थी। सामाजिक असमान- 
ताओझो के सँघर्ष मे उसका कुचला हुआ व्यक्तित्व उसको उन्नति और सम्मान विषयक 
किसी प्रकार की सुविधा दे सकने मे असमर्थ था। विभिन्‍न प्रकार की इन विषमताशं 
से प्रपीडधित नारी प्रसाद की दृष्टि मे जैसे मात्र आघात सहने की क्षमता लेकर ही 
उत्पन्न हुई है। ककाल की गाला नारी जाति के निर्माण को विधाता की एक 
मु भलाहट' कहती है । नारी की वस्तु-स्थिति 'धभ्रुवस्वामिनी के स्वरूप मे प्रकट की 
गई है । वहा उसका नारीत्व आमोद-प्रमोद और समय पडले पर उपहार मे देने की 


( ड3 ४ ) 


वस्तु बना दिया जाता है । “इरावतो के सम्राट इरावती को अपने मनोविनोद के 
लिये भ्रपनी रगशाला की नतंकी के रूप में देखना चाहत॑ है । इस प्रकार से नारी के 
सामाजिक अधिकारो, नैतिक निश्ठा और आझात्मिक शक्ति का उपह्ास किया गया है । 
प्रसाद ने अ्रनुभव किया हे कि इसका कार पुरुष की नारी पर परम्परागत आधि- 
पत्य भावना है । सामाजिक नियमों का नियमन सर्देव पुरुष वर्ग के द्वारा ही होता 
गाया है । अपनी श्र प्ठता को अ्रक्षण्ण बनाये रखने के लिए वह सदेव ही सतर्क रहा 
है। उसने नारी के अधिकारों की व्याख्या उसलिए नहों की है कि कही इस प्रकार 
उसकी सार्वभौम सत्ता की नीव ने हिल जाये, और सामाजिक नेतृत्व के उसके अ्रन्य 
सिद्ध अधिकार का हनन ने हो जाये । प्रसाद जी भी पुरुष थे परन्तु उनका मानवत्व 
स्वार्थ की संकीर्णा सीमाश्री में बद्ध न होकर महान्‌ युग दृष्टाओ्ओं की भाति विस्तृत 
भाव-भूमि में प्राणी-मात्र के लिए समान सुविधाओं को उपलब्ध करने के आदर्श को 
लेकर चला था। इसीलिए उनकी नारी-कल्पना अपने साहित्यिक स्वरूप में तत्कालीन 
समाज का पथ निर्देश करती हुई जान पड़ती है । सबसे पहले उनके सुधार कार्यों की 
चर्चा करेंगे, जो तत्कालीन परिस्थितियों, आवश्यकताओं और मागो के श्रनुकल थे, 
और जिनकी प्रेरणा उन्हे भारतीय सम्झृति के अश्रध्ययन के भ्रतिरिक्त अपने समय के 
सुधारको और सुधार सस्थाओं से भी मिली थी । 


सुधार योजना... 


तत्कालीन समाज सुधारकों की भाति प्रसाद जी भी इस बात को मान कर 
खलते थे कि नारी-वर्ग की उन्‍नति के लिए सबसे पहली अ्रावष्यकता उसको शिक्षित 
करने की हैं। शिक्षा और उसके परिणामस्वरूप प्रदुद्ध मस्तिष्क के अभाव में सारी 
ग्रपतती स्थिति के विकास कार्य में स्वयम्‌ तत्पर नही हो सकती । वे चाहते थे कि नारी 
स्वयम्‌ इस बात को सोचने के योग्य बने कि वह किस प्रकार अपनी सामाजिक स्थिति 
का विकास कर सकती है। भौर इसके लिए यहु अनिवार्य है कि बह शिक्षित हो। 
शिक्षा के क्षेत्र में दयानन्द जी, गांधी जी भौर प्रसाद जी के विचार मेल खाते हैं । ये 
स्तर नारी को भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि मे ही शिक्षा देने के पक्ष में थे। उसके 
लिए ऐसी दिक्षा की श्रायोजना करना चाहते थे, जो उन्हे उनके अपने क्षेत्र में सहा- 
यक हो सके । प्रसाद ने अपने सास्कृतिक नाटकों के तारी-बरित्रो को सुश्मिक्षित एवं' 
प्रबुद्ध ही चित्रित किया है। लेकिन उपन्यासों में उन्होंने शिक्षा की समस्या को उठाया 
है । एक विशिष्ठ बात, जो प्रसाद जी ने नारी शिक्षा के विधय में उठाई है, बहु 
है ग्रामीण क्षेत्रीय महिलाभो में शिक्षा का प्रचार । प्रसाद के समय तक नमरों 
में शिक्षा का विकास हो चला भा। उनके लिए. उच्चतर शिक्षा-प्राप्ति के भव्रसर 


( ४७५ ) 


और साधन उपलब्ध होने लगे थे । परल्तु अ्रभी तक के सुधारकों एव सुधार सस्थाओं 
का ध्यान ग्रामीण महिलाओ मे शिक्षा के प्रचार तक नहीं पहुच सका था । प्रसाद जी 
ने सुधारको की सुधार योजना मे इस झ्रभाव का अनुभव किया था और इसीलिये 
अपनी औपन्यासिक कृतियों मे इस आादहय की योजना भी की । ककाल में मगल 
गाला को स्त्री शिक्ष। के प्रचार की प्रेरणा देता है और इसीलिए वह ग्राम्यन्बालिकाओ 
मे शिक्षा का प्रचार करती है। महिला-जाति मे शिक्षा-प्रचार की प्रेरणा पश्चिम से 
ही प्राप्त हुई है, इसमे दो मत नहीं हो सकते । इसीलिए बाथम की लतिका को नारी- 
शिक्षा के विकास के लिए अपना स्वस्व दान कर देने की व्यवस्था लेखक का एक 
प्रशसनीय प्रयास कहा जा सकता है। लतिका इस प्रकार दिक्षा-प्रसार से महिलाओो 
को जीवन के अनुभवों से श्रवगत कराना चाहती है और जिसके आधार पर वे सामा- 
जिक वातावरण मे क्रियात्मक प्रेरणा का प्रकाश' प्रस्तुत करने मे सफल हो सके । 
तितली भी इसी तरह की जागरूक ग्राम्य महिला है, जो पाठशाला का सचालन करती 
है । उपयुक्त पक्तियों से एक बात और उभरती है. और वह यह कि प्रसाद जी ने 
शिक्षा-विस्तार की आयोजना महिलाओ के द्वारा ही कराई है। सभव है कि 
उनका विश्वास रहा हो कि नारी अपनी नैसगिक कोमल और उदार तथा सहानुभूति 
पूर्शा प्रवृत्तियो के कारण पुरुष की अपेक्षा स्वयम्‌ शिक्षा के क्षेत्र मे अधिक सफल हो 
सकती है, और इसीलिए शिक्षा-प्रचार मे महिला-शिक्षिकाओ्रो की व्यवस्था मनोविज्ञान 
के विशेषज्ञ प्रसाद जी की अपनी विशेष देन कही जा सकती है । 


प्रसाद जी की श्रन्तंदृष्टि ने. प्रचलित विवाह परम्परा के एकागीपन और 
विवाह-सस्थाओं को अपने उद्देश्य मे' निपट असफल होते देखा था ! उन्होने श्रनुभव 
किया था कि जिस आत्सिक एकता के पवित्र उदृश्य को लेकर विवाह सस्था का 
प्रादुर्भाव हुआ था, आज उसे वह पूर्ण कर सकने मे श्रसमर्थ है । इससे पूर्व कि हम 
विवाह सस्था विषयक प्रसाद के दृष्टिकोश को समभने का प्रयास करे, हम उनके 
दृष्टिकोर के संदर्भ में विवाह-सम्बन्धी प्रचलित कुप्रथाओ की विवेचना करना चाहेगे ।' 

वैधव्य से प्रपीडित नारी को प्रसाद जी की भ्श्ुल आखो ने 'ग्राम गीत की 
रोहिएी और 'ममता' की ममता में देखा है। जिनका जीवन तिरस्कार और उपेक्षा- 
पूर्ण व्यवहार की विडम्बना से ग्रस्त है । प्रसाद के मत में समांज द्वारा किसी ऐसी 
नारी का तिरस्कार उसे अपने भरण-पोषण के लिये अनैतिक कतंव्यों की ओर उन्मुख 
करता है । इसी सदर्भ मे उन्होंने पुनविवाह की समस्या को भी लिया है । विद्या- 
सागर और रानाडे ने भी पुनविवाह का समर्थन किया है । गाधीजी थोडा-सा बचकर 
विधवा-विवाह की अनुमति देते है । उनकी दृष्टि में बाल-विधवाओं का विवाह ही 
श्रेवस्कर हैं । पूर्ण युवती विधेवां को पुनविवाहु का अधिकार गाधीजी द्वारा नहीं 


( ४७६ ) 


दिया गया है, परन्तु प्रभाद इससे आगे हैं । पहले वे गाघीजी की भाति हो वैधव्य 
जीवन की पवित्रता पर ही विश्वास करते थे । इसीलिये अपनी प्रारश्मिक रचना 
'प्रेम पधिक' की पुतली और किशोर केवल झात्मिक रूप से ही मिल पाते है । यहा 
उनका भोला आदर्शवाद अभिव्यक्त हुआ है । परन्तु बाद मे, जब उनकी सामाजिक 
मान्यताओं को सुदृढ विचार-पटल का झ्राधार मिला तब उन्होंने समाज की युरक्षा के 
लिए, उसकी स्थिति को स्वस्थ बनाये रखने के लिये किसी भी अवस्था में उसको 
पुनविवाह का भ्रधिकार दिया है। 'विजया' की विघवा सुन्दरी कमल के साथ प्राय 
सूत्र मे बधती है। 'चित्तोड-उद्धार' में भी विधवा विवाह को समर्थन प्राप्त हुमा 
है। लेकिन प्रुवस्वामिनी' में भ्रुवस्वामिनी का विवाह कुछ दूसरे प्रकार का है । यहा 
उनके प्रगतिशील विचारों का चरम विकास प्रतिलक्षित होता हैं । पति के रहते हुए 
भी नारी पुनविवाह कर सकती है, यदि उस विवाह के द्वारा विवाह की क्र्तों का 
आरक्षण नही होता । प्रसाद जी ने श्रुवस्वामिनी में भी ऐसा ही किया है । ऐति- 
हासिक तथ्यों की पृष्ठभूमि मे पल्लवित यह नाठक सामाजिक क्षेत्र में इस युग की 
महान्‌ क्रान्ति को लेकर उपस्थित होता है । सम्बन्ध-विच्छेद का यह अ्रधिकार अभी 
तक पुरुष-वर्ग की ही बपोती है । प्रसाद ने समानता का झ्राद्ष प्रस्तुत करते हुये नारी 
को भी यह अधिकार दिया है । इस विषय सें प्रायः सभी सुधारक, सुधार सस्थायें 
तथा नारी-जाति के कल्यारा के बड़े-बड़े विद्वत्‌-साषी मौत रहे है । गांधीजी ने नारी- 
भानदोलन को एक नवीन स्वरूप दिया है। परन्तु कही भी नारी द्वारा सम्बन्ध-विच्छेद 
विषयक चर्चा नहीं की गई है । सर्वैधानिक रूप से भी इस श्राशय के कानून १६३६ 
के उपरान्त ही बनना आरम्भ हुये है । १६३६ में पहली बार 'पारसी विवाह एव 

विच्छेद भ्रधिनियम” के अनुसार कुछ विशेष अवस्थाओ में पत्नी पति से सम्बन्ध- 
विच्छेद कर सकती थी। 


प्रसाद जी की ध्रुवस्वामिनी सहन-शक्ति की अ्रन्तिम सीमा तक अपने पत्ति का 
विरोध नही किया चाहती । वह अपनी नारी की अ्रवद्षता और लघृता को जानती 
हुई रामगुप्त के पैरो को पकड़ कर उससे प्रार्थना करती है--- 


राजा ! आज मैं शरण की प्राथिनी हूं, मैं स्वीकार करती हूं कि भ्राज तक 
मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किन्तु वह मेरा भ्रहुंकार चर हो गया है। मैं 
तुम्हारी होकर रहूंगी ॥ 


“भर वस्‍्वामिनी, पु० २६ । 


परन्तु क्लीव रामग्रुप्त उसे केवल उपहार में देने की ही वस्तु मानता है । तब 
प्र वस्वाभित्ती अपने नारीत्व के गौरव में फुकार कर उठती है । वह रामगशुप्त की 


( ४७७ ) 


भत्संता ही नही करती, उसे त्याग ही नहीं देती बरन्‌ चन्द्रगुप्त का, रामगुप्त के रहते 
हुये भी वरण कर लेती है। प्रसाद की यही ऋरान्ति दलित नारीत्व को प्रेरणा देती 
है, उसको पुरुष की पाशविकता से निकल कर स्वय अपना पथ-प्रशस्त करने का 
साहस देती है । यही पर प्रसाद जी की यह स्पष्ट घोषणा भी पठनीय है--- 


धर्म का उद्देश्य इस तरह पददलित नहीं किया जा सकता । माता और 
पिता के प्रमाण के कारण से धर्म-विवाह केवल विद्वेष से नहीं टूट सकते, पर यह 
सम्बन्ध उन प्रमाणों से भी विहीन है'” यह रामग़ुप्त मृत और प्रवर्जित तो नही, 
पर गौरव से नष्ट, भ्राचरण से पतित और कर्मो से राज-किल्विषी क्लीव है । ऐसी 
झ्रवस्था में रामगुप्त का ध्र्‌ वस्वामिनी पर कोई अ्रधिकार नही ।' 


“श्र वस्वामिनी, पू० ६२ 


स्वामी विवेकानन्द ने अपनी सुधार योजना मे अ्रन्तर्जातीय विवाह को उचित 
नही ठहराया है। ऐसे विवाहो से उत्पन्न सन्‍्तान सद॒वृत्ति की नही होती, ऐसा उनका 
विश्वास है । प्रसाद जी की दृष्टि भी इस विषय पर ठहरी । अपनी प्रारम्भिक रच- 
नाओ मे उन्होने इस समस्या को उठाया तो अ्रवश्य, परन्तु फिर लोकभय या अपनी 
आदर्शवादिता के कारण वे उसका समर्थन न कर सके । 'मदन-भृणालिनी” ऐसी ही 
कथा है, जिसके नायक-नायिका अन्‍न्तर्जातीय तथा अन्तवंर्गीय है । वे वर्षों साथ-साथ 
रहते है, लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो पाता । लेकिन समय के साथ-साथ प्रसाद 
जी का अध्ययन बढता गया और अन्त में वे यह मानकर चले कि प्रेम एक निसमे 
स्वाभाविक भावना है और हृदय का सम्मिलन ही तो विवाह' है और उसके लिये 
देशकाल, जाति की मर्यादा का ध्यान रखना अनावश्यक है। इसीलिये' उन्होने श्रपनी 
उत्तर-कुृतियों मे मगल और गाला, इन्द्रदेव और दौला के विवाह की--जो भशन्तर्जातीय 
झौर अन्तर्देशीय है--भ्रायोजना की है । 'जनमेजय का नागयज्ञ' की सरमा भी नाग 
का परिणय स्वीकार करती है । यह ठीक है कि इस विवाह की पृष्ठभूमि में दो परस्पर 
विरोधिनी जातियो के एकीकरण की भावना विशिष्ट थी । स्वयं जनमेजय मरि- 
माला के साथ विवाह-सूत्र मे बधता है । चन्द्रगुप्त और कार्नेलिया का विवाह दो 
सस्क्ृतियों के सम्मिलन का स्तुत्य प्रयास है । इन सभी विवाह आयोजनो के मूल में 
जाने पर ज्ञात होता है कि प्रसाद जी प्रेम-भाव को विशिष्ठ मान कर चले है और 
प्रेम के साम्राज्य में जातिवादिता की दीवार खडी नही रह सकती है । क्योकि मानव 
की इस शाइवत प्रवृत्ति मे बहुत बल होता है । जो निसरग्ग से ही प्राप्त है । अतः 
समाज द्वारा भ्रायोजित अर्गेलाए उसको बाधे रखने में, ग्रपेक्षाकृत हीन-र्शाक्ति होने के 
कारण समय नही है। 


( ४७८ ) 


प्रसाद जी ने इसी संदर्भ में वेश्या-वत्ति की समस्या को भी उठाया है । इस 
मारी-वर्ग के प्रति उनकी करुणा इन गब्दों में व्यक्त हुई है-- 


परन्तु मैं तो शग्राज तक यही नहीं समझा, कि सुन्दरी स्त्रिया क्‍यों वेश्या 
बने । वेद्या-वत्ति और देवदासी प्रथा के विरोध में श्राधुनिक समाज सुधारकों का 
ध्यान आकर्षित हुआ है । सभी एक स्वर से इस प्रथा का उन्मूलन करना चाहते हैं, 
परन्तु किसी ने भी इस विषय को लेकर कोई समुचित समाधान प्रस्तुत नहीं किया 
है। प्रसाद जी ने वेश्यावृत्ति निवारण के लिये सालवती भ जिस योजना को निश्चित 
किया है, वह देश के शुभचितक नवयुवकों की एक महान्‌ परीक्षा के रूप में अभिव्यक्त 
हुई है । उनके मत में नारी जाति के इस दयनीय रूप से पतित हुये वर्म को उन्नति 
झौर सम्मान की दिशा देने का केवल एक ही उपाय है कि समाज के प्रतिष्ठा प्राप्त 
नवयुवक उनसे कुल-पुत्रो की भाति विवाह-सूत्र में श्रावद्ध हो जाये । केवल तभी इस 
पतित वर्ग के उत्थान की श्राशा की जा सकती है । 


असमान विवाह की प्रथा भी प्रसाद जी को पीड़ित किये हुये है । हम वृद्ध 
पति की युवा पत्नी पर दुराचार का आरोप लगाते है। ठीक है, उसे ऐसा नहीं करना 
चाहिये । परन्तु साथ ही यह भी तो देखना है कि उसमें उसका अपना कितना दोष 
है भौर साथ में समाज उसकी आचरण-हीनता के लिये कितना उत्तरदायी है । युवा 
पत्नी के मन में युवा आाकाक्षाओं का होना स्वाभाविक है और उन झाकाक्षाओं की 
पूर्ति बूढ़े मन द्वारा कदापि नहीं हो सकती । तब पत्नी क्या करे ? सन्नी तो तपी 
और सयमी मनस्वी नहीं हो सकते । इसीलिये वह कुपथ पर चलती है । यह 
बुरा है। लेकिन उसे बुरा बनाने मे समाज का भी हाथ है । बस, प्रसाद जी इतना 
ही कहता चाहते है कि असमान विवाह की प्रथा का, जो पत्नी को शील-भग का 
अवसर देती है, भ्रन्त होना ही चाहिये । 'जनभेजय का नाग्रयज्ञा की दामिनी का 
चरित्र इसी आशय का विचार प्रस्तुत करता है। 


साथ ही उन्होने सपत्नी प्रथा को भी लिया है । सपत्नी प्रथा से पहले तो 
नारी-सम्मान का हनन होता है । एक पति को जब एक से भ्रधिक पत्नियों का ससर्ग 
प्राप्त होता है तो स्वाभाविक है कि पत्नी के पद की महत्ता कम हो जायेगी । दूसरे 
सपत्नियों के परस्पर सघर्ष से घर की शान्ति भंग हो जाती है । अ्जातशत्र' की 
'छलना और वासवी, स्कन्‍्दगुप्त' की देवकी और प्रनन्त देवी श्रादि के परण्पर 
संघर्ष ' को दिखा कर प्रसाद जी एक विवाह के आदर्श की प्रतिष्ठा करता 


चाहते हैं । 


( ४७६ ) 
नारी-स्वातन्ठय-. 


उपयु क्त पक्तियो में हम सामाजिक परिस्थितियों के श्रालोक मे प्रसाद जी की 
सुधार योजना की चर्चा कर आए है । नारी जीवन की पीडा ने प्रसाद जी को 
उसकी हीनतावस्था के मूल रहस्य खोजने के लिये प्रेरित किया है और उसमे 
वे सफल भी हुए है । उन्होंने अनुभव किया है कि भारतीय नारी की 
वैयक्तिकता को सकीर्ण रूढिगत परम्पराओ्रों की शूखला मे जकड दिया गया है और 
उस सीमित-सी परिधि के भीतर वह पुरुष की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कर सकने 
में श्रसमर्थ है । उसका स्त्रीत्व पुरुष के आदेशो तथा इगितो पर अपने कार्यक्रमों की 
ग्रायोजना करता है और इसीलिये उसके विकास के सभी अवसर नष्ट हो गये है। नारी 
का इस दयनीय अवस्था से उद्धार करने के हेतु प्रसाद का साहित्य उसकी वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता का सदेश लेकर आता है। नारी की स्वतन्त्रता, उसका स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
झोौर अपने हिताहित के विषय मे स्वतन्त्र रूप से सोचने का उसका अधिकार--प्रसाद 
साहित्य की वे नवीन विधाए हैं जो नारी-वर्ग मे प्रचलित परम्परा के विरुद्ध नये 
श्रालोक की दिशा मे अभियान की प्रेरणा देती है। प्रसाद जी ने अपने साहित्य द्वारा 
नारी के स्वातन्त्रय आन्दोलन का समर्थन किया है । श्रद्धा और इडा का स्वतन्त्र 


व्यक्तित्व इसका प्रमाण है । सरमा अपने पति के सम्मुख अपनी स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण 
रखने की बात कहती है--- 


आपको और सब अधिकार है । पर मेरी सहज स्वतन्त्रता के अपहरण का 
नहीं । मैं आपके साथ चल गी, पर अपमानित होने के लिये नही ।' 


“जनमेजय का नागयज्ञ, पू० ३६ 


लेकिन स्वतन्त्रता का अर्थ श्रवाघ स्वतन्त्रता या उच्छु खलता नहीं है । यहा 
पर प्रसाद जी गाधी जी के निकट लगते है। वे नारी की सर्वे-क्षेत्रीय योग्यता को तो 
स्वीकार करते है, परन्तु फिर भी यह मानते है कि महिलाओशो के शारीरिक एवं 
प्रकृतिक विकास में ही एक परिवर्तन है, जिसके कारण उनका कार्यक्षेत्र पुरुष के 
कार्य-क्षेत्र से अलग हो जाता है। वे मानते है कि नारी साधारणतया अपने को अपने 
कार्य-क्षेत्र--पारिवारिक आयोजनो तक ही सीमित रखे | परन्तु साय ही अवसर पड़ने 
पर सामाजिक एव राष्ट्रीय योजनाओं में भी पीछे न रहे । उन्होने पश्चिमी आदशों 
के समानान्तर भारतीय नारी में गव पूर्ण अधिकार एव स्वातन्तव्य भावना को बद्ध-सूल 
होते देखा है । उसके परिणामों से वे चिन्तित थे। अ्रत उन्होने भारतीय पृष्ठभूमि मे 
भी नारी के व्यक्तित्व के घिकास की प्रतिष्ठा की है । तितली और शैला के चरित्रों 


( है ) 


के माध्यम से उन्‍होंने अपने मत को स्पाट किया है । गाधीजी की भाति उन्होंने भी 
भारतीयता के आदशों से पोषित तितली को ही, जिसके लिये परिवार का महत्व ही 
सर्वाधिक है, झ्रादर्श रूप में प्रकट किया है । शैला का नारीत्व पश्चिमी आद्शों से 
पोषित है, इसीलिये उसका पथ अनुकरसखोय नटी बतलाया गया है, क्योकि उसके मन 
में द्ैत की भावना बद्ध-मुल है । वह पत्नी बनकर पति में गकलय नहीं हो सकती, 
क्योकि अपने व्यक्तित्व के प्रति वह आवश्यकता से अधिक जागरूक है और इस जाग- 
रूकता के भ्रह में पुरुष और स्त्री के मध्य किसी सामजर ये को सम्भावना नहीं रह जाती । 
लेकिन इसी सामजम्य के परिणशाम-“वरूप जिस एकलयना की प्रतिष्ठा होती है वह 
केवल स्त्री का ही पुर॒प में लय नहीं, वरन्‌ पृरष को भी नारी में लगता है। पृरुष में 
झपने व्यक्तित्व के विलीनीकरण से नारी जो कुछ खोती है, उसना ही पा भी लेती 
है । यही नारी का भारतीय आदर्श है ओर स्वतस््ता के संदर्भ में इसी तथ्य की 
प्रतिष्ठा प्रसाद जी ने भी करनी चाही है ! 


प्रम-भावना और विवाह-संस्था-- 


स्वतन्त्रता के इसी प्रसग में प्रसाद जी ने नारी-पृरुष की प्रेम-भावना पर भी 
विचार प्रकट किये है । वे यह मानकर चलते है कि प्रशाय को भावना नारी पृरुष के 
मन की शाइवत, स्वाभाविक भावना हैं भझौर इसका शमन नहीं किया जा सकता और 
किया भी नहीं जाना चाहिये, वे नारी को प्र॑भ करने की स्वतत्तता देते है !। उनका 
कहना है कि प्र म की स्वतस्त्र सत्ता के भ्रधिप्ठान में नारी को पुरुष के समान ही 
झ्रधिकार प्राप्त होने चाहिए । यदि बारी को प्रेम करने की सुविधा प्राप्त हो गई है, 
तो उसे जैसे सभी स्वतत्रताए भ्रनायास ही उपलब्ध हो जाती हैं । प्रसाद जी की 
यह क्रातिवादी भावना उनके साहित्यिक जीवन के उत्तर-काल में परिपुष्ट हुई है। वे 
इस स्वतन्त्रता के साथ-साथ मन की निष्ठा तथा व्यक्तित्व की एकलयता को भी प्रमुख 
मानकर चलते हैं | इसके अ्रभाव में, हो सकता है कि समाज में प्रेम की स्वतन्त्रता के 
नाम पर झनाचार की सृष्टि और विस्तार हो और जिससे समाज के स्थायित्व की 
तींव पर आधात पहुचने का भय उत्पन्न हो जाये । इसी स्थायित्व की रक्षा 
के लिये प्रसाद विवाह को आवश्यक सान कर चलते हैं । विवाह से सामाजिक 
मर्यादा के उल्लघन होने का भय कम हो जाता है। हालाकि विवाह-सस्था का खोखला- 
पन भी उन्हे ज्ञात है। 'ककाल' के पटल पर विवाह-संस्था भ्पने आयोजनो को सफल 
बनाने की दिल्ला में पूर्ण असफल है | इसी भ्रसफलता को देखकर उन्हे कहना पड़ा है-+- 


“घटी, जो कहते हैं भ्रविवाहित जीवन उच्छ खल है, वे भान्त हैं । हृदय का 


( ४८१ ) 


सम्मिलन ही तो विवाह है । मै स्वतनत्र प्रेम की सत्ता को स्वीकार करता हू'**** "मै 
स्व॑स्व तुम्हे अपंण करता हू, और तुम मुझे, इसमे किसी मध्यस्थ की आवश्यकता 
क्यो ? मन्त्रों का महत्व कितना ?* 


सक्षेप मे, प्रसाद जी स्वतन्त्र प्रेम की सत्ता स्वीकार करते है । उसे मन की 
शाइवत, स्वय उदभूत होने वाली भावना के रूप में मानते है और नारी को भी प्यार 
करने की सुविधा देते है । साथ ही प्रणय के क्षेत्र मे निष्ठा पर बल देकर चलते है 
और समाज के सुरुचिपृर्ण अ्रस्तित्व को बनाये रखने के लिये उस स्वतन्त्र प्रेम की 
परिणति विवाह मे करता चाहते है, भले ही वह किसी प्रचलित आाडम्बर पूर्ण 
व्यवहार द्वारा सम्पन्न न हो । इस प्रकार से प्रसाद जी की नारी आत्मिक दर्शन 


(प्रशय) के साथ भौतिक जीवन का सामजस्य बनाकर चलती है, जो उसकी सबसे 
महान्‌ उपलब्धि है। 


सामाजिक सुव्यवस्था और नीति-- 


सामाजिक व्यवस्था के मध्य प्रसाद जी ने एक बात और भी अनुभव की है। 
याद किसी कारण वश या परिस्थितियों के कारण नारी को नैतिक मर्यादा के शीर्ष से 
नीचे उतरना पडा है, और इस तरह से विभृष्ट पथ पर चलने के लिये बाध्य होना 
पडा है तो समाज के पास उसके लिये क्षमा की भावना नही हैं । समाज कभी भी 
उसके पतन के नैतिक कारणो की खोज नही करता है । वह तो इतना ही देखता है कि 
प्रमुक नारी अपने शील से च्युत हो गई हैं। बस, अरब उसके लिए सामाजिक मान्यता 
और सम्मान के सभी अवसर समाप्त हो जाने चाहिये। परन्तु प्रसाद नेतिक पतन की 
गहराइयो में जाकर कारणो की खोज करते है । वे इस बात को जानना चाहते हैं 
कि समाज उसे जो दण्ड दे रहा है, वह कही उस पर अतिचार तो नही है | नेतिक 
पतन की पृष्ठभूमि में उसकी अपनी इच्छा क्‍या है ? क्या उसने जानबूक कर पतित 
और उच्छु खल जीवन बिताने की दिशा मे कदम उठाया हैँ ? और यदि ऐसा है, तो 
प्रसाद जी उसे क्षमा नहीं करते, उसे अश्रपने किये के लिये दण्ड स्वीकार करना हीं 
पडेगा। अनन्तदेवी, विजया, मागन्धी, दामिनी, सुरमा, छलना, कमला, मगला' आदि 
पात्र इसके उदाहरण है | परन्तु जो व्यक्ति परिस्थितियों के कुचक्रों मे फस कर नैतिक 
मर्यादा का उल्लघन करने के लिये विवद् हो गया है, प्रसाद जी की दृष्टि में वह पूर्णो 
रूप से क्षम्य है । सुवासिती, तारा, घटी आदि सभी इसी वर्ग की पात्राए है | ये 
सामाजिक आद्शों के अनुकल अथथे देने वाले शील' शब्द की सीमाओ्रो का अतिक्रमण 
कर, उस जीवन को भोगती है जो नेतिक मर्यादा की दृष्टि से उच्छु खल है 


( ४८२ ) 


लेकिन इनके प्रति कही भी प्रसाद जी का क्षोभ प्रकट नहीं हुआ है । उनका 
क्षीम प्रकट हुआ है उस वातावरण के प्रति, उन परिस्थितियों के प्रति जिन्होंने 
उनको इस तरह का जीवन बिताने के लिये विवश कर दिया हैं। प्रसाद जी 
झाचरण की शुद्धता पर जोर देते है, यह ठीक हूँ, लेकिन हुसका यह अर्थ 
नहीं हो जाता कि जिसका सदाचररग, परिस्थितियों की आँधी में कही भटक 
गया हो, वह उनकी दृष्टि से हेय हो गया हैं। उनके विचार से शील और 
नैतिकता के एक बार भग हो जाने से वह सदा के लिये ही कु ठित नहीं हो जाती, 
उसमे सुधार किया जा सकता है । इस प्रकार उनका सकेत है कि नारी के विषय में 
कोई निर्णय लेने से पहले सम्बन्धित अपराध के मूल कारणों की खोज होनी चाहिये । 
यह व्यवस्था स्वस्थ सामाजिक साम्य-भावना को जन्म दे सकेगी, ऐसा विश्वास किया 
जा सकता है । 
संक्षेप 

समांज में परम्पराओ के बहुल प्रयोग से उनकी प्राग-शक्ति नप्ट हो जाने के 
उपरान्त उनमे किसी प्रकार का जीवन-तत्व नहीं रह जाता । प्रसाद जी व्यक्ति के 
व्यक्तित्व को कुचल कर ऐसी परम्पराझों का आदर्श बताये रखने में विश्वास नहीं 
करते । वे रूढिया, जिनसे प्रबुद्ध मस्तिष्क के विकास तथा जाति के उन्नयन की सम्भा- 
बना नही होती, प्रसाद जी के मत से नणप्ट होनी चआाहिसे । परम्पराओं के विक्ृत रूप 
का स्थायित्व प्रसाद जी को सह्य नही है । उनकी नारी-सम्बन्धी सुधार-थयोजना में 
उनकी इस 'भावना को भली-भाति देखा जा सकता है। उनकी नारी इसीलिये नवीन 
पांयेश में भ्रभिव्यक्त हुई है, जहा उसे सम्मान की प्राप्सि है। उसका अपना सास्क्ृतिक, 
पारिवारिक तथा सामाजिक व्यक्तित्व है, जिसके लिये स्वतन्त्रता की श्रायोभना की 
गई है । उन्होने समाज के उस प्रत्येक चलन पर झाधात किया है, जो नारी के विकास- 
क्रम में गतिरोध उत्पन्न करता है। नारी को अपने व्यक्तित्व के विकास की पूर्ण 
प्रभिव्यांक्त प्रसाद-साहित्य में ही मिली हैं । उसकी स्वतन्त्रता समाज को स्वस्थ 
वातावरण प्रदान करती है और वह सामाजिक तत्वों के सकलन में सहयोग देती है. । 
परन्तु कही उसकी स्वतन्त्रता अबाध बनकर सामाजिक हितों का हनन-कार्य ने कर 
बेठे, इसीलिये उसके भ्रधिकार-क्षेत्रों की व्याख्या करना भी प्रसाद जी नहीं भूले हैं. । 
तितली और श्रद्धा का चरित्र उनके नारी-आ्रादर्श को पअभिव्यक्ति प्रदान करता है, जो 
अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, जिनमें सामाजिकता है लेकिन इतने पर भी जो 
यह अनुभव करती हैं कि उनका मुख्य कार्य-क्षेत्र पारिवारिक सीमाओं के भीतर ही 
निद्वित हैं। पारिवारिक वातावरण के मध्य उन्होने पत्नीत्व के झादर्श की ही स्थापना 
की है । लेकिन उनका पत्नीत्व भ्रनाचार के विरुद्ध विरोध का स्वर ऊंचा उठाता 


( ४८३ ) 


है। उनकी नारी मे एकनिष्ठा की भावना प्रमुख रूप से विद्यमान है, जो समाज के 
स्थायित्व के लिये अनिवार्य है। यही पर प्रसाद जी ने पाश्चात्य आलोक से प्रभावित 
भारतीय नारी के लिये भी सन्देश दिया है । ऐसी महिलाझो में जो ह्ुत की दर्पपूरयो 
भावना बद्धमूल हो रही है, उसे प्रसाद जी भारतीय समाज के लिये हानिकर मानते 
हैं। इड़ा और शैला के चरित्र इस तथ्य की पुष्टि के लिये उपस्थित किये जा सकते 
है। स्वतन्त्रता के अतिरेक में सीमा-उललघन करती हुई नारी की ओर भी ग्रसाद जी 
का ध्यान गया है । इस सीमातिक्रमण को उन्होने बुरा माना है। साथ ही उन्होंने 
नीति की भी नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। वे उस व्यवस्था को नीति' का नाम नही 
देना चाहते, जो मनुष्य की वैयक्तिकता को परिबद्ध कर उसके विकास के श्रवसरो को 
नष्ट कर देती है । नीति की परिभाषा परिस्थिति, युग और अवस्था के अनुत्तार बद- 
सती हैं। इस तरह से प्रसाद जी नेतिकता की जडीभूत व्याख्या मे विश्वास नहीं 
करते । वे आचरण की शुद्धता पर बल देते है, लेकिन यदि परिस्थिति वश आचरण 
वथ-विभूष्ट होकर चलाना पडा हो, तो प्रसाद जी उस विभृुष्टता के कारणों को 
खोज करते है। इस प्रकार से प्रसाद जी की नारी-कल्पना भारतीय सामाजिक जीवन 
से जहा एक ओर तत्कालीन सुधारको, सुधार सस्थाओ्रो तथा वैधानिक प्रगति से प्रेरित 
और भअनुप्रारित हुईं है, वहाँ दूसरी ओर इस विषय में उनकी कुछ मौलिक श्रनुभूतियां 
झौर उदभावनाये भी है, जो प्रबुद्ध सामाजिक का ध्यान अपनी ओर आकइृष्ट करती 


हैं । 


अकरण--- १ ३ 


आधुनिक हिन्दी साहित्य में नारी-सम्बन्धी साहित्यिक 
सृष्टियों में प्रसाद की नारी स॒ुष्टि का मूल्य ओर महत्व 


( अर) 
(ब) 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 


आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी--संक्षेप 
प्रसाद की नारी-कल्पना--नवीन श्रादशे 
सांस्कृतिक स्वरूप 

राष्ट्रीय स्वरूप 

दाशे निक व्याख्या 

मनोवेज्ञानिक पीठिका 


ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य में नारी--संक्षेप 


भारतीय सामाजिक पुनरुत्थान की नवीन धारा ने, जिस का आरम्भ हमसे 
१८५७ से माना है, हिन्दी साहित्य को भी प्रभावित किया है | आधुनिक हिन्दी साहित्य 
के विभिन्‍न कालो के अन्तर्गत नारी चित्रण की विवेचना करते हुए नारी-स्थिति 
सम्बन्धी विकास-क्रम को लक्ष्य कर, हम कह आये है कि सुधार-भावना का प्रादुर्भाव 
भारतेन्दु को लेकर होता है । भारतेन्दु से पूर्व रीतिकारों की परिबद्ध और कु ठाग्रस्त 
परम्परा मे जकडी हुई नारी-भावना के प्रति मासल और स्थूल दृष्टिकोश ही अप- 
नाया गया है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र नवीन उत्थानोन्सुख यूग के पहले साहित्यकार थे, 
जिन्होने नारी की दयनीय दशा, उसकी अशिक्षित, परिष्कृत सस्कारो से विहीन अव- 
स्था श्रौर विषम वस्तु-स्थिति को साहित्यिक रचना का विषय बनाया था । नवीन 
चेतना और सामाजिक जागृति से अनुप्रारितत भारतेन्दु तथा समकालीन साहित्यकारों 
ने अब श्रणय की लीलाभूमि को छोडकर, नारी सम्बन्धी सामयिक समस्या के उद्‌- 
घाटन द्वारा साहित्यिक कोण की दिशा परिवर्तित कर दी थी ) और पुरुत्थानवादी 
तथा सुधारवादी सुधारको तथा सुधार-सस्थाओ के कार्यक्रम को बल देना आरम्भ 
कर दिया था । नारी-स्थिति और नारी-समस्या को लेकर इन साहित्यकारों ने भी 
प्राय, समाज-सुधारको वाली दिशा मे ही अग्रसर होना आरम्भ किया। क्योकि 
साहित्यिक-दिद्या-परिवर्तत की यह नवीन दृष्टि और प्र रणा उन्हे इन्ही सुधारको के 
कार्य-क्रमो, आयोजनो तथा आदेशों से प्राप्त हुई थी। 


भारतेन्दु-साहित्य में हमे प्राचीन और नवीन की सधि दृष्टिगत होती है । 
उन के काव्य में रीतिकारिता भी पूर्ण उल्लास के साथ मुखरित हुई है, और रूढ 
परम्पराओं के प्रति क्षोभ और श्राक्रोश भी उसी उत्साह से व्यक्त किया गया है । 
लेकिन भारतेन्दु के साहित्य का महत्व दन रूढ परम्पराओ मे सुधार-भावना के दृष्टि- 
कोण को ही लेकर है । अ्रशिक्षा, सती प्रथा तथा बाधित वैधव्य के प्रति उनकी 
प्रतिकारात्मकम भावना यत्र-तत्र देखी जा सकती है। बालकृष्ण भट्ट, प्र मघन, राधा 
कृष्णदास तथा श्रीधर पाठक भारतेन्दु के समकालीन साहित्यकार रहे है, और इनमें 
से लगभग सभी ने साहित्य सृजन के क्षेत्र मे भारतेन्दु से ही प्र रणा प्राप्त की है । 


( ंप्८ ) 


इसलिए यह स्वाभाविक था कि इनकी लेरासी भी भारत की ही भाति सामाजिक 
विपमता के विरोध में विष उगलती | आगे चल कर किसोरीलाल गोस्वामी तथा 
प्रताप तारायर मिश्र आझ्रादि साहित्यकारों में भी टर्सी सुधार भावना को बल मिला है। 
इस काल के हिन्दी साहित्यकारों की रचना में एक बाल बडी स्फ्ट रूप से देखी जा 
सकती है और वह यह कि इन सभी लेखकों के मत भे नारी की वरतु-ग्थिति के 
प्रति एक महान करुणा की भावना विद्यमान थी, भ्रत इनकी नारी कल्पना, सारी 
को असहाय, भ्रधिध्षित, दीन और निराश्रय ही देख पाई । और उनके द्वारा किये 
गये सुधारों का आयोजन जैसे उसकी दब्शा पर दया कर के उसे उत्यित करने के 
लिए ही किया गया । इस उत्मानकालीन साहित्यिक नारी का अपना कोई व्यक्तित्व 
स्पष्ट दृष्टिगत नही होता । केवल एक ऐसी नारी का चरित्र उभरता है, जो अपनी 
स्थिति मे शकदम निदचेप्ट है। परम्पराओं और सरकारों की मार से जो शनन्‍्य-मस्तिष्क 
हो गई है, जो अशिक्षा के अ्रन्धकार में अपने द्वित की किसी भी बॉल को सोज सकते में 
असमर्थ है । जिसे सासारिक प्रगति का कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ 
सुधारक और सवेदनशील साहित्यिक उस के पास खड़े, उस पर दया करते हुए, 
उसे फिर से प्राण देने का प्रायोजन और प्रयत्न करो है। बढ़ अपनी स्थिति में 
सुधार और अपने व्यक्तित्व के उन्तयन के लिए पूर्गातया इन्ही लोगों पर श्राश्रित 
है। श्रपने विपय में उसका न श्रपना कोई मत है, न अ्रधिकार और न झ्रधिकार 
प्राप्त करते की कोई शक्लि ही । और इसीलिए इन साहित्यका रो द्वारा उसकी स्थिति 
को सुधारने सम्बन्धी उत्थानवादी दृष्टिकोश को ही विकसित किया गया। 


इसके श्रतिरिक्त उत्पान-काल की नारी-भावना का एक पअ्रत्य स्वरूप भी 
भ्रभिव्यक्त हुआ है। उसे परम्परावाद का सकीर्ण प्रभाव ही मानना चाहिए । इसके 
अन्तर्गत नारी रीतिकालीन नायिका के रूप मे विलास-गुक्‍्त वातावरण और परि- 
स्थिति के भध्य चित्रित की गई है। भारतेन्दु तथा श्र मघन की काव्य-कृतियों से ऐसे 
तथ्य की पुष्टि में उद्धरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, किन्तु नारी का यह स्वरूप 
नवोत्यान के श्रालोक में सशक्त हो सकते में असमर्थ रहा है और इसके मध्य में तारी 
की वस्तु-स्थिति का चित्रण, जिस की विवेचना इससे पूर्व की पक्तियों में की गईं है, 
सास्कृतिक पुनरुत्थान की प्रभिव्यक्ति करता हुआ सा प्रतीत होता है। 

द्विवेदी काल, जिसे हमने प्रस्तुत प्रबन्ध में जागुति-काल का नाम दिया है, 
भारतेन्दु युग की इसी स्थूल श्यूगारिकता की प्रतिक्रिया के रूप में, नारी सम्बन्धी 
कृठोर नैतिक आदशों की स्थापना करता है। नारी कल्पना के क्षेत्र में यह युग 
क्रियात्मक कम तथा प्रतिक्रियात्मक ही अधिक रहा है। प्रतिक्रिया के कारण ही 


( ४5८६ ) 


चरित्र-कल्पना में स्वाभाविकता नही आ पाई है । इस काल के साहित्यकारों ने नारी 
के जिस स्वरूप की कल्पना की, वह उत्थान-काल की नारी-कल्पना के एकदम विपरीत 
पडती है । महावीर प्रसाद ट्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्यासिह उपाध्याय 
हरिश्रौध” तथा रामनरेश त्रिपाठी इस काल के प्रतिनिधि साहित्यकार रहे है, उन्होने 
नारी के व्यक्तित्व में साहस, शौय॑, प्रेरणा और प्रबुद्धता की कल्पना की, जो तत्का- 
लीन समाज मे [नारी वर्ग की वस्तु-स्थिति से किसी भी क्षेत्र मे मेल नही खाती । 
यह ठीक है कि इस काल के अन्तिम चरण तक आते-आते सुधारको तथा सुधार 
ससथा के माध्यम से नारी-वर्ग को अपनी प्रगति-विषयक दिशा-ज्ञान हो चला था 
और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग कर, एक विशिष्ठ नारी-वर्ग अपने अ्रधिकारों को 
प्राप्त करने की दिशा में तत्पर हो रहा था । लेकिन सामान्य नारी-वर्ग मे किसी भी 
प्रकार की जागृति उत्पन्त न हो सकी थी और उनकी वास्तविक दशा के सदर्भ मे 
इन साहित्यकारों का यह नवीन आदर्श बडा अजीब सा लगता था। इस का एक 
कारण है, इन्होने नारी-वर्ग के क्रक-विकास को अभिव्यक्त नहीं किया, वरन्‌ उसे 
सीधे शीर्ष पर ले जाकर पूजा की वस्तु बना दिया । इससे अस्वाभाविक और 
कृत्रिमता का अनुभव ही अ्रधिक हुआ । परन्तु नारी के इस श्रव्यावहारिक रूप से एक 
लाभ अवश्य हुआ । अब श्ाधुनिक युग मे पहली बार नारी को भी आददामयी बनने 
की सभावना स्वीकार की गई और उसके प्रति रीतिमुक्त परम्परा के विरुद्ध 
एक नवीन आादशात्मक नीति पूर्ण दृष्टिकोश का विकास हुआ। इस नवीन आदर 
की प्रस्थापना के सदर्भ में एक नवीन बात हुई और वह है राधा का स्वरूप-विकास । 
राधा की सृप्टि मे हरिऔौध' जी के भावों को एक नवीन अभिव्यक्ति मिली । 


रीतिकारो ने भक्तिकालीन वल्लभ-सम्प्रदाय की जिस राधा को विलास-भवन 
के रग-मच पर और श्यगारिकता की उदभावना करने वाली तायिका का स्वरूप 
प्रदान किया था, उस का परिष्कार आधुनिक हिन्दी साहित्य मे पहली बार हरि- 
ओध' जी की लेखनी से हुआ । उनकी राधा स्व-दुख कातरता का पर-दुख कातरता' 
में पर्यवसान कर, सकी व्यक्तिगत प्रणय विनिमय का स्वस्थ भाव-भूमि पर विस्तार 
कर लेती है । बह लोक-सेविका तथा लोक-निर्देशिका के रूप में प्रस्तृत होती है। 
उसका यह रूप निश्चित रूप से स्वस्थ साहित्यिक रचना की और दिल्या-सकेत करता 
है। इसी प्रकार त्रिपाठी रचित मिलन” की विजया आनन्द कुमार के श्रभाव में, 
गाव-गाव में जाकर देश-प्र म और जागृति का मन्त्र फूकती हैं। नवयुवको को प्रेरित 
करती है ओर विषमता तथा अत्याचार के विरुद्ध विरोध करने के लिये उन्हे प्रोत्साहित 
करती है । 


( ४६० ) 


मिलन में व्यक्त त्रिपाठी जी का, यह स्वप्त श्रागे चलकर गांधी आनन्‍्दोलनों 
में पूर्ण हुआ है, इसमे कोई सन्देह नहीं। लेकित जिस काल में (१६१८) इसकी 
रचना हुई थी, तब इस का ध्येय केवल नारी को रीतिकालीन बासना की दुर्गन्ध से 
उबार कर उसके स्वरूप को राष्ट्रीय स्थल पर सामाजिक सम्मान की पृष्ठभूमि में 
प्रस्थापित करना तथा उसके लिए भविष्य में उन्नत एव स्वस्थ संभावनाएं प्रस्तुत 
करना था। द्विवेदी जी की प्रेरशा से इस काल के साहित्य का निर्माण हुआ है, 
भतः उनका नैतिकतावादी दृष्टिकोग सभी दिक्लाश्रो मे व्याप्त हैं| नारी में भी 
इसीलिए, इस युग के साहित्यकारों ते उच्चतम नैतिक-आ्रादर्श की प्रतिष्ठा करनी 
चाही है। हम कह सकते हैं कि नैतिकता पर सबसे अधिक अल पिछले सौ वर्षों 
के साहित्य में, केवल इसी काल में दिया गया है । नैतिक ग्रादर्शो की स्थापना से 
विविध सम्बन्धो के ग्रन्तर्गत पत्तीत्व की निष्ठा को प्रमुव माना गया है। प्रेमचन्द, 
मैथिनीशरण गुप्त तथा हरिश्रौध' जी की तत्कालीन रचनाझों में यही भावना 
प्रमुख रूप से ्रभिव्यक्त हुई है। पति परमेदवर” का आदर्श इस युग की महती देन 
है। चारित्रिक पवित्रता को इसी कारण महत्ता प्राप्त हों सकी है। श्रीधर पाठक 
तथा भगवानदीन की रचनाओं में जागतिकाल की राष्ट्रीय भावना के दर्शन किए 
जा सकते है। नारी आदि जाति की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत की गई है। उसे विश्व 
की अजेय शक्ति कहा गया है। वह प्रार्यकूल की पुृण्य-पताका तथा गृह की 
स्वाभिनी मानी गई है । राष्ट्रीय जातीय प्रेम के दस उत्साह काल में नारी ने स्वयम्‌ 
भी अपनी पद-प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया है शौर उस के इस कारय-व्यापार को पुरुष 
रा स्वीकृति भी मिली हैं। इस काल के साहित्यकारों ने इन नवीन आद्शों की 
स्थापना के साथ-साथ उत्थान-काल के साहित्यकारों की भाति जर्जर रूढ़ परम्पराशञों 
तथा पिछड़ी मान्यताओं के विरुद्ध भी स्वर उठाया है तथा नये सुधारों की आयगो- 
जना की है । 


सक्षेप मे कहा जा सकता है कि इस काल के साहित्यकार शारीरिक और 
माससिक पवित्रता को प्रधानता देकर चले है | नैतिक आदेशों का पालन बडी कठोरता 
से किया गया है तथा नारी मे प्रेरणा तथा शक्ति साहस के दर्शन किये गये हैं। नारी 
को विभिन्न सम्बन्धों मे देखने की बान भी इसी काल से प्रारम्भ हुई है। इस विषय में 
श्री मैथिलीदारण गुप्त का नाम उल्लेखनीय है । उन्ही [के द्वारा सारी के विभिन्न 
सम्बस्धों को व्याख्या मिली है। सुधार-भावनाशो का विकास इस काल की नारी- 
स्थिति में सुधार प्रस्तुत करता है | नारी की सत्‌-असत्‌ रूपो मे भी व्याख्या हुई है, 
परन्तु असत रूप के श्रति कही भी ललक की भावता विकसित नहीं हो पाई है। नारी 
का सक्रिय राष्ट्रीय रूप महिला-वर्ग को प्रेरित करता है और इन सबसे विशेष, इस 


( ४६१ ) 


काल की साहित्यिक नारी-सृष्टि पुरुष से बहुत ऊची है, सम्मान के शीर्ष पर पूजा 
की वस्तु बनी हुई, आराध्या के रूप मे दृष्टिगत होती है । इस प्रकार इस काल में 
नारी-भावना पर एकपक्षीय विचार किया गया । उसके आदशें-रूप को जिस प्रकार 
की अभिव्यक्ति मिली, वह उसकी व्यावहारिक स्थिति के एकदम प्रतिकूल थी और 
उसका स्वरूप सामाजिक क्षेत्र मे विजया और नवीन अभिव्यक्ति प्राप्त राधा के रूप 
में कही भी विद्यमान नही था । 


हिन्दी साहित्य के तृतीय विकास चरण में गाधीजी की प्रेरणा से नारी 
सामाजिक समारोहो मे भाग लेने लगी थी और उसका राष्ट्रीय स्वरूप मुखर होने 
लगा था। श्रव स्वय नारी अपनी स्थिति के कचन-विहान की कल्पना करने लगी थी । 
तोरन देवी लली की इन पक्तियों मे नारी उत्साह की भलक प्रतिलक्षित होती है--- 


"मैं नही चाहती संध्या के 
युग युग का जर्जर गान 
हा, मधुर उषा आगमन सुना 
कसा होगा कचन-विहान । 


नारी को राष्ट्रीय भावनाओ से अनुप्रारितत होने का अवसर इस विकास-काल 
में ही प्राप्त हुआ । अब नारी सामाजिक कार्य-व्यापारो में अपने अधिकारों की माग 
करने के लिये अग्रसर हुई । प्रथम और द्वितीय महायुद्धों के बीच का यह काल भारत 
के लिये औद्योगिक, सामाजिक, राजनीतिक, भ्राथिक तथा साहित्यिक--सभी दृष्टियो 
से महत्वपूर्ण रहा है । इस युग की साहित्यिक क्राति पश्चिमी श्रादर्शो--विशेषतया 
स्वच्छन्दतावाद से प्रभावित हुई है । जहा सामाजिक मान्यता और उत्कर्षों से दूर, 
नितान्‍्त वैयक्तिकता के वातावरण में नारी के सत-सौदय की कल्पना की गई । इस 
काल की नारी भी प्रशाय करती है, वह यहा भी पुरुष के विश्रमित मन के लिये शीतल 
छाया का उपचार बनती है, परन्तु उसमे रीतिकालीन नायिका का-सा आवेग 
और मासलता नहीं है और न वह पुरुष की वासना पूर्ति के साधन मात्र के रूप 
में ही प्रस्तुत होती है। इसके विपरीत उसका निर्मल, सौम्य, प्रेरक तथा प्रशयिनरी रूप 
अभिव्यक्त हुआ है । 


इस काल में भी नारी सम्बन्धी नवीन आदझों की सृष्टि हुई है। उसे दया की 
मूल मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है । पुरुष उसकी कृपा के लिये उसके सम्मुख 
मत सिर है । गोपा का चित्रण ऐसी ही महिमामयी नारी-चरित्र की अभिव्यक्ति 
करता है--- 


( ४६२ ) 


'दीन ने हो गोष, सुनो 
हीन नहीं नारी (कभी 
मूल दया मूर्ति वह मेन से छारीर से । 
“बशोधरा, पृ० १४५ 


इस काल में नारी ने जागृति के आलोक में श्पत्ती स्थिति को हीन मानना 
भी अस्वीकार कर दिया है और अपने उन्नयन के लिए वह रवय भी झागे बढ़ी है । 
मशोधरा एक स्थान पर कहती है--- 


'तुल्छ न ममझों मुझको नाथ 
अमृत तुम्हारी अजलि में तो भाजतन, मेरे हाथ ।' 


नारी को मासल स्वरूप देने के पूर्व-प्रयासों का विनश्टीकरण ५इस काल की 
सबसे बडी विशेषता है । उसके शुद्ध, सुचि रूप को घर और बाहर--दोनो क्षेत्रों में 
प्रतिष्ठित कर, इस काल के साहियकार ने गामजस्थवाद का नवीन आदण् प्रस्तुत 
किया है। इसी आरादर्शवादिता के प्रसंग मे विकास-फ्रालीन वारी-म्रण्ठि छी कल्पना, 
कर्तव्य परायणता की पृष्ठभूमि में भी की गई है । 'रब्त' की सुमना पुरुष को कृष्ण 
की भाति ही कर्मशील बनने का उपदेश देती है । उसे प्रत पुरुष की वासना अपने 
कर्तव्य से विमुव तहीं करा पाती । प्रेमचन्द और मैथिलीशरगणा गुप्त तथा पन्‍त और 
मिराला आदि के साहित्यकारों मे नारी-पद को सम्मान और प्रतिष्ठा भिली है /* 


छायावादी प्रवत्ति के विकास ने नारी के मूल्य, महत्व और स्वरूप में एक 
क्रांति ला दी है, यह स्पष्ट है । इसीलिये उसको स्वच्छतर भावभूमि पर अभिव्यक्ति 
प्रदान की गई है। लेकिन इसके साथ ही उसकी वस्तु-त्यिति की भी उपेक्षा नही हुई 
है । नारी के प्रति पुरुष का अत्याचार, कुप्रथात्रो की लम्बी आती हुई परम्परा और 
पुरुष-वर्ग द्वारा उसके लिये संकीर्श सीमाओझो का निर्धारण सभी दिशादझ्रो को साहि- 
त्यकार ने दृष्टिगत किया है। उसने छायावादी कोमल व्यजक हौली में इस बात का 
विरोध भी किया है। शिक्षा प्रचार के विषय को लेकर इस काल में श्रपेक्षाइत कम 
कहा गया है, क्योकि इस पक्ष में नारी-वर्ग अब तक जागरूक हो चुका था भशौर उसमे 
विद्याध्ययन की कभी समाप्त न होने वाली अश्रजस्र परम्परा चल पड़ी थी । कुप्रथाश्रों 
भौर सामाजिक रूढियो की अभिव्यक्ति प्रेमचन्द साहित्य मे सबसे भ्रधिक हुई है । 
उन्होने सामान्य कुप्रथाओ के साथ-साथ विभिन्न वर्गों मे प्रचलित परम्पराशों पर, जो 
प्राणहीन हो, सामाजिक वातावरण को गैथिल्य प्रदान कर रही थी, कुठराघात 
किया | विधवा समस्या और वेद्यावृत्ति को उन्होंने विशेष रूप से लिया है । मध्य- 


( ४६३ ) 


क्यीय और सामान्यवर्गीय नारी की वस्तु-स्थिति का मर्मान्‍्तक चित्र उनकी अपनी 
लेखनी का वेशिष्ठ्य है । महादेवी वर्मा ने 'श्रूखला की कडिया” मे सामान्य नारी के 
भर्म-स्पर्शी चित्र उपस्थित किये है । 


अधिकार-प्राप्ति के इस नवोदित प्रहर मे एक विशिष्ठ नारी-वर्ग में अ्रधिकारों 
को प्राप्त करने,के सफल प्रयास स्वरूप, दर्प-भावना का प्रस्फुटन हो चुका था । हालाकि 
इसका|विकास नव्य-युग में ही हुआ है। सामयिक साहित्यकारो ने उस श्रग पर भी दृष्टि- 
पात किया है और उसको भारतीय वातावरण के बीच अशुभ बताते हुए उसके प्रति 
चिन्ता प्रकट की है । शिक्षा के विकास के साथ-साथ भ्रब इस काल की नारी में तके- 
बुद्धि का विकास देखने को मिलता है | वह पूर्व-काल की भाति पुरुष की सभी बातें 
चुपचाप रह कर ही नहीं सह लेती परन्तु अब उसके लिए तक करती है तथा अपने 
अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्वय भी प्रयत्नशील होती है । इस काल मे हम उसे 
स्वय विकास ओर उन्नयन के पथ पर प्रशस्त होते हुये देख सकते है । इस काल की 
नारी-सृप्टि को लेकर सबसे महत्त्वपुर्णा बात उसके बाह्य सघर्ष के चित्रण को लेकर 
हैँ । सामाजिक श्रोर कौटुम्बिक जीवन की विषमताओो में उसे किस प्रकार अपनी 
स्थिति को बनाये रखना होता है तथा सभी प्रकार के अनाचारो [को सहते हुये भी 
जीवन के लिये प्रत्याशी होना पडता है--यह सब इस काल की साहित्यिक सृध्टियों 
में विद्यमान है। प्रेमचन्द जी के नारी-चरित्र अधिकतर इसी स्वरूप को लेकर चलते 
हुँ । 

इस प्रकार से आधुनिक नारी साहित्य में सुधार योजनाशो को प्रमुखता देते 
हुये नारी-स्थिति के उन्नयन को दिशा मे विज्लेष प्रयत्त किया गया हैं । उसे रीति- 
कालीन नायिका के पद से अलग कर, विभिन्न सम्बन्धो में सतृ-स्वरूप की स्वीकृति 
प्रदान की गई हूँ । द्विवेदी-काल मे उस पर नैतिक आदर्शों का आरोपण कर उसकी 
स्थिति में पाविश्य और शील को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है और सामाजिक 
स्वीकृति तथा राष्ट्रीय स्वरूप मे उपस्थित करने के प्रयत्न का आरम्भ भी इसी काल 
से हुआ है। आगे, विकास-काल मे, इस भावना को दृढ भित्ति प्राप्त हुई है । 


छायावादी काल में वह कवियो द्वारा उस प्रणयिनी के रूप में प्रस्तुत की गई 
है, जो अपने शील-सौदर्य और कोमल भावकत। म महान है, जहा पुरुष के मन की 
वासना नही ठहर पाती और उसके सात्विक रूप पर मुग्ध हो, जहा वह उसे आराध्या 
और पूज्या के पद पर प्रतिष्ठित कर देता है। दूसरे, उसका राष्ट्रीय स्वरूप भी इसी 
काल में विकसित हुआ । गाधीवादी राष्ट्रीय भ्रादोलनों में अब वह व्यावहारिक रूप 
से भी भाग लेने लगी थी, एक नवीन जागृति का चिन्ह उसके व्यक्तित्व में दृष्टिगोचर 


होने लगा था भौर उस जागृति के आलोक में वह अपने अ्रधिकार-क्षेत्र की 
पहिचान करने लगी थी । छायावादी-कालीन यह स्वरूप, द्विवेदी युग की राष्ट्रीय 
जागति से, जो 'मिलन' प्रादि रचनाओं में अभिव्यक्त हुआ है, भिन्न है । इस स्वरूप के 
साथ एक परम्परा और इतिहास-सा जुडा हुआ लगता हैँ जो उसको व्यावहारिकता 
और स्वाभाविकता की ठोस और समझ में आने योग्य भाव-भूसि पर प्रतिष्ठित कर 
देता है । 


छायावादी काल भारत के आर्थिक पक्ष के ह्वास का काल था । प्रत. व्यक्ति 
के सम्मुख जीने की समस्या ही मुख्य थी । जीने के लिए संघर्धों की विस्तृत भूमिका 
को पार करना पडा था। अतः इस काल में अन्य वाह्म सघर्णषा के साथ-राथ नारी- 
सम्बन्धी वाह्य सघर्षों का भी चित्रण हुआ । प्रसाद जी इसी छायायुग के साहित्यकार 
हैं जिन्होंने तत्कालीन साहित्यकारों की ही भाति नारी-स्थिति का अध्ययन कर, उसके 
उन्नयन के लिए साहित्यिक अभिव्यक्ति प्रदान की है । ख्रगली पक्तियों में हम नारी- 
स्थिति विषयक उनके नवीन आद्दों और नव्य-कल्पना की चर्चा करगे | 


प्रसाद की नारो-कल्पना--सवीन आदी 


प्रसाद जी की साहित्य-साधना सामाजिक जागृति तथा जागृति-कालीन 
साहित्य-आलोक मे प्रदीप्त हुई है। उन्होंने भी श्रपने काल की उन सभी प्रचलित 
समस्याझ्रों को उठाया है, जिनकी अभिव्यक्ति उनके साथी साद्वित्यकारी द्वारा की जा 
रही थीं। परन्तु प्रसाद जी में समकालील साहित्यिको की शअ्पेक्षा अधिक सवेदना 
विद्यमान थी और इसीलिए उन्होंने नारी-जीवन की विषमताओो को झधिक बारीकियों 
से देखा तथा वास्तविक कलाकार की प्रकृति के अनुकूल नारी-प्रादर्श को नवीन 
क्षितिज भी प्रदान किए । उन्होने अपने युग की सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल 
तारी की राष्ट्रीय कल्पना की स्थापना की, दूसरे साहित्यिको की भाति सारी के 
विभिन्‍न सम्बन्धों की व्याख्या की तथा पत्नीत्व के झादर्श को प्रतिष्ठित किया, किन्तु 
अन्य लेखकों के विपरीत उन्होंने नारी को पुरुष के श्रनाचार का सश्षक्त विरोध करने 
की भी अनुमुति दी है। उन्होंने उसे सास्कृतिक पीठिका पर भ्रधिष्ठित किया है। 
उसको दार्शनिक भूमि पर भी सर्वप्रथम प्रसाद जी ने ही झवतरित किया है और इन 
सब से विशेष बाह्य सघर्ष-चित्रण के इस युग में प्रास्तरिक सघर्षों की फ्ाकी सबसे 
पहले विशेष रूप से प्रसाद साहित्य मे देखने को मिलती है। इस तरह ॒चरित्रों के' 
मनोवैज्ञानिक विकास को पहले पहल इन्ही से अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है । आधुनिक 
सहिल्य की पृष्ठभूमि में प्रसाद की नारी-सृष्टि का मूल्य और महत्व निम्नलिखित 


( ४६५ ) 
शीर्षको के अन्तर्गत आका जा सकता है--- 


(क) सास्क्ृतिक स्वरूप 

(ख) राष्ट्रीय स्वरूप 

(ग) दाशंनिक व्याख्या 

(घ) मनोवैज्ञानिक पीठिका 
सास्कृतिक स्वरूप 


प्रसाद जी की सास्क्ृतिक नारी की विवेचना करते समय हम कह आए है 
कि सस्कृति के श्रन्तगंत व्यक्ति की चेष्टाओ, उसके द्वारा सीखे गये व्यवहारों तथा 
सामाजिक परम्पराओं का सन्निवेश होता है। प्रसाद जी ने भारतीय दशेन, सस्क्ृति 
तथा साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया था, अतः अपने देश की सस्क्ृति पर--जिसमे 
विश्व मेत्री, राष्ट्र-प्रेम, नारी-सम्मान, दया, क्षमा, शील, सौजन्य, समन्वय, सतोष, 
सहयोग, औदाय, निस्वार्थता, समम तथा मानवतावादी प्रवृति का समावेश है--वे 
विशेष रूप से अनुरक्त थे। अपनी इसी भावना की श्रभिव्यक्ति उन्होंने अपनी साहि- 
त्यिक नारी मे की है तथा सास्क्ृतिक धारा के श्रवरुद्ध प्रवाह को फिर से साहित्यिक 
क्षेत्र मे विस्तीर्ण किया है । आधुनिक काल मे सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि पर साहित्यिक 
नारी-सुष्टि का आरम्भ वास्तविक रूप से 'हरिप्रौध, और गुप्त जी को लेकर होता 
है। गुप्त जी ने यशोधरा और उर्भिला के चरित्रों में जिस उज्ज्वल पक्ष पर बल दिया 
है, उसका पोषण भारतीय नारी की परम्परागत सहनशीलता, त्याग, एकनिष्ठता तथा 
दुःख और कष्ट सहन करने की क्षमता के माध्यम ही हुआ है । 'प्रिय प्रवास की राधा 
सेवा के उस आदशे को लेकर आई है, जिसने उसे सास्कृतिक आयोजनो के मध्य 
गौरव प्रदान किया है और इसीलिए वह हिन्दी साहित्य का अ्रमर चरित्र बन गई 
है। अपने प्रिय की अवस्था मे कलपने की अपेक्षा दु.खी जीवो के प्रति सहायता का 
हाथ बढाना, उनके दुख को सूख में परिवर्तित कर स्वय भी सुखी और शान्त हो 
लेना अधिक श्रेयस्कर है। भारतीय सस्कृति, विषमताशो के मध्य उनसे प्रपीडित हो, 
दुखी होने का निर्देश नहीं देती, उसकी मान्यता में तो वही महान्‌ है जो उस का 
सामना भ्रघरों पर हास लेकर कर ले । लेकिन सास्क्ृतिक व्याख्या में दु ख सहन करते 
रहने की क्षमता रखने का अर्थ अपने स्व को भूल जाना नही होता । राधा की 
तुलना में प्रसाद की देवसेना को लीजिए । वह चन्द्रगुप्त से प्रेम करती हुँ। चन्द्रगुप्त 
उसके सम्मुख कई बार आता है लेकिन प्रेम की बात को अपने मु ह से कह कर वह 
न तो अपने प्रेम का ही अपमान करता चाहती है और न अपने प्रिय की श्रेष्ठता को' 
कम ही । वह अपने प्रिय तक कोई सन्देश भी तो नहीं भेजती । उसके लिए तो इतना 


( ४६६ ) 


ही पर्याप्त है कि वह किसी को अपने मन से, अपनी सम्पूर्ण निः्ठा के साथ प्यार 
करती है। और तब वह अपने उस निष्ठावान प्रणय का प्रदर्शन कर, क्यों उस की 
महत्ता को कम करे ? यहां पर हमारे विचार से नारी का उज्ज्वल रूप व्यक्त हुश्रा 
है। प्रणाय के क्षेत्र मे देवसेना आत्म-स्वाभिमान के प्रसंग में राधा से पीछे नहीं रह 
जाती वरन्‌ कुछ आगे ही बढी हुई द्टिगोचर होती हे । हो, राधा का लोॉक-सेविका 
रूप देवसेना की कंब्य-परायणता की बराबरी कर सकता है । लेकिन उसी राधा 
को यदि मालधिका के साथ रख कर देखे तो मालबिका के मील प्रर्णय गसासना के 
सम्मुख राधा का पवन सन्देश कछ हलका सा लगता है। सालबिका अगने प्रिय की 
रक्षा के क्षिए अपने प्राणों की अ/ति देन के लिए भी तत्पर हो जाती है। बड़ जानती 
है कि बह रात उसके जीवन की अन्तिम रात है। लेकिन फिर भी(वद्द्रगूप्त पर अपने 
प्रणुय को प्रकट करने की, या यह भावना प्रवद्व करते की कि वेग: अब तक उससे 
मन ही मन प्यार करता रहा है और आज उसी की प्रागरक्षा ह#सू अपने प्राणी 
की श्राहुति देने चला है-- कोर्ट शिज्नासा नहीं होती । यह भारतीय सभ्कृति का ही 
उच्चतम आदर है, जहा त्याग की भावना का उतना स्वस्थ विकास हो चला है। 
इस श्रादश-प्रतिप्ठा भे प्रसाद अपने साथी लेसकों से काफो आगे बढ़े गये लगते है । 


राट्रीय कवि मैधिलीशरग गप्त सास्कृतिक कवि कहे जाते है, क्योंकि उनके 
द्वारा भारतीय सस्कृति की पृष्ठभूमि में ही साहित्य-रचना हुई है और श्रपने पात्रों 
के माध्यम से उन्होंने देश की प्राचीन समकृति के उनन्‍्तयन और झ्रादर्श की बात कहीं 
है । उन का नारी-सम्बन्धी सास्कृतिक आदर्ण सीता, यशोधरा और उर्मिला के चरित्रो 
में व्यक्त हुआ है, सीता का गहिणी रूप, यद्योधरा का पत्नीत्व तथा उमिला का 
विरह-वैधुर्य सभी को भारतीय सस्क्ृति की पृष्ठभूमि पर ही चित्रित किया गया है जो 
अपने स्वरूप को व्यक्त करने में सफल भी हैं । भ्रब इन्ही की तुलना में प्रसाद की 
श्रद्धा, तितली श्रौर मल्लिका को लीजिए। श्रद्धा का चित्रण सृष्टि के विकास की 
कहानी के प्रसग में हुआ है । उसम कितनी दया है। उसने कही भी 'सुक्के फूल मत 
मारो' कह कर अपनी अतिशय दयनीयता और परवदाता प्रकट नहीं की है। वहू 
सहनशीलता की प्रतिमा का स्वरूप लेकर उपस्थित हुई हैं। उसमें सास्कृतिक स्व« 
स्थता अधिक और स्वाभाविक मात्रा में प्रतिलक्षित होती है । तितली अपनी सीमित 
सुविधाशोी मे भी सतेज है । उसमें दुःखो का सामता करने के लिए पर्वत सी श्रठलता, 
सागर सी गम्भीरता और पृथ्वी सी सहिष्णुता विद्यमान है । उसके जीवन की विष- 
मताये सामान्य वर्ग के मध्य, व्यावहारिक भाव-भूमि पर प्रदर्शित की गई हैं 
और तब भी उसके चरित्र में सास्कृतिक निखार स्पष्ट है । इसके विपरीत 
यश्षोधरा श्लौर उमिला इन दोनो का वर्ग राजसी हैं, और वहा उनके चरित्र को लेकर 


( ४६७ ) 


जो कुछ भी कहा गया है, लगता है जैसे उसके द्वारा उनके चरित्रो की स्वाभाविकता 
का अ्रकत कम तथा श्रादशे-प्रतिष्ठा का प्रयत्न ही अधिक हुआ है। आदर्श-प्रतिष्ठा 
का प्रयत्न श्रद्धा के चरित्र मे भी कम नही है किन्तु फिर भी कही क्लत्रिम सा नहीं 
लगता । इस का कारण प्रसाद का मनोवैज्ञानिक अध्ययन हो सकता है। यहा मनो- 
वैज्ञानिक स्वाभाविकता के मूल में ही आदर्श-प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया गया हैं। इसी- 
लिए व्यावह्ारिकता की भूमि पर चरित्राकन के साथ साथ सास्कृतिक आदर्शों की 
रक्षा भी जैसे स्वयं ही हो गई है । उनकी एक अन्य सृष्टि मल्लिका अपनी उदारता, 
सहिष्णुता, निष्कपट पति परायणता, करुणा, स्तेह और विद्व-मैत्री भावनाओं मे 
महान्‌ है । अपने शत्रुओ को भी वह आचरण की शुद्धता और सौजन्यता की शिक्षा 
देती हैं । उसमे भावावेश और आक्रोश है ही नहीं और न अपनी शीलता में कही वह 
दयनीय ही दिखाई पड़ती है। सास्कृतिक मर्यादाओ के मध्य उसके जीवन का सयमित 
क्रम चलता है। न्याय, सहनशीलता और सवेदन जैसे उसके सास्कृतिक स्वरूप को 
और भी उज्ज्वल बना देते है । 

उपयु क्त पात्रो के अतिरिक्त कार्नेलिया, दला, श्र वस्वामिनी, वासवी, पदुमा- 
वती, कोमा, मणिमाला और सरमा आदि नारी चरित्रो मे उसी उदात्त स्वरूप 
के दर्शन हुए हैं जिस से भारतीय सस्कृति की मर्यादा का सम्मान बढता है और 
प्रपनी सस्कृति के प्रति आस्था उत्पन्न होती है। प्रसाद जी ने इन सास्क्ृतिक चरित्रो 
के लिए उस देश-काल को चुना है जिसे भारतीय सस्क्ृति का उत्कर्ष काल कहा जा 
सकता है। गुप्त-काल धर्म, राजनीति, सामाजिक चेतना और वेभव--सभी दृष्टियों 
से महान्‌ है। उस महानता के मध्य, जिस व्यावहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख 
कर प्रसाद जी के चरित्रो का नियमन हुआ है वह अपनी उच्चतर शालीनता एव 
विशिष्टता के साथ-साथ तत्कालीन भारतीय समाज की. परिस्थितियो तथा राष्ट्रीय 
योजनाओ की प्रगति के मध्य स्वाभाविक सा भी लगता हैं । ठीक है, कि 
प्रसाद जी से पूर्व भी सास्क्ृतिक पीठिका पर नारी चरित्रों का अकन किया 
गया है और सफलतापूर्वक किया गया है । परन्तु प्रसाद जी में एक विशिष्ठ 
प्रकार की गहन अनुभूति है । उनकी लेखनी प्रतिभाशाली कलाकार की लेखनी 
है । साथ ही उनका अध्ययन भी उसी प्रकार गम्भीर है । उन्होने विस्तृत 
भाव-भूमि पर कल्पना और व्यवहार का सफलतापूर्वक समन्वय किया है। प्रसाद 
जी की मनोरम कल्पना देश और परिस्थितियों की व्यावहारिकता मे समल्वित हुई 
है। और इसीलिए उनकी सास्कृतिक नारी-सृष्टि अ्रपने स्वरूप मे विशिष्ठ प्रतीत 
होती है। एक बात और है, प्रसाद जी ने विविध नारी-चरित्रो के माध्यम से विविध 
प्रसंगो की पृष्ठभूमि में सास्कृतिक तिरूपण की योजना की है। इनके चरित्र इतने 


( ४६८ ) 


बहुल हो गये है कि दूसरे साहित्यिको के बरित्रो का महत्व निश्चय ही कुछ हल्का 
सा हो जाता है । फिर किसी अन्य साहित्वकार द्वारा कामायनी जंसा सशक्त चरित्र 
भी उपस्थित नहीं किया जा सका है और इसीलिए इनके सास्कृतिक नारी चरित्र 
भ्ाधुनिक हिन्दी साहित्य में अभी तक भी अपनी विशेष स्थिति पर बने हुए है। 


राष्ट्रीय स्वरूप 


प्रसाद जी की नारी सप्टि की अस्य विशेषता उनके राष्ट्रीय स्वरूप को लेकर 
हैं। वैसे प्रसाद काल में राष्ट्रीय भावनाझो को लेकर काफी लिखा गया है तथा 
नारी को भी समग्र रूप से उसमें भाग लेने शौर सहयोग देने के लिए प्रेरित करने का 
प्रयास भी हुआ है'। प्रसाद के अतिरिक्त भ्रन्‍्य लेखकों मे प्र मचन्द और राम नरेश 
त्रिपाठी द्वारा ही राष्ट्रीय नारी चरित्र उपस्थित किए गये हैं। किन्तु प्र॑मचन्द के 
राष्ट्रीय चरित्रों का विकास सामाजिक विषमता की धारा के शअ्रन्तगंत ही हुआ है। 
उनके शायद ही किसी पात्र में शुद्ध राष्ट्रीय रूप का विकाम हुआ हो । हा, रासनरेद 
जिपाठी के मिलन और स्वप्न में जो स्वरूप उपस्थित किमा गया है, उस का 
सहेष्य वास्तव मे महिला-वर्ग के मध्य, राष्ट्रीय स्वरूप का विकास, करना रहा है। 
हमे 'मिलत” की बिजमा के चरित्र में परिस्थितिमश विकसित राष्ट्रीय भावना का 
विस्तार देखने को मिलता है। अपने प्रिय आनन्द को मृत जानकर वह उसकी इच्छा 
को पूर्ण करते का सहुइय लेकर, तगर-नगर, गाव-माव अ्रनाचारी शासक के विरुद्ध 
जन-जागरणा करती है, देशा के नवथुवकों को उस कान्ति के मगल-समारोह में भाग 
लेमे के लिए प्रोरणा देती हैं और स्वय भी 'अबला भौर अताधथिती” के स्वरूप को 
भर बाला के रूप में परिवर्तित कर लेती है। उस के गीतो में श्रोज होता है, जो 
देश प्रेम की भावनता को बल प्रदान करता है। 'स्वप्न' की नायिका भी अपने विलासी 
पति के अन्तसंभर्ष भौर क्षय-पौदष चेष्टाह्ों से ऊब जाती है। वह देदा की क्ुषित 
झौर बुसुक्षित जनता को' देखती है, उसकी इस दयनीय दशा के कारणों की खोज करती 
है, और स्वयम्‌ इस समस्या के निदान में अपनी सेवाशों को प्रस्तुत करने के लिए 
दृढ' प्रतिशत होती है । वह भी विजया की ही भाति दात्रु का सामना करने के लिए 
प्रस्तुत होती है, अपने प्रिय को प्र रणा देती है और श्रन्त में श्रपते लक्ष्य मे सफल होती 
हैं। मेंथिलीशरश गुप्त की नारी का राष्ट्रीम स्वरूप भी 'सिद्धराज' में इसी प्रकार अभि- 
ब्यक्त हुआ हैं। इसी प्रकार सोहन लाल द्विबेदी के 'मेरवी' मे सकलित <दर्हीं यात्रा 
जैसी! कतिपया कविताओं में इसी राष्ट्रीय उदबोधत के दर्शन होंते हैं । 


उपयु क्त लेखकों की भाति दूसरे साहित्यकारों ने भी राष्ट्रीय भावना को 


॥ 


( ४€६ ) 


अभिव्यक्त किया है। किन्तु किसी नारी सुधष्टि को राष्ट्रीय वातावरण में अधिष्ठित 
कर, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते के विषय को लेकर उल्लेखनीय प्रयत्न 
सही किए गये है। इस प्रसंग मे प्रसाद जी की राष्ट्रीय नारी इसीलिए बहुत अधिक 
महत्त्वपूर्म हो जाती है। प्रसाद जी श्रपने समय की सामाजिक गंतिविधियो और 
साहित्यिक सृष्टियो से परिचित थे। उन्होने दूरगामी अलोकिक दृष्टि पाई थीं । 
परन्तु अपने साहित्यिक जीवन के आरम्भ-काल मे वे प्रचलित प्रथाश्रो के प्रति एक 
सुधार-भावना लेकर ही उपस्थित हुए है । उसमे क्राति करते हुए, उन्हे लगता है जैसे 
वहलें हिंचक हुई थी। नारी को घर से बाहर कब और कितना अवसर देना अपेक्षित 
हैं, इस विषय में वे अपने पूर्व साहित्य मे बहुत प्रगतिशील नहीं कहे जा सकते । 
अजातशत्रु' मे उन्होने नारी और पुरुष के कार्य-क्षेत्रो की अलग-अलग व्याख्या की हैं । 
क्योंकि उनका विश्वास है कि ससार के सब कर्म सबके लिए नही होते । परन्तु बाद 
में देश की बढती हुईं राष्ट्र-भावना ने उनके सकोच को कम कर दिया और तब उनके 
साहित्य में नारी-चरित्रो का जो राष्ट्रीय स्वरूप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चित्रित 
किया गया, वह मोलिक तो था ही, साथ ही उसने राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने 
में भी महत्त्वपूर्ण योग दिया | उनकी मान्यता थी कि नारी में सार्वजनिक जागृति 
तो होनी ही चाहिये श्र अवसरानुकूल उसकी तत्सबधी योग्यता का उपयोग भी । 
उतकी अलका के चरित्र को लीजिये । वह देखती हैं कि उसके पिता तथा भाई राष्ट्र 
के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नही कर रहे है भौर इस तरह से राष्ट्रीय हितीं कें 
विनाश की आशका है, तो वह महाराज और आम्भीक के स्थान पर स्वय राष्ट्रीय 
सेवाओं के लिये तत्पर हो जाती है । उसका तेज, सेवा और कर्क्तव्य की अपूर्व 
भाषना ओर उत्साह से भरा हुआ रमणी रूप नि.स्वार्थ भाव की भीत्ति पर और भी 
देदीप्यमान हो जाता है। वह अपने इत शब्दों मे अ्रकर्मण्य भाई के लिए कितना बहा 
व्यण्य और राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्य-निर्वाह की कितनी महान्‌ सन्नद्धता प्रस्तुत करती है--- 

'महाराज, मुझे दण्ड दीजिये, कारागार मे भेजिये, नहीं तो मैं सुत्त॑ होने पर॑ 
भी यही करूँगी'* “महाराज श्रार्यावत्तें के सब बच्चे आम्भीक जैसे नहीं होगे । ये 
झपनी इस मान-प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल-तिल कट जायेंगे ।' 


“पन्द्रगुप्त, पृ० ८८ 


झलका के चरित्र का राष्ट्रीय वृश्िष्दृुय एक अन्य बात को लेकर भी है। वह 
बिजया की “भाति स्कन्दगुप्त पर मोहित होकर, उसे प्राप्त करने की आकाज़ा को 
लेकर, राष्ट्रीय योजना मे दीक्षित नही होती । विजया मे प्रेम मुख्य है, राष्ट्रीयता 
गौरा। । इसके विपरीत झलका सिंहरण से इसलिए प्यार करती है कि वह राष्ट्रीय 


( पू७० ) 


भावनाओं की प्रतिमूरत हैं । उसके भग का एक-एक श्र राष्ट्र के उपयोग के लिए, 
उसकी सुरक्षा और उन्नयन के लिए सुरक्षित है । अलका के प्रणय मे राष्ट्रीय प्रेम 
वैयक्तिक प्रेम पर हावी हो गया है । दूसरे शब्दों मे इसी बात को इस प्रकार भी कह 
सकते हैं कि अलका के राष्ट्रीय प्रेम को पृष्ठभूमि में ही उसकी वैयक्तिक प्रशय-भावना 
का विकास हुआ है । उसमे राष्ट्रीयता की काल्पनिक भावना ही नहीं है परन्तु उस 
क्षेत्र में वह कर्मशील भी है । स्वय भी वह देश-मेवा के लिए कार्य करती है, रण- 
क्षेत्र जाती है और साथ ही सिंहरण की प्रेरणा भी बनती हैं । सिहरण की ही क्यों, 
तक्षशिला के नागरिकों में भी उन्हे प्रेरित करने के लिये उसका राष्ट्रीय गान गज 
उठता है। अलका की ही भाति जयमाला का चरित्र भी इसी राष्ट्र-मावना को पुष्ट 
करता है। वह झपने पति की उदासीनता पर व्यग्य करतो है और उन्हे देश की रक्षा 
के लिये प्रेरणा देती है । उसका राष्ट्रीय स्वरूप विकसित है । वह सर्वात्मा के स्वर 
में अपने विशिष्ठ व्यक्तित्व को लय करने में तत्पर है । युद्ध उसके लिये गान हैं, 
जिसमे उसे जीवन का सगीत सुनाई पडता है । 


इसी प्रकार प्रसाद के भ्न्‍्य ऐतिहासिक चरित्रों--देवसेना और मल्लिका में 
भी राष्ट्रीय स्वरूप के दर्शव होते है, जो अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी इच्छा 
से देश-हितो की ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय योजनाओं में भाग लेती हैं । मालविका, 
कमला और रामा भी इसी कोटि की पात्राए है, जिनमे राष्ट्रीय तत्वों का सन्रिवेश 
उनके व्यक्तित्व को वैशिष्दूय प्रदात करता है । 'पुरस्कार' की मघूलिका अपने देश- 
गौरव की रक्षा के लिए अपने प्रशय को बलिदान कर देने के लिए सन्नद्ध हो जाती 
है। सास्कृतिक चरित्रों की भाति उतके राष्ट्रीय चरित्र भी भ्रनेकरपता भौर बहुरंगी 
भावनाओं से पोषित हुए हैं । उनके व्यक्तित्व की विविधता उनकी महत्ता को झौर 
भी शालीन और श्राकषंक बना देती है । प्रसाद जी के ये राष्ट्रीय चरित्र ऐसिहासिक 
पृष्ठभूमि पर अनुकूल वातावरण के मध्य चित्रित किए गए हैं। दूसरे, भारतीय परि- 
स्थितियों के अ्रन्तर्गंत वे अनुकूल पडते है और इसीलिये साहित्यिक सृष्टियों में उनका 
स्थान अपनी विशिष्ठता को प्राप्त हो गया है! 


दादनिक व्याख्या 


द्विवेदी काल तक हिन्दी साहित्य सुधार भावनाओं तथा आददों स्थापना की 
प्रतिष्ठा की चेष्टा में ही मुख्य रूप से भ्रभिव्यक्त होता रहा है। नारी-सम्बन्धी भावना 
भी मुख्य रूप से इन्हीं दो दिशाश्रो में अभिव्यक्त हुईं। छायावादी काल के भारम्मिक 
वर्षों में प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर युग की घिषमताओं से ग्रसित और भावों से 
पीड़ित साहित्यकार ने समाज से दूर, काल्पनिक लोक में झ्पनी दमित कामनाझों की: 


( ५०१ ) 


पूर्ति का प्रयत्न किया । प्रकृति का सौदर्य उसके लिए विलास, वैभव और सुख का 
निमन्‍्त्रण लेकर आया । इस प्रवृत्ति के विकास के श्रारम्भ मे कवि को क्रक्ृति के 
सौन्दर्य के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पन्‍तजी की 'मौत निमन्त्रण' जैसी प्रारम्भिक कवि- 
ताश्ो मे इस भावना की अभिव्यक्ति भली प्रकार हुई है। जड पर चेतन का आरोप, 
इसी युग के कवि द्वारा पहले-पहल सत्‌-रूप की अ्रभिव्यक्ति के साथ किया गया । 
प्रकृति से--जो जीव-विहीन, गति-शुन्य और जड थी, कवि की श्रास्था, प्रत्युत्तर के 
अभाव में कम होने लगी और वह अन्तत नारी[पर जाकर रुक गया। उसने नारी में 
सत्‌-सौंदयं, यौवन, प्रेम, और सलज्ज़ शालीनता के दर्शन किए । उसके स्वरूप को 
षूज्या और आराध्या के रूप मे स्वीकार किया । मूर्धन्य छायावादी साहित्यकारो ने 
इसी दिशा मे साहित्यिक-प्रणयन किया । इन साहित्यकारों ने नारी को जगत की 
स्वामिनी और प्रकृति के मुकुर के रूप मे प्रतिष्ठा प्रदान की, क्योकि इस आदशे रूप 
की प्रेरणा उन्हे प्रकृति की महाशक्ति एवं विविध-रगी स्वरूपो से ही प्राप्त हुई थी 
'पललव' की कविताओं मे पन्‍्त ने उसे स्तेहमयी, सुन्दरतामयी झ्रादि के विशेषणों से 
विभूषित किया है । उसके चरित्र में शक्ति, पूजा, सम्मान और पावनता की भावनाओं 
को सज्जित किया है । उसका शात, सौम्य स्वरूप पुरुष के सन्‍्तप्त मन के लिए शीतल 
विश्राम की श्रायोजना-सी करता हैँ । इस प्रकार से विकास काल, जिसे साहित्य- 
समीक्षको द्वारा प्रसाद-काल का भी नाम दिया गया हैं, नारी को दक्ित, प्रेरणा, 
सौम्यता, पावित्य और आदर्श रूप में देखने का काल है । प्रसाद-काल इसे इसलिए 
कहा गया हैं कि नवीन चेतना के उत्सर्ग में प्रसाद जी का योगदान सबसे अधिक 
और विशिष्ठ रहा हैं तथा अन्य साहित्यिक देनो के साथ उनकी यह देन भी महत्वपूर्स 
हैँ कि उन्होंने छायावादी नारी के इस प्रस्तुत एव प्रचलित स्वरूप की दाशंनिक व्याख्या 
प्रस्तुत की है, जिससे नारी के दमित कुचले हुए कू ठित स्वरूप से भिन्‍न एक महान्‌, 
प्रेरक और मार्ग दर्शक स्वरूप की कल्पना होती है । वहां नारी पुरुष से ऊची, सम्मा- 
नित शीर्ष पर बेठी हुईं प्रतीत होती है । ऐसा लगता है जैसे सृष्टि का सचालन पुरुष 
से नही वरन्‌ नारी के निर्देशों पर ही आधारित हो गया है । 


प्रसाद जी को तारी के दाशनिक स्वरूप की प्रेरणा दर्शन-शास्त्र के अध्ययन 
से मिली है । वह दोव थे, प्रत्यभिज्ञा-दर्शत के समर्थक । इसके अनुसार आत्मा 
अपनी इच्छा-पूर्वक स्वतन्त्र रूप से अपनी भीत्ति पर ही विश्व का उन्‍्मीलन करती है ॥ 
विश्व के इस विकास प्रसग में श्रात्मा के शक्ति रूप को शिव से पूर्णतया अभिन्न 
माना गया है। यह हाक्ति रूप अनन्त हैं। शिव तत्व प्राण सूत्र में विद्यमान रहता 
है । शक्ति तत्व उस प्राण्य पर नियन्त्रण करने वाला या उसमे व्यवस्था बनाये रखने 
वाला माता जाता है। प्रत्यभिज्ञा-दर्शन के श्रनुसार शक्ति शिव की स्रजन दाक्ति के 


( ५०२ ) 


रूप में अभिव्यक्त की गई है । शिव तथा शक्ति में भेद की कल्पना कदापि नहीं कौ 
जा संकती । 


शिव-शक्ति का उपयु क्‍त आदर्श ही प्रसाद जी की नारी-कल्पना को दाशनिक 
भाव-भूमि पर अभिव्यवित प्रदान करता है । उन्होंने उसे महाचिति, लौलामयी और 
झ्रानन्ददायिनी सिद्ध किया है । वे नारी के व्यापक, विशुद्ध और विश्वासमय स्वरूप 
को सृष्टि के विकास का रहस्य मानकर चल॑ते हैं। वह सर्वमगला हैं। प्राशी-मात्र के 
पति उसके मन मे ग्रजल्र दया और स्नेह का खल्रोत प्रवाहित होता रहता हैं। 


भ्साद जी ने नारी द्वारा व्यवित का समप्टि में विकास दिखाया है, जो व्यापक 
भाव-भूमि की सृप्टि करता है । वहु विश्व-मैत्री और विद्व-बन्धुत्व के झादश निर्माण 
में नारी की ही विशिष्ठ शक्ति और प्रेरणा को मान कर चले हैं । एक स्थान पर 
थद्धा मतु से कहती है--- 
औरो को हंसते देखो मनू 
हंसो. और सुख पाओी 
अपने सुख को विस्तृत कर लो 
सब को सुखी बनाओ ।' 


“-कामायनी, १० १३४२॥ 


इसी दार्शनिक स्वरूप की व्यास्या के श्रन्तगंत प्रसाद जी की भ्रन्य उपलब्धि 
मारी के हारा मानवतावाद की स्थापना करने में हैं। पुरुष केवल श्रद्धा के संयोग से ही 
प्रभिनव मानव की सृष्टि करता है । श्रद्धा हो पुरुष को मानवतावाद के प्रसाद की 
प्रेरणा देती है । प्रसाद जी की तारी में चारित्रिक श्रेष्ठता की इस विशिष्ठता करे 
साथ-साथ पुरुष को उच्चतर भावभूमि मे ले जाकर उसे झानन्दमय बनाने की क्षमता 
भी विद्यमान है। उसी की प्रेरणा से पुरुष शक्ति भ्रहणा करता है तथा शाकिवाबू 
कहलाता है । पुरुष की आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति, आदवबांसन और सहायता नाखे 
से ही प्राप्त होती है। वह तो हमेशा ही इच्छा, कर्म और ज्ञान के त्रेत में भूला हुआ 
होता है श्रौर इस त्रिपुर रहस्य की कुण्जी नारी के हाथ में रहती है । उसकी इच्छा 
से ही इन परस्पर विच्छिन्न शक्तियों मे सामजस्य की स्थापना होती है और उसकी 
स्मृति मात्र से ये विच्छिन्त झक्तिया एकाकार हो विश्व में आनन्दवाद को स्थापना 
करती है । साथ ही वहू अन्य विविध शक्तियों की समन्वयित्री भी है, तभी मानव-जीवम 
की सफलता की अपेक्षा की जा सकती है । प्रसाद जी संघर्ष को श्रदीप्त करने वाले 
झादशों की स्थापना के पक्षपाती नहीं रहे हैं । वे जीवन में सामंजस्थ और समन्य्य 
की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। यहां पर भी उन पर प्रत्यमिज्ञा-दर्शन का प्रभाव रपट 


( ५०३ ) 


है और इसी के श्राधार पर उन्होने समरसता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । 
शिव और शक्ति (पुरुष और नारी) के सामरस्य से ही ग्रानन्दवाद और उल्लास की 
स्थापना हो भकती है । इसीलिए सामरस्यपूर्ण स्थिति के मध्य ही विश्व की स्थिति 
को सुखपूर्ण बताया गया है। इसी प्रसग मे प्रसाद जी नारी को पुरुष की सहयोगिनी, 
निर्देशिका, पूर्णता और प्रेरणा के रूप मे भी प्रस्तुत करते है । पुरुष के जीवन के 
लम्बे रहस्यो का उद्घाटन नारी द्वारा ही कराया गया हैं । वह पुरुष को जीवन के 
दु ख-सुखो की लम्बी परम्परा की पृष्ठभूमि मे सुख का रहस्य बताती है । पुरुष 
उसकी अनन्त शक्तिका अनुभव कर उसके द्वारा आनन्द प्राप्ति की आकाक्षा को लेकर, 
उससे अपने जीवन का नेतृत्व करने के लिए कहता है + 

प्रसाद की उत्तर-कालीन कृति 'कामायनी' में नारी के इंसी दाशेनिके स्वरूप 
की व्याख्या प्रस्तुत की गई है जो नारी-स्थिति को सामाजिक सकीणता की उमस 
झ्रौर घुटन से उबार कर स्वस्थ मनोभूमि पर अधिष्ठित करने के लिए मगल-सदेश 
देती है। उन्होने नारी को दिव्य-शक्ति के रूप मे प्रस्तुत किया है, जहा पुरुष की 
पाथिव उच्चता एव श्रेष्ठता उसकी महानता के सम्मुख बडी सामान्य सी लगने लगती 
है । इस दार्शनिक नारी-सृष्टि की कल्पना प्रसाद जी की अपनी है तथा हिन्दी के 
विकास-कालीन साहित्य को, जिसमे नारी की अतीन्द्रियता पर विशेष बल दिया जाने 
लगा था, एक विभिन्न प्रकार की स्वस्थ, प्रेरणादायक और इन सर्बसे विशेष समभ में 
था सकने योग्य अपूर्व देन है। 


मनोवेज्ञानिक पीठिका 


आधुनिक साहित्य की कुछ प्रमुख विशेषताओं मे मनोवेज्ञानिक विद्लेषण का 
विकास भी प्रमुख है । जीवत मे भौतिक इन्द्र होते है उन्ही के कारण मानसिक सघर्ष 
होता है । मानसिक सधर्ष की स्थिति में ही मनोवैज्ञानिक विहलेषणं की स्थिति 
उत्पन्न होती है। भारतेन्दु से लेकर द्विवेदी काल तक कौ रचंनाओ मे सामाजिक 
विषमताशों के परिणाम स्वरूप वाह्य सघर्षों का चित्रण तो बहुल मात्रा में होता रहा 
है। जीवन की विषमताशञ्रो को बढा-चढा कर चित्रित किया जाता रहा, किन्तु मानव 
मन की प्रन्तप्र बृत्तियों का चित्रण बहुत कम साहित्यकारों द्वारा किया गया। प्रेमचन्द- 
साहित्य में, जो सामथिक समस्याओं की पृष्ठभूमि में लिखा गया है, वाह्य विषमताञो 
का सधर्ष सामाजिक चेतना उत्पन्न करने में सफल है। उनके द्वारा समाज 'के उने 
रूढ़ परम्पराओों के उद्घाटन और हनन की चेष्टा कीं गई है जिन्होंने विश्वुखला की 
अ्रवस्था उत्पन्न कर रखी हैँ। परन्तु इस दिशा मे भी उन के पुरुष चरित्रों का ही 
प्रशिक विकास हो पाया है । उनके नारी पात्र अपनी दयनीय दशा से ही पीडित हैं। 


( पूछते ) 


हा, जालपा, धनिया आदि पात्रियों की भाति जो कुछ मुखर हो पाई है, उन के द्वारा 
वहा उनके मानसिक संघर्ष को समुचित अभिव्यक्ति नहीं मिल पा सकी है । उत्तकी 
रुक्‍्मणि, निर्मला, रतन, पुष्पा आदि अन्य पात्र भी अपने भाग्य की दुर्दशा की कहानी 
ही कहने हैं। उनमे भी अन्तप्न वुतियों का सधर्ष कम ही विद्यमान हैं। प्रमाद कालीन 
दूसरे साहित्यकार, जिन्होंने इस दिशा में अधिक चेष्ठा की हैं, जैनेर्द्र कुमार हैं । 
उन्होंने नारी पात्रों को मनोविश्लेषण की पृष्ठभूमि में ही चित्रित करने का प्रयत्न 
किया है। परन्तु उनकी पकड़ को किस सीमा तक स्वाभाविक तथा सफल कहा जा 
सकता है, यह विवादग्रस्त विषय है । हमारे विचार से जनेसद्र के नारी चस्त्रो की 
मन'स्थिति का चित्रण कुठित काम श्र झमित आकाक्षा के परिवेष्ठन में तथा 
कथित नैतिकता की भाव-भूमि पर आ्रादर्श स्थापना के नितान्त असफल उद्देश्य को 
लेकर हुआ है। उसके चरित्राकन में कही भी यह स्पष्ट नहीं होता कि उन्हें नारी 
स्वभाव के स्थायी गुरणो का वैज्ञानिक ज्ञान है और इसीलिए उन के नारी चरित्रों का 
मनोवैज्ञानिक विकास, जिनमें मृणाल, सुखदा, सुनीता आदि के नाम लिए जा सकते 
हैं, एक भ्रसाधारण (जो ग्रस्वाभाविक ही है) किन्तु श्राकर्षक भाव-प्रीठिका पर 
हुआ सा लगता है। उनकी साहित्यिक सृष्टियों को थोडा सा और भूक कर देखें, 
तो लगता है कि 'सैक्स'-प्रसगो में ही उनकी 'मतोविश्लेषणात्मक --प्रतिभा को 
भ्रभिव्यक्षि मिल सकी है। इसी प्रसग में भगवती चररा वर्मा को चिंत्रलेखा' श्र 
'तीन वर्ष” को भी लिया जा सकता है। यहा भी प्रन्तप्र वृत्तियों का सघर्षात्मक 
विकास एकागी ही है। इस प्रकार से इन प्रभूति साहित्यकारों द्वारा मन.स्थिति 
चित्रण का आरम्भ ही किया जा सका हैं । इसका विकसित और प्रौढ़ रूप हमें 
विकास काल में केवल प्रसाद की कृतियों में ही देखने को मिलता है और इसीलिए 
झपने काल में उतकी साहित्यिक श्रेष्ठता और भी सिद्ध हो जाती है । 


प्रसाद जी ने व्यक्ति की भ्रन्तर्भावनाओ के विकास के मूल रूप को पहचाना 
हैं। वे व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक विकास में शारीरिक और मानसिक गठन को विशेष 
सानकर चलते हैं। तारी और पुरुष के शारीरिक गठन और प्रक्रिया में भ्न्तर है, 
प्रतः उनकी मन"स्थिति, उनके सोचने का ढंग तथा कार्यकलापो की स्थिति भी 
भिन्‍न ही होती चाहिए। उन्होने नारी के स्थायी गूणों की विषद्‌ व्याख्या प्रस्तुत की 
हैं और उसके झाधार पर उसकी मनःस्थिति को अभिव्यक्ति प्रदान की है। यहा 
समस्त प्रक्रिया एक क्रम से गम्भीर भ्रध्ययन के उपरान्त उपस्थित की गईं हैं। भत' 
वह स्वाभाविक लगती है । उन्होने श्रपने विभिन्‍न पात्रों में नारी सत के अन्‍्तर्सर्ष 
तथा स्थायी गुणों की स्थिति मानी है । उदाहरण के लिए नारी पुरुष में शक्ति देखना 
चाहती है। अपनी भविष्य की सुखद कल्पना, उसकी कल्पना का विशेष झश होता 
है। समर्पण के साथ साथ उसमें झ्रात्म सम्मान की भावना भी उसी मात्रा में होतीं 


( ५४०५ ) 


है। वह सव्वस्व देकर कुछ लिया भी चाहती है, वह वस्तुओं का, घटनाओं का, बातों 
का विश्लेषण करती है। अ्रन्तर्सघर्ष की भावना उसमे प्रमुख है--इन सभी का 
अध्ययन, अनुशीलत और स्पष्टीकरण प्रसाद ने किया है, और क्योकि उनका 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन स्वाभाविक सहज गूणो की भीत्ति पर स्थित है, इसीलिए 
चरित्रो का सूक्ष्म, गम्भीर और सही मृल्याकन हो सका है । कही भी अस्वाभा- 
विकता नही लगती । जैसा कि इस युग के दूसरे लेलको मे जहा कुछ असाधारण 
चरित्रो को अभिव्यक्ति मिली है वहा भी नारी के असमान्य मनोविज्ञान की काकी 
प्रस्तुत की गई है । नारी की मन स्थिति की असाधारणता विशेष रूप से प्रेम- 
प्रसगो मे भी अभिव्यक्त हुई है । ऐसे चरित्र निश्चित रूप से असाधारण है किन्तु 
अस्वाभाविक नही क्योकि उत्के चरित्राकन में मनोवैज्ञानिक विकास-क्रम की उपेक्षा 
नही की गई है । 

इसी मनोविश्लेषण के प्रसग मे प्रसाद जी ने नारी के मन की दुर्भावनाझों 
को भी दृष्टिओमल नही किया है। असत्‌ प्रवृत्तिया जो विशिष्ठ प्रवृत्तियो मे प्रस्फुटन 
का विकास पाती हैं, प्रसाद जी की लेखनी से निसृत हुई है । नारी के कोमल 
स्वभाव में कोमलता के स्थान पर कठोरता का निरूपण लेखक के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण प्रस्तुत करने की प्रतिभा की पुष्टि करता है। नारी के मन के अन्तर्संघर्ष, 
मह॒त्वाकाक्षा की तीत्र भावना, वैभव के प्रति ललक--सभी प्रसगो का प्रसाद जी 
ने ससपर्श किया हैं । इसके साथ ही विभिन्न वर्गीय नारी-मनोवैज्ञान का चित्रण, 
विभिन्न परिस्थितियो तथा सस्कारो के सदर्भ मे भी प्रसाद जी द्वारा सफलतापूर्वक 
चित्रित किया गया है। 

इस प्रकार प्रसाद जी ने अपने युग को नवीन दृष्टिकोण ओर नवीन अनु- 
भूतियां प्रदान की है । सामाजिक पृष्ठभूमि में प्रचलित साहित्यिक विचार-विधाओ में 
उनके नवीन आदश / सुष्टि और विचार-क्षेत्र की मौलिकता अपना विशेष महत्व 
रखती है। उनके द्वारा राष्ट्रीय नारी-चरित्रो की योजना का व्यावहारिक रूप गाधी- 
झानदोलनो एवं सार्वजनिक कार्ये-क्षेत्रों में उनके बाद भी अधिक प्रचलित हुआ है । 
भन्तसंघर्ष चित्रण का जो सूत्र-पात प्रसाद जी से हुआ, वही आगे चल कर जैनेन्द्र, 
यशपाल और इन सब से विषेष 'भज्ञेय* की रचनाओ में देखने को मिलता है । 
वास्तव में प्रसाद जी की रचनाये तव्य-काल के साहित्य की आधार-भूमि के रूप में 
झ्राकी जानी चाहिए, क्योकि इस प्रकार से उन की कृतियों का मूल्य और मद्ृत्व 
विशेष हो जाता है । 


अकरण--- १ ४ 


नारी-सम्बन्धी आधुनिक भारतीय तथा पाश्चात्य 


असम... अरलेगकियाएए,.. >रामरभाा ५. ,िशषीत 


मी भ जे 


पाक. जया... जियाइकाारी.. क्‍न्‍ पका 


अदश्शों में अन्तर 
ओर 


प्रसाद की तत्सम्बन्धी धारणाएँ 


पाइचात्य समाज में नारी : २०वीं शती 
पावइचात्य साहित्य में नारी : २०वीं दतो 
भारतीय तथा पादचात्य श्राददो--अन्तर 
प्रसाद की धारणाएंँ 


पादचात्य समाज में नारी [२०वीं शती ] 


यदि हम सम्पूर्ण विश्व के नारी-स्थिति सम्बन्धी विकास-क्रम को देखें तो 
पता चलताएहै कि प्राय सभी देशो मे नारी आन्दोलन १६ वी और २० वी शताब्दी 
में दी हुए है। इसी काल मे उन्हे अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ है, ओर वे उसे सुधारने 
के क्षेत्र मे अग्रसर हुई है। भारतवर्ष मे जिस नारी भ्रान्दोलन का सूच्रपात और 
विकास हुआ, उसमे पुरुषों का भाग ही अधिक था। किन्तु इसके विपरीत पादरचात्य 
नारी झ्रान्दोलन मे नारी पुरुषो की अपेक्षा श्रग्रगण्य है । उसने स्वय भी अपने अ्रधिकारों 
की प्राप्ति के लिए प्रयत्त किया है और इसीलिए वह भारतीय नारी से अ्रधिक 
सफल दिखाई पडती है। वैसे इन प्रान्दोलनों के आरम्भ होने से पूर्व पाइचात्य 
समाज में भी नारी की वही दयनीय दशा थी, जेसी हम उस काल के भारतवर्ष में 
देखते है। पुरुषो के अश्रतिचार, उनके द्वारा निर्धारित किए हुए तियम तथा महिला 
वर्ग को अपने से हीन समझने का भाव--इन सब ने उसकी स्थिति को यथेष्ट रूप 
से प्रवीडित कर दिया था। और, जैसे अपने ऊपर लादी गई विषभताओ के विरोध 
में ही खड़ो होकर पश्चिमी नारी ने अपने अधिकारों के लिए सधर्ष किया और विजय 
पाई । लेकिन सभी देशों मे नारी की स्थिति मे विकास नहीं हुआ । जमेती और 
इटली में बहु २० वी शती में अपने दुर्भाग्यपूर्णा जीवन से छुटकारा नही पा सकी, 
झौर नाजियो तथा फासिस्टो की एकाधिकार राज्य शासन प्रणाली मे उसे अपनी 
घ्थिति को सुधारने का भ्रवसर ही प्राप्त न हो सका । 


पहद्िचम में नारी श्रादोलन का आरम्भ जिसे वहा सफरजिस्ट मूवमेन्ट' की सन्ञा 
दी गई है, भ्रमेरिका से होता है। १८४४ में सबसे पहले इसका आरम्भ न्यूयार्क से 
हुआ । इस श्रान्दोलन के द्वारा नारी ने अपने राजनीतिक भ्रधिकारों को माँग की । 
२०वीं हाती मे इस आन्दोलन का विकास हुआ्ना । प्रथम विश्व युद्ध के समय तक 
अमरीकी वातावरण में इसने गम्भीर रूप घारण कर लिया था श्र विशिष्ठ राज- 
नीतिज्ञों का ध्यान इसकी ओर झाकृष्ट होने लगा था। १६१५ के वेघानिक सुधारों 
में इस विषम को फिर से उठाया गया। किन्तु यह प्रयास असफल रहा। तब महि- 


( ५१० ) 


लाधों ने इस प्रशन को उसी वर्ष फिर से उतस्थित करने की यावना की । इसी 
समय मारी आ्ान्दोलन का चरम विकास हुआ्ला । १६१४ भे इस आन्दोलन में भाग 
लेने वाली सदस्था-महिलाओं की सख्या केवल स्यूयार्क में ही ५ लाख थी और इतनी 
ही देश के शेष भाग में भी | अब लगभग (०१५००० वयस्क महिलाओों ने मता- 
घिकार की माग की, और उन्हें सफलता मिली । इसके साथ-साथ मिचिगन, साउथ 
डाउटा वा भोकलाहोमा में भी मताबिकार प्रदान किए गए । १६१७ में एरकन्सस 
भौर १६१८ में टैक्सास में नारी को मताविकार की प्राप्ति हुई। १६१६ मे उन्होंने 
राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लिया | २६ अगस्त (६२० में प्रमेरिका के सघात्मक 
संविधान में सुधार करके मारी के मताधिकार को सर्वधानिक मान्यता प्रदान 
की गई । 
इस नारी आन्दोलन का आविर्भाव और थिकास ग्रंट ब्रिटेन भौर भाषरलेड 
में १७६६६ से होता है। उसके बाद बड़े बड़े सामाजिक एवं राजनेतिक नेताभशो और 
शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा इसे हमेशा ही स्वीकृति मिलती गई हैं। २० वर्ष के उपरास्त 
१८८६ से इस आन्दोलन में तीव्रता झआई। १६१८ में उन्हे कुछ भतिवायताप्रों के 
साथ मत देने का भ्रधिकार मिला । उन में से एक शिक्षा तथा झायु सम्बन्धी भनि- 
वार्यता ही थी, कि वह स्तातिका हो तथा कम से कम ३० वर्ष की श्रायु की हो ! 
किन्तु २ जुलाई १६२८ के सर्वेधानिक सुधार द्वारा भायु तथा शिक्षा सीम। सम्बन्धी 
प्रतिबन्ध हटा लिए गए और उसे पुरुष के समान ही मत देने का झधिकार प्राप्त 
ही गया | इंग्लेड के साथ साथ उसके प्रघीन दूगरे उपनिवेक्षञों में भी (भारत तथा 
दक्षिणी भ्रफरीका को छोडकर) महिलाओों को मताधिकार प्रदान किया गया । 
कताड़ा में सफरेजिस्ट झ्ान्दोलन को वहा की [दो मुख्य ससस्‍्याभों-- नेशनल 
सफरेज एसोतियेशन” तथा नेशनल कॉसिल भ्राफ ब्रीमन' द्वारा प्रोत्साहित किया 
गया । वहाँ १९०५ में पहली बार विधान सभा के सम्मुख नारी के मताधिकार के 
प्रश्श को उपस्थित किया गया । जीहूने बिल ने इस दिशा में १६०७ तथा १६०७८ में 
प्रथत्त किए। १६०६ में नारीं मताधिकार सम्बन्धी दिल को फिर उपस्यित किया 
गया, लेकिन सफलता ने मिली । अब तक लोग तारी सताधिकार की बात को सेकर 
ग्रम्भीरंता से सोचने लगे थे । इसी वर्ष 'ठोरोंटो' में 'प्रस्तरराष्द्रीय महिला संघ” की 
चीयीं सभा हुई, जिसमें नारी के मताधिकारों को लेकर ही सबसे भधिक विश्ार 
विनिमय हुआ और १६४१२ में इसी दिल्ला में फिर भेष्टा की गई । परिशाम स्वरूप 
१६१६ की २६ मार्च को ओ हसेट ने तारी के मताधिकार सम्बन्धी विधेयक को 


१--क एनसाइकलोपीडिया भ्रमेरिका, २९कां भाग, पुष्ठ ४५४ । 
२---कॉवेक्रकत : के कीमल सफरेक सूवमेन्ट इत कनाडा, पूं० ह१ | 


( ५११ ) 


विधान सभा में उपस्थित किया तथा उनके परिश्रम से चार अ्रप्रौैल १६१६ को यह 
अधिनियम बन गया । इसके श्रनुसार ओन्‍्टेरियो मे नारी को प्रातीय तथा नागरी 
चुनावो मे भाग लेने का श्रवसर मिला | प्रेरिल प्रान्त मे इस आन्दोलन का आरम्भ 
१९१२ से हुआ तथा १६९१४ की ससद-सभा में तत्सम्बन्धी पहली याचिका उपस्थित 
की गई । इसी प्रकार १८८० के लगभग ब्रिटिश कोलम्बिया मे भी नारी मताधिकार 
सम्पन्धी आ्रान्दोलन का शभ्रारम्भ हश्रा तथा "६३१ में नारी को पुरुष के सभान ही 
सभी प्रकार के भ्रधिकार प्रदान कर दिए गए । पर'्तु अशिक्षा तथा राजनीतिक एबं 
सामाजिक पृष्ठ भूमि के अभाव मे कताडा की मह्लाये अपन अधिकारों का समुचित 
प्रयोग नहीं कर पा रही हैं और इसीलिए सामाजिक जीवन मे उन्हे ग्रभी यथेष्ठ 
ब्यावहारिक स्वीकृति नही मिल सकी है? | 

इन मुख्य देशो के साथ साथ दूसरे देशों में भी इस आन्दोलन को प्रभाव 
गथेधष्ट रूप से पडा। १६०६ में फिनलेड की सरकार ने कुछ अनिवायंताओो के साथ 
महिला मताधिकार का समर्थंत किया । पूर्तगाली महिलागमो को यह अधिकार १६४५ 
में मिला। चीन और जापान को १६४६ मे तथा वेल्जियम को १६५७ में | भारत- 
बर्ष, बर्मा और फिलिपाइन में नारी को पुरुष की भांति समान अधिकारों की स्वीकृति 
१६४७ मे ही प्राप्त हुई। फ्रान्स और स्वीट्जरलेड नारी भ्रानदोलनो के इस विकास 
से प्रभावित नहीं हुए। फ्रान्स मे दूसरे महायुद्ध के पश्चात्‌ ही जनरल डी गोंल ने 
प्रथम निर्वाचन के भ्रवसर पर नारी को पुरुष के समान ही मताधिकार प्रदान किया । 
इसी समय इटली की महिलाओं को भी यह अ्रधिकार प्राप्त हुआ्ला । इन सभी देशों 
में इस अधिकार का उपयोग किया गया और नारी अपनी वेर्याक्तकता को प्राथमिकता 
झौर महत्व देती हुई सामाजिक और राजनीतिक क्षत्रों मे अवतीर्ण होने लगी । इस 
प्रकार से नारी आन्दोलन के इतिहास में 'सफरेजिस्ट मूवमेन्ट' एक महत्वपूर्ण घटना 
है जिसमें पदिचमों नारी का जीरा जजेर पुरातन विध्वासो, सकीर्ण भान्यताओो लगा 
प्रपीडन से उद्धार कर उसे सामाजिक स्वीकृति और वेयक्तिक महत्व प्राप्ति के राजपथ 
प्र ला! खडा कर दिया है। इस आन्दोलन की सफलता के कारण हीं पश्चिमी देशो 
मे क्‍्साधुनिक युग के नारी झ्राद्शों मे जो परिवर्तन हुए उन्होने वहा के नारी समाज 
को प्रचुद्ध वातावरण झोर जागरुक पृष्ठसृमि प्रदान की है, जो उन को भारतीय नारी 
की स्थिति और भारतीय समाज द्वारा मान्य नारी आदश्ों से पृथक कर देती है । 
भले ही इन दो परस्पर विच्छिन्त समाजो के नारी ग्रादर्शों मे कोई मौलिक अन्तर 
न दिखाई पड़े किन्तु व्यावहारिक भाव भूमि पर भारतीय नारी तथा पश्चिमी नारी 
सम्बन्धी मान्यताओो एवं वस्तु स्थिति के मध्य एक स्पष्ट रेखा खीची जा सकती है। 

कक त्ः ्ः 





१ कलेंबरटत . द दीमन सफरेज मूवमेठ इन कनाडा, पृष्ठ २७५ । 


( ५१९ ) 


२० थी शी में पाइचात्य नारी अपन पारिवारिक क्षेत्र से बाहर निकल कर 
झोयोगिक तथा व्यावसामिक क्षेत्रों में अवतीरां हुए है । सामाजिक जीवन वी कुछ 
अपरिहार्य प्रावदयकताग्ो ने, विशेष रूप से प्राधिक विपमताओं ने उन्हें पुरुषके 
साथ सभी स्थानों पर प्रतिस्पर्धा के लिए विवश किया है । अपने दमित व्यक्तित्व के 
उत्पान को प्रेरणा लेकर, स्वतन्त्र प्रेम और मताधिकार का अधिकार प्राप्त करने के 
उद्देश्य से योरूपीय देशों में नारी आन्दोलन का प्रारभ 7आ है। अमेरिका इस दिशा 
में अ्ग्नरगण्य रहा है। गुए-युद्ध काल मे इस देश को महिलाओ को प्रपनी झक्ति तथा 
क्षमता दिखाने का अवसर प्राप्त हुप्रा , उन्होंने अभ्रध्यापक, नर्स, क्लर्क ग्रादि के रूप 
में पुरुषों के समान अभ्रपनी योग्यता का परिचष दिया तथा बडी तेजी के साथ प्रगति 
के पथ पर अग्रमर हुईं। अत वे ह्टोब से चल कर दा टपराइटर तक, आगे बढ़ 
ग्राई थी । १८७० में जहा केवल ७ भ्रमरीकी महिलाये सेकेट्री के रूए में कार्ये 
करती थी, वहा १६९४० मे १०००, ००० महिलाये इसी रू। में सेवा-रत थी । यहु 
भारी सख्या केवल श्रमेरिका के बढ़ते हुए व्यवपाय भौर उद्योगी की ही कल्पना नहीं 
देती वरन लेगिक मान्यताओं में कान्ति की अ्रभिव्यक्ति करती है? । इस नवीन शत्ती 
में श्रमेरीकी नारी के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण दिशाग्री में "रिवितत हुआ है। सर्वे 
प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार तथा बौद्धिक उिकास के परिणाम स्वरूप उसके सामा- 
जिक एवं गाहंस्थ्य स्वरूप को नवीन भाव-भूमि प्राप्त हुई। श्रौद्योगिक क्षेत्र को 
सेवाशो में उसके कार्य और क्षमता को स्वीकृति मिली । नारी सल्थाप्री का विकास 
हुआ तथा पुरानी सम्धाझ्ो की सदस्य सख्या में भारी उन्नति हुई । इस काल में 
तारी वर्ग' ने अपने प्रधिकार क्षेत्र को बढ़ाने, अपने लिए प्रधिक सुविधाये प्राप्त 
करने, घामिक, नेतिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक सुधारों का विकास करने तथा 
सबसे विशेष सामाजिक समता की भावना को भ्रध्िक से प्रधिक विकत्तित करते की 
दिशा में प्रयत्न किए । नारी-सस्याओ के अ्रतिसर्क्त इन महिलाझो ने सामान्‍य सस्वाभों 
में भी भ्रपना महत्वपूर्णा स्थात बना लिया । इन सस्याभ्रों का सम्बन्ध विशेष रूप 
से कल-कारमानो तथा सामाजिक विकास के श्रादर्शों से था । महिला वर्ग के इस 
विकास कार्य मे कुछ अनुदार पथ्ियों ने नारी भ्रभिकारों का विरोध भी किया है। 
उदाहरण के लिए कारडिनल गिबन्स ने 'लेडीजु होम जनरल” (जनवरी १६०२) में 
एक स्थान पर कहा है--- 


जैसा कि मैंने पहिले भी कहा है कि तारी के भ्रधिकार तथा नारी का नेतृत्व 
उसकी उनलति की दिशा में उस के अपने सबसे बड़े शत्रु हैं! ।' 








१- अरेस्ट झार, ग्रोथ्जु (द भ्मेरिकत वीमन, पृष्ठ ३२८ पर उल्कथित) । 


( ५१३ ) 


परन्तु नारी की प्रगति इस प्रकार के अवरोधों एव आलोचना से प्रभावित 
न होकर दिन-प्रतिदिन तीब्रतर होती गई और प्रथम विश्व युद्ध वक उसकी स्थिति 
में बडा अन्तर उत्पन्न हो गया । उसे औद्योगिक क्षेत्र में मात्यता मिली । सार्वजनिक 
सेवाप्नो मे उसे अवसर मिलने लगे । नवीन विचारो एवं आादर्शों के आलोक में उसकी 
परम्परागत हीन भावनाएं विलुप्त हो गई तथा सामाजिक क्रान्ति ने उसकी वैयक्तिकता 
को विक्रास का श्रवसर प्रदान किया । अब उसने सभी सेवाओं मे पुरुष के 
समान ही अपनी महत्ता और श्रावदयकता को सिद्ध कर दिया और थोडे ही समय मे 
अमेरिकी महिलाये सामाजिक जीवन का एक विशिष्ठ भ्रग बन गई । अपने व्यक्तित्व 
की मान-प्रतिष्ठा के उपरात वे भिन्न-भिन्न सस्थाग्रों मे दिखाई पडने लगी । सेवा-कार्ये 
की शोर वे प्रवृत्त हुई । इसके विषय में कुछ कारण दिये जा सकते है। प्रथम विश्व- 
युद्ध मे अमरीकी जीवत पर आर्थिक दबाव इतना अधिक आ पडा था कि महिला को 
अपने पुरुष साथी की सहायता करने तथा घर के खर्च को चलाने के लिए नौकरी 
करनी ही पडती थी श्रौर श्रव भी उसकी मृत्यु भ्रपवा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने के 
परिणाम-स्वरूप अपने बच्चो की देख-रेख अभ्रयवा गृहस्थी के भार को सम्भालने के 
लिये भी तत्पर रहना पडता है । दूसरे, अववाहित महिलाग्रो के सम्मुख्त भी नौकरी 
करने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नही है, क्योकि लौकिक जीवन से आकर्षित और 
प्रभावित वे गैभवपूर्णा साथी पाने के लिए अयने सामाजिक स्तर को उच्चतर करने 
का प्रयत्न करती है और उसके लिए घनोपाजन के सावनों की झ्लोर उन्मुल्न होती 
हैं । कही कही पुत्री को अपने माता-पिता की सेवा के लिये भी धनोपा्जन करना 
पडता है। फिर भी पुर्ष की भ्रपेक्षा उन्हे सेवा के कम' ही भ्रवसर मिलते है । पुरुष 
के समान कार्य करने पर उन्हे उसके जिए कम वेतन मिलता है। समाज में पुरुष का 
सम्मान आ्राज भी अ्रधिक है। परम्पराप्रो से चालित जीवन-धारा के कारण शअाज भी 
पुरुष उनकी श्रपेक्षा अबिक महत्वपूर्ण है। 


सामाजिक और भ्राथिक स्वीकृति के साथ-साथ श्रमरीकी नारी की प्रेम और 
विवाह के क्षेत्र मे भी कम उपलब्धि नहीं है। वह अपने गैयक्तिक महत्व को अधिक 
मान्य मानकर चलती है। वह 'सेक्‍्स' का उदार अर्थ ग्रहण १रती है तथा अपने लिए 
भी उन्ही अधिकारों की योजना करतो है जो पुरुष ने अ्रपने लिए सुरक्षित कर लिये 
हैं। नारी और पुरुष के परस्पर सेक्स-सम्बन्धो में पूृणे कालीन सीमा रेखा, संयम 
तथा सबीणंता-- जो कुछ भी कहिये, प्रब श्रमरीरी नारी मे लक्षित नहीं होतो ॥ 
धर्म के क्षेत्र मे उसकी प्रगति को देखकर यह विश्वास ही नहीं होता #िवे कभो 
पुरुष वर्ग से प्रताडित रही होगी | धामिक नेतृत्व का प्रधिकार पुरुष के समन ही 
उनको भी प्राप्त है। जिसका वह समुचित उपयोग कर रही है| इस प्रकार सामाजिक 


(४१४ )' 


जोवन से सेकर राजनीतिक जीवन के छोर तक अमरीकी नारी सभी दोतजो में पृश्च 
की समानता कर रही है । जीवन की नवीन परिस्थितियों में वह प्रस्ण को सहयोगिनी 
है धोर सामाजिक प्राद्शों की रचना में उसका अपना विशेष गहत्व हैं। परन्तु इननी 
उपलब्धियों के बाद भी भ्रमरीही नारी अन्तर्संधर्ष से मुत्ति, नहीं पा गई है । सह अपने 
नवीन नेतिक वातावरण के अनुकल नही हो पा रही है ! भभी कछ समय पूर्स 
झमेरिका में एक जाव हर्ट थी, जिसमे पूछा गया था कि स्त्री पुरुष पश्रगले जन्म में 
गया बनना चाहेंगे । तब ६१ ४ प्रतिशत पुरुषों ने पुरुष ही बनने को इच्छा प्रकट को 
थी । अमरीका की विशिष्ठ समाज शास्त्री मार्गरेंट मीड , कहना है कि प्रमरीकी 
भहिलाओो का चतुर्धाग अपने नारीत्व के पा रामन्‍स्वरूप उत्पन्न हुए झन्ससंधर्षों से 
परेशान है. तथा उनमे एक नेराहयपूर्णा भव का विस्तार हो रहा है भौर सबसे शेष 
यह कि वह किसी भी स्थिति से सन्तुष्ट नहीं है। घर से बाहर सा्णजनिक द्त्र में 
कार्य-रत नारी झपने एकाकी क्षण में यह सोचती हुई प्रतोत होते है, दिः यह जीवन 
प्रपना कर कही वह श्रपने पति तथा बच्चों के प्रति भ्न्याय तो नहीं कर रही है, 
इसरी ओर घर के भीतर रहने वाली महिला के मन में कई घार यह विचार उठता 
है. मैं हो क्यो हमेशा इन फशों को साफ करती रहू, वयो ने सामामिक जीवन मे 
ग्रपते योग्य कार्य क्षेत्र चुनू ।' इस प्रकार दोनो ही प्रकार के नारी-वर्ग प्रपनी-भ्रपनी 
स्थिति से मसस्तुष्ट है* शोर सामजस्यपूर्ण श्थिति को खोज निकालने के लिए मानसिक 
संघर्षों से प्रपीडित हैं तथा सेक्‍स प्रसंग में भी, वें कोई स्वस्थ दृष्टिकोश नहीं भरना 
सकी हैं। सेक्स की स्वतन्त्रता का श्रर्थ उन्होंने वैभव भोौर विलास को सुलपूर्ण स्थिति 
माना था। किस्तु नीति और व्यवहार में अन्तर होता ही है । अपनी मास्यताश्रों के 
ग्यावहारिक रूप से जैसे वे चिन्तित हो उठी हैं भौर जैसे उनकी स्थिति के भविष्य की 
सुरक्षा किसो सकट में पड गई है। 


ग्रमरीका की भाति इग्लेंड में नारी जाति इन्ही समानाग्तर परिस्थितियों का 
सामना कर रही है | वहाँ वारी श्रादोलन ने नारी में जिस वेयक्तिकता का प्रनुष्ठात 
किया है, उससे यहाँ के समाज में एक विश्छिन्न भावना का विस्तार हुप्रा है। जिसके 
कारण सामजस्यपूर्या स्थिति के लिए अ्रनुकूल वातावरण नहीं बन पा रहा है। भश्रौद्यो- 
गिक क्रान्ति से पूर्व नारी का स्थान परिवार था। वह गुह-उद्योगों में पुरुष का हाथ 
बंटाती थी। उसका सम्मान था। लेकिन भ्रौद्योगिक क्रान्ति के बाद, विस्तृत समाज में 
पदा्पंण करने से उसके सम्मान की हानि ही हुई है। मर्श।त युग में उसकी भ्रावहयकता 


१-जेनसन : द रिवोल्ट आफ अमेरिकन बीमन । 
२--सम्डदबर्ग तथा फोर्नहस : माढन वीमन--द लास्ट सेक्स, पृ० १६७ । 





( ५४१५ ) 


कम हो गई है। पहले बच्चो की शिक्षा का भार मा पर ही होता था । श्रब उसके 
बाहर कार्य -रत रहने से--बच्चो की देखभाल करने के परिणाम-स्वररूप उसे णो 
सम्मान मिलता था - वह समाप्त-प्राय हो गया है? । पुरुष ने घर के बाहर 
अपने मनोविनोद के साधनों को एकत्र कर लिया है | नया समाज महिला के बिना 
भरा रहा है। भरद्योगिक समाज पुरुषो का समाज है और नारी इस क्षेत्र मे मात्र 
प्रतिइन्द्रिती के रूप मे प्रवतरित हुई है। पुरुष के लिए घर एक पश्निवायंता है भौर 
घर में गृहिणी का होना श्रावश्यक है | गृहिणी के अभाव में पुरुष की घर पर आस्था 
नहीं रह जाती श्रोर महिला गृहिणी के स्वरूप को त्याग कर सुखी भर निश्चिन्त 
नहीं हो सकती । इसीलिए श्राज उसके जीवन में इतनी भ्रश्थिरता और भाकुलता 
व्याप्त है* । 8 

इरलेड में तारी-भादोलन के विकास ने उसकी सामाजिक असमानता को 
समाप्त कर दिया है | उसमे शिक्षा का प्रचुर प्रचार हुआ है तथा वेधानिक क्षेत्र में 
उन्हे पुरुष के समान ही अधिकार प्राप्त हो गये हैं । नीति और पवित्रता के दोन में 
उसका कहना है--यह मेरा अपना दृष्टिकोश है । चाहे मैं किसी भी प्रकार की 
जीवन-निर्वाह की विधि को प्रपनाओं ।' इस प्रकार उसमे ईश्वर, समाज, भावी पति 
तथा यहा तक कि अपने प्रति भी किसी तरह की ईमानदारी नही रह गईं है । विवाह 
में प्लात्मिक भावना की प्रमुखता न होकर शारीरिक झआकषषंग का भाव अधिक 
है। सन्तानोत्पत्ति के लिए विवाह-प्रथा के जिस प्रादर्श का झ्रारम्भ गत युगों में हुआ 
था, झब उसकी मान्यता शिथिल पड गई है। विवाह एक सामान्य-सी बात, परस्पर 
समझौते की बात मात्र रह गई है भर उसी प्रमाण मे विच्छेद भी बहुत सामान्य 
हो गया है । सेक्‍स की स्वतन्त्रता ने उसकी नीति-सम्बन्धी मान्यताओं को बहुत नीचे 
तक ला दिया है । यहाँ भी उसने पुरुष के समान दही स्वतन्त् बसे रहने की भावना को 
महत्व प्रदान किया है किन्तु इस अधिकार से उसकी अपनी ही अधिक क्षति हुई है ॥ 
यहू वास्तव में करृशाजनक स्थिति है, क्योंकि शारीरिक पाविवश्य तथा पतिवृत 
हमेशा से सास्कृतिक उन्नयन की पृष्ठभूमि के रूप में महत्त्वपूर्ण रहे है? । 

इस शी में नारी सम्बन्धी जिस समाजवादी दृष्टिकोश की स्थापना रूत्त में 
हुई है, वह प्मरीका तथा इग्लेंड के आदर्शों से कुछ भिन्न बेठती है । १६वीं दाताब्दी 
की मान्यता के अनुसार रूस की नारी जैसे ससतान उत्पन्न करने के लिए ही उत्पन्न 
हुई है। प्रधिक सन्‍्तान उत्पन्न करने वाली बारी को सरकार की ओर से सम्मानित 
१--लन्डबर्ग तथा फो्नेहुम : माडन वीमन--द लास्ट सेक्स, पु० १६१ । 
२--जान फिटिज्सीमन्स : वीमन टु डे । 
३- सर ए. अब्राहम : वीमन-मेस्स ईक्वल, पु० ११६१ | 





( ५१६ ) 


उपाधि झौर पुरस्कार दिये जाते थे भौर उसकी र₹ गीकृति मात्र सन्तानोत्यत्ति पर ही 
लिभेर करती थी । इस काल में विवाह करना तथा सम्बन्ध-विच्छेद करता एक बड़ी 
सामान्य सी बात थी । किसान लोग कर्य को ग्रधिकता के कारण किसी महिला से 
विवाह कर लिया करते थे और कार्य के पूर्ण हो जाने पर सम्बन्ध-विच्छेद पर लेते 
ये* । वेश्यावृत्ति मूलत' प्राथिक कारणों से ही होती थी । महिलाभो की रक्षा राज्य 
द्वारा की जाती थी। परन्तु २०वी झती में प्रौद्योगिक विकास के फलस्वरूप नारी को 
घुरुव के साथ समान रूप से प्रतिष्ठित करने के दात्र भें प्रयत्त किया गया । १६१७ 
की क्रांति में महिलाओो द्वारा विया गया योग म हत्वपूर्सा है. । ब्रव उनके 4ए पुग्णो 
के समान ही सभी सुविधायें उपलब्ध हो गई है । यहाँ की नारी में पा स्पर्डा की 
मावना नहीं है । स्त्री और पुरुष दोनों दिन में बाहर काय करते हैं । 
यदि सोवियत तारी स्वतन्त्र है, तो भी पत्ति के प्रति उसका प्रेम सु' क्षित 
है । वह प्रेम श्रौर विवाह के दोत्र मे स्वतस्त्र है । मह उ्का व्यक्तिगत 
मामला है । विवाह में दोनों पक्षों के स्वतन्त्र हाने से ॥ टुविवाट की प्रया 
प्रचलित है। किन्तु एक विवाह का झाद ह राज्य भर में माना जाता हैं। निकट 
सम्पन्धियों के मध्य विवाह-सम्बन्ध रवाजित नहीं किए जात। लिरुंतर भो बड़ों 
सामान्य बात है। किसी एक पक्ष की इच्छा से विच्छेद हू। सकता 6 । सम! जवादी 
झादर्शों की प्रतिष्ठा के परिणाम स्वरूप सोवियत नारी की जागूत रूप दुसरे देशों 
की सारियों की प्रपेक्षा अदिक स्वस्थ और सुनिश्चित है ' ग्रमगोका तथा इग्लंड के 
महिला वर्ग की भाँति इस देश वी नारी को मान सिक संघर्ष का उसता सामना नहीं 
करना पडता । यह वैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा वाह्कृतिक सभी क्षेत्रों 
में स्वतन्त्रता का लाभ भर्जन करती है? । सोवियत रूस के श्रप्रिक-ससार में काम 
करने वाली महिलाझो को मातृत्व सुविधायें प्रदान वी गई है। उसने के काय मा 
समय भनिद्चित है। गर्भवती महिलाओ से रात के समय कल-का रखानो में काम नहीं 
लिया जाता, तथा उनके स्वास्थ्य भ्रौर भावी बच्चे के विषय में पूर्ण सावधानी बरतौ 
बातो है। भव बढ़ती हुई जनसख्या की समस्या में गर्भ-मिरोध प्रीस्साहित किया गया है । 
लिधेष परिस्थितियों में गर्भपात के लिए भी प्रमारा पत्र दिया जाता है। मातृत्व का 
झब भी प्रादर होता हैं। बच्चे जीवन के पुष्प समझे जाते हैं तथा उनकी रक्षा का 
पूछों ध्यान रखा जाता है? । इस तरह से सोवियत महिला भ्रधिक स्वल्थ भावभूमि 





१--हैरी बेस्ट : द सोवियट स्टेट एण्ड इट्स इन्सपेग्शन । 
२--हैरी बेस्ट : द सोबियद स्टेट एण्ड इट्स इन्सपेबशन, पृष्ठ २६४ । 
३--फ्रेतिया हाली--वीमन इस सोवियद रशिया । 


( ५१७ ) 


पर गनने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती है। वह ग्राज जीवन की नवीन परिस्थि- 
तियो के मध्य से होती हुई ग्रपनी वेयक्तिक महत्ता की स्थापना में ज़यत्नशील है । 


इसी प्रकार से भ्रन्‍्य पश्चिमी देशों में भी २०वी शती की नारी अपनी 
महत्ता-स्थापना की दिशा मे विशेष रूप से सतक है। फ्रान्स मे सेक्‍स सम्बन्धी स्व- 
तन्‍त्रता ने बडी उम्र तक वित्राह न होने की समस्या खडी कर दी है । वहा सभी 
क्षत्रो मे नारी और पुरुष के अधिकार व्यक्तिगत भूमिका पर अभिव्यक्त होते हैं। 
वहा की नारी के लिए स्वतन्त्रता स्व-प्रमुख हे । सार्वजनिक जीवन मे उन्हे पुरुष के 
समान स्वीकृति मिली हुई है। वे सुशिक्षित है तथा भ्रपने श्रधिकारों तथा हिंतो को सोच 
सकने में समर्य है । परन्तु जीवन के प्रति उनका द्ष्टिकोश लौकिक अधिक, है अतः 
लोकिक सुखो का अधिक से अधिक भोग उतका लक्ष्य है। अब से बहुत पहले १७वीं 
दाताब्दी मे भी एक सञ्रान्त कुल की महिला अपने स्तर से निम्त व्यक्ति से 
विवाह नहीं करती थी क्योकि ऐसा करने से उसका पद या उपाधि समाप्त हो जाती 
थी । उस समय भी सामाजिक सम्मान की प्राप्ति के लिए जैसे उपाधि ही विशिष्ट 
वस्तु थी? । इस प्रकार आरम्भ से ही फ़ास की नारी अपनी वेयक्तिकता में महत्व- 
पूर्ण रही है झौर समाज मे उसका एक विशिष्ठ स्थान रहा है । 


दूसरे विश्व युद्ध से पूव तक पोलेण्ड की नारी भ्रशिक्षा, उपेक्षा शौर हीन 
भावना से त्रस्त रही है।यह ठीक है कि इस देश में नारी के अ्धिकारो की चर्चा 
को सब देशों से भ्रधिक सहानुभूति प्राप्त हुई है शोर इस देश के लेखकों, राज- 
नीतिज्ञो तथा समाज शास्त्रियो ने नारीत्व की मान रक्षा के लिए आरम्भ से ही कठिन 
प्रयत्त किए है। परन्तु नानियो के प्रभाव में रहते हुए यहा के नारी वर्ग का उत्थान 
सम्भव नहीं था। १६४५ म देश के स्वतन्त्र होते ही नारी को सबसे पहले उसका 
महत्वपूर्ण स्थान प्रदान क्रिया गया। शभ्राज देश की प्रत्येक योजना में वह पुरष के 
समान प्रधिकारिशी है । उसको ग्रपने स्व के विकास के लिए समान अ्रवसर प्राप्स 
हैं। वे अपना मत दे सकती है, किसी वस्तु पर निरंय ले सकती है तथा किसी भी 
योजना को कार्यान्वित करने के लिए अग्रसर हो सकती हैं । पोलिश ग्रणतस्त्र ने 
संवेधानिक रूप में वहा की तारी को सार्वजनिक, राजनीतिक, भ्राथिक, सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक जीवन में समान अश्रवसर प्रदान किए हैं। उसे समान कार्य के लिए समान 
वेतन मिलता हैं। उसकी सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, सम्मान, सज्जा तथा विश्राम 
भ्रादि में संविधान ने उसकी समानता घोषित कर दी है" । इससे भी झागे माता के 


१-हयूगो पी. थीम : वीमन झाफ मान फ्रास, पृष्ठ ७५ । 
२--द वीमन इन पोलेण्ड, पृष्ठ ८। 


( ४१८ ) 


रूप में उसकी देखभाल का विशेष ध्यान रखा जाता है । मा बनने के बाद उसको 
सवेतन अ्रवकाश मिलता है। मा बनने के बाद मातृ-गृह उसको सवा के लिए खुले 
हुए हैं तथा उसके बच्चों की शिक्षा के लिए नसंरी शालाग्री की स्थापना की गई है , 
उसे निर्वाचन के सभी अधिकार प्राप्त है। विवाह तथा कूटुम्ब नी सुरक्षा पोलिश 
सरकार द्वारा होती है। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त पोलिश नारी में काम करते की, 
सार्वजनिक योजनाप्रों में भाग लेने की तथा विच्व को नये दृष्टिकोष्टा से देखने को 
भावना का विकास ही रा है । पोलिश गरशानन्त के संविधान ने बहा की नारी को 
कार्य, शिक्षा तथा उन्नति करने +ें जिन प्रस्त्रों को प्रदान किया है, उनमें व वास्तविक 
अ्रथों में लाभान्वित हु है, इसमें कोई सन्देह नहीं । इसीलिए! उसका कार क्षेत्र आज 
ग्राम्य क्षेत्री से लेकर देश ही राजनीति तक है? । प्रगति का विस्तृत पद उसके 
लिए खुला है शौर वे उस पर आत्मविदवास के साथ तेजा से प्रग्रमर हा रहो है । 


उपयु कत देशो के भ्रतिरिक्त फासिस्ट इटली झौर नाज़ी जमंनी में नारी 
स्थिति के दमनोीय वर्शान मिलते है । मुमोलिनी के नतत्व में फासिस्ट शासन के अपने 
सिद्धान्त रक्तपात और भाषणता की पृष्ठ भूमि पर श्ाधारित थे, जिनमे सर्व दाविति 
सम्पन्तता का आदर्श ही सम्मानित था और नारी पुरुष से बहुत निम्त इतर पर 
फेंक दी गई थी । फासिस्ट शासन अधिनायकवाद वी घोषणा करता है। पभ्रतः 
व्यक्ति की परस्पर समानता पर विश्वास नहीं दारता । वहां व्यक्त का अ्रस्तित्व 
राज्य की कृपा पर निर्भर है । व्यक्त राज्य के लिए है, राज्य व्यक्ति के लिए नहीं 
है। व्यक्तित अ्रपतों स्वतन्त्रता का उपभोग केवल राज्य की कृपा द्वारा ही कर सकता 
है । तक भर बुद्धि से विचार विनिमय करते की बात फासिस्ट सिद्धा्त के अतिकूल 
है। नायक की श्राज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ श्रोर इसीलिए सर्वमान्य है। प्रथम विदव युद्ध के 
बाद इटली में इसी श्रधतायकवाद का भाविर्भाव हुआ भौर ऐसी शासन प्रणाली 
के विकास में नारी की स्थिति उल्तति और प्रगति के अवकाश ने पा सकी । जिस 
शासन प्रणाली में पुरुष स्वय दयनीय हो, जहा उप्तकी इण्छा का, उसकी प्रतिभा 
का कोई मूल्य ने हो, वहां नारी किस प्रकार उन्नति कर सकती है । फासिस्ट शासन 
की नारी केवल सन्‍्तान उत्पस्य करने के योग्य ठहराई गई । क्योंकि 
यद्ध भूमि में वोरों की झ्रावश्यकता होती थी झौर इसीलिए वहा नारी का भ्रधिक 
से अधिक उपभोग संतानोत्पत्ति के लिए ही ठहराया गया । किन्तु मुसोलिनी के 
पतन के उपरान्त भ्रव जमेंनी नये विश्वासों और भ्रादर्शों का विकास कर, भागे 
बढ़ रहा है और उसका नारी वर्ग अपनी प्रतिभा का कौशल्य दिखा सप ने में समर्थ 





१--द वीसन इन पोलेण्ड, पृष्ठ २१-२२ 


(५१६ ) 


होकर, अब सभी क्षेत्री मे पुरुष वर्ग का सहयोगी बन गया है | सभी स्थानों में उसे 
स्वीकृति प्रदान की गई है और वह सभ्यता के विकास के नये चरणो की खोज मे 
निरन्तर सलग्त है । 


द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर के प्रभ्युदय-काल में जर्मगी की भी कुछ 
ऐसी ही स्थिति थी । इस देश मे श्रधिनायक वादी शासन प्रणाली का विकास व्यक्ति 
के अधिकारों के क्वास की कहनी प्रस्तुत करता है। फासिस्ट इटली की भाति नाजी 
जमेनी भे भी इसी 'हिरोइज्म' की आदश स्थापना के कारण व्यक्ति का मृल्य बहुत 
कस हो गया। केबल युद्ध भूमि के रक्‍त-रजित प्रागण में ही उसके पुरुष होने का 
कौशल देखा जा सकता था | परन्तु जमंती की नारी प्रथम विदृ॒व युद्ध के पूर्व से दी 
साव जनिक कार्यों में पुरुष का सहयोग देती रही थी । उसने कभी भी अपने पुरुष 
को धोखा नहीं दिया' । पुरुष का सहयोग देने के साथ-साथ उसकी काम करने को 
भ्रयोग्यता के समय उसने गृहस्थी का भार भी चलाया। मिलों, फैक्ट्रियो, रेलवे 
कार्यालयों, शिक्षण सस्थाग्रो, बसो तथा दुकानो--सभी जगह उससे कार्ये किया । 
१९१६ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के श्रनुपार महिलाओं की बहुत बडी सख्या रात्रि मे 
बारह घटे काम करती थी तथा १००, ००० महिलाये रेलवे करमंचारी थी । यह उसे 
की श्रकृति के प्रतिकूल कार्य था। परन्तु प्रथम विद्व युद्ध मे जमंनी की पराजय ने 
जमेन महिलाभो को निराश्रय कर दिया । वे श्रब बिता पति, बिना प्रिय तथा बिना 
पुत्र के रह गईं। ककाल, अ्पाहिन, भग्न अगी, उपेक्षित पुरुषों से समस्त देश भर 
गया । तब भी जर्मन महिलाओं ने उत्साह से काम जिया। युद्ध-समाप्ति के बाद 
'बीमन-गणुतन्त्र' की स्थापना हुईं। इसके द्वारा नारी के मातुत्व पद की रक्षा के 
लिए नियम बनाये गये । इसी समय उसे न्यायाधीश का पद भी प्रदान किया गया। 
परन्तु नाजी शासन प्रणाली में नारी के महत्व और सम्मान की उपेक्षा की गई । 
हिटलर ने १६३३ मे कहा था--मैं नारी द्वारा अपराध किए जाने को बुरा नहीं 
मानला, लेकिन उसे किसी पक्ष पर प्रतिष्ठित हुए नहीं देख सकता हू । उससे 
१६३२ में यह भी कहा कि नारी परिवार की प्रभिभावक है और जो महिला देंश 
के लिए अपने ब्रच्चों का दान कर रही है, वह वास्तव भें सम्मानतीय है“ । इस 
काल के विचारको ने सभी स्थानों पर यही कहा है कि पुरुष आविष्कार, खोज, नवीन 
प्रनुष्ठातो तथा रचतात्मक कार्यों के क्षेत्र मे भारी से अधिक महत्वपूर्ण है और वारी 
१--वीमन इन नाजी जमंनी १६४३ में प्रकाशित । 
२--बीमन इस नाजी जर्मनी, पृष्ठ २० । 
२३--वही', पृष्ठ २६ | 


( १२० ) 


का कार्य-क्षेत्र केवल रक्त झौर जाति की सुरक्षा का निर्वाह करते रहता है! । इस 
काल के समाज श्ास्त्रियों का यह भी विश्वास रहा हैं कि महिला को राजनीतिक 
ग्रधिकार देना युग-पतन का आंद्वान करना है। यटाँ की नारी-स्थिति में एक बात 
विशेष रूप से दृष्टव्य है कि प्रेम शब्द यहा के नारी वर्य में उन अर्वा में झ्ज्ञाव झौर 
भ्रव्यक्त है जिन श्रर्थों में इसका प्रयोग फ्रास, अमरीका तथा एइग्लेड में होता है । 
पलफ्रेड रोज़ेनवर्ग--नाजीवाद का प्रव्तक-- लिखता है कि श्रमरीकी राष्ट्र के 
सास्कृतिक पतन में ही वहा के महिला रग्माज वो सभी क्षत्रों में प्रमुख स्थान प्रदान 
किना है । 


परन्तु नाजीबाद के पतन के पदचात्‌ प्रव जमंन-तारी फिर से श्रपती मम्मान- 
पूर्ण पूर्व स्थिति की दिश्षा में अग्रसर हो रठी है, आज उसे, फिर सामाजिक स्वोकृति 
प्राप्त है और वह राष्ट्र निर्माण के हित कार्य भे पुरुष के समान प्रपता सहयोग 
प्रदान कर रही है । 


पाद्चात्य साहित्य मे नारी [२०वी शती | 


झाधुतिक युग में पश्चिमो समाज की महिला-उत्करार्ति ने वहाँ के साहित्यिक 
जीवन की यथेप्ट रूप से प्रभावित किया है। जैन जैसे पादयात्य महिला वर्ग सामा- 
जिक स्वीकृति एव समान सुविधाएं प्राप्त करने की दिशा में प्रससर >ोता गया, वद्ने 
ही उसे साहित्यकारो द्वारा भी अनुमोदन भौर पोत्साहन की उपलब्धि होती गई। 
१९वीं शरती की नारी परिवारिक सीमाओं में प्राबद्ध होकर पुरुष वर्ग की ऋर 
उपेक्षात्मक दृव्यंबहार से पीडित हो चुकी थी भोर उसके मन की घुटन जैसे विद्रोह 
करने के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा में थी । सामाजिक क्षेत्र में उसकी इस 
विद्रोहत्मक भावना का विस्फोट 'सफरेजिस्ट मूवमेन्द' द्वारा प्रभिव्यकत हो रहा था 
झौर देश के समाज शास्त्री, शिक्षा शास्त्री, तथा बिन्तनशील विधारक तारी पअ्रधि- 
कारों के विषय में रचि लेने लगे थ। इधर साहित्यिक क्षंत्र में भी नारी की मुक्ति 
के प्र पर विधार प्रकट होने लगे झोर उनकी पुरुष की ऋ्रताओों से सुरक्षा के 
उद्दं श्य को लेकर साहित्यिक क्षेत्र में नारी सम्बन्धी नये दृष्टिकोरशा का विकास होना 
प्रारम्भ हुमा । पग्राधुनिक युग में नारी स्वातन्थ्य के प्रथम व्यास्याता के रूप में प्राई- 
रिश् लेखक इब्सन का नाम सर्व प्रथम लिया जाता है। 





१-वीसन इन नाजी जसंनी, पृष्ठ २९ पर उत्कधित । 
२--वही, पृष्ठ २६ पर उत्कथित । 


( ५२१ ) 


इब्सन का काल विशेष रूप से १९ वी शती के ग्रतिम वर्षों का काल है । 
उसने व्यावहारिक जोवन में वैवाहिक विषमता में जीन वाली महिला वर्ग की 
दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति तथा उस पर पुरुष वर्ग के भत्याचारों को दृष्टिगत शिया । 
पत्ती के रूप में नारी की स्थिति कितनी गौण है, इसका सुन्दर और स्पष्ट स्वरूप 
'द डौल्स हाउस' तथा 'घोस्ट्स' में व्यक्त हुप्रा है। तारी अपने पति से स्वेच्छा से 
शासित होती है प्रत्येक क्षेत्र मे उसकी झ्ाज्ञा का पालन करती है, उसकी सेविका 
है भोर भपनी एकनिष्ठा के साथ पूर्ण रूप से उसी पर समपित है। वह बीमार 
पड़ता है तो प्रबंध रूप से उसके लिए धन का भी प्रवध करती है। लेकिन इतने 
पर भी जब उसे पति की प्रताडना सहनी पड़ती है और अपमानित होना पडता है, 
तो उत्तका स्व जागूत होता है शोर वह अपनी वस्तु-स्थिति को पहुचानती है । 
पति-पुरु के श्रत्याचारों से मुक्तित के लिए उसका प्रयास होता है और वह उस पुरुष 
को, लनिसे कभी उससे अपनी पूर्ण निष्ठा समपित की थी, जिसकी सेवा 
में बहु दिन रात लगी थी, जिसको उसते अपना सर्वेस्व माना था, अब 
छोड देती है। क्योंकि उसे प्रात्म सम्मात की रक्षा करनी है, अपने मस्तिष्क का 
विकास करना है और समाज में भ्रतवी स्वीकृति की श्रावाज को ऊचा उठाना 
है । 'द डौत्स हाउस' इस प्रकार वँबाहिक जीवन की अ्रपूर्णता तथा पअरस्त- 
फलता पर व्यग्य प्रस्तुत करता है। दूसरे उपन्यास 'घोस्ट्स' मे भी विवाह 
की परम्परागत माम्यताओ्रो पर कुटिल व्यग्योक्ति की गई है। इस दूसरे नाटक की 
भौयिका श्रीमती एलविंग को विवाहित जीवन की विभीषिकाग्रों के मध्य से निकलना 
हीता हैं। उसे पति कहलाने वाले पुरुष के असीम शअत्याचार सहन करने पडते है। 
इृब्मन ने इन रचनाओं द्वारा विवाह सस्था के उन थोथे श्रादर्शों की धज्जी उडाई है, 
जिसने योहपीय तारी की 4 यक्तिकता को अन्घविश्वासों और स्वार्थों के बाड़े थे 
परिर्सीमित कर रखा था । इब्सन वस्तुवादा हैं । उसके साहित्य से व्यक्तिवाद 
की आदर्श स्थापना हुई है । वह व्यक्त को व्यक्ति होने के नाते वैयक्तिक 
सम्मान की प्रतिष्ठा के लिए प्रेरित करता है । नारी के माध्यम से वह 
उस विवाह सत्या का खण्डनत करता है जो व्यक्ति की वेयक्तिकता के दमस 
कार्य में सहायक होती है । नारी में हाक्षित है, वहु पुरएष से विच्छेद करके 
भी जीवित रह सकती है परन्तु एलविग की भाति कमजोर होकर नारी का कोई 
भी हित नहीं हो सकता | इब्सन का सकेत है कि 'सत्यवादी' बनो, स्वतन्त्र 
बनी और सबसे ऊपर अपने स्व को पहिचानो' । इब्सन की ही भाति ब्ग्मो 
के नाटक 'द थी डाटर्स आफ एम. ड्यूपन्ट' मे विवाह घन की लालसा से स्वार्थ 





१---केन्डलर, एस्पेक्ट्स आफ माडन ड्रामा, पृष्ठ १६ । 


( ४०५४ ) 


सिद्धि के उद्देश्य को लेकर किया गया है। जो विवाह सरया के खोवलेपन को प्रद- 
शित कर नारी को इस परम्परा का विद्रोह दर्ने की प्रेरणा देना है। बजोनसन को 
कृति 'द नयूली मैरीड' में परस्पर सामजर्य की कठिनाइयों का उल्लेख हुभा है । 
पिनरो की “लेडी बाउन्टीफुल' पुनविवराह को गमस्या पर विचार प्रस्तुत करनी 
स्टिन्डबर्ग के 'द डान्सम आफ डेथ' में वेबाशिक जीवन की 'सेकरम' रामस्या को उठाया 
गया है और झ्रतिरिबत सेक्स की प्रतिक्रिया को प्रतशित किया गया है। दब्मन के 
सिद्धान्त को विल्ड और शइसमेस्स ही कृतियों से भी परिवय्वता प्राप्त हुई है । 
प्राचीन विश्वास की तारी का सम्मान विवाहित जीवत का यापन करते में ही है 
(चाहे ऐसे जीवन का निर्वाह करने में उसे एलविग की ही भाति अपने भ्रस्तित्व को 
नष्ट कर डालना पट) । इस नवीन सिद्धार्त के मध्य भरती स्थिति की बनाये रख 
सबसे में असमर्थ रहा है। घिहद की कृुलि | बीमन आप सो टम्पारटेंस! को 
नायिका श्रीमती स्‍भारवथनान तथा सहस्मेस के डाठ हैमेद 'की मंगडा विवाहित 
जीवन थी शप्रनिवायंता वो अम्बीकार बर देती है प्रौर रगतन्‍्त्र जीवन यापन का 
दिल्ला में प्रश्नमर होती है। इब्सन का यढ व्यक्तिवादी श्ादईश जा वर्नाई शा के 
नारी चरित्रो में पूर्ण रूप से विकसित दुआ्ला है। था में बचारिक एवं वेश्ञानिक पक्ष 
की प्रधानता है। उनका मत हे कि जब नारी और पुदय का पररर प्रम भी एक 
दूसरे को विवाह बन्धन में वौधने मे सफल नदी हो सकता, तब शिवाह की महत्ता 
ही नहीं रह जानी। उन का सायक डान जाने हैक स्थान पर उहता है कि तीतिपुए 
विवाह के थोथे प्रादर्दा ने मनुष्य जाति की झातमा का हनन कार्य बिया है! । शा 
एक विवाह का समर्थन करते हैं और उनका विश्वास है कि यदि विवाह सम्बन्ध 
दोनों पक्षों को सन्तुष्ट कर साने में समर्थ शो और दोनो एक दूसरे से प्रधिक भ्रपेक्षा 
न करे ती उसे मान्यता मिलनी चाहिए उनकी कृति 'गेटिंग मेरीड' में यही भावना 
व्यवत हुई है । 


'फिलेन्डरर” में श्ञा उस लोगों पर व्यग्य १रते है, जो विवाह को नारी की 
पराधीनता मानना अस्वीकार करते हैं। और प्रेम करने के उपसास्त विवाह की श्राव- 
इयकता पर जोर देते हैं। शा का विश्वास है कि प्रेस एक उत्मुकत भावना है | 
विवाह के बन्धनों से उसे परिपक्व नहीं बनाया जा सकता । इसीलिए उसने विष्णेद 
की भी योजना की है। उन दो व्यवितयों को, जिन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव 
का भझरभाव हो गया है, साथ साथ बाधे रखना था की दृष्टि में भ्रनेतिक है । 


2 आशुबभाकापइुआशाहपारक आऋान्‍+०++६ कचरा भते पॉमि पेन) 


१--कैन्डलर : एस्पेक्ट्स ध्राफ मार्डन ड्रामा, पृष्ठ ८३३ पर उत्कित | 
२--ऑंडलर : एस्पेक्ट्स श्राफ माडन ड्रामा, पृष्ठ ४१४॥। 





( ५२३ ) 


इब्सन ने प्रम, विवाह श्रौर तैतिकता के प्रचलित सामाजिक आदर्शों पर 
गहरी चोट की थी। उसके साहित्य से तत्कालीन समात्र तिलमिला उठा था ओर 
प्रतिक्रिया स्वरूप नैतिक पृष्ठभूमि पर जिस साहित्य की रचना हुई थी वह प्राचीन 
परिपाटी को बनाये रखने की दिशा मे ही एक उपक्रम कहा जा सकता है । हेनरी' 
आर्थर जान्स ने 'माइकल एण्ड हिजु लास्ट एज्जिल तथा सेन्ट्स एण्ड सिनसे! मे 
इसी नीति स्थापना की योजना की है। डान्सिंग गले में पथ-विश्रष्ठ नायिका के 
चरित्र और परिणाम को अभिव्यक्ति देकर इसी भाव को परिपुष्ठ किया गया है। 
वेडकिन्ड ने नीति विश्रष्ट लुलू की हत्या की आयोजना करके उच्छुखन जीवन का 
दारुण चित्र उपस्थित किया है । हाप्ट मेत की उच्छु खल नायिकाये भले ही वेडकिन्ड 
को नायिकाशो की समानता न कर सके परन्तु फिर भी उनकी चारित्रिक दुर्बलता 
उनके पतन का कारण बनती है। उदाहरण के लिए रोज वर्नेढ को रोज को 
लीजिए । वह निर्धन कृपक बालिका है णो सुन्दर है और जिसे अपनी सुन्दरता पर 
गव॑ भी है। एक जिल्द बाधने वाला उससे प्रेम करता है। परन्तु अपने सौन्दर्य दर्प 
में बहु उसकी ओर आ्राकषित नही होती । कालान्तर में व« दूसरे लोगो द्व।रा विश्रष्ट 
की ज!ती है, उसका जीवन दयनीय जीवन की यातनाओ्रो को सहते हुए दुर्भाग्य पूरो 
परिस्थितियों के चक्र मे घृमता रहता है । इसी प्रकार प्रमुव साहित्यकार गाल्मवर्दी कृत 
'द फ्यूजिटिव' की नाथिका क्लेयर अपने पति को छोड देती है। उसे भी पथ-विश्रष्ट 
होना पडता है और श्रन्‍्त में प्रपीडित होकर उसे भ्रत्म हत्या करनी पडती हैं। गाल्स- 
वर्दी ने इम नाटक में समाज का पक्ष लिया है। उस्ते क्लेयर जैसी महिलाओ्रो के प्रति 
उपेक्षा दिखानी पडी है जो सौन्दर्य शऔौर मोहकता के माध्यम से अपनी जीविका 
चलाना चाहती है । उसका कहना है कि ऐसी चरित्र विश्रष्ट महिलाये जब 
अपनी स्थिति में दबनीय होकर श्रसफल हो जाती हैं तो समाज को दोषी ठहराया 
जाता है | जो तक सगत नही है। इसी परम्परा मे पिवरो अ्रपनी ताबिका झाइ- 
रिस्तन की चारित्रिक दुर्बंलताओं के माध्यम, उस नीति पूर्ण सामजस्य की स्थापना का 
संदेश देना चाहता है, जो नारी जीवन में पथ-विश्रष्टता के इस बढ़ते हुए दौर 
पर रोक लगा सके | इब्सन को व्यक्तितवादिता की प्रतिक्रिया यही तक हो कर नहीं 
रह गगी है । कुछ साहित्यकारो ने विच्छेद को प्रनावश्यक तथा नैतिक मान-दण्डों से 
गिरा हुआ ठहराया है। इस संदर्भ मे कंपस का 'द टू स्कूल्स!' व्यर का 'द कन्सर्ट' 
पिनरों का द बेनीफिट झाफ दडाउट' उल्लेखनीय है। साथ ही स्ट्रिगवर्म ने 
द लिक मे, हरव्यू ने 'द लेबीरिन्थ” में तथा बुजरगेट ने 'डाइ वोर्स' ने सम्बन्ध विच्छेद 
की हानियों का उल्लेख किया है। परन्तु इब्सन-स्कूल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तिवाद की 
प्रबल धारा को इन प्रतिक्रियावादियों द्वारा प्राचीन धाभिक विध्वासो एवं नैतिक प्राइश्ञों 


( ४०४ ) 


का हवाला दकर रोक सकता सम्भव ने था। दब्मत के बाद उसके नीति सम्बन्धी 
विचारों को बनाई हां, डी एच, लारेस्म, एवं जी. वेहस, समस्सेद साम, सा्च, 
ग्रल्वरटों मोरावियां, हैमिग वे तथा स्टीफन ज्वींग के विचारात्मक साहित्य से 
पुष्ट होने का अवकाश मिला है। 'मिलेज वारेन' में क्षा ने समाज के मर्वादा के 
रक्षकों की ऋरताओ, सम्ताज में प्रचलित दृत्माओंं और अनैतिकताश्रों का पर्दा 
फांश किया है ** इस नाटक में उन्होंत वेश्या बलि शौर वेश्याप्रो के जी।न का 
प्रत्यन्त कलात्वक और मसायिक चित्रसा किया है । ये लिद्ध करता चाहते है कि स्त्रियां 
किसी स्वमावमन्य कामुकता, नैतिक पतन या पुरुषों की लोलुपता के कारगा वैद्या- 
वत्ति नहीं अपनाती, बल्कि इस हारश कि हमारे तथाकथित सभ्य सम'ज में मेहनत 
मजदूरी फरंक्रे जीविका कमाने वाली साधारण हित्रतों को प्रा ते बेलने नहीं मिलता । 
अधिक परिश्षम, कम वतन और स्त्रियों के प्रति अनस्मात का भाज--ये सत्र मिल 
कर स्त्री को वेश्यावृत्ति के ,लए प्रेरित कन्त है । 


इसी प्रकार 'मैत एण्ड सुपरमन' में श्ञा ने इप बात का प्रतिपादन किया है 
कि जीवन-शक्ति, नारी को, पुरुष को झपना प्राह्मर बनाने के लि! विवश करती 
है । वह उसे श्राकषित करती है तथा विवाह करके अपन में बाध लेगो है। इस तरह 
शा के मत में नारी सक्रिय है, पुदप उदावीन । प्रेम का झारस्म नाटो क द्वारा हाता 
है भोर पुरुष केवल एक साधन मात्र के रूप में ही प्रतीत होता है । शा न नीति के 
भान दण्डों को बदलने|की बात का, उसमें क्रास्तिकारी परिवतेन की भावना का शिला- 
न्यास किया है। भपने द्वारा प्रभिव्यक्त नवीन नारी झादशों की प्रभिव्यक्ति के कारण 
ही वर्नाई हा का महत्व श्रप्न जी साहित्य में विशेष हो जाता है। 'गटिंग मेरीड' में 
नारी की पारिवारिक स्थिति की दयनीयता का निदेशन हुप्ला है | संकीश मान्यताएं , 
प्रपरिपकव बौद्धिक घरातल तथा स्वार्थ बुक्त दृष्टिकोण से वस्तुप्रो के माप की 


परम्परायुक्‍त भावना नारी जीवन में विष घोल रही है, श्ञा ने इस नाटक से यही 
सिद्ध करता चाहा है । 


एच. जी. वैल्स मे क्षा की इसी भावना का विस्तार किया है । हा का उहूंद्य 
बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक समस्याझ्रों का उद्धाटन करना भ्रौर उन के लिए 
समाधान भ्रस्तुत करना था, परन्तु वैल्स ने परिवर्तित होते हुए ६ ग्लेड को जागरूकता 
तथा नवीन ग्रादर्शों की स्थापना की झ्ोर लोगों का ध्यान श्राकषित करना है। इससे 
हा! के विचारों की प्रतिक्रिया नहीं होती वरन्‌ उन्हें सहयोग और समर्थन मिलता है । 
उसने भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता को ही प्राथमिकता प्रदान की है ॥ एच. जी. वेल्स की 


_हममॉसॉमुमकेआलशकर्क मेंअमनेलाक 


मिसेज वारैन : अनुवावक---विवदान सिंह चौहान, भूमिका में। 


( ५२५ ) 


महत्ता सैक्स सम्बन्धी विषयों की उदार व्याख्या करने को लेकर है। 'मैरिज' तथा 
एन बैरोनिका” भें इसी सम्बन्ध में विचार प्रकट किए गए है। और नारी को भी 
पुरुष की भाति (किसी भी रूप मे उससे कम नही) संक्स व्यवहार में समान अवकाश 
प्रदान करने की योजना की है । 'द न्यू मैच्यैवली” मे भी सेक्‍स सम्बन्धों की सनो- 
व ज्ञानिक विवेचना हुई है। इसी परम्परा मे एच, जी लारेन्स का 'नाम' लेडी 
चेटरलीज लव॒र' और 'वीमन इन लव” को लेकर उल्लेखनीय है | इन दोनों रचनाओं 
मे नारी की स्वतन्त्र सत्ता का प्रतिपादन किया गया है। 


प्रेम-सम्बन्धी झ्रादर्शों की व्याख्या में शा ने क्रान्ति ला दी है। उनकी मान्यता 
है कि प्रेम के क्षेत्र मे नारी ही नेतृत्व करनी है? । यद्यपि यह कोई नया आदर्श नहीं 
है। देक्माय की अधिकाश नाथिकाय प्रण॒य क्षेत्र मे पुरुप़्ो का पीछा करती है। 
पियरे लुई की '(एफ्रों डाउट की नायिका क्राइसिस की भी यही स्थिति है । परन्तु शा 
का महत्व इस गआदहों की स्थापना के विषय को लेकर इसलिए हो जाता है कि 
उन्होंने इस मान्यता को प्रस्थापित किया और इसका अनुमोदन तथा अनुकरण करने 
वालो का एक सकल ही तेयार कर लिया। सार्च, समस्सेट माम, ज्वीग, मोराविया 
तथा हैमिंग वे द्वारा इसी मान्यता का अनुमादन हुआ है। आज का योसख्पीप साहित्य- 
कार प्रेम की भावना को शाइवत और चैसगिक मान कर चलता है श्रौर इसीलिए 
स्‍त्री पुरुष दोनो को समान अवबकास की प्राप्ति हुई हे। स्टीफेन ज्वीव थी कहानी 
लैपोरेल्ला' मे इस भाव की सुन्द 'तम अ्रभिव्य,क्त देखने को मिलती है। क्र सेन्शिया 
अन्ना एक निम्न जाति की कुझ। महिला है जो अनाथ झौर ईमानदार है । गैरन उसे 
अपने घर में नौकरानी रख लेता है। इस घर मे पश्राने से पूर्व वह भावना-शुन्य, 
निस्पन्द ओर सवेदनहीन ही चित्रित की गईं है। बेरत के सहुदय व्यवहार से उसमे 
परिवतंन होता है श्र उाके प्सर्ग मे उसकी दमित प्राकाक्षाएं आन्दोलित होने 
लगती है । अन्त में बेरन की उपेक्षा उसे ग्रात्म हत्या करने पर विवश कर देती है। 
इस कहानी के माध्यम प्रेस के गाइवत भाव की प्रतिष्ठा की गई है। इसी प्रकार 
दूसरी कहानी गवर्नेंस की “मिस मान अपने स्वाभाविक प्रणय प्रवृत्ति को प्रसफलता 
पर झ्ात्म हत्या कर लेती है। एक भ्रन्य उपन्यास भिवेयर श्राफ पिटी' की एडिय 
भ्पय होने पर भी प्रणय भावना से श्राविभूत् होती है । वहु अपनी पंगुता प< दया 
की इच्छुक न होकर कप्तान से प्रेम करती है और प्रेम का प्रतिपादन चाहती हैं । 


स्वृतन्त्र प्रशय भावना की आदर्श स्थापना के उपरान्त इन्ही भृ्ध॑ थ लेखकों 
द्वारा सेक्‍स सम्बन्धी दृष्टिकोश को लेकर नारी और पुरुषों के सम्बन्धी का विवेचन 





१--केन्डलर एस्पेक्ट्स आफ माडतें ड्रामा, पूृ० ४१० । 


_७. हिंद, ०-०० का अप्टमकरििति 


( ५४२६ ) 


किया गया है। टैमिंग व वी महत्वपूर्णा कृति 'द टोरदस झाप, रि्न्गि में मेच्दी पं 
स्रित्रावन मे सेक्स सम्बन्धी स्वतस्त्र भाव का प्रतिपादन हु्न! है । मेडी के जिए 
एकनिष्ठा, प्रेम का स्थायित्व तथा अ्रपन प्रेमी के प्रति सवदनशील व्यवतर- सभी 
कछ भ्रपरिचित है। जिपत प्रकार से उपन्यास के नायक स्फिस' के लिए सहिलाधग्रों 
प्रौर उनसे संक्‍्स सम्बन्ध महत्वपूर्ण नहीं है और जिस प्रकार वह डायना १ ! उपक्षा 
केवल इसीलिए कर देता है कि मेग्डी उसकी अपेक्षा सुल्दर झोर कम परस्या को है | 
उसी प्रकार मैन्ही कब तक उसके साथ रहू सकेगी, इसमे विधय में भी बह विदवास- 
पूर्वक कुछ नही कह सकता । क्योंकि मेड, का अपना डॉ 'टास है और वह भी र्करिस 
की माँति ही सैक्स की स्वतन्त्रता पर विश्वास बारती है । 4। प्रकार मम ससट मात्र 
प्रपनी कृति 'द वेसल श्राफ रेथ' में इसी प्रस्थिर प्रेम तथा बन्धनहीन उचद खल सेक्स 
का चित्रण करता हैं। टैइ का जीवन महिलाओं के शरीर से शलता [प्रा बोनना है। 
माम की महिलायें अधिकाश में साहस और रवतस्त्र दै्गाकिक सम्मान की भावना से 
पूर्ण है। मिस जान्स इसका उदाहरण है ! उसमे मनोवेज्ञानिक संघर्ष को विध्रम भावना 
भी स्पष्ट प्रतिलक्षित होती है। मिसेज ८ कौलांबी के प्रसिद्ध उपन्यास : लव इन थी 
जैनेरेशन्स' मे शैन्या के चरित्र-वित्रण मे प्रेम के मासल स्वस्प को ही व्यक्त किया 
गया है। शैन्‍्या एक स्थान पर कहती है--- 

क्षेरे लिए लेगिक जीवन शारीरिक प्राननद के प्रीरिन पौर कछ नही है । 
हैं प्रपनी रात के प्रनुमार अपने प्रेमियों को बदलतों है. । इस समय भी मैंग मंवती 
हूँ किन्तु मैं नही जानती कि मेरे शिश्रु का पिता कौन है । मैं इस।) चि6स्ता भी नहीं 
करती ।' 

--वीमन इत सोवियट रशियां, पृष्ठ १०६ पर उस वित | 

इसी प्रकार मोराजिया की नायिकायें हैं । 'द बोमन भ्राफ रोम' की पात्री 
एक बार पथ-विश्रष्ट होकर भन्त तक पुरुषों का भ्राखिट ही करतो रहती है । एच० 
जी० वेल्स के 'मैरिज़' में भी इसी स्वतम्त्र सेक्स सम्बन्ध का प्रतिपादन हुप्ला है । 
श्रान्दे ने भी प्रेम की शाइवत भावना पर बल दिया है भौर बेयक्तिक स्वतस्तता का 
प्रतिपादन किया है ! 


इस प्रकार स्‍श्राधुनिक काज का सम्पूर्ण साहित्य नारीसम्बन्धी भ्रादर्शों में एक 
क्रांति का विस्तार करता है। वहा की नारी के लिए व्यक्तिगत स्वतन्ञता की भावना 
सबसे विशिष्ट है । वहु सभी दोतों मे स्वतस्त्र है । नीति सम्बन्धी नये श्रादर्शों मे 
उसकी स्थिति का सामाजिक बिकास करने में सहायता प्रदान की हैं क्योंकि वह स्वयं 
ही भ्रधिकार और सम्मान प्राप्ति की दिशा में भग्रसर प्ौर सफल हुई है । इसीलिए 
वह भ्रपतती सफलता की दर्पपूर्ण भावना के विस्तार में बहुत प्लाये बढ़ गई मासूम होती 


( ४२७ ) 


है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपनी भूत श्रनुभव की है । यहा से उत्तक भ्रन्तमंवष 
का आरम्भ होता है | आधुनिक साटित्य में यह भावना प्रभूत मात्रा मे देखने को 
मिल सकती है । श्रपनी न॑तिक स्वतत्रता से भी पाइ्चात्य नारी घबडा गई प्रतीत होती 
हैं। ज्वीग की कहानियो में इस बात की पुष्ठठ मिलती है? । इसी प्रसव मे शा की 
नारी की शभ्रादर्श भावना को भी देखा जा सकता है । उनकी नायिका 'कैल्‍डिडा' का 
व्यक्तित्व आदशे पत्नी का स्वसल्प प्रकट करता है । वह किसी की सुरक्षा करना 
चाहती है | किसी की सहायता करता चाहती है ओर किसी के लिए कार्य 
करना चाहती है' । शा की मान्यता है कि प्रत्येक पत्नी में मातृत्व भाव होता हू 
झौर एक समय आता हूँ कि वह अपने पति को प्रेम के स्थान पर वात्तल्य प्रद,न 
करती है | शा का यह भी मत हे कि नारी का हीन निराश्रय प्रणय प्रसगो में झ्रभि- 
व्यक्त निध्क्रिय रूप वास्तविकता से भिन्‍त है । वह फ़िसी भी रूप में पुरुष से हीत, 
उससे कम समर्थ और अयोग्य नही हैं । 


भारतीय तथा पार्वात्य वारो अ दश--प्रन्त र 


उपयुक्त पक्तियो मे पश्चिमी नारी के सामाजिक व साहित्यिक श्रादर्शो की 
विवेचना की गई हैँ। इस विवेचना के निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि 
पाचात्य नारी क्योकि श्र।ने प्रयासों से सामाजिक, राजनीतिक तथा वंयक्तिक श्रचि- 
कारों की उपलब्धि मे सफल हुई हूँ, इसी कारण उसमे अपने वैयक्तिक मूल्यों को 
महत्व देने की भावना प्रमुख है | सामाजिक क्षेत्र मे समता का भादद विद्यमान हैं। 
वह पुरुष से पृथक अपनी सत्ता की स्वीकारोक्ति को बल देती है। भौर सभी प्रकार 
के कार्यक्षे त्रो मे पुरुष के सम।न अपनी योग्यता का आदर्श स्थापित करतो हैँ। पश्चिमी 
आ्रादर्श लौकिक सुखो की श्रोर उन्मुख है । अत नीति सम्बन्धी मान्यताएँ शिथिल या 
स्वस्थ शब्दों मे कहिए स्वतन्त्र हैं। इसी वए नीति की व्याख्या और आदर्श रूढ़िवादी 
परम्परा से पृथक जान पइते है। वहाँ की परिभाषा में शरीर की पविन्नता का शैथिल्य 
नींति-विरुद्ध नही कहा जा सकता । सैक्स की सयमता वहा की नारी के लिए विशेष 
महत्वपूर्ण नही है। सभी क्ष त्रों मे श्वकाश प्राप्त होने के कारण परश्चिमी नारी का 
उत्तरदायित्व भी विस्तीर्ण हो चला हूँ । उत्तरदायित्व के विस्तृत होने से वैचारिक 
सघर्ष की प्रधानता होती हैँ। सघर्ष की रूपरेखा के मध्य सामंजस्यपुर्ण निर्वाह के 
लिए कठिनाई पडती हैं और इस प्रकार सामाजिक क्षत्र मे अ्शान्ति का विस्तार 
होता हैं । आज की पाइचात्य नारी इन्ही सघर्षों के मार्ग से निकल रही है। भारतीय 


१--देखिए चौहान दम्पति द्वारा भनुदित 'स्टीफेंन ज्यीग को कृहालियाँ' । 
२--एस्पैक्ट्स भ्राफ माडर्न द्वारा, पृष्ठ ४१५-४१६। 


( ५२८ ) 


नारी आदणों से पराइचात्य नारी आरादर्शों की तुलना हरते समय बढ़ सही लगना कि 
इनमें कोई मौलिक भ्रन्तर विद्यमान है। दोनों समाज की नारियों की चच्ठा अपने 
>व' के विकास के लिए अपनी प्रगात भौर उन्‍तयन के लिए रही है। परन्तु इस 'स्व' 
की प्रतिष्ठा में जित परस्पर विरोधी झ्ादशशों को प्रतिठित किया गया है । उसका 
कारण अपने झपते रासाज की भिन्न भिन्‍न पन्म्पराओ्नो और सी सम्पस्धी श्रदशा। 
का होना हैं । भारतीय दृष्टिकोण में नारी की जातिगत पवित्रता को रक्षा प्रधान हूँ। 
भारतीय नारी का आ्रादर्श नीति सम्बन्धों मान्यताओं की पीडिका भें टी अ्भिव्यक्त हो 
सका है। उससे बाहर स्वतन्‍्य वेयवलिकता की प्रतिष्ठा के प्रयास से नदी । भारतीय 
नारी को प्रर्धाग के रूप में स्वीकृत किया जावर उसे समान संम्मात की प्राप्ति हुई 
है । उसका गृहिणी रूप ही प्रधान है । उसके विरोल पाइचाहुंस लान्‍ी उस परचित्रता 
को जिसे भाग्टीय नारी वी मान प्रतिता के लि। सर्वस्त समझा गया हैं, गश्रधक 
महत्वपूर्ण मान कर नही चलनी । दूत, पूरप । समान उससे प्रलव रबन-त व्यत्तित्व 
की प्रस्थापना के प्रथास में पद्िलमी सारी का यहरी रूप विनष्ट टी श्या है। उसमे 
हंत की भावता विद्यमान है। वा भारतीय नारी के ब्रादशों के िपरोत व्यक्तित्व 
का निलय कर, पर्शाता प्रापठ कर लेने के सिद्धान्त का समर्थन नहीं करती । भारतीय 
नारी द्वारा सामजस्य की प्रतिष्ठा करत बा वी प्रवेचि स पॉनिवान्क जीवन को जो 
पृष्टता और रवारध्य प्रात होता है और जिसके करता श्री भी सम्मिलित कुटुम्म 
का प्रादश- रम्परा का निर्वबाद हो २. ८, पश्चिमी समाज में उस प्रभाव है । बहा 
वैयवितक व्यवस्था के परिगाम स्वरूप पुरष और नारी प्रयती रियर तह में परह।र 
विच्छिन्न हैं और इसीलिए मानवीय भावनाप्नों से सिक्त स्नेहु पुरा ससजस्य की 
स्थापना और विकास वह्दा नही हा पा रहु। है । 


पदिवमी तारी की भ्धिकार-सीमा विस्तत है। इसीलिए उसका दायित्व भी 
बढ़ गया है भ्रौर दायित्व के बढने से उसके वंचारिक सधर्ष भी बढ़ गए हैं इसके कारण 
स्वयं उसकी झह्न्तेभावनाझ्ों में सामंजस्थ नहीं हो पाता । शोर प्रशांति को हपरेगा 
विस्तृत होती है। पराह्यात्म नारी आज इसी वेचारिक प्रन्तंदन्द का सामना कर रही 
है प्ौर अपने वैयक्तिक महता थी स्वतन्त्र कल्मता की स्वीकृति के सम्बन्ध में उसके 
मन में बहुत सी शकाएं उठ खड़ी हुई हैं। इसीलिए प्राज के परितमी साहित्यकार 
फिर से नारी की इस स्वतन्त्र वयक्तिकता के विषय में, जो अ्रबाध स्ववन्वता घोर 
उच्छु खलता का, स्वरूप लेकर अ्रपनी स्थिति के मूल भाव को खो बंठी है, नवीन वेचा- 
रिक दृष्टि प्रदात कर रहे हैं। परन्तु हम यहाँ सामान्यतः सामंजस्य पूर्ण जीवन की 
स्थिति की भाददों प्रतिष्ठा के क्षेत्र में ही भागे बड़ रहे हैं भौर इमोलिए यहाँ इस 
प्रकार की किसी चिन्ता की झ्रावश्य ता प्रतीत नहीं होती । हमारा मारी वर्ग भेजे ही 


( ५२६ ) 


भोतिक विषमताओो से ग्रस्त होकर उद्ासीन और अ्रपनी स्थिति मे हीन सा लगने 
वाला प्रतीत होता हो, किन्तु वस्तुत उसके सघर्ष अधिकतर लौकिक ही है जो 
पाइवात्य नारी के वेचारिक सघर्षो के अनुपात मे श्रपेक्षाकृत कम पीडा देने वाले होते 
हैं। वहां की नारी मनोवैज्ञानिक भूमिका पर अधिक सधषं-रत रही है झिन्‍्तु पोर्वात्य 
नारी के लिए सामान्य रूप से हम कह सकते है, भ्रभी ऐसी स्थिति नही आई है। 


उपयुक्त विभिन्नवात्रो के साथ साथ एक बात और भी है । भारतीय और 
पाइचात्य नैतिक आ्रादर्श भिन्न भिन्न रहे है। हमारे देश मे नारी के भौतिक अ्रवयवों 
को अविक महत्व सही दिया गया है। यहाँ नैतिक आादशों के श्राधार पर नारी की 
अष्ठता को प्रमिव्यक्ति प्रदान करने की परम्परा रही है। इसीलिए कभी कभी 
लगता है कि भारतीय नारी नैतिक तियमों की श्ुखला में आाबद्ध होकर अपने 
ब्यक्तिता का विकास कर सकने में भ्रसमर्थ है। उसका जीवन पुरुष वर्ग से प्रचालित 
भझौर निर्देशित है, भौर वह भपनी स्थिति में मात्र भ्बला है। पुरुष वर्ग द्वारा जिन 
झाद्ों की स्थापना उसके लिए हो गई है, और जिन झ्रादर्शों की कस्तौटी पर उसके 
वब्यक्तित और झाच रण को आका जाता है, उसका विरोध करने की शक्ति से वह 
विहीन है । आज का युग भौतिक और व्यक्तिवाद का युग है । बौद्धिक दृष्टिकोश से 
ही सब बस्तुओ की माप होती है। और यही कारण है कि भोतिकवाद के इस बढ़ते 
हुए युग मे सारतीय नारी पाइचात्य तारी से पिछडी हुई या हीन लगती है । इसका 
कारण भारतीय नारी वर्म मे शिक्षा का, परिपष्कृत सस्‍्कारो का प्रभाव है। प्राचीन 
परम्पराप्मों पर से उसका विदवास अभी भी कम नहीं हुप्रा हैं। इसी लिए उसकी 
स्थिति पारिवारिक सीमाश्रों मे आबद्ध हुई सी लगती है । इसके विपरी। पदिचमी 
नारी को विस्तृत क्षेत्र मे अपने मत की अभिव्यक्ति शौर पृष्टि का अ्रवकाश प्राप्त 
है और वह प्रगतिशील समाज में श्रपता निज का महत्वपूर्ण स्थान रखनी हुई प्रतोत 
होतो है। भारतीय सभाज में भी नारी को समा *-स्वीकृषत की (शा मे वैानिक, 
सामाजिक एवं साहित्यिक प्रयास हो रहे है। उत्तराधिकार, सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनों 
द्वारा उसकी स्थिति को बल प्राप्त हो रहा है और बह समाज के नये ग्लालोक की 
प्रेरणा से भ्पते भविष्य की सुरक्षा में दढ़-प्रतिज्ञ हो सलस्न है। अन्त में नारी आद्शों 
की इस विवेखना में हत्ता'कहना और शेष रह गया है कि पाइचात्य समाज की दृध्दि 
मूलतः: भौतिक होने के परिणाम स्वरूप वहा की नारी के शारीरिक पक्ष को प्रधानता 
मिली है । वहा का भ्रादर्श इसी बिन्दु तक श्राकर सीमित हो जाता है। ग्रात्मा की 
बात वहा विशिष्ट नही है, इर्स।लिए सामान्य व्यवहार की बातो में जिनका सम्तन्ध 
इंनिक जीवन से होता है, वहा आत्मा और दर्शन तथा नीति सम्बन्धी आदर्शों का 
समावेश नहीं किया जाता | किन्तु भारतीय आदर्श इससे कूछ भिन्‍न हैं। बहां व्यक्ति के 


( ५३० ) 


शरीर की भश्रपेक्षा उसके पान्तरिक व्यक्तित्व को अं ठता प्रदान की गाती है। इसीलित 
भारतीय मान्यता में नारी का ईहिंक सौन्दर्य नहीं, वरत उसका आत्मिक सौन्दर्य, उसके 
गुणों का पाविष्य ही विशिष्ट है और इसीलिए उग्के व्यत्तित्व के $ति सम्मान को 
भावना प्रकट की जाती है । निष्कर्ष रूप में ह/ कह रुक है कि गक धर जहा 
पद्चिचमी नारी सम्बन्धी स्‍ग्रादर्श बोद्धिक भाव-भूमि पर, लौकिक दू प्ट।गः को महत्व 
प्रदात करते हुये, व्यक्तित्व की स्वतत्त्र स्थापना के उदय से प्रल्ञप्ठित हुए है, वहा 
इसरी प्रोर भारतीय नारी के स्थल सौदर्य की अपेद्ञा उसके झार्तरि। व्यक्तित्व को 
अं प्ठता प्रदात की गई है तथा उस सेतिक मान्यनाझो की पृष्यभूम में प्रसिव्यवित 
प्रदाव करके, झ्राददा त्मिक भावभूमि पर चित्रित करने का प्रयौस किया गया है । 


प्रसाद की धारणाए 


हम भारतीय तथा पाइच त्य नारी भादर्शों का उल्लेख कर शभ्राय है। इन्हीं के 
संदर्भ में प्रसाद जी की मब्स्रबधी घारणाओं की विवेचना करनी दोष हैं । प्र्ताद जौ 
मुलन. नारी स्वातत्य के आदेश वो लेकर चल है। नारी मम्बन्धा सामाजिक दृष्टि- 
कोण ' के अन्तर्गत इस कथन को भली नाति लिवेचित कर दिया गया हैं। नाटोको 
अपने 'सत्' का विकास तथा आने व्यक्तित्व की सम्मान प्रतिष्द्रा के दश्टिकोस से 
भी प्रधाद जी प्रगतिशील तथा उदार रहें हैं । वे भारतीय नारी को उसको दयनीय 
वस्तु-स्विति से उठाकर उसे सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान करन के पक्ष में हैं । जिससे 
उसके सश्कारों में परिष्कार हो, ध्पने अधिकारों के प्रति वहु जागरूक हो भौर जिससे 
उममे सामाजिक चेतना विकसित हो ! प्रसाद जी नारी को स३!र सीमान्ों के थेरे 
में बन्दी बना कर उसके व्यक्तित्व का गला घोंटने के पक्ष में नही रहे हैं. यह ठीक 
हैं। लेकिन इसके माव-साव यह भो ठीक है कि थे नारी की स्वतस्वतों को उस सीमा 
तक स्लीच ले जाने के पक्ष में भी नहीं रहे हैं जहां वह भपने व्यविततव के प्रति पर्चिमी 
नारी की भाति वर्षपुर्ण भावना से युक्त हो, पुदंष से पृथक अपने भ्रस्तित्व को महुत्व 
देवा आरम्भ कर दे। प्रसाद जो की कल्पना मुख्य रूप से भारतीय है । उनकी 
धारणा है कि नारीत्व का अर्थपूर्ण विकास सामजत्य की प्रादर्श स्थापता में है, 
व्यक्ति की स्वतन्श सत्ता की प्रतिष्ठा के प्रधास में सहीं । पशिच्रम में नारी को 
स्वतस्व॒ता का प्रर्थ है, उसकी सभी क्षेत्र में रवतत्ता । और सभी क्षेत्रों की स्वतंत्रता 
के कारण उसका नैतिक महत्व नप्ट हो गया है। भारतीय पश्रादर्श के भ्नुसार, क्योंकि 
नारी मा है, भरत: उसका विकास नैतिक मान्यताशों के भ्रतगंत ही हो सकता है भौर 
भारत की परम्परा के भ्रनुकूल यहां की नैतिक माग्यताओों के श्रमुस!र, नारी में जाति- 
गत पत्रित्रता का होता झनिवाय है । इसीलिए प्रसाद के तारी बरित्रो में व्यक्तित्व 
की स्वतंत्रता को मान्यता तो प्रदान की गई है, लेकिन उच्छ खलता, भ्रवाघ स्वतंत्रता 
तथा नैतिक मियर्मों के भ्रतिक्रमण की स्वच्छन्दता को स्वतन्त्रता का पर्याय नहीं माना 
गया हैं। साथ ही व्यक्तित्व की हं कता को भी असाद-साहित्य में प्रोत्साहन नहीं मिल 


(५३१ ) 


सका हू । उनके आदर नारी चरित्रों मे स्वतन्त्र व्यक्तत्व का सस्क्रार उच्छ खलता 
की सीमा का स्पर्श नहीं करता हैं । शैला के चरित्र मे भी भारतीय श्रौर पश्चिमी 
झाद्शों के समन्वय की चेष्टा रही है । परन्तु पाइचात्य नारी के शअनुकूल शला में 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व का सस्कार इतना अनुकूल हैं कि वह चाह कर भी भारतीय श्रादर्शों 
और वातावरण के अनुकूल बनने मे बडी कठिताई का अनुभव करती है । उसके 
चरित्र में प्रसाद जी ने समन्वय और साम जस्य की चेष्टा तो की है, किन्तु वह इसी लिए 
पूर्ण सफल नही हो पाई हैँ भ्रतः उसे आदर्श रूप मे ग्रहशा नहीं किया गया 
हैँ । प्रसाद जी का चरित्र--प्रादर्श चरित्र-तितली हैं । जो मुरुष रूप 
से गृहिणी है भौर उस पद का निर्वाह करने के साथ अपने व्यक्तित्व को सामाजिक 
परिस्थितियों के मध्य भी उन्मुख करती है। मधुवन की अनुपस्थिति मे भरी जो उसी 
के प्रति निष्ठावान रहकर अपने गृह कार्य का सचालन भी करती है तथा अपनी 
सीमाओों के भीतर समात्र सेवा भी । जिसके व्यक्तित्व मे निष्ठा है । कत्त व्य के प्रति 
जागरूकता है तथा परिस्थितियों से सघर्ष करने की क्षमता भी । उसके गुणों में स्नेह, 
त्याग तथा सेवा की भावनाएं प्रबुद्ध है, जो उसके नारीत्व को उजलाब ना देती हैं 8 
तितली के चरित्र में-उसके चरित्र के साथ साथ उसकी तुलना में शैला के चरित्र 
को रखा गया है, जों सामजस्य के अभाव में प्रनुकूल वातावरण बना सकने में अस- 
मर्थ रहती है । परिणाम स्वह्प इन्द्रदेव के प्रति उसके स्नेह की भीत्ति दुढ़ नहीं 
हो पाती । 


पाश्चात्य श्रादर्शों के प्रन्तगंत नारी के श्रद्धापक्ष पर भ्रविक बल नहीं दिया 
गया है । बौद्धिक विकास ने तक पूर्ण भ्रभिव्यक्ति को ही प्राथमिकता प्रदान की 
हैँ । परन्तु भारतीय श्रादर्श भ्रनुभूतियों को विशिष्ट मान कर चले हैं भौर इसीलिए 
हृदय पक्ष के संदर्भ में नारी का मूल्याकन उचित ठहराया गया है। प्रसाद जी इसी 
भारतीय प्रादर्श के पोषक हैं। उनके मत से नारी श्रद्धा का स्वरूप हैं। जिसके द्वारा 
जीवन के मरुस्थल में निर्मल स्रोतवाहिनी प्रवाहित होती है । परन्तु प्रसाद जी ने 
बुद्धित वंचारिकता का विरोध नहीं किया हैं । समाज के स्वस्थ परिचालन के 
लिए वे बौद्धिक जागहकता का भी समर्वन करते हैं। इसीलिए उन्होंने उस नारी 
झादर्श की कह्पना की हूँ कि जिसमे श्रद्धा और बुद्धि के सामजस्य की चेष्टा निहित 
हैं । प्रसाद की अ्रमर पात्री श्रद्धा इसी सामजस्थ का आदर्श प्रतिष्ठित करती हूँ। 
प्रताद जी की नारी सम्बन्धी ये धारणाए वैयकितक प्रबुद्धता के साथ साथ भारतीय 
जीवन के स्वस्य सस्कारों का पोषण भी करती है । उनकी नारी कल्पना मानवता के 
विकास की पृष्ठभूमि में भ्रवतरित हुई हैँ तथा उसके अधिकार और कत्तव्य की 
व्याख्या में समन्वयात्मक प्रव,ति का--परस्पर सामजस्य भाव का--ध्यान रखा गया 
है, जिससे उसके व्यक्तित्व को उच्च स्तरीय ठवीन अभिव्यक्ति प्राप्त हो सकी हैं । 


प्रकरण १४ 
| उपसंहार ] 


प्रसाद के नारी-चरित्र--कतिपय निष्कर्ष 


[श्रव] 
[ब] 
[स] 
[द ] 


सांस्कृतिक स्वरूप 

विविधता 

पुरवंवर्तो नारी-कल्पना से विभिन्‍नता 
समन्वयात्मक चित्र 


आरम्भ 


प्रसाद जी सवेदनशील श्रनुभूति के व्याख्याता तथा सौन्दर्य और प्रेम कौ 
प्रस्तर्भावनाओं के सुहृदय साहित्यकार रहे है। भ्रपनी रोमान्टिक प्रवृति के कारण ही 
मारी खित्रण में उनकी विशेष अभिरुचि रही है। उनकी तूलिका से विविध रंगी 
सारी चरित्रो के विभिन्‍न स्वरूपों क्रो सज्जा मिली है, श्रौर इसीलिए उनकी साहित्य- 
ग़त विशेषताशों मे उनके नवीन नारी-अकन की विवेचना भी महत्वपूर्ण हो जाती है । 
प्रस्तुत प्रबन्ध में प्रसाद के नारी चरित्रों को एक विशिष्ठ दृष्टिकोण से देखने की 
चेंष्टा की गई है, जिससे प्रसाद जी की नारी-सम्बन्धी सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, 
सास्कृतिक एवं दाशेनिक दृष्टियो का भी भग्वलोकत किया जा सका है। वैसे यह 
कहना तर्क संगत नहीं है कि प्रसाद जी ने इन विभिन्‍न दृष्टियों को उपस्थित करते 
के उद्द श्य से ही विभिन्‍त नारी चरित्रो के अ्रंकन में साहित्यिक कौशल को श्रमिव्यक्ति 
प्रदान की है। साहित्यकार व्यक्तित्व की स्वतन्त्रता मे विश्वास करता है! साहित्य 
की रचना क्षणिक श्रनुभूतियों से प्रेरित होती है, श्रौर विदग्ध साहित्य कीं रचना के 
लिए पूर्व-लक्ष्य बनाने की श्रपेक्षा नही होती । लक्ष्यपूर्रा-साहित्य की रचना का झायो- 
ज़न तो निबन्ध, समीक्षा झादि के स्वरूप में होता है, जहा पर मत की अनुभूतियों के 
स्थान पर वेचारिक दृष्टि क्री प्रधानता होती है| प्रसाद जी के साहित्यकार ने 
साधारणुतया अपने मत की पुष्टि का, अपने विचारों को सामाजिक भाव भूमि मे 
जानबूफ़ कर प्रतिष्ठित करते का, शौर इस उद्देश्य से कि दूसरे लोग उनकी रचनाओं 
से प्रभावित हो, साहित्य सृजन का झ्ायोजन नही किया है | विभिन्‍न श्रवसरो मे 
विभिस्म परिस्थितियों के मध्य विभिन्‍न घटसाओ्रों की क्रिया प्रतिक्रिया के अ्रतुभवों को 
प्रपती भाषा में, अ्रपनी शैली में कहने का प्रयास ही उन्होंने किया है। हा, भ्रपने 
प्रधययन, मसन्‌ और सामाजिक परिपादवे से प्राप्त अ्रतुभवों का अनुष्ठान स्वाभाविक 
रूप से ही, बिना किसी प्रयास के उनके साहित्य में हो गया है, यह भी असत्य नही 
है। मूलतः उनके भावुक मत की सवेदन शक्ति ने ही उनकी साहित्यिक प्रीठिका 
निर्मित की है और उसी संदर्भ में उनका साहित्य विविध रमी हो गया है। नारी 


( ४३६ ) 


चरित्रों के निरूपण में भी इसी विविधता की बट ता है। गमग्र रूप से ता - सम्बन्धी 
कतिपय निष्कर्यों की विवेज्ना निम्नलिशित शीरपष॑को के अन्तर्गत की जा सकती है-- 

(ग्र) सास्कृतिक स्वरूप 

बि) विविधता 

(स) पूद॑तर्ती नारी कल्पना से विभिन्‍नता 

(द) समन्‍्वयात्मक चित्र 
सांस्कृतिक वरूप 

प्रसाद साहित्य मे, विशेष रूप से उसके साभकों मे भारतीय सह्कति का 

निदर्शन हुआ है। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता हे कि से सारदूतिक ग्रन्थों के 
भषध्ययन से प्रभावित रहे हैं और इसीलिए समय-समय पर उनके तत्मम्यस्धी सचित 
भावों की अभिव्यक्ति होती रही है। प्रसाद जी पर भारतीय समकृति का प्रभाव 
यथेष्ट रूप से पडा था, अतः नारी के चित्राान में भी भारतीय वरकृति की वसुपष्ट 
रेखायें उमर झाई हैं। सास्कृतिक पृष्ठभूमि पर नारी को आदेश स्थापना का प्रयत्न 
यद्यपि प्रसाद की आधुनिक हिन्दी साहित्य को मौलिक देन नहीं कही जा सकती 
फिर भी उनत्रा महत्व इस विचारधारा को परिपक्व और झाददों रूप देने में 
कम महत्वपूर्ण नहीं हो जाता । प्रसाद जी से पूर्व, उनके साथ-साथ श्रौर 
उनके बाद भी श्री मंथिलीशरण गुप्त द्वारा साहित्यिक अभिव्यक्ति होती रही 
है । नारी के जिस सासकृतिक स्वरूप को --उरकी उदात्त भावनाओ्रों को-- श्री 
युप्त द्वारा अ्रमिथ्यक्ति प्रदान को गई है, उसका उत्कर्ष प्रसाद साटित्य में 
ही लक्षित होता है। वैसे सास्कृतिक निरूपण, गरद्योधरा, सीगा झौर उभिना 
के चरित्र से भी कम नहीं है। १रस्तु प्रत्ताद जी की प्रपेक्षाकृत परिमाजित 
भाषा, प्रनुभृतियों की तीब्रता तथा उनकी अभिव्यक्ति की काव्य- युक्त दोली ने देव- 
सेना, मालथिका, श्रद्धा, तितली, वासवी भौर पद्मावती भ्रादि के व्यक्तित्व में एक 
निखार सा ला दिया है और इसीलिए प्रत्षाव के चित्र अधिक रगीन झौर श्रटकी ले 
जान पड़ते हैं। हम यहां पर दो तिद्ध कत्रियों ढो तुलना नहीं करना बाह रहे हैं । 
कहता केवल इतना है कि प्रसाद थी नारी कल्पना जो सांस्कृतिक भाव भूमि पर 
चित्रित की गई है, नवीन न होकर भी पपने से महत्वपूर्ण है । उसने मारी की 
सांस्कृतिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योग देते हुए इस भावना को परिवर्धित भौर 
परिष्कृत किया है। हां, एक क्षेत्र मे प्रसाद जी भवद्य ही भागे बढ़ हुए प्रतीत होते 
हैं। वह है उन की नारी का राष्ट्रीय स्वरूप । राम नरेत्रा जिपादी की रखनाप्नों में 
जिस राष्ट्रीय स्वरूप के दर्शन होते हैं, वह स्वरूप सोहूइय चित्रित किया हुभा, धौर 
इसीलिए भ्रस्वाभाविक लगता है । मेंधिलीशररा गुप्त ने भी नारी के हाथ में खड़ग 
देने की योजना की है, परन्तु प्रसाद जी द्वारा नारी का राष्ट्रीय स्वरूप ऐसे बातावरणा 
भोर ऐसी परिस्थिति के मध्य चित्रित किया गया है कि सोहंश्य होते हुए भी वह 


( १३७ ) 


अस्वाभात्रिक नही लगता । उसके उस नवीन स्वरूप पर विश्वास करने को मन करता 
है। उसकी स्वाभाविक्रता कही भी नष्ट नही दिखती । वास्तव में यह प्रसाद जी 
की श्रभि्यक्ति और हशैबी का चमत्कार है। जहा पर वैचारिक दृष्टि से यह भी 
दष्टव्य है कि प्रसाद जी सास्कृतिक नारी के इस चित्रण से तत्कालीन साम!/जिक 
प्रभाव से झछते नही रहे है। भारत की राष्ट्रीय जागृति और उनके अपने समय की 
जागरूक सामाजिक परिस्थितियों ने उन्हे प्रेरणा दी थी, भले हो बाद में उनके साहित्य 
के माध्यम से भारतीय जीवन के प्रेरित होने की बात कही जा सकती है। इस प्रकार, 
प्रसाद साहित्य बारी के सास्क्ृतिक पुनरुत्थान की दिला प्रशस्त करता है, और इस 
उत्यवित झादर्श द्वारा नारी जीवन को भारतीय ढग से समभने और उस के प्रति तद- 
नुखूप व्यवहार करने का निर्देश देता है। & 


विविधता 


प्रसाद जी को मानव मनोविज्ञान का सुन्दर ज्ञान था। विभिन्‍न परिस्थितियी 
के मध्य विभिन्‍न श्राचरण औझौर व्यवहार तथा मनोवैज्ञानिक क्िया-प्रक्रिया किस प्रकार 
कार्य-रत रहती है, इसके विश्लेषणात्मक निष्कर्ष उपस्थित करने में प्रसाद जी की' 
उपलब्धि महत्वपूर्ण हैं। उनकी कहानियों तथा उपन्यातों मे विभिन्न प्रकार के मनो- 
वैज्ञानिक चित्र चित्रित हुए है, दूसरी ओर उनके नाठको की पात्रिया स्नेह की विविध 
मनोभूमि, राष्ट्रीय भावनाओं एवं सासकृतिक स्वरूते को व्यक्त करती है । उनके 
काव्य में श्रद्धा जैसी पूर्ण मानवी का भारतीय चित्र रचा गया है। इस प्रसाद साहित्य 
मे नारी अरित्रों को लेकर विविध दृष्टियो का सन्निवेश हुआ है। उनकी नारी कही 
भ्रधिकारों के लिए संघर्षरत है, तो कही प्रणय की श्राकाक्षा से भरी-पूरो । कही चह 
सामाजिक कत्त व्य की प्रतिनिधि के रूप मे श्रवतरित होती है, तो कही उसका ज्योति- 
मय राष्ट्रीय स्वरूप भलकता दिखाई पडता है। कही वह अरन्तंद्वन्द्र भोर बेचारिक 
संघर्षों से जूभनी प्रतीत द्वोती है, तो कही पूर्ण समर्पण भावना से युक्त वह झपना 
सब्र कुछ खोकर प्रशय को छाया मे भर-तीद सोयी रहना चाहती है । कही उसका 
झात्म सम्मान जागृत होता दिखाई पडता है तो कही वह पूर्ण त्याग की प्रतिभू्ति 
बनी दृष्टिगत होती है । इसी प्रकार यदि कही वह प्रशय को मोल लेने की चेष्टा 
करते दिखाई पड़ती है, तो कही छिप छिप कर, सबसे छिपा कर किमी को अपने 
प्रन्तस्थल के सुरक्षित कक्ष मे लुकाती हुई नजर आती है। कही उसका औदाय॑, 
उस की सहनशीलता भर [उसकी संवेदनशीलता अ्रतिलक्षित होती है तो 
कही उसका असत-रूप दृष्टिगत होता है । कही मानवी घरातल पर 
उसकी वैचारिक दृष्टि के दर्शत होते हैं, तो कही वह समाज के शीर्ष पर 
चढ़ी हुईं प्रादशेमयी का स्वरूप प्रस्तुत करती है। इस प्रकार प्रसाद जी की कृतियों 


(६ ४३८ ) 


से नारी के विविध जिशरो का समावेश हो गया है । इन सभी विविध भौर बहरगी 
खित्रो की विस्तृत विवेवना हम पूर्व प्रकरणों में कर भाए हैं। इतनी विविधता 
दायद ही अन्य किसी समकालीन हिन्दी साहित्यकार की क़लियों से दिखाई पड़ सके | 
अहू विविधता भूलतः उनकी तेजस्विनी काहपनिक दाक्ति सथा उससे भी प्रधिक उनके 
मन की सवेदनशीलता का परिशात्र है। महिला च।रत्रों वी इस्र जिविधता में उनके 
सनोव ज्ञानिक ज्ञान का भी पता चलता है वे सौन्दर्य झौर प्रम के का होते के साथ- 
साथ मानवीय भावसाझा के गायक भी थे, इसीलिए अपनी दुरस्य विधतापों 
में भी उनके चरित्र श्रेष्ठ बन पढ़ें हैं। 


पृव॑ंबर्ती बारी कल्पना से विभिन्‍नता 


तारी विविधता के हम प्रसग में जो महत्वपुर्रा बातें उमती हैं, वह है प्रसाद 
जी की पूर्व वर्ती नारी कल्पना से विभिन्नता । मैथिली शरण गप्त भौर प्रेमबन्द जी 
प्रसाद जी के समकालीन रहे हैं। मंधिलीश रश गप्त की नामिकाए एक 'टाइप' हैं। 
लगभग सभी एक प्रकार को हैं। मानवीय उदात्त गणी से विभूषित । बिरही जीवन 
के सुप्र दुख, झ्रागा निराशा और संवेदनशील मावनाझ्ना के उतार अढ़ वे में बयहत 
भोर विचारशील रहने वाली । सूर्पणाखा भ्रपवाद है। कीकेयी के चरित्र की उतजवलता 
उत्तर भाग में, इतनी स्वस्थ भाव भूमि पर चित्रित हुई है कि उसके प्रति उपेक्षा की 
भावना उत्पन्न ही नहीं होती। उनकी अधिकाश पात्रियां पा तियां हैं, भरत: गाहस्‍य 
धर्म में प्रवीण भौर पत्ि-ब्त धर्म के श्रादर्श का पादस करने वाजी हैं । सांस्कृतिक 
निष्ठा की सुरक्षा भौर विकास के लिए गृष्त जी के तारी चरित्र 'माइल' के रूप 
में उपस्थित किए जा सकते हैं। चरित्र चित्रता के प्रयाम में उनके मात पक्ष के साथ 
साथ व चारिक पक्ष का प्रावल्य भी कम नही रहा है। भ्रत कहीं कहीं दक्षता की 
स्थिति उत्पस्त हो गयी है। इसीलिए उनका साहित्य काश्य होते हुए भी प्रसाद काव्य 
की सी उत्कर्ष-स्थिति को नहीं पहुच्च सका है। इसीलिए उनसे सांस्कृतिक निरूपण की 
भावता भधिक स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो गयी है भौर इसीलिए उतकी नारी भारतीय 
गृहिणी के श्लादर्श की ही प्रतिष्ठा करती हुई प्रतीत होती है । गप्त जी के साहित्य में 
विविधता का समावेद अपेक्षाकृत कम हुआ है । हाँ, भारतीय भादशों की प्रतिष्ठा में 
उन के चरित्र महान है, इसमें कोई सम्देह मही किया जा सकता | 


प्रेमचन्द जी मुख्य रूप से किसानो और मजदूरों के भ्रभिव्यका थे। उनके 
स्‍त्री पात्र सामाजिक समस्याओ्रों से ग्रस्त हैं। बैधव्य, बाल विवाह भ्रादि रूढ़िगत 
संकीरांता एव पुरुष के पाशविक व्यवहार मुख्य रूप से उनकी विवेबना के विषय 
रहे हैं! भुप्त जी ने जहा साम्कृतिक ऐडठिका पर भारतीय नारी को विश्रित किया 
है, वहां प्रेम चन्द का प्रयास समाजगत वस्तु स्थिति तथा उसके बं धम्य पूर्ण जीवन के 
निर्देशत तथा साथ ही निदश्न को लेकर रहा है। उनकी प्रथम कृति 'प्रतिजशा' में 


( ५३९९ ) 


विधवा समस्या के प्रश्न को उठाया गया है। पूर्णा के जीवन की करुणा बाधित 
वंधव्प का कहुण चित्र उपस्थित कर सकते में पूर्ण रूप से समर्थ है। इसी प्रकार 
वरदान” की बुजरानी, “निर्मला! की कल्याणी और रुक्‍्मणी तथा कर्मभूमि' को 
रेश॒का इसी प्रकार के व॑ घव्य-दुखों से पीडित है। उनका कहना है कि पुरुष का नारी 
पर प्रभुता का भाव कभी भी नारी को पुरुष के गहित स्वार्थ से मुक्त नही होने देगा । 
'बरदान' की बिसजन का सुड़ाग छिनते ही उसके जीवन में विभीषिका विस्तीण हो 
जाती है, भौर अन्त तक उसे उसमें अपनी भावनाशो का होम करते रहना पडता है । 
प्रेमचन्‍द ने बवाहिक सम्थाप्री पर भी गहरा व्यग्य किया है। इस अंग मे उनका 
वरदान प्रसाद जी के 'ककाल' के बहुत निकट जान पडता है | (वरदान! मे उन्होंने 
कहा है > 

'हुदय का भिलाप सच्चा मिलाप है। सिंदूर का टीका, ग्रन्थि-बन्धघन भौर 
मावर ये सब ससार के ढकोसले हैं ।' 

--पु०« १५३-१५४। 

प्रयाद जी ने ककाल' मे कहा है--- 

'हुदय का सम्मिलन ही तो विवाह है । मैं सर्वस्व तुम्हें श्रवित करता हू भ्रौर 
तुम मुर्भे। इसमें फिसी मध्यस्थ की श्रावर्यक्ता क्यो--मन्‍्त्रो का महत्व कितना । 


परत्तु प्रेमचन्द विवाह प्रसग में हृदय के भिलाप की बात कहते हुए घर्मं की 
झवहेलना नही करते । धर्म शौर प्रेम दोनो के झ्राधार पर ही विवाह की आ्रायोजना 
होनी चाहिए, ऐसा उनका विश्वास था । 'काया कल्प! में इसी भावना को झभिव्यक्ति 
मिली है। सेवा सदन” मे दहेज प्रथा का विरोध हुआ है । विच्छेद कौ समस्या भी 
उनके द्वारा उठाई गई है । 'कर्मभूमि' में विच्छेद को समर्थन प्राप्त हुआ है । गोदान 
में भी वे इमी भाव की मान्यता प्रतिष्ठित करते हैं । इसी सदर्भ में दाम्पत्य जीवन 
की असफलता पर भी प्रकाद डाला गया है । उनकी मान्यता है कि पति की पत्नी के 
प्रति उपेक्षा, उसकी अधिकार भावना, पत्नी के प्रति अ्रविज्ञास, गृह कलह, फेटु 
व्यवहार धर इन सबसे विशेष नवीन और प्राचीन मान्यताशो के संघर्ष हो बेवाहिक 
जीवन की भसफलता के कारण है । वे पतिब्रत के एकागी आदर्शा को मानकर नहीं 
चलते । उनकी दृष्टि मे सामजस्यपूर्ण व्यवहार ही गृहस्थी की सुख पूर्ण पीठिका 
प्रस्तुत कर सकने में समर्थ हो सकती है । इस प्रकार से प्रेमचन्द जी के ना री पात्र 
बाह्य सपर्षों की ही भ्रभिव्यजना करते हैं। भन्तसंघर्ष की उद्भावता करने वाले चरित्र 
प्रेभचन्द साहि-य में श्रधिक नहीं बन सके है । 

हिन्दी लेखकों की ही भाति तत्कालीन बगाली साहित्यकारों द्वारा भी नारी 
सम्बन्धी लगभग वैसी ही अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है । रवीद्रनाथ ठाकुर, मेथिलीशरखण 
गुष्ण जी के भ्रधिक पास ठहरते हैं । उनकी पात्रियां भी भ्रधिकाश में पत्तिया ही 


[ ॥ हैं & ) 


हैं। उनका सासकृतिक स्वरूय उज्ज्बल एवं स्पाट है । साथ ही सामाजिक विवमतायों 
प्रौर कप्रथाप्रो पर तीखा व्यग्य भी किया है। 'पर भौर बाहर! की विमला का एक- 
मिष्ठ पति प्रेम उसके व्यक्तित्व को बटत ऊचा उठा देना है । परसतु उसके सामाजिक 
उपक्तित्व को निखिलिश अधिक उदारतापूर्वक नहीं देख सका है। लारों की सामाजिक 
स्वतन्वता की समस्या को उपस्यित करने में यह उउच्यास सफल रा है । 'नप्ट-नीड़' 
की चारलता बाल-विवाहिता है। प्रा॥्वारिक सीमापभ्रा मे वह बन्दिती है । उसको 
साहित्यकार के रूप मे प्रतिष्ठित करने का ४६ प्य महिला-समाज में दवाक्षा वा प्रचार 
करना है। उसमें पति भवित की भावना विद्यमान है । उसका प्रेम भन्तमुखी है । 
प्रमल के प्रति चार की रागात्मक-प्रवत्ति का विकास उमस्यास में सनोवेशालिक 
सवेदनाप्रो को प्रकट करता है। 'मध्यवतिती' कहानी मे पाचलसी का पलि के लिए 
त्याग महान उदात्त भावना से सिकत है । वह अ्रपनी सेवाप्नों के कारशा हैं। स्लुत्य 
है। पड़ौसिन' कहानी में बाल-विधवा के क्या चित्र का अ्रकत हुआा है - 

मेरी पदोसिन बाल-विभवा है । बढ़ मानो शिशिर के शभ्राँमुश्ो से भीगी हुई 
कुन्द कली के समान डठल से अलग हा गई है । झौर किसी को सुहाग रान के लिए 
नहीं, बल्कि केवल देव-पृजा के जिए ही उत्कर्ष कर दी गई है ।' 

““ रवींद्र कवा-कूप्ज, पृ० १५ 

'दो बहने! उपन्यास में नारी के मातृत्व को तथा उसके प्रगायिनी रूप को 
स्थिर किया गया है। शशाक अपनी पत्ती में स्‍्नेहमयी सावधान माँ को छापा देखता 
है। गत: उसका पुरुष प्रतुप्त रह जाता है। उर्मी उस प्रभाव को पूछ करती है । 
रवीद्र का मत है |क 'सत्री जहा सती है, पुरुष को वहीं ययवार्थ पौदय के लिए झ्वकाश 
मिलता है ।' 

“रवींद्र साहित्य, भाग है, पू० २। 

सक्षेप में रबीद्रताय जी के नारी चरित्रों के विधय में यह कहा जा सस्ता 
है कि उनके अधिकाश चरित्र पारिवारिक जीवन की पृष्ठभूमि पर भ्रवतरित हुए हैं । 
उनकी नारी में प्रशय भाव की अपेक्षा वात्सल्य और ममता का भाव ही प्रभिक है। मे 
पूर्ण रूप से घरेलू चित्र हैं। रवीद्र नाथ ने नारी को पुरुष से स्पर्धा करते वःली मं 
समान कर उसको पुरुता के रूप में ग्रहण किया है । नारी की प्रात्मा जीवन को 
सौंदर्य प्रदात करने वाले उपवररणों से सतुष्ट नहीं होती । वह सौंदर्य मी है, इसोजिए 
सौंदयंपूर्ण वातावरण ही उसका अपना क्षेत्र है" । उलके जीवन का ध्येय पुदंध का 
भनुकः रा करना, उसके समानांतर चलना या उससे प्रतित्पर्दा करता नहीं है। उसकी 
प्रकृति भिन्न है, श्रत: उसका कार्यक्षेत्र भी भिन्न होना जाहिए । वह पुरुष की सहायिका 
है, उसको निर्देशिका भी । परन्तु सहयोग और निर्देश का प्र्थ नकल करना, झनुकरण 
करना और इससे विशेष स्पर्धा करना कदापि नही है । उसे भपना सही स्थान जोजना 


१-- दिलीप कमार राय : एमांग द ग्रेट, पृ० १७४ | 





( ५४१ ) 


है, दूसरे के स्थान की पूर्ति नही करनी है । उसके द्वारा समाज का कल्याण अपने 
धर्म के प्रति निष्ठावान रह कर ही किया जा सकता है। प्रेम और पारिवारिक जीवन 
तारी के यथार्थ क्षेत्र हैं। इन्ही की पीठिका मे उसके व्यक्तित्व का विकास होना 
श्रेयस्कर है । 


जिस प्रकार से रवीद्र जी के नारी चरित्र मेथिलीशरण जी की नारी-कल्पता 
के भ्रधिक निकट प्रतीत होते है, उसी प्रकार शरतचन्द्र तथा बकिमचन्द्र के नारी 
पात्र प्रेमचन्द जी के नारी पात्रों के समान सामाजिक विषमताओ की पृष्ठभूमि में 
चित्रित हुए है । बफ्िम जी की कृति “रजनी मे वृद्ध विवाह की कुरोति पर प्रहार 
किया गया है। ललित लवग का कैशाय राम सदय के बुद्धत्व से बाघ दिया जाता है । 
पुरुष नारी को सामान्य सम्पत्ति के रूप में ग्रहण करता है, जिससे नारी के व्यक्तित्व 
का हनन होता है। शरत्‌ के उपन्यासों मे यह भावना भ्रधिक विस्तार से प्रेमचन्द के 
विस्तार की भाँति प्रकट होती है। 'बड दिदि” की माघवी बाल-विधवा है । सुरेन्द्र 
के प्रति वह निसर्ग भावना से श्राक्ृष्ट होती है । उसका रूप, उसका यौवन, उसकी 
निराश्रयावस्था में उसके लिये प्रभिशाप बनता हैँ । वह गाँव छोडकर चली जाती 
हैं। उसमे संयम की गहन गम्भीरता विद्यमान है, इसीलिये उसका चरित्र उच्छू खल 
नही हो पाया है। उसका चरित्र उदात्त गुणो से पूर्स है तथा उसकी शुश्नता श्रद्धा 
स्पद है । 'रामेर सुमति' की नारायणी में भी इसी सद्वृत्ति का विकास दिखाया गया 
है। वह अपने चरित्र की उच्चता में "हिमालय से भी महान्‌' हैं । उमका व्यक्तित्व 
वाह्म सधर्षों के बीच पिस कर कशा-करण बिखरता प्रतीत होता हैं । फिर भो कहीं 
अति मानवीय गुणों को प्रतिष्ठित करने की चेष्ठा नहीं की गई हैँ । चद्धताथ में 
विधवा-विवाह की समस्या को उठाया गया हुँ । विघत्रा को विवाह की स्वीकृति 
प्रदान करने में सबसे बडा भय समाज का है, इस कथन की पुष्टि की गई है ॥। 
पबिदुर छेले! की बिदो भी इसी प्रकार का दुभग्यपूर्णा जीवन बिताती है । बिराज 
बहू' में भारतीय गृहिणी का ब्रादर्श प्रतिष्ठित किया गया है । उसकी सकत्प शक्ति 
एवं घारित्रिक दुढ़ता इस कृति की मूल सवेदना है । 'परिणीता” की ललिता के 
सानसिक सम्थान में शरत्‌ के नारी पात्रों मे स्वाभाविक मूलभूत गहराई का श्रभाव 
है । उसका जीवन विराज-बहू की प्रपेश्ा श्रधिक् सरल भौर सुलभ हुआ्ला है । “चरित्र- 
हीन मे फिर से विधवा-विवाह के प्रइव को उठाया गया है + सावित्री इसी कारण, 
कि वह विधवा है, सतीदा को अपना सकने में प्रसमर्थ रही है । परतु यहा शरत्‌ की 
नारी का विद्रोह मुखरित होता है । उसमे बौद्धिक जागृति का सम्पूर्ण उन्मेष पहली 
बार शरत्‌ साहित्य में प्रतिलक्षित हुआ है । यहा से उनकी नारी सावित्री! के समाच 
पतिभक्त और 'भगीरथी” के समान पवित्र नही रह जाती । वह अटल पति-भक्ति पर 


( ४४० । 


भी विश्वाय नहीं करती । यहीं से मातलित संरर्यों को धआारस्भ होता है श्र शरद 
प्रेमवन्द जी में 7ट कर प्रमाद जी के तिकट प्रतीत होते लगते है । 'चग्पिनोन' की 
फिरण को समाज के विधान से भय नहीं / । कामिए ग्रर्वा का बच् दीवन के सत्य 
से बड़ा न मानती | किरगामर्य के चरिश्राकन से रत रा इ जतर पर्म्पराओ्रो एव 
ग्रकल्यागाकारी पिथ्वामों का ध्वस कार्य +रत दीया पते है ज॑बा आझागे नलकर 
प्रसाद जी के साहित्य में प्रभूत मात्रा में दपण्णिगित होता है | दिखा प्रेम-भाव की 
स्वनत्र अ्तिठा का आदर्श लकर उपस्थित होती है । उगके चारितिक प्रसयवों में 
प्रेम ही सब-प्रमुष है । उसकी स्थल भावनाझ्ों का उदार समक्ी प्रर्म-जाप्रित वासना 
का परिणाम है । यह मनोविश्लेपरप-प्रबि शरत्‌ में किरणसे ही भ्रा-म्भ होती है। 
शर्त इस अ्रर्त के माध्यम से यह घोषणा करने प्रतीत होते है [# सारी औओबन का 
पर्याय प्रेम ही है । पत्ति प्रेम के ग्रमाव में वढ़ सतीश, दिवाकर और ह5॥सपेद्र से प्रेम 
करती है झौर मुग्य बान तो यह है कि वह इसे बरा भी नही मानती । 'वबरिजद्धीन' 
मे प्रेम ता दुहरा संघर्ष प्रतिलक्षित होता है । किरग को व्यमिचार बुद्ध के पीछे 
एक सामाजिक कारण है। वह स्वय इस उच्छु खलता के लिये उत्तरदायी नहीं है । 
समाज भी समान रूप से जिम्मदार है | नारी के स्वतत्र प्रेम के प्रादर्क का 'तेष 
प्रदन' में व्यवस्थित भ्रभ्िष्यक्ति प्राप्त हुई है । इस कृति में एकनिस्ठा के बझ्राददयं को 
इस प्रकार नितात निराधार घोषित कर दिया गया है-- 

लोत के खिचाव से कौन कब पास आ जाता है भर कब दूर चला जाता 
है, इसका हिसाब कोई नहीं जानता" ।' 

शेच-प्रइन” को कमल प्रणय भावना को शुद्ध मनोविज्ञान की पीठिका पर 
प्रस्थापित करती है। उसके विवाह सम्बन्धी स्िद्धात प्रचलित माम्यताप्रों के प्रतिकूल 
बैठते हैं। वह विवाह सस्वा की भ्रसफलता और खोखमपन पर व्यग्य करती है -- 

“वह तो श्रनभिज्न यौवन का पागलपन नही है । बहुदर्शी गुरुजनों द्वारा किया 
गया कार्य है। सपते का मूलभ्न नही है -भाखों मे देखी हुं। पके आरादभियों द्वारा 
जात पड़ताल की हुई शुद्ध वस्तु है? । वह प्रणव असग मे जातात “व साम्प्रदा/क 
भेद-भाव पर भी विश्वास नहीं करती तथा हृदय के सम्मिलन को ही महत्व प्रदान 
करती है । 

शरत्‌ की दूसरी कृतियों मे एक झोर यदि नाड़ी का शान, उदास स्वरूप 
चित्रित हुआ है, तो दुमरी झोर उनकी विवशता की, झभावों को भोर उसके प्रति 
प्रपार दयनीयता की कहानी भी प्रस्तुत की गई है । 'श्रीडात' को राजलध्मी दया, 


जवीले का ८ ०कपर लिप कफ. एन शॉनपणकराजुकली: कम धक्के सेततन्‍्मरलएईम हददहे 


१--राम स्वरुप चतुर्वेदी : क्षरत्‌ के नारी पात्र, पृ० ७५ पर उुँकथित । 
२--नही, पृ० २४३ पर उत्क्थित । 


( ५४३ ) 


ममवामय है, साथ ही स्पष्टवादिनी झ्लौर सहज अभिमानपूर्ण भी । वेश्या का जीवन' 
व्यतीत करने पर भी वह व्यभिचार बुद्धि से रहित है । उसे भारतीय सतोपव के 
आदर्श पर गर्ग है और जब उसे इस प्रकार रहने का अ्रवकाश मिलता है तो वह उनका 
पूर्ण निर्वाह भी करती है । इसी प्रकार भागीरथी अपनी चारित्रिक शुद्धता और उदात्त 
गुणों मे बडी महान्‌ प्रतीत होती है । दिवदास” की पारो एग गृहदाह की मृणाल 
भी इसी कोटि की सदवत्तिपूर्ण महिलाए है । दूसरी श्रोर, 'पडित भा शाइ' की कूसुम, 
'पल्ली समाज की रमा तथा 'अरक्षणीया' की दुर्गा अपने दुर्भाग्य को विस्तुत, कभी 
समाप्त न होने वाली कहानी सुनाती है । 

'गृह-दाह की भ्रचला का चरित्र-निर्माण मनोवेज्ञानिक पीठिका पर हुआ है । 
भ्रचला में मानसिक सघर्ण की विस्तृत भूमिका निर्मित हुई है। यहा भी एकनिए्ठ जेम 
की लोक मान्यता पर कुठाराघात किया गया है और नारी के स्वतत्र व्यक्तित्व की 
प्रतिष्ठा की गई है । 

वारी का सुल्य' में शरत ने नारी के प्रति की गई सामाजिक क्ररताभ्ों पर 
कठोर व्यग्य किए है । उनका मत है कि यह विश्वास है कि नारी का सतीत्य प्ररु 
के लिए उपादेय है, नारी पर पुरुष को ऋरता है? । देवत्व की प्राड लेकर पुरुष ने 
नारी की दुदंशा की है । वेश्यावुति और सम्बन्ध विच्छेद पर भी उनके विचार 
बहुत ही स्पष्ट हैं। बगाल में वेदया-गणना के आधार पर कुछ तथ्य प्रकट हुए हैं । 
वेदया-वृति अपनाने वाली महिलाओ्रों मे ७० प्रतिशत सधवा है तथा ३० प्रतिशत 
विधवा । इसका कारण प्राथिक दा रद्य अववा पति या कुदुम्बियों के अत्यधिक 
अत्याचार शौर उत्पीडन है । 

दारत्‌ समाज का श्र नर श्रौर नारी के रूप मे लेते हैं। उनकी माम्यता है 
कि समाज में नारी के पतन से तर आर नारी दोनो का हू अ्रनिष्ट होता है। उन्होने 
नारी के सामाजिक अधिकारों की जोरदार वकालत की है। उसे पुरुष के समान 
सामाजिक स्वीकृति देने का प्रयास किया है । सामाजिक रूहिवादिता पर जिसने उसके 
व्याकेत्व का हुतन्‌ कार्य कर डाला है, व्यग्य उपस्थित किये है और नारी के प्रण॒ाव- 
भाव को मनोविज्ञानक भाव-भूमि पर अभिव्यक्त किया है। इस सम्बन्ध में वे नारी 
भ्रौर प्रेम को पर्याय मात कर चले हैं तथा उसको भी पुरुष के समान हो प्रणाय की 
सुविधा प्रदात करते का समर्थन करते हैं। पथर दावी में भारती के चारत्रॉकत में 
राष्ट्रीय भारता का भी समावेश किया गया है । और इस प्रकार से उन्होने नारी- 
सम्बन्धी उन सभो प्रसगो को अपने साहित्य में स्थान दिया है, जिल्हे प्रसाद ज्ञी प्रपने 
साहित्य मे लेकर चले है । 

१०-“तारी का मूल्य, देखिए पृष्ठ ४। 
२--नारी का मूल्य, देखिए पृष्ठ १० । 


( ५४४ ) 


झाधुनिक मराठी लेखकों मे ना० सी० फडके, वि० स० ज्ञाप्डकर, मामा 
वरेरकर तथा शि० चौगुल का नाम उत्लखतीय है। चोगुल जी की साहित्यिक पृष्ठ- 
भूमि प्रेमचन्द जी को ही भाति ग्रामीण है| झ्तः ग्रामीण नारो जीवत की समस्याप्रो 
पर प्रकाश डालने का प्रयास इनके साहित्य में अधिक हुग्ना है तथा साथ ही. गआादर्शा 
स्थापना की चेष्टा भी रही है। 'जमीदार को बेटी भें मुन्नी को शिक्षा में प्रवीर 
विवेकशील और विचार पूर्ण बनलाया है। इस उपन्‍्यास को कमा वरतू अन्‍्तर्जातीय 
विवाह तथा शिक्षित एवं आयू में अधिक युवतियों के विवाह की समस्या पर शेष रूप 
से प्रकाण डालती है। मामा वरेरकर के 'हक के गुलाम में बहु-विवाह प्रथा पर 
व्यग्य हुआ है । साम'जिक से शाता तथा सारी के वैधव्यपूर्ता जीवन बी विषपर्मताए 
इस उपन्यास का विपय रही हैं। ना« सी० फडके तथा वि० स० खाण्डकर की प्रवृत्ति 
मूलत: रोमान्टिक रही है । रत्री ध्रौर पुरुष के स्वाभाविक निसर्य सम्बन्धों पर विदलि- 
पणात्मक निषार्ष लेने तथा अ्रन्तभाविनाओं के से «थे को प्रस्तुत करने का प्रयास ही 
भ्रधिकरहा है। 'मूलसी-मजरी' (साण्डेकर) शो कुसुम इसी संघर्ष का शिकार है । 
इसी कृति की नमुताई के चरित्र में अर्नाड शा की नारो सम्बन्धी भावना भ्रभिव्यक्त 
हुई है, जो पुरुष को अपना भोज्य बनाती है। मनोवैज्ञानिक संघर्षा के बित्रगा के 
साथ साथ, रूढवादिता १२ कठोर व्यग्य एवं सामाजिक नानक मास्थतागों के रोखतने 
परत का यथार्थ चित्रण खाण्डक्र जी की तह नियो में दृष्टिगत होता है, जा उनके 
साहित्यिक विस्तार को महत्वपूर्ण बना देता है । 


। 


उडिया उपन्यासकार फ़कीर मोहन सेनापति प्रेमचंद की परम्परा में प्राते हैं। 
'छ; बीपषा जमीन' में भगिया यथा जीन 'गोदान' की घनिया के समानान्तर चलता है । 
मलयालम भाषा का चेमस्मीन (मछुवारें : ले० तकथी शिव वाकर किले) तटवर्ती 
प्रदेशों के निवासियों की कहानी प्रग्तुत करता है; कशतम्मा का प्रशाय सनोबेलशानिक 
मनोभूमि पर खिन्नित हुआ है तथा विभिन्न रूढिया दिता एव विषवासों के होते हुए भी 
मनोविशलेषरणा-विज्ञान की पृष्ठभूमि ही प्रधिक सुदृढ़ बन पड़ी है। 


तो, हम प्रसाद को नारी कल्पना के नैभिन्य की बात कह रहे थे | जहाँ तक 
समकालीन हिन्दी साहित्यकारों का प्रदन है, हम इतना भ्रवष्य कहना चाहेंगे कि गुष्त 
जी के नारी पात्रों में भ्कित सास्कृतिक शोर पारिवारिक रूप के भतिरिक्त भी प्रसाद 
जी की तारी कल्पना में कुछ शोर है। जो नया है श्र जिसकी भ्रजिम्यक्ति प्रसाद 
जी ने भ्पने मौलिक ढंग से को है। प्रसाद जी की नारी-कल्पना गुप्त जी की प्रपेक्षा 
झ्रधिक विस्तुत भाव-भूमि पर भ्रभिव्यक्त हुई है । गुप्त जी में भ्रन्तसंधर्य पूर्णो चित्र 
नहीं मिलते, प्रसाद जी का कथा-साहित्य इससे झ्ापूर्ण है। गुप्त जी के साहित्य में 
विशज्रष्ट चरित्र भ्रपवाद रूप में ही भा सके हैं, उनको सांस्कृतिक लेखनी भ्रसत्‌ भाव 
का स्पर्श करने से जैसे हिचकतो रही है, इसके विपरीत प्रसाद जी ने सतृ-भसत व्यव- 


(५४५ ) ' 


हार-प्राःरं, कल्पना-यथार्थ आदि सभी पक्षों को भ्रपनी साहित्यिक चर्चा का विषय 
बनाया है | प्रमचचद में सामाजिक पक्ष की प्रधानता है। सामाजिक स्तर पर प्रेमचन्द 
ज़ी ने नारी वर्ग के वाह्य सघर्ष को प्रसाद जी से अविक भौर खूब बारीकी तथा 
खूब विस्तार के साथ चित्रित किया है। प्रसाद जो ने भी नारी वी समाजगत स्थिति 
के चित्र उपस्थित किए हैं, परन्तु प्र मचन्द जो की अपेक्षा बहुत कम । विशेष रूपए से 
हुछ कहानियो में शुतस्वामिनी, जनमेजय का नाग यज्ञ और काल में । तितली में 
भी इसपे सम्बन्धित बरान मिलते हैं, परम्तु प्रससवश ही । यदि सामाजिक विषमता 
के जितरा में प्रेमचन्द जी प्रसाद नी से बहुत भागे हैं तो नारी के सॉस्कृतिक एवं 
राष्ट्रीय स्वरूप के सद्र्म में प्रसाद जो प्रेमचन्द को काफी पीछे छोड देते हैं । 


झथ भारतीय साहित्यकारों के विवेत्रन में बगाली लेखकों के वाम सर्ण प्रथप 

ध्राते हैं। रवीद्र की नारी-कल्पना में सामाजिक सुधारों की योजना ती है लेफन 
नारी के प्रति वे एक पूर्ण निर्मित दुष्टिकोरा लेकर चले प्रतीत होते हैं। उनके सभी 
नारी-पात भच्छे हैं, सत्‌ हैं और यदि बुरे हैं तो मात समाज की करता के कारण ही । 
रबीन्द की नारी-कल्पना श्रद्धासरतद रही हैं। दूसरी बात, उन्होने नारी के पारिवारिक 
भादर्श को प्रसाद से भ्रघ्िक महत्व दिया प्रतीत होता है। इतना अधिक कि उनकी 
ॉरी-मूवुना कहीं कही पर एकाॉगी सी लगती है । प्रसाद जी रवीन्द्रनाथ जी से 
ग्रधिक प्रगतिशील हैं। उन्होंने भारतीय सस्कृति का आदर्श तो माना है, परन्तु सामा- 
जिक जागृति और क्रान्ति की अझवहेलना नहीं की है। उस आलोक में नारी के 
भ्रध्तिकारों के प्रति उपेभ्षा का भाव प्रकट नहीं होने दिया है। उन्होने भी सुधार-यीजना 
पर विश्वास किया है। परन्तु विशेष परिस्थितियों में क्रान्ति को भी उचित ठहु गया 
है। रवीन्द्र इतना नहीं बढ़ सके हैं। यह क्रान्ति तो शरत्‌ के परवर्ती सारित्य में 
प्रतिलक्षित होती है। हरत के नारी पात्रो की प्रसाद के नारी पात्रों से भ्रच्छी तुलना 
हो सकती है। शरत प्रसाद जी से किसी भी क्षेत्र मे (नारी के राष्ट्रीय स रूप के 
अतिरिक्त) कम नहीं है। उन्होने प्रसाद जी से भधिक नारी की वस्तु स्थिति को सम- 
भने, समझाने शोर सुलफाने की चेष्टा की है। सामाजिक रूढ़िवादिता पर उनके प्रहार 
अताद जी से +म कठोर नही रहे हैं। तथाकथित नैनिकता की उन्होंने भी घज्जी 
उड़ाई है । उनकी नारी प्यार करते के भ धकार की माँग पेश करती है। वह साहस- 
शीजा है। रूढ़ि ते बाधाओं को, जिसने उसके व्यक्तित्व का विकास भ्रतरुद्ध कर दिया 
है, वह़ तोड़ डाल के लिए तत्वर है। उनके 'चरिश्रद्वीन' की किरण १६१४ की 
(चरित्र हीत के अकाभन की ति'थ) नारी ने लग कर १६६४ की नारी लगती है, 
झौर उस समय ऐसी तारी का जिव्रारन और उसका पक्ष-समर्थने लेखक के भ्रमित 
साहस का ही परिचायक् कहा जा सकता है। शरत्‌ निद्चितत रूप से नारी चित्रण के 
विविध पक्षों में प्रसाद जी के समान और कही १ ही उनसे श्रधिक प्रर्गा'शील एव 
साहस युक्त जान पड़ते हैं। उनका दृष्टिकोश प्रसाद जी की प्रपेक्ष, अधिक ययाथ्थंबादी 


(४४७)... 


दुूस ) और विशिष्ट बर्दीय नारी वर्ग पर भी (अश्रपनी सख्या मे बहुत ही कम) जो भ्र्थ 
धोर ठोचारिक विकास के बल पर पहने प्रकार की तारी से एक दम विपरीत दिशा 
में अऋग्रवर हो रहा था, उनकी दृष्टि पड चुकी थी | सामाजिक स्वास्थ्य के लिए यह 
ग्रावश्यक था कि इन दो विपरीत दिशा्रों में जाने वाले नारी-वर्ग के बीच एक सामस॑ं- 
जम्य पूर्ण प्रादर्श की प्राप्ठा हो । इन दो विपरीत आदशों के मध्य एक समभोता 
हो, जिससे समाज के सुगमतापूर्णा विकास में कोई बाघा उत्पन्न न हो सके | प्रसाद 
जी ने ऐसा ही किया है। पिछले पृष्ठ पर हम कह भाए हैं कि मनोगैज्ञानिक पीठिका 
पर उकहोने सपर्धात्मक जित्र प्रस्तुत किए हैं। परन्तु प्रन्‍्त मे इन विषम चरियतो में 
सामजस्य पूर्ण स्थिति का निर्वाह भी हुमा है। प्रसाद जी की नारी प्रपने गेचारिक 
पक्ष में भी मावनामंप्री है । उसमे बोद्धिक पक्ष प्रधान नहीं है। व्यभिचार चुद्धि सदा 
भ्रसत्‌ को शोर प्ररित करती है। भअनतदेवी, मागन्धी, तथा विजया के चब्त्रि इसी 
मात को पुष्ट करते हैं । उधर देवसेना, मालविका तथा श्रद्धा श्रादि उदात्त चरित्र 
धपनी सपर्पात्मक परिस्थिति में भी उदात्त गुणों से युक्त होकर जीवन में सामरस्य 
की ग्राद्-रथायना करत हैं । इसी सामजत्य पूर्ण स्थिति की प्रतिष्ठा प्रसाद का भादकें 
रहा है, जो भ्राधुनिक समाज की सघरषरत नारी के लिए स्वस्थ निर्देश है । कोसी 
बोौद्धिकता से सत्‌ भाव का विकास नट्रो हो पाता, इसके लिए भावात्मक पृष्ठभूमि की 
महतो भावश्यकता है । प्रताद जी ने, मानव को इडा के पास छोड़ती हुई श्रद्धा के इन 
धाकदों में इसी समय भाव को प्रभिव्यक्तित प्रदान की है--- 

वहु तकंमयी तू श्रद्धामय 

तू मनन शील कर कर्म भभय 

इसका तू सब संताप निचय 

हर ले, हो मातव भाग्य उदय ४ 

“+कामायनी, पृष्ठ २४४ 


संदर्भ ग्रन्थ 
प्रसाद-साहित्य 


काव्य--- 
कामायनी, झसू, लहर, भरना, महाराणा का महत्व, प्रेम-पथिक, करुखालय, 
कानन-कुसुम । 
नाटक 
स्‍्कन्दगुप्त, अजातशत्र, चन्द्रगुप्त, प्र वस्वामिनी, विशाख, कामना," जनमेजय 
का नागयज्ञ, राज्यश्री, एक घू ट । 
उपन्यास--- 
ककाल, तितली, इरावती । 
कहानी-स ग्र ह--- 
आकाशदीप, इँद्रजाल, प्रतिध्वनिं, आधी, छाया । 


विविध विषय--- 
काव्य और कला तथा अन्य निबंध, चित्राधघार । 


अ्रन्य साहित्यिक कृतियां 


ध्रयोध्यातसिह उपाध्याय 'हरिप्रोध' 
प्रिय प्रवास, अधखिला फूल, कल्पलता। 
ध्रभुतराय 
कस्बे का एक दिन, कठघरे, भोर से पहले । 
भरमता प्रीतन 
पिंजर, डा० देव । 
प्रशय 
शेखर एक जीवनी (भाग १ व २), नदी के द्वीप, जय दोल । 
उपेंद्रनाथ 'अइक' 


अलग-अलग रास्ते, कैद और उडान, जय पराजय, पक्का गाना, काले साहब, 
पत्थर अल पत्थर, कहानी लेखिका और जेहलुम के सात पुल । 


(५५० ) 


किशोरीसाल गोस्वामों 


आदर्श सती, राजवु मारी, स्वर्गीय बुसुम, सुख स्वेरी, मालती माधव । 
किशोर साहू 


नागिने भौर बलबूुले । 


गुतमक्त सिह 
कुसुम कुझज, नुरजशा उनकी 
कोनंद कुमार 
त्याग पत्र, सुनीता, परर, वातायन | 
कमाबोर भारतो 
 गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां थोड़ा । 
मरेंद्र शर्मा 
मिट्टी और फूल, प्रवासी के गीत, प्रभात फेरी । 
मोरज 
... विभावरो, नीरज की पाती, दर्द दिया है, दो गीत । 
भ्रम धन 


प्रम घन सर्भरव (भाग १) । 
प्रताप वारायण भिश्र 
प्रताप नारायण मिश्र प्रन्यावली (माग १) ! 


ला] 


प्रमेचद 
बरदान, प्रतिज्ञा, निर्मला, काया कत्प, कर्मभूमि, रंगभूमि, सबने, ग्रोदान, 
भंगलसूत, सेवा सदन । 
बलदेव प्रसाद मिश्र 
शंगार शतक | 
बाबू छेदीलास 
धबलोनति पद्ममाला । 
बाज! संगवानदीन 
पंच रतन । 


सतरगिनी, मिलन, यामिनी, धार के इधर-उधर । 
बालकृष्ण भ्ठू 
माधवी-माघव, नल-दमयंती, सौ भ्रजान एक सुजान, भट्ट निमंधानसी 
(माय १, २) । 
सिर्यातन, दो बहनें, उतार-चढ़ाव । 





( ५५१ ) 


भगवतीचरण पघर्मा 
तीन वर्ण, आखिरी दाव, अपने खिलौने, इस्टालमेट, दो बाके, राख और 
चिगारी । 
भारत भषरा श्रग्रवाल 
शो अप्रस्तुत मन । 
सारतेंदु हरिस्चद्र 
भारतेंद ग्रथावली (भाग ११ २) । 
मेबिलीवरण गुप्त 
भारत भारती, किसान, पचवटी, जयद्रथ वध, द्वापर, साकेत, यद्योधरा, वैदेही 
वनवास, सिद्ध राज । 
महादेवी वर्मा 
ग्रतीत के चलचित्र, पथ के साथी, श्ुखला की कडिया, साध्य गीत । 
मार्कण्डय 
पान-फूल, हसा ज।ई अकेला । 
यशपाल 
देशद्रोही, दादा कामरेड, मनुष्य के रूप, दिव्या, उत्तमी की मा, तुमने क्‍यों 
कहा था मैं सुन्दर हू । 
राजेंद्र यादव 
खेल-खिलौने, उखडे हुए लोग । 
राम विलास शर्मा 
रूप-तरग । 
रामधारी सिह दिनकर' 
रश्मि रथी। 
रामानद तिवारी 
पार्गती । 
राभकुमार वर्मा 
रूप-राशि, रजत-रश्मि । 
राधाकृष्ण दास 
महारानी पद्मिनी, दुखिनी बाला, निस्सहाय हिंदू । 
रामचरित उपाध्याय 
राम चरित चितामरिं । 
राममरेश त्रिपारी 
मिलन, पथिक, स्वप्न । 
लक्ष्मीनारायण पिश्र 
सिंदूर की होली, मुक्ति का रहस्य, व-सराज । 


किशो रीः 
किशोर २ 
गुरुभक्त । 
जोनेंद्र कु 
धर्मदोर 
नरेंद्र दार 
नोरज 
प्रेस घन 
प्रताप न॑ 


प्रमचद 


बलदेव ! 
बाब छेव॑ 
याबा स॑ 
खरूचन 

बालकू५० 


(भाग १ 
भयवतो 


( ५४५ ) 


लक्ष्मीनारायश लाल 
बया का घीौगनला और गाय । 
व॒न्दावनलाल वर्मा 
मृगनयनी । 
विनोद रमख्तोगी 
रुपया, रूप और रोटी । 
सुयकांत त्रिपाठी 'निराला' 
अनामिकरा, परिमल । 
सुमित्रानदन पत 
पलब, ज्यों सना, यूग बागी, ग्राम्या, पाच कहानिया । 
सोहनलाल द्विवेदी 
हुकार, चित्रा, वासती झुशाल । 
सियाराम शरण गुप्त 
गोद | 
ओरीघर पाठक 
भारतीय वीणा । 
हरिकृष्ण प्रमी 
रक्षाब्रधन, छाया । 
अनूदित कृतियां 
बर्नाई शा 


मिसेज बारेन प्रग्रेजी से भनदित 

स्टीफेन प्वीग की कहानियां! न 
रवीद्र साहिन्य, भाग १, २, ५, ६ और ८ | बगना से अ्मृद्दित 
शि० चौगुले जमीदार की बेटी मराठी से प्रनदित 
सामा वरेस्कर हुक के गुलाम है हे 
ना० सी० फडके बस न० बारा कं दा 
वि० स० खाडेकर भुलसी मजरी हर !! 

दो मन दे ट 

प्रीति की खोज स्‍्प ड़ 
फकीर मोहन सेनापति रू बीघा जमीन उड़िया से अनृदित 
तकणी शिव शंकर पिल्‍ले मछवारे मलयालम से भ्नदित 
समरसेट माम शैतान में ख़दा प्रग्रेजी से भ्नदित 
प्रसाद सम्बन्धी समीक्षा प्रंथ 
नद दुलारे वाजपेयी जयदाकर प्रसाद 
रासलाल सिंह 


कामायनी अनुशीलन 


गुलाबराय 
इंद्रताथ मदान 
परमेश्वरीलाल गुप्त 
जगन्नाथ प्रसाद शर्मा 
विनय मोहन शर्मा 
प्रेमशकर 

फतेहसिह 

रामरतन' भटनागर 
रामनाथ सुमन 

विनोद शकर व्यास 
खण्डलवाल स्तातक 
सुधाकर पाण्डेय 
महावीर अश्रधिकारी 
जगदीश नारायण दीक्षित 
द्वारिका प्रसाद 
शम्भुनाथ पाण्डय 


पुशीला कुमारी, विमला कुमारी' 
प्रसाद परिषद द्वारा सकलित 


अ्रन्य समीक्षा ग्रथ 


शैल कुमारी 

लक्ष्मी सागर वाण्णय 
सुधींद्र 

रामचद्र शुक्ल 
रामरतन भटनागर 
किशोरीलाल गुप्त 
राजेंद्र प्रसाद शर्मा 
गगा बख्शा सिंह 
उदय भानु सिंह 
श्री कृष्ण लाल 
नगेंद्र 


( ५५३ ) 


प्रसाद जी की कला 

जयशकर प्रसाद चितन व कला 

प्रसाद के नाटक 

प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन 
कवि प्रसाद--आसू तथा श्रन्य क्ृतिया 
प्रसाद का काव्य 

कामायनी सौंदर्य 

प्रसाद साहित्य और समीक्षा 

प्रसाद को काव्य साधना 

प्रसाद और उनका साहित्य 

महाकवि प्रसाद 

कामायनी समीक्षा, प्रसाद की कविताए 
जयशकर प्रसाद, जीवनी कला और क्ृतित्व 
प्रसाद के नाटकीय पात्र 

कामायनी में काव्य, सस्कृति और दर्शन 
भ्र्‌ वस्वामिनी और प्रसाद 

प्रसाद जी की नाटय कला और अजातशत्र 
प्रसाद के उपन्यास और कहानिया 

प्रसाद का साहित्य 


आधुनिक हिंदी साहित्य मे नारी भावना 
झाधुनिक हिंदी साहित्य 

हिंदी कविता में युगातर 

हिंदी साहित्य का इतिहास 

भारतेदू हरिए्चद्र 

भारतेदु तथा अन्य सहयोगी कवि 

हिंदी गद्य के निर्माता--बालक्ृष्णा भट्ट 
द्विवेदी युगीन निबंध साहित्य 

महाबीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग 
आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 
प्राधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तिया 


किशोर 
किशोर 
गुदभत्त 
छोमड । 
धर्मदोः 
नरेंत्र 5 


नीरण 


भताप 


प्रेभश्॑ंव 





डा० देवरशाज 

राम स्वसू्ण चतुर्वेदी 
भोलाशकर व्यास 
महिद्र भटनागर 
कंडलर 

भार, ए स्काट 
इब्ल्यू, एन, हड़सन 
जान एम पूरी 

ला सिमफोनीपेस्टोरेल 


समाज दाएत 
ए., एग, अहतेकार 


नीरा देसाई 

सी, वाई चितामरिग 
मार्गरेट हैं, कजिन्स 
श्रद्कला हा। 

एच, सी. ई. ज़कारिया 
एनी बीसेंट 


मोहनदास करमचद गा५धी 


धामस 

इकबाल सिंह, राजाराब 
बलेवरडन 

जैनसन 

भर्नेस्ट प्रोवज 

लण्डब री तथा फोन हम्‌ 
जान फिट्ज्सीमन्स 

सर ए. भन्राहुम 

हैरी बेस्ट 

छा भो पी. भीम 


( ५५४ ) 


|| रस 
,. झापनिक हिंदी कथा साहित्य में मनोविज्ञान 


परत के नारी पात्र 

सर7 वि कवि दर्शन 

समस्या मूलक उपस्यासकार प्रेम चंद 
एस्पयटस झाफ माने डामा 

फिप्टी बसे आफ इर्लिश लिटरेंचर 
कोट्स एफ्ट हज पोयडी 

वीट्स एड ते सा यर 

प्राद गिड़ 


दे पोजिशन झाफ वीमन हने टू सिवलो- 
जन 

वीमन हम माहने हणितया 

शविशियन सोगल सिफार्ग 

४ण्डियन वीमन हड | हे 

हिंद वीमन एड 7४7 पयुखर 

स्निसिंट हृण्हियां 

बैक प्रष इण्डिया 

बिल्डर भाफ न्यू इण्डिया 

फार इण्हियाज़ प्रम-"लिप्ट 

वीमन 

बीमन एप मेरिज इन दण्टिया 
अही दर इण्डिया 

द वीमस सफरेण मूवरमैंट इस कनाडा 
दे रिवोह्ट भ्राफ अमेरिकन बीमत 
दे पग्रमेरिकन वीमन 

माडाने वीमत--द लास्ट सेपस 
वीमन टु डे 

बीमन--मैन्स इक्वल 

द सोवियट स्टेट एण्ड इट्स इन्सपैक्शन 
बीमन भ्राफ मार्ड्म फ्रास 

द॑ वीमन इन पोलैंड 


६] 
| 


( ५५४ ) 


वाई एम रेगे 
ए आर देसाई 


विवेकानद हि 
अर्मदिव दास्त्री 

संकलित 

सकलित 

इतिहास 

स्मिथ, भूजी तथा लायड 

स्मिथ 





पनिकक्‍्कर 
रति भानु्सिह नाहर 


शराजनौोति 
ए एम बुच 
वी पी सीतारमैया 


र 
लॉस लाजपतराय 
सी. वाई. चितामरिण 


सस्कृति, दर्शन, भनो विज्ञान, अर्थंद्रास््र 


(दिनकर' रामधारी सिट 
देवराज 

वेलवेंकर तथा रानाड़े 
बल्देव उपाध्याय 
ग्रदुवंशी 

दीवानचन्द 


वीमन इन नाजी जर्मनी 

बीमन इन सोवियंट रशिया 

वब्हीदर वीमन 

सोदाल बैंक ग्राउण्ड आफ इण्डियन 
नेशनलिद्म 

भारतीय नारी 

हिमाचल प्रदेश की आदिम जातिया 
वीमन आफ इण्डिया 

बसतताल मुरारका स्मृति ग्रथ 


वल्ड हिस्टरी 

द झ्रावसफोड्ड हिस्द्री श्राफ इण्डिया 

द कैम्ब्रिज हिस्द्री आफ इण्डिया 

हिंदुम्तान की पुरानी सम्यता 

ग्लिम्प्सस आफ वलड हिस्द्री 

ए सर्वे आफ इण्डियन हिस्द्री 

प्राचीन भारत का राजनीतिक व सास्कृतिक 
इतिहास 


रादज़ एण्ड ग्रोथ श्राफ लिबरइज्म 
हिस्द्री आफ द इण्डियन नेशनल काँग्रेस 
(भाग १व ४) 

यग इण्डिया 

एण्डियन पालिटिक्स द म्यूटिनी 


सरकृति के चार प्रध्याय 
सम्क्ति का दार्शनिक विवेचन 
हिग्ट्री आफ इण्डियन फिलासफी 
भारतीय दर्शन 

देव मत 

पश्चिमी दर्शन 


स्टाउट 

सिन्हा 

जाधर एण्ड बरी 
शाम शास्त्री 
देवदत शास्त्री 


जोीवनों तथा विविध 
मोहिनी मोहन गोग्वामी 
हरिश्विद्र विदयालकार 
वित्राव ज्ास्त्री 

एच कुजरू 

कालिदास 

दिलीप कुमार राय 


पत्र-पत्रिकाएं श्रावि 


( ५५६ ) 


मेनप्रल भ्राफ साइकलोजी 
मलोषिज्ञान 

कुणिहियन टकानोमिक्स 
कोटित्य का प्र्शशास्त्र 
कौदिलीय भ्र्धवारत्र 


विवेकानंद चरित्र 

मड़पि दयानंद सरवतो 
सरित्र कोष (मरादी में) 
जी के देवधर 
झभिजशञान शाकुत्तलम्‌ 


एमास द ग्रेट 
दे एनसा इबलोधी डिया भ्र्मारिका 


झालोचना प्रक २५ व २६ 

कह्यारा (नारी विशेषांक) 

वनस्थली विज्यापीठ विवरण पत्रिका 

मर्धर बालिका विशज्ञापीठ का सक्षिस संविधान 
मरधर महिला शिक्षण -सघ का संविधान । 
सरस्वती (१६०६--१६५५८) 

खांद (१६२५--१६४२ ) 

विशाल भारत (१६३०--१६५१) 

माधुरी (१६२३---१६ ४७ ) 

साहित्य संदेश (१९५०--१६५६ ) 


१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४७ 
शव 
१४६ 


पक्ति 


कै ट्ठे ७0 
३० 
दे ३ 
२५ 
१० 


१४ 
२१ 


९ 
१६ 
७ 


व 
2१० 


१४ 
१४९ 
२६१ 


शुद्धि-पत्र 
भशुद्ध 


समस्या 
वेयक्तिक 
जागरुकता 
प्रतिमा 
कालीत 

थी 

और 
अ्रन्तविरोध 
वेधानिक 
गिरिदिडहश 
सख्या 
निर्माण के 
मालावारी 
विववाह 

की 

निषेद 
विशेद 
परिध्धितियी 
आवश्यकना 
सक्रातम 
वेध 

नामक 
सिफारिस 
उच्छरसखलता 
इैशिक 
वेशिष्ठ्य 
जागरुक 
ध्यान 
पारीवारिक 
निरूमणा 
सस्थाओं 
स्वीकृति 
प्रवेश कर 
घुमिल 

का 

की 

घ्री 

भयो' 
ग्रोचक 


शुद्ध 


सदस्या 
वैयक्तिक 
जागरूकता 
प्रतिभा 

पूर्व कालीन 


ग्रोर 
श्रत्तविरोध 
बेंधानिक 
गिरिदिह 
सस्था 
निर्माण मे 
भालाबारी 
विवाह 
को 
निषेध 
विशेष 
परिश्थितियों 
भावश्यकता 
सकामक 
बंध 
नायक 
शस्फारिश 
उच्छ खलता 
दौक्षशिक 
वेशिष्ठय 
'जागरूक 
ध्यान 
पारिवारिक 
निरूपण 
संस्थाएं 
स्वीकार 
प्रवेश कर बता 
घूमिल 
पके 
घरी 
गयो 
झोौचक 


भ्र 
लोकिकता 


सपे 

प्रमधन 
वापाव 
निम्परा 
प्रभधन 
'विषपमभोषध म्‌' 
चलाप्रोी 
उच्छ रखल 
पैशाविक 
गश्न पात 
पूनविवाहू 
फैलया 


या 
'वर्षा विस्दु' 
प्रेमधन 
संभ्मत 
विवाद 


* हैक 


शुद 
लौकिकता 


भप 

प्रमधन 
बंधाव 
निरूपगा 

को 

प्रमघन 
'विपमौषधम्‌ 
अलायों 

की 

उच्छलवल 
पैशायिक 
गर्भपात 
पुनविवाहू 
फुलाय 

'वर्षा विरदु' के 
प्रमधन 
सम्मव 
विवाह 
इ्ते 


बल धो 
सहधरमिणी 
लेखकों 


झपनी झभोर भाकषित 
विकास 


प्रतिपादन 

साहित्यकार 

जागरूकता 
बुरामस्था 


० 
प्रति 

क्री 
द्वारा 


विषता 
व्यग्य 


गहन 


